तथा 
हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


( एक गवेषणात्मक अध्ययन 


आगरा विश्वविद्यालय की पीएच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध 


डॉ० बदरीनारायण श्रीवास्तव 
एम० ८०, पीएच० डी०, यू० पी० ६० एस०, 
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, काशी नरेश 
गब्नेमेन्ट कॉलेज, ज्ञानपुरु, 


हिन्दी परिषद्‌ 


प्रयाग विश्वविद्यालय 


प्रकाशक--- 
हिन्दी परिषद्‌ 
विश्वविद्यालय 
प्रयाग 


प्रथम संस्करण, १६५४७ ई० 


मुद्रक--- 
आज्ञाद प्रेंस, 


ऋणषितुल्य स्वर्गीय पिताजी 
श्रीमान महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव 
तथा 
तपरत्याग-प्रतिमा श्रद्धेया माताजी 


श्रीमती रामदुलारी देवी 
को 


भू 


: ' सादंर समपित 


परिचय 


प्रस्तुत अन्थ लेखक के डी० फिल० थीसिस का परिवद्धित और संशोधित 
रूप है। आगरा विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस कार्य का निरीक्षण मेरे 
सुपुदं किया और मुझे भी अपने पुराने, प्रिय और होनद्वार विद्यार्थी को 
खोज के कार्य में दीक्षित करने में विशेष प्रसन्नता हुईं | श्री श्रीवास्तव का ध्येय 
प्रारम्म से ही केबल डिगरी प्राप्त करना नहीं था, बल्कि प्रस्तुत विषय का 
सर्वागीण अध्ययन करना था । सयोग से श्रयोध्या आ्रा जाने के कारण आपको 
अपने कार्य को अ्रग्नसर करने मे विशेष सहायता प्राप्त हुई । 


रामानन्द सम्प्रदाय का यह एक प्रकार से प्रथम विस्तृत और वैज्ञानिक 
अध्ययन है जिसे हिन्दी, सस्कृत तथा भारतीय इतिद्दास के विद्यार्थी समान रूप 
से उपयोगी पार्यगे | रामानन्द स्वामी की जीवनी, रचनाओं, सम्प्रदाय के 
इतिहास तथा दर्शन, भक्ति और कमकाड के विवेचनों में डॉ० श्रीवास्तव ने 
प्रचुर मौलिक सामग्री दी है तथा अनेक सदिस्घ स्थलों पर नया अकाश डाला 
है। थीसिस के इस पूर्वार्श भाग के श्रधिक विस्तृत हो जाने के कारण मैंने 
उत्तरा््द भाग, श्रर्थात्‌ हिन्दी साहित्य पर रामानन्द सम्प्रदाय के प्रभाव वाले 
श्रेश का, सक्तिस विवेचन करने की श्री श्रीवास्तव को सलाह दी | तो भी थीसिस 
का आकार ४०० पृष्ठों से अधिक हो गया। 


भ्री बदरी नारायण श्रीवाक्तव की इस महत्व पूर्ण कृति को हिन्दी के 
विद्यार्थियों और विद्वानों के समझ रखने में मुझे गब और संतोष श्रनुभव 
हो रहा है। डी० फिल० की डिगरी के बहाने डॉ० श्रीवास्तव हिन्दी को 
एक महत्वपूर्ण भक्ति घारा का उच्च स्तर का अध्ययन उपस्थित करने मे 
समर्थ हुए. हैं । मुक्े भविष्य में डॉ० श्रीवास्तव से खोज के ज्षेत्र में बहुत कुछ, 
आशाएँ हैं । 


हिन्दी विभाग ) धीरेन्द्र.बर्मा 
विश्वविद्यालय, प्रयाग कार्तिक, सं० २०१४ 


निवेदन 

प्रस्तुत प्रबन्ध में रामानन्द-सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसके प्रभाव 
का अध्ययन किया गया है। मध्ययुगीन हिन्दी राम-भक्ति-साहित्य के मूल 
प्रेरणा-सोत स्वामी रामानन्द जी ही थे, इसमे सन्देह नहों। आचार्य प्रवर 
प० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास” नामक भ्रन्थ से 
“कबीर! का परिचय देते हुए लिखा है, “इसमे कोई सन्देह नहीं कि कचीर को 
राम-नाम” रामानन्द जी से ही प्राप्त हुश्रा |”? इसी प्रकार तुलसीदास का भी परि- 
चय देते हुए आचाये शुक्ल ने लिखा है, “यद्यपि स्वामी रामानन्द जी की शिष्य- 
परम्परा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम-भक्ति की पुष्ठि निरन्तर होती आ 
रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे पर 
हिन्दी साहित्य के ज्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्ज्वल प्रकाश विक्रम की सन्नहवीं 
शताब्दी के पूर्वादद मे गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ |... 
रामभक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्तशिरोमणि द्वारा 
सगठित हुआ जिससे हिन्दी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरम्म हुआ |?” 
आचाय शुक्ल के इन कथनो से स्पष्ट है कि हिन्दी-साहित्य के दो महान्‌ कवियों-- 
कबीर और तुलसीदास-का उचित मूल्याकन करने के लिए स्वामी रामानन्द 
जी की विचारधारा से परिचित होना अत्यावश्यक है | खेद है, स्वामी जी की 
इस महत्ता से परिचित होते हुए भी उनके जीवन-बृत्त, उनकी रचनाओ तथा 
उनकी विचारधारा का कोई समुचित अध्ययन अब तक नहीं किया गया था। 
'फलतः कबीर और तुलसीदास ने किस सीमा तक उनसे प्रभाव अहण किए थे, 
इसकी वैज्ञानिक जाच नहीं हो पाई थी। एक ओर रामानुजाचाय की शिष्य- 
परम्परा मे मान कर उन्हें विशिष्टाह्वेत का पक्का अनुयायी कह दिया गया 
श्रौर दूसरी ओर उनके जीवनदृत्त तथा उनकी रचनाओ के सम्बन्ध मे पर्यास 
खोज नहीं की गईं, जिसके फलस्वरूप विद्वानों को 'कुछ आनुषगिक बातों का 
सहारा? ही लेना पड़ा है। प्रस्तुत अ्रध्ययन इन्ही कमियों की पूर्शि का अपने 
दड़ का एक प्रयासमात्र है। 


र्‌ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव! 


प्रबन्ध को दस अध्यायो में विभक्त किया गया है। प्रारम्भ में राबानन्द 
सम्प्रदाय की धार्मिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए. एक भूमिका भी जोड़ दी 
गई है । रामानन्द की विचारधारा का उचित मूल्याकन करने के लिए. भूमिका 
में वैष्णव धर्म का विकास, दक्षिण के आलवार भक्तों एवं रामानुजाचाय की 
विचारधारा, मध्ययुगीन धामिक वातावरण तथा प्रमुख भक्ति-सम्प्रदायों--निम्बाक, 
मध्व तथा विष्णुस्वामी--के दाशनिक सिद्धान्त एवं तत्कालीन राजनैतिक एवं 
सामाजिक परिस्थितियों का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। लेखक 
ने इस सम्बन्ध में विभिन्न विशेषशों के मतों का अपने ढग' पर सकलन एव॑ 
सग्रह किया है। अन्य के प्रथम अध्याय में रामानन्द स्वामी के जीवन, उनकी 
रचनाओ तथा रामानन्दी सम्प्रदाय के अध्ययन की आ्राधारभूत सामग्री को पूरी 
खोज करके उसका उचित मूल्याकन किया गया है | इस सम्बन्ध में रामानन्द- 
सम्प्रदाय के निकट सम्पक॑ में आकर लगभग समस्त प्राचीन एवं अर्वांचीन 
अन्थों की खोज तथा संकलन, उनसे प्राप्त सूचनाओ की प्रामाशिकता की जॉच 
एवं हिन्दी-साहित्य के प्रमुख विद्वानों के मतों की आलोचना आदि लेखक की 
अपनी देन है | द्वितीय श्रध्याय मे रामानन्द स्वामी का जीवनबृत्त प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया गया है | इस सम्बन्ध में प्रचलित मतमतान्तरों की पूरी आलो- 
चना करके लेखक ने प्राचीन उपलब्ध सामग्री तथा, सम्प्रदाय में प्रचलित 
मत के आधार पर स्वामी जी के जीवनबृत्त की एक ख्परेखा प्रस्तुत को है ॥ 
इसके पूर्व इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया था | इस दृष्टि से प्रस्तुत 
प्रयाल अपनी विशिष्ट मौलिकता रखता है | तृतीय अध्याय में रामानन्द स्वामी 
के प्रन्थ और उनकी प्रामाणिकता पर विचार किया गया है ॥ लेखक ने स्वामी 
जी के नाम पर प्रच्नलित प्राय: सभी ग्रन्थों की बड़े परिश्रम से खोज की है। 
इसके लिए, उसे रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वानों एवं उनकी कृतियों के निकटतम 
सम्पक में आना पड़ा है। अयोध्या के कितने ही व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक 
पुस्तकालयो की उसे पूरी छानबीन करनी पड़ी है। सम्प्रदाय के वृद्ध एवं 
मान्य भक्तो के भी मत का इस सम्बन्ध में संकलन किया गया है। रामानन्द 
के नाम पर प्रचलित विभिन्न हिन्दी पदों एवं सस्क्ृतः स्तोच्नों का संकलन भी 
बहुत ही परिश्रम से किया गया है। इस प्रकार कुल मिला कर स्वामी जी के 
अन्थों के सम्बन्ध में यह अध्ययन श्रपनी विशेष मौलिकता रखता है। स्वामी 
जी के अ्न्थों की प्रामाणिकता की जाच के लिए लेखक ने प्रकाशित अम्थों को 
एकाधिक प्रसियों की विस्तृत तुलना की है और साथ ही! विभिन्न विरोधी मतों: 
की इस सम्बन्ध मे उसने विस्तृत श्रालोचना भी की है| अनेक पुष्ठ प्रमाणों 


निवेदन रे 


के अभाव में उसने स्वामी जी के नाम पर प्रचलित कुछ भ्रन्थों को छोड़ कर शेष 
सभी को अप्रामाणिक ही माना है | प्रस्तुत प्रबन्ध की रचना के लगभग एक व 
बाद सभा ने 'रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ? नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। उसमे 
आई श्रधिकाश रचनाओं के सम्बन्ध में मैने जो विचार अपने ग्रन्थ मे व्यक्त किए, 
हैं, उनमे अब और दृढता आगई है। वस्ठुत ये सभी रचनाएँ नितान्त ही 
अप्रामाणिक हैं। सप्रदायों के साहित्य की छानबीन करने वाल्ले विद्वान्‌ इस बात से 
अपरिचित नहीं कि ज्यो-ज्यो साम्प्रदायिक धारणाश्रों में प्ररिवतंन होता जाता है, 
स्यो-त्यों अनेक नए. ग्रन्थ परवर्ती विद्वानों द्वारा लिखे जाकर संप्रदाय के मूल 
प्रवत्तक के नाम पर प्रचलित कर दिए जाते हैं। 'रामानन्द की 'हिन्दी रचनाएँ? 
सभवतः 'तपसी शाखा? तथा कबीरपथी विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं और रामानन्द 
को योगी सिद्ध करने के लिए उनके नाम पर प्रचलित की गई हैं | 
चतुर्थ अध्याय में रामानन्द-सम्प्रदाया का इतिहास तथा उससे 
सम्बद्ध शाखाश्रो का विस्तृत अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन लेखक की 
अपनी वस्तु है । स्वय रामानन्द-सम्प्रदाय मे भी इस प्रकार का कोई श्रध्ययन 
उपलब्ध नहीं हे। विभिन्न प्रामाणिक सामग्री के आधार पर इस शअ्रध्याय 
में रामानन्द-सम्प्रदाय की उत्पत्ति, उसके विकास एवं अन्य सम्प्रदायों के उस 
पर पड़े प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया गया है। साथ ही कुछ प्रसिद्ध गादियों 
की गुरुपरम्परा तथा कुछ प्रसिद्ध मक्तो के जीवनचरित एवं उनकी रचनाश्रों पर 
भी प्रकाश डाला गया है | रामानन्दी-श्रखाड़ों का भी इस सम्बन्ध में विशेष 
अध्ययन किया गया है और उनके सम्बन्ध में जो कुछ भी सामग्री प्रकाशित 
अथवा मौखिक रूप से मिल सकी है, लेखक ने उन सभी का संकलन किया 
हे। इस प्रकार यह अध्ययन धार्मिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व रखता है | 
पंचम श्रध्याय में रामानन्द-सम्प्रदाय की दार्शनिक विचारधारा का विवेचन किया 
गया है। इस सम्बन्ध में प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर स्वामी जी के मत का 
अध्ययन किया गया है, साथ ही आनन्दभाष्य” का मत भी दे दिया गया है। 
इस प्रकार का कोई अध्ययन रामानन्द-सम्प्रदाय में भी अ्रब तक नहीं हुआ था । 
इस दृष्टि से यह अ्रध्ययन लेखक की अपनी विशिष्ट मौलिकता है । संभव है, 
सेखक की अ्रल्पविद्याबुद्धि के कारण इसमे कुछ न्रुटियाँ रह गई हों, फिर भी 
उसका यह प्रयास कम महत्वपूण नहीं कहा जा सकता | षष्ठ श्रध्याय में 
शमाननद-सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति का विवेचन किया गया है। इस सम्बन्ध में 
भी लेखक ने सम्प्रदाय के मौलिक ग्रथों के आधार पर स्वामी जी के विचारधारा 


तथा अन्य प्रमुख विद्वानों के मतों का विस्तृत श्रध्ययन किया है।साथ ही 


है रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


'आनन्दभाष्य/” का भी मत दे दिया गया है। यह अध्ययन भी लेखक की 
मौलिक विशेषता है। सस्म अध्याय मे सम्प्रदाय के पूजा-सिद्धान्त तथा उसमे 
कमकाएड के महत्व और स्थान का रक्षेप मे अध्ययन किया गया है । यह पूरा 
का पूरा अध्ययन लेखक की अपनी मौलिकता है । 


अधष्टम अध्याय में हिन्दी कवियो पर रामानन्दी दार्शनिक सिद्धान्तो के प्रभाव 
का बहुत ही पूर्ण एब विस्तृत अध्ययन किया गया है। इस सम्बन्ध मे तुलसी- 
दास, कबीर और मैथिलीशरणगुप्त को ही विशेष रूप से चुना गया है। अन्य 
कवियों का अध्ययन विस्तार भय से छोड़ दिया गया | इस सम्बन्ध मे लेखक 
की मौलिकता का निशंय सुधीजन ही कर सकते हैं | इसी प्रकार नवम अध्याय 
में हिन्दी कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया 
गया है। यहाँ भी तुलसी, कबीर ओर मैथिलीशरण गुप्त को ही विशेष रूप से 
इस प्रभाव का मूल्याकन करने के लिए चुना गया है | इस प्रकार का अध्ययन 
हिन्दी में पहली बार ही हो रहा है | यह लेखक की अपनी मौलिकता है। दशम 
श्रध्याय में रामानन्द स्वामी तथा उनके सम्प्रदाय का स ल्षिेत्त मूल्याकन किया 
गया है | यह प्रस्तुत श्रध्ययन का निष्कर्ष है। 


इस अध्ययन के सम्बन्ध मे मैं सर्वे प्रथम प्रो ० ए० सी० बनर्जी का कंतन्न 
हूँ, जिन्होंने मुझ्ते प्रयाग विश्व विद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ० धीरेन्द्र 
वर्मा, एम० ए०, डी० लिट० ( पेरिस ) की देखरेख में इस शोध कार्य को 
सम्पादित करने की अनुमति इृपया प्रदान की थी । पूज्य डॉ० वर्मा जी तो मेरे 
मुख्य पथ-अदर्शक होने के साथ ही मेरे गुरु भी हैं। यह उनकी असीम 
उदारता का ही परिणाम है कि मै इस कार्य को इतने अल्पकाल मे ही सम्पादित 
कर सका हूँ। मै पूज्य डाक्टर वर्मा जो के ग्रति किन शब्दों मे कृतशता-प्रकाश 
करूँ, समझ में नहीं आता ! मैं डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी तथा डॉ० रामकुमार 
वर्मा का भी इृतज्ञ हैँ, जिनके बहुमूल्य सुझावों से मैने पय त्ि लाभ उठाया है। 
डॉ० मुशी राम शर्मा तथा प० अयोध्यानाथ शर्मा जी ने प्रस्तुत शोधकार्य मे मेरी 
अत्यन्त सहायता की है, मै उनका भी अ्भारी हूँ। श्री साकेत महाविद्यालय, फ़ेजाबाद 
के आचाय डॉ० हरिहर नाथ इककू, एम० ए०, डी० लिट्‌० का मै विशेष रूप से 
आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अ्रध्ययन को सुचारुरूप से सम्पादित करने के 
लिए. श्रनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की थी। बस्तुतः उनकी इस महती 
उदारता छेबिना फ़ैजाबाद जैसे स्थान मे रह कर यह कार्य हो ही नहीं सकता 
था | प्रो० रघुबर मिट्‌ट्‌ लाल शाज््री जी ने अध्यात्मरामायणु? पर अपना निबंध 


निवेदन फू 


देकर मुक्के बहुत ही उपकृत किया है, मैं उनका विशेष रूर से आभारी हूँ । 
आचाय ज्षितिमोहन सेन तथा रेवरेंड फादर डॉ० कामिल बल्के, एस० जे० 
भी मेरे पथ मे सहायता को है, मै उनका भी आभारी हैँ । 


मद्ात्मा अजनीनन्दनशरण को मै इस सम्बन्ध में कभी भूल नहीं सकता, 
जिन्होंने रामानन्द-सम्प्रदाय की प्राचीनतम एवं अ्रप्राप्य पुस्तकों को मे प्रदान 
कर इस अध्ययन में मेरी अ्पूव सहायता की है| यदि उनकी कृपादृष्टि न होती 
तो मै नही कह सकता कि यह अ्रध्ययन पूरा होता भी | मैं उनका बहुत ही 
आभारी हूँ । ० रामकुमारदास रामायण? ने भी अनेक साम्प्रदायिक पुस्तकों 
को प्रदान करने की उदारता दिखलाई थी, मै उनका भी कृतज्ञ हूँ | इनके श्रति- 
रिक्त जिन अन्य विद्वानो की कृतियों एवं परामर्शों से मैंने लाभ उठाया है, मै 
उनका भी कृतज्ञ हूँ । सभव है, किन्ही विद्वानों के मतो को आलोचना करने में 
मुझे कुछ अप्रिय सत्य भी कहना पड़ा हो, किन्तु यह उनके प्रति मेरी सम्मान- 
भावना को किसी प्रकार कम नहीं करता | 


मै अपने परीक्षकों का अत्यन्त आभारी हूँ, जिनके बहुमूल्य सुमावों को 
यथासंभव अपनाकर मैने इस ग्रन्थ को अधिक उपयोगी बनाने की चेष्टा 
की है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध को टकित करते समय मेरे प्रिय शिष्य प॑० राधेश्याम त्रिपाठी 
श्याम ने जिस अद्भुत कार्य-तत्परता का परिचय दिया, वह बहुत ही प्रशंस- 
नीय है | मेरी समस्त शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। ग्रन्थ के प्रकाशन की मेरी' 
प्राथना स्वीकार करने मे हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग विश्वविद्यालय, ने जो उदारता 
दिखलाई है उसके लिए. मै उसका चिरऋणी हूँ। मुद्रण की सुन्दर व्यवस्था 
के लिए आजाद प्रेस, प्रयाग, के अधिकारीगण का भी मै हृदय से कृतश्ञ हैँ। 


पुस्तक में जो भी ञ्रुटियाँ रह गई हो, लेखक उनके लिए क्षमाप्रार्थी है । 
रामभक्ति-साहित्य के अध्ययन में यदि इस प्रबन्ध से हिन्दी तथा अन्य भाषा - 
भाषी विद्यार्थियों का कुछ भी लाभ हो सका, तो मैं श्रपने परिश्रम को सफल 
समझगा | 


वाराणसी 
श्री गाँधी जयन्ती, स० २०१४ बदरी नारायण श्रीवास्तव 


पृष्ठ 


३१० 
९७ 
८ 
४१ 


६& 
४ 4 
छर 
० 
जप 


&२ 
5९०३, 
२०४ 
११४ 
११४ 
१२३ 
१४१ 
१५४ 
१७६ 
२४० 
२४० 
२४१ 
२२५७ 
२६६ 
२७२ 
२६५ 
२६६ 
२३६ 
२६६ 
३०२ 
४६६ 


पक्ति 


रे 
३० 
१५ 
२६ 
य 
२२ 
२४५ 
घ््‌्छ 
है; 
३० 
२७ 
२६ 
अतिम 
99 
२४ 
२७ 
न 
श्४ 
९४ 
ब्बेट्रर 
श्प 
२6 
श्र 
श्द 
२३ 
९२ 
२४ 
श्द 
३७० 
रे 
#१० 


श्ष 


शुद्धि-पत्र 
अशुद्ध 


विनय नगर 
उपलब्धि 
करते 
हथानबे 
बन्दों 
काब्य 
जान्हवी 
प्रवरतेके 
वृद्धि 
तदर्धच 
पर्यटक्षवनमिमास्‌ 
श्रीवैष्णवमताब्ज भाष्कर 
3 99 

विश्वकोर 
प्रमद 
करण 
रसानन्द 
सर्वागी 

99 
भूपदीप 
विश्वजात*“*यदवतमखिल 
बातों इवनरपि 
द्विजातिरच्छन्दरयं 
स्वकरमवज्ञान 
नाड़ाशुभद्वार 
अपहतपा पत्वादि 
सशयलमिताय॑ते 
चारस्त्यहिंसा 
अयन्तु-नय: 
हरेश्चरस्थस्य 
ग्रादुरभच्छिव 
सबकी 


शुद्ध 


विजय नगर 
उपलब्धि 

कतुं 
छयानबे 
बन्दौ 
काव्य 
जाह्नवी 

प्रवत्तेके 
बुद्धि 
तदर्दच 
पर्येटन्षवनी मिमाम्‌ 
श्रीवेष्णबमताब्भ मास्कर 
99 $3 

विश्वकोष 

प्रमाद 

कारण 

रामानद 

सरबगी 

959 

धूपदीप 
विश्व॑जात***यदवितमखिलं 
बातो 5वनिरपि 
द्विजातिरिच्छन्धरण 
स्वकर्मविज्ञान 
नाड़ीशु भद्वार 
अपहतपाप्मत्वादि' 
सशयत्वमितीर्य॑ते 
चास्त्यहिंसा 
अंयन्ति"*नथ: 
हरेश्चराचरस्थस्य 
प्रादुभू चिछव 

सबके 


विषय-सूची 
भूमिका--धार्मिक पृष्ठ-भूमि 
अथमग अध्याय--अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा 


द्वितीय अध्याय--रामानन्द स्वामी का जीवन वृत्त 


तृतीय अध्याय--रामानन्द स्वामी के भ्रथ और उनकी 
प्रामाणिकता 


चतुर्थ अध्याय--सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ 


पंचम अध्याय--दाशेंनिक सिद्धान्त का 


पृष्ठ अध्याय--भक्ति-पद्धति 
सप्तम अध्याय--पूजा-सिद्धान्त तथा कर्मे-कांड का महत्त्व 


ओर स्थान कक 


अष्टम अध्याय--हिन्दी कवियों पर रामानन्दी दाशेनिक- 
सिद्धान्तों का प्रभाव : रामानन्द-सम्प्रदाय और तुलसीदास 
--रामानन्द और कबीर--रामानन्द-सम्प्रदाय और मैथिली- 
शरण गुप्त--रामानन्दी दाश्शनिक सिद्धान्त ओर अन्य कवि 


नवम अध्याय--हिन्दी कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति 
का अभाव : रामानन्द-सम्प्रदाय और तुलसीदास--रामानन्द 
ओर कब्रीर--रामानन्द-सम्प्रदाय और मैथिलीशरण गुप्त-- 
रामानन्दी भक्ति-पद्धति से प्रभावित अन्य कवि 


दशम अध्याय--निष्कषे 
परिशिष्ट १--सहायक-पुस्तक सूची 


परिशिष्ट २--रामानन्द-सम्प्रदाय के केन्द्र हि 


परिशिष्ट ३--नामानुक्रमणी 
परिशिष्ट ४--स्वामी भगवदाचार्य का पत्र 


९ 
६६ 


६६ 
१४५४ 
२३७ 
श्ज्प 


३१६ 


3३६ 


४०० 
४८४ 
४8८६ 
४०३ 
४०४ 
४५१६ 


संक्षेप और संकेत 


अआ० भा०--आ्रानन्द भाष्य 

उ० भा० स॒० प०--उत्तरी भारत की सत परम्परा 

क० प्र ०--कबीर ग्रन्थावली 

ह० प्र० द्विवेदी--दजारीप्रसाद द्विवेदी 

कवितावल्ी, उ० का०--कवितावली, उत्तर काणड 

जे० आर० ए० एस०--जनल अब दि रायल एशियाटिक सोसायटी अ्रव बंगाल! 

ना० प्र० स० रिपोर्ट--नागरी प्रचरिणी सभा की खोज-रिपोर्ट 

बीजक प्रे० च०--बीजक, स ० प्रेमचद्‌ 

भ० पु० तू० प्र---भविष्यपुराण तृतीय प्रतिसग पर्व 

सानस--श्रीरामचरितमानस 

सानस, बा० का०--श्रीरामचरितमानस, बालकाड 

सानस, अ० का०--श्रीरामचरितमानस, अयोध्याकाड 

सानस, आअ० का०--श्रीरामचरितमानस, अरणयकाड 

सानस, कि० का०--श्रीरामचरितमानस, किष्किन्धाकाड 

सु० का०--श्रीरामचरितमानस, सुन्द्रकाण्ड 

तल्० का०--भ्रीरामचरितमानस, लंकाकाण्ड 

उ० का०--भ्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड 

श्री रा० प० पं० रा० 2० दास--श्रीरमाचनपद्धतिः, स० पूं० रामटहलदास 

रा० ला० दास--रामनारायणुदास 

विनय--विनयपत्रिका 

श्री वे० म० भा०--श्री वैष्णवमताब्जभास्कर 

रश० 2० दास--रामटहलदास 

सं० स० कबीर, वर्मा--सक्तिप्त संत कप्रीर, डॉ० रामकुमार वर्मा 

हि० का० नि० सम्प्रदाय, ब््‌ वाल्--हिन्दो काव्य में निर्गण सम्प्रदाय, 

डॉ० पीताबर दत्त बथ वाल 

हि० सा० आ० इ०, वर्मो--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 
डॉ० रामकुमार वर्मा 

हि० सा० ३०, शुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल 


भूमिका 
धार्मिक पृष्ठ-भूमि 


रामानन्द स्वामी मध्य-युग के एक प्रसिद्ध वैष्णव सुधारक थे। अपने उदार 
दृष्टिकोण के कारण उन्होने भक्ति का द्वार ब्राह्मण-शुूद्र, शक्त-अशक्त, कुलीन- 
अकुलीन, पुरुष-त्ली समी के लिए. उन्मुक्त कर दिया था। उनके शिष्यों मे 
कबीर जुलाहा, धना जाट, सेन नाई, पीपा क्षत्रिय, रैदास चमार तथा सुरसुरी 
ओर पद्मावती आदि स्लियाँ भी थीं। वैष्णव धर्म के इतिहास में यह एक 
घटना द्वी कही जायगी, क्योकि रामानन्द के पूर्व के वैष्णव आचार्यों ने शुद्ध 
विचार की दृष्टि से तो भक्ति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बन्धन को स्वीकार 
नही किया था ( स्वय आलवार सतो में श्रनेक शुद्ध भी थे ), किन्तु व्यवद्दार 
के ज्षेत्र मे उन्होने खान-पान छुआ्रा-छूत सम्बन्धी समस्त आचार-विचार को 
प्रधानता दी थी। रामानुज प्रपत्ति के च्षेत्र मं जातिगत, कुलगत अथवा 
बर्गगत बन्धन को नहीं मानते थे, किन्तु उनके सम्प्रदाय में खान-पान सम्बन्धी 
शरैनेक बन्धन स्वीकार किए, गए, जो इस बात के प्रमाण हैं कि स्वय रामानुजाचार्य 
भी अपने उपदेशो के तक को पूर्णतया स्वीकार नहीं कर सके थे |* रामानन्द 
का महत्व इस दृष्टि से और भी अधिक बढ़ जाता है कि उनसे प्रेरणा पाकर 
उनके शिष्यों ने हिन्दी भापा को ही अपने भाव-प्रकाशन का माध्यम बनाया, 
जिसके फलस्वरूप मध्य-युगीन उत्तर भारत में एक अद्भुत जनजाशति आ 
गई। रामानन्द के पश्चात्‌ भी उनके सम्प्रदाय को जनता का इतना अधिक बल 
प्रात्त हुआ कि उत्तरभारत के लगभग समस्त वैष्ण॒व-सम्प्रदायो में रामानन्द-सम्प्र- 
दाय सबसे अधिक सुसगठित एवं जनग्रिय हो गया। फिर भी रामानन्द स्वामी 
का उचित मूल्याकन करने के लिए: वैष्णुव-धर्म के विकास की सक्तिप्त रूपरेखा 
सम्मुख होनी आ्रावश्यक है । 


१--इंण्डियन फिलासफौ-राधाकृष्ण॒न्‌ , पू० ७००८-०६ । 
€्‌ 


१० रामानन्द सम्प्रदाव तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


वैष्णव धर्म का विकास 
विद्वानों का मत है कि विष्णुभक्ति का मूल रूप बैदिक काल में ही मिल 


जाता है ।' कुछ ऋचाओं मे 'विष्युलोक के प्रति कामना”, “विष्णु को कृपा के 
लिए प्रार्थना” जैसी भावनाएँ भी व्यक्त की गई हैं |'कुछ अन्य विद्वानों ने नवधा- 
भक्ति, ब्रह्म के नराकार रूप तथा अबतारबाद के कुछ सकेत भी वेदों में पाए 
हैं |$ वहाँ विष्णु की शक्तियो का उल्लेख करते हुए: उन्हे त्रिविक्रम कहा गया 
है | वामनावतार का मूल यही कल्पना है ।* उन्हें सूयदेवता भी कहा गया है ।* 
भग की कल्पना-शुभाशीर्बादों का प्रदाता-भी वेदों मे मिलती है, जो श्रागे 
चल कर भगवान्‌ या भगवत्‌ को परमोपास्य मानने वाले भागवत घर्म का आधार 
बनी * । विष्णु वैदिक-युग के एक प्रधान देवता हैं। 

उपनिषत्काल में ब्रह्म के निगण-सगुण रूप की विवेचना अधिक हुई, 
किन्तु, निर्गुण की अपेक्षा सगुण का महत्व क्रमशः बढ़ता गया। बिष्प्‌ में 
मानवता के गुणों का आरोप हुआ्रा ओर उन्हें चरम प्राप्य माना गया | उनकी 
प्राप्ति के लिए. अहिसात्मक यज्ञो का भी विधान हुआ।” “बाल्मीकीय” 
रामायण में अ्रवतारबाद की पूरी प्रतिष्ठा हो गई, यद्यपि विद्वानो के मत से 
यह श्रश उसमे बाद में जोड़ा गया। 'सहाभारत” के पाचरात्र मत मे बेष्णव- 
धर्म की निश्चित रूपरेखा बन जाती है । सर आर० जी० भण्डारकर के मत से 
ईसा से ३००-४०० वर्ष पूर्व वासुदेव नामक देवता की उपासना का प्रचार था 
ओर इस घर्म के अनुयायी भागवत कहे जाते थे ।* विदेशियों ने भी इस घर्म 
को अ्रपनाया था। यूनानी राजा एन्टिश्रलकिडास के राजदूत हेलियोडोरस की 
परम भागवतों हेलियोडोरस” कह कर पुकारा जाता था।*” 


१--वही, ए० ६६७ तथा “सागवत-सप्रदाय”-बलदव उपाध्याय, पृ० २१-८७ 

२--“वैष्णव धर्म का विकास ओर विस्तार', कृष्णदत्त मारद्वाज, एम०ए०, कल्याण, वर्ष १६, 
अक ४, प० नददुलारे वाजपेयी द्वारा “मद्दाकवि सूरदास'ग्रथ मै पृ० २ पर उद्धुत । 

३--वही, पृ० ३ । 

४--भारतीय सस्कृति-शिवदत्त शानी, ए० २०७ । 

५-- शण्डयन फिलासफी-राधाऋृष्णनू , पू० ६६७ | 

६--वही, ६० द्६७। 

७---वैष्णव धर्म का विकास और विस्तार, क्ृ० द० भारद्वाज, कल्याण, वर्ष १६, झक ४ । 

८--ईैंडियन फिलासफी, ए० ६६७ । 

&-«वैष्णविज़्म आदि-मण्डारकर, पृ० ६ । 

१०--भारतीय सरक्षति, शिवदत्त शानी, ए० २३६-बेसनगर शिलालेख । 


भूमिका ११ 


नारायणीय सम्प्रदाय 

भण्डारकर ने महाभारत? के वैष्णब-सम्प्रदायों के सम्बन्ध में विस्तृत सूच- 
नाएँ भी दी हैं ।* “शान्तिपर्व! के अ्न्तगंत नारायणीय-अ्रंश से पता चलता है 
कि मेरु प्बत पर सर्वप्रथम इस धर्म का उद्घाटन हुआ, स्वायम्भुव से इस शास्त्र 
की उत्पत्ति हुई और भगवान्‌ की उपस्थिति मे इसका प्रख्यापन हुआ | भगवान्‌ 
के अन्तर्धान हो जाने पर चित्र-शिखण्डियो ने इस धर्म का प्रचार किया । काला- 
तर में यह धर्म वृहस्पति को मिला और बृहस्पति से पुनः वसुठपरिचर को । इसी 
अंश मे वासुदेव धर्म के मूल तत्वों का विवेचन भी किया गया है | वासुदेव को 
“भी आत्माओं का अन्तरात्मा और सबका ख्ष्टा? कहा गया है | संकषण, प्रदुम्न 
और अनिरुद्ध को क्रमशः जीवों का प्रतिनिधि, मस्तिष्क और आत्मश्ञान का प्रतीक 
माना गया है और कहा गया है कि ये सब्र आदिशक्ति के ही रूप हैं। वाराह, 
तृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि वासुदेव के ही अ्रवतार कहे गए हैं । 

भौतिक पापों के नष्ट हो जाने पर जीव अनिरुद्ध रूप में प्रवेश करता है 
और फिर मस्तिष्क बन कर प्रद्युम्न रूप मे, उसके पश्चात्‌ वह सक्षण रूप में 
प्रवेश करता है और फिर त्रिगुणों से युक्त द्वोकर परमात्मा वासुदेव में | कहा 
गया है कि यह वही धर्म है जिसका उपदेश वासुदेव से नारद को मिला, 
“हरिंगीता? मे जिसका निर्देश किया गया है श्रौर कृष्ण ने जिसका उपदेश 
अजन को किया था। इस धर्म का मूल है “अद्दिसाः | वसुउपरिचर के यज्ञ मे 
आरणयक-प्रणाली का अनुसरण करते हुए पशुबलि भी नहीं दी गईं थी ।* अ्रतः 
स्पष्ट है कि यह धर्म बौद्ध और जैन धर्मों की ही भाँति एक सुधार-श्रान्दोलन 
था, यद्यपि इसकी पूरी आस्था आरशण्यकों एवं परमात्मा मे थी। आगे चलकर 
सात्वतो ने इस धर्म को अपना लिया | 

नारायणीय-अश से यह भी स्पष्ट है कि पहले वासुदेव और उनके चतव्युहों 
की उपासना अज्ञात थी। परमात्मा को हरि? कहता गया और यज्ञों से पूजापद्धति 
एकदम मुक्त नहीं रही | कालान्तर मे वासुदेव ने भगवद्गीता मे वैष्णव धर्म: 
को एक निश्चित्‌ रूप दिया। उन्होने एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय ही चला दिया ॥ 
उनके भाई, पुत्र-पौन्नादि ने भी इसमे सहयोग दिया और वे परमात्मा के रूप तथा 
विभिन्न मनोवैज्ञानिक स्तरों के प्रतीक कहे गए | सात्वत जाति ने आगे चलकर 
इस धर्म को पूर्णतया अपना लिया | 

१--वैष्णविज्ष्म आदि, भंडारकर, पृ० ६-११ । 
२--सभूता, सवसभारास्तस्मिन्‌ राजन्‌ मद्ाक्रतौ | 

न तत्र पशुधातो5भूत्‌ स राजैव स्थितों ,भवत्‌ ॥ ( शातिपव ३३६ । १० ) 


श्२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सात्वत-घम 

महाभारत, विष्गुपुराण, भागवत तथा पातजल “महद्दाभाष्य/ के अनेक 
प्रमाणों द्वारा भएडारकर ने सिद्ध किया है कि 'दृष्णि जाति? का ही दूसरा नाम 
सात्वत था, वासुदेव, सकरषण, अनिरुद्ध श्रौर प्रदुम्न आदि इस जाति के सदस्य 
थे | वासुदेव इनके प्रधान देवता थे | मए्डारकर के अनुसार इस वाघुदेव धर्म 
के प्रवर्तक कदाचित्‌ वासुदेव नाम के कोई आचाय रहे होगे | 'पातंजल महा- 
भाष्यः और 'काशिका” में वासुदेव को बृष्णि-कुल का एक सदस्य कहा गया 
है । वेदों मे भी कृष्ण ऋषि का नाम आया है जो कृष्णायन गोत्र के प्रवत्तक थे । 
सभवतः आगे चल कर वासुदेव से उनका तादात्म्य हो गया और इसी आधार 
पर उनका सबचघ दृष्णि जाति से भी मान लिया गया। क्रमशः कृष्ण की सारी 
गरिमा वासुदेव में जोड़ दी गई । अन्य देवो से भी वासुदेव की अभिन्नता धीरे- 
धीरे स्थापित की गई और गोकुल-कृष्ण से भी उनका सम्बन्ध जोड़ा गया। 
सम्भवतः चतुब्यृहों को कल्पना बाद में की गई | भगवदूगीता में मस्तिष्क, 
चुद्धि, ज्ञान, अहकार, जीव श्रादि वासुदेव की प्रकृतियों की व्याख्या की गई है । 
बाद मे विद्वानों ने परमात्मा की इन प्रकृतियों को अनिरुद्धांदि मे साकार कर 
दिया । गीता मे विराट्स्वरूप का वर्णन करते समय वासुदेव को विष्णु कहा 
गया है | 
बासुदेव ओर नारायण में अभिन्‍नता 

अनेक प्रमाणों से भरडारकर ने यह सिद्ध किया है कि नारायय वासुदेव 
के पूववर्ती थे। महाभारत काल में जब वासुदेव की पूजा का प्रचार हुआ, दोनों 
में श्रभिन्नता स्थापित की गई | महाभारत! के बन पर में अजन और वासुदेव 
कृष्ण की समता नर-नारायण से की गई है । 
वासुदेव ओर विष्णु 

महाभारत-काल तक आते-आते विष्णु परमात्मपद तक पहुँच गए थे और 
इसी काल में, भश्डारकर के मत से, वासुदेव की उनसे अभिन्नता स्थापित की 
गई । भीष्मपर्व? में परमात्मा को नारायण और विधूएु के नाम से पुकारा गया है 
आर उनकी श्रमिन्नता वासुदेव से की गई है। “शान्तिपव? मे भी थुधिष्ठिर ने 
कृष्ण को विष्णु कह कर पुकारा है । 

स्पष्ट है, बासुदेव को प्रधान देवता मानने वाला वासुदेव धर्म सात्वतों द्वारा 
स्वीकृकघर्म था, महाभारत काल में यह भारत की विभिन्न जातियों एवं प्रान्तों 
में प्रसरित था, पौराणिक युग में यह सैनिक धर्म न रह्य और इसमें वैदिक देवता 


भूमिका १३ 


विष्णु से बहने वाली धारा, नारायणु--व्यापक तथा दाशनिक ईश्वर--की धारा 
ओर वासुदेव--ऐतिहासिक देवता--की धारा आदि मिल गईं | इन तीनो ने 
मिल्ल कर उत्तर वैष्िणव-धर्म का निर्माण किया | 
वासुदेव ऋष्ण ओर गोपाल कृष्ण 

भण्डारकर के मत से इन घाराओ्रे में एक ओर धारा आकर मिल गई, 
जिसने आधुनिक वैष्णव-धर्म को बहुत अधिक प्रभावित किया | बासुदेव कृष्ण 
और गोपाल कृष्ण मे अभिन्नता भी कालान्तर मे स्थापित हो गई | भण्डारकर के 
मत से आभीर जाति मे बाल-ईश्वर की उपासना प्रचलित थी, कदाचित्‌ क्राइस्ट” 
नाम का भी प्रयोग होता था। ईसा से लगभग २००-३०० वर्ष बाद उन्होंने 
उत्तर भारत में अपने राज्य स्थापित कर लिये थे। सम्भवतः क्राइस्ट” नाम के 
कारण वासुदेव कृष्ण का तादात्म्य बाल ईश्वर से हो गया। गोपियों की कथा बाद 
में आई होगी। सम्भवतः उनकी सुन्दर स्त्रियों की आर्थों ने पसन्द किया 
श्र गोपी-कृष्ण की लीलाएँ गढ़ दी गईं। किन्तु, भण्डार्कर के इस मत से 
अनेक विद्वान सहमत नही हैं। वे वैष्णव धर्म पर ईसाई प्रभाव सिद्ध करने की 
चेष्टा को अ्रप्रामाणिक एवं असगत समभते हैं। इनके तकों में पर्याप्त 
सार भी है। 


भागवत-प्रणाली और उचत्तरकालीन बेष्णव धर्म 


ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी ईसबी तक इस घम 
का कोई पता नहीं चलता | इसके पश्चात्‌ ही गुप्त वशी राजाओ को पिरम- 
भागवत? कद्दे जाने का उल्लेख मिलता है। उद्यगिरि पर चतुभुज भगवान्‌ 
की एक मूर्ति भी है जो कदाचित्‌ विष्णु की ही है। इसका समय ४०० ई० 
है | गाजीपूर मे भितरी नामक ग्राम मे पाए, गए, एक स्तम्भ पर साड्िन्‌ की एक 
मूर्ति है, जिसका समय स्कन्द का शासनकाल है। साह्लिन्‌ विष्णु ही थे। 
परणंदत के पुत्र चक्रपालित ने ४५६ ई०मे एक विष्णु-मन्द्रि की स्थापना की 
थी, जिसके एक शिलालेख में वामन की प्राथना की गई है। 


दक्षिण में वासुदेव-धर्म या वैष्णव-घर्मे 

' आलवार भक्त--भागवत पुराण के अनुसार कलियुग में भक्ति द्रविड 
देश में ही पाई गई। भागवत की रचना अधिक से अधिक आनन्दतीर्थ से 
२०० वर्ष पूर्व हुई होगी । अतः द्राविड तत भी ११वीं शताब्दी के पूर्व हो चुके 
होंगे | कृष्णस्वामी आयगर ने इन द्वाविड भक्तों के नाम समय की दृष्टि से इस 


३४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


प्रकार दिए, हैं :--पोयगै आलवार, भूतत्तार, पेय आलवार, नम्मालवार ( पराकुश 
मुनि ) ,परि-आलवार, आण्डाल, ( रगनायको ), तोश्डरडिप्पोलि ( विप्रनारायण ), 
तिरुप्पन आलवार, तिरुमड़िस आलवार | सस्क्ृत मे इन्हें सरोयोगिन्‌, भूतयोगिन , 
महद्योगिन्‌, शठकोप, विष्णुचित्त, गोदा, भक्ताघृरेशु, योगवाहन और परका- 
लालवार ( भक्तिसार ) आदि नामो से पुकारा गया है। इनके श्रतिरिक्त मधुर- 
कवि और कुलशेखर दो अन्य प्रसिद्ध श्रालवार भी हो गए हैं। परम्परा से 
प्रथम आलवार का समय ४२०३ ह० पू०--२७०६ ई० पू० माना गया है, पर 
यह नितान्त काल्पनिक है। मण्डारकर के मत से प्रथम आलवार का समय 
ईसा की ४ वीं या ६ वी शताब्दी था । 


आलवारों की विचारधारा 

आलवारों के गीत “्रबन्धम! मे संग्रहीत किए गए हैं। शठकोप के गीतो 
का सम्रह 'सहख गीति? नाम से किया गया है। इन आलवारों ने विष्यु या नारा- 
यण को ही अपना आराध्य माना था । डॉ० राघाकृष्णन्‌ के मत से इन आलवारों 
ने ईश्वर को प्रेमी मान कर उपासना की है। नम्मालवार ने लिखा है--ओ 
स्वर्ग के महत्वपूण प्रकाश, तुम भेरे हृदय मे हे और मेरे आत्मा का भोग कर 
रहे हो । मैं तुमसे कब एक हो जाऊँगा १?* डॉ० दीनदयालु गुप्त के मत से 
“आलवार भक्त सासारिक विषयों को अनित्य कहते थे। उनका विचार था 
कि भक्ति के साधन और प्रपत्ति-पू्ण आत्मसमपंण-द्वारा संसार के आवागमन 
से मुक्ति तथा विष्णु भगवान्‌ का सम्मिलन मिलता है। वे केवल विष्णु के ही 
उपासक ऐकातिक धर्म को माननेवाले थे। वे विष्णु को वासुदेव, नारायण, 
भगवद्‌, पुरुष आदि नामों से भी पुकारते थे | उनके मतानुसार भगवान्‌ विष्यातु 
नित्य, अनन्त और अखणड हैं, वे सतू-चित्‌ ओर आनन्दस्वरूप हैं, और जीवों 
पर कृपा कर अवतार भी लेते हैं। परन्तु अबतार लेने पर भी उनको अनन्त, 
अनादि ओर सतत सत्ता ज्यो की त्यों रहती है। वे मूर्ति रूप मे भी अ्रवतार लेते 
हैं। राम और कृष्ण उन्हीं के रूप हैं | कृष्ण की श्रानन्द क्रीढ़ाश्रों के रूप में 
वद्द विष्णु जीवों को आनन्द दान देता है। गोपियों के साथ की लीलाओ द्वारा 
वह पूर्णानन्द की अनुभूति कराता है। श्रालवार भक्त विष्णु तथा उसके अवतार 
कृष्ण और राम की भक्ति वात्सल्य, दास्य तथा काता-भाव से करते थे, जिन 
भावों पर उन्होंने अनेक गीत लिखे हैं। उनके विचारानुसार भगवद्भक्तों की 
सेवा भी भगवान्‌ की सेवा का एक श्रग है। भक्ति के अन्तर्गत प्रपत्ति को उन्होंने 


१--राधाकृष्णनू-इसख्डियन फिलासफ्री, ए० ७०८ 


भूमिका १४, 


बड़ा स्थान दिया था| उनका विश्वास था कि विष्णु भगवान्‌ की कृपा, उनके प्रति 
प्रेम और आत्मसमपंण से मिलती है | सबसे बड़ी बात इस धर्म की यह थी कि 
आलवारो का यह धर्म सभी जाति और सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिये खुला 
हुआ था।” * भागवत-सम्प्रदाय का मूलाघार “पाँचरात्न संहिताएं? हैं। शकरा- 
चाय ने इनकी उपासना-पद्धति के पाँच भेद बतलाए हैं---१--अभिगमन-मनसा, 
वाचा, कर्मणा शआराध्य मे केन्द्रित होकर उसके मदिर में जाना । २--उपादान 
““पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करना। ३--इज्या--पूजा। ४--स्वाध्याय- 
मंत्रोच्चार (--योग--साधना, ध्यान आदि | ज्ञानामृतसार” मे स्मरण, नामो- 
व्चार, नमस्कार, पादसेवन, भक्ति से पूजा ओर आत्मसमपंण 'हरिपूजा? के ६प्रकार 
कहे गए. हैं। भागवत पुराण? में श्रवण, सेवा और सख्य तीन और जोड़े गए । 
दक्षिण के आचाये 
श्रालवारों के उपरान्त दक्षिण भारत में कुछ आचार्य हुए, जिन्होंने आलवारों 
के 'प्रबन्धम में व्यक्त विचारों का प्रतिपादन वेद, उपनिषद्‌, ब्रह्मसूज्, गीता आदि के 
प्रमाणो से किया | ऐसे आचायोँ में नाथमुनि प्रथम (८२४ई०-६२४ई० ) थे। उनके 
पश्चात्‌ इस धर्म मे पुण्डरीकाज्ष, राममिश्र तथा यामुनाचाय तीन प्रसिद्ध प्रचारक 
हुए. | यामुन के आदेश से ही रामानुजाचार्य ने महृषिं वादरायण के बक्मसूत्र! पर 
अ्रपनी टीका लिखी थी । यादवप्रकाश ने इस दिशा में उनका मार्ग प्रशस्त कर 
दिया था | रामानन्द-सम्प्रदाय की दाशनिक चिन्ताधारा को रामानुज के विशिष्टा- 
द्वैत दर्शन ने पूर्णतया प्रभावित किया है, अतः उसका विशद्‌ विवेचन यहाँ 
आवश्यक सा प्रतीत होता हैं । 
रामानुजाचाये के दाशेनिक सिद्धान्त" 
ब्रह्म--रामानुज के अनुसार ब्रह्म स्वगतभेद से चिदचिद्विशिष्ट है। सत्‌, चित्‌ 
और आनन्द उसके तीन प्रमुख गुण हैं, जो उसे एक रूप तथा एक व्यक्तित्व 
प्रदान करते हैं। ब्रह्म सबंध है। उसका ज्ञान इद्रियाधीन नहीं है | ईश्वर का 
व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण है, मनुष्य केवल अ्रपूर्णा रीति से ही व्यक्ति है । 
व्यक्तियों के लिए आवश्यक विभिन्‍नताएँ ब्रह्म के स्वगत ही हैं । 
ब्रह्म ज्ञान, शक्ति और करुणा का समुद्र है। करुणावश उसने जग़त्‌ की 
सृष्टि की है, नियमों का विधान किया है, और इसी के कारण वह पूर्शात्- 
कामी मानवों की सहायता करता है। परस्पर भिन्‍न दोते हुए भी ये गुण एक 
१--अ्रष्टद्धाप और बदलम-सम्प्रदाय, डा० दीनदयालु गुप्त; भाग है, ४० हे८ | 
२--इस्डियन फिलासफो-वालूम २, पृ० ६८२-७१२--ले० डॉ० राधाकृष्णनपै 
ब 






































०] * आफ मटर न मन डक वि म 
| 
फ्री के दें 
(333 बल मय जलन डर अल अमल कक." भर 
इक छ 58 9४४) की रे फा.... भोशशक् आज हक 
| | | ] है. मी 2, 
55225 ४४७:७<5243%&#&%97 | 
। ९0-२४ हक कर अआम्कप. फरामाफ]ता॥.. आाहफ क5 
2900॥२० ४७०)५ ९|॥० ॥॥2६/20॥2 |॥202५% 0 मशीन कर जाता एक उ 
&॥४२25 ५४20४ ॥६ । ! #&88 533 
“7 (808 “80 (४२४४६ 2228 २॥॥स्मे१४ (007)॥७ , अप व म कि च,. 
2/2 | 
मिथक... झुधाकरेश5.... आाधश] 3762 20 २१७ फेि 8७9 
| | । | | है, है | है, 
मम विल आ मरिल अर लक कल नि मम लक न नीम 
शेड | 
मम मम मम लक ला मममज कप निनिलिनकिमिटिडिल मिनिट कट ४ 
आप मिशमगरकि।.. बशीहफाछा. न्थशएादाडए।......59. 30% जी६ कप हा 
माड़े 088... शा ॥08॥ ॥७७. शा... फोर 
| ह | | ह | | 
फ्क %।)॥ ॥2५ शपछ 
(्‌ _ ( हू, 
| | 
५३)४ . धर> 829 ्यि हा पके. अंधे हरे के बा 2॥8 
0025 00 हा] । 
] | गा । 
॥२० ४।६ ० हि #3]8/0|6 ित्शिर 
| । । ([ | हे 
पा ॥ 


॥। 
॥0026020॥ 3)25॥20 % ४&5॥)0 ॥|६ 8420 


म्ध 


भूमिका १७ 


दी सत्ता के अधीन हैं और एकत्व को विभक्त नही करते। ये गुण भाव- 
मय हैं तथा चित्‌ ओर अचित्‌ आदि परमेश्वर के विशेषणों से भिन्न हैं। 
ईश्वर का निर्माण न तो प्रकृति से हुआ है और न वह कर्माधीन ही है, न दो वह 
प्राण-शरीर है और न सुख-दःख-अ्नुभतिमय ही है। इह लोक तथा परलोक के 
उपभोगो का प्रदाता ईश्वर ही है। ब्रह्म रूप आकार-हीन है, चित्‌ की व्यथा 
ओर अचित्‌ के विकार से वह प्रभावित नही होता । 

चित्‌ और अचित्‌ ब्रह्म से उसी प्रकार सम्बद्ध हैं, जिस प्रकार किसी पदाथ 
से उसके गुण अथवा किसी वस्तु से उसका अश या आत्मा से शरीर | ब्रह्म 
प्रकारि, नियन्‍्ता और शेषी है, चिदचित्‌ प्रकार, नियाम्य और शेष हैं। 
नित्य एवं वास्तविक होते हुए. भी ये अ्रपने विकास मे ब्रह्माधीन हैं | जगत्‌ ब्रह्म 
से ही अपनी सत्ता प्राप्त करता है और उसकी इच्छा का अनुचर है। ईश्वर से 
सम्बद्ध होने पर भी जीव और जगत्‌ की अपनी प्रवृत्तियाँ, शक्ति और क्रियाएँ, 
शदि होती हैं । 

स्वरूप भेद के कारण चित्‌ अर्थात्‌ भोक्ता, अचित्‌ श्रर्थात्‌ भोग्य और 
ईश्वर अर्थात्‌ प्रेरक ( सर्वान्तर्यामी ) वस्तुतः तीन हैं, किन्तु प्रकार और प्रकारि 
ऐक्य के कारण वे एक ही है। 

ब्रह्म ही जगत्‌ का कर्ता, पालक और लय कर्ता है। वह कारणों से परे 
है, सधार की अपूर्णताओ से अस्पृश्य है। रामानुज ने परमात्मा को विष्णु? नाम 
से अ्मिहित किया है। शिव तथा ब्रह्मा मी विष्णु ही हैं । 


श्रतियों में ब्रह्म को जहाँ “निगण” कहा गया है, वहाँ वस्तुतः उसमे श्राकृत 
हैय गुणों” का ही अभाव कहा गया है। ( निगणवादश्च परस्य ब्रह्मणों देय गुण 
सम्बन्धादुपपद्यते--श्री भाष्य पृ० ८३ ) 'तत्वमसि? की व्याख्या करते हुए रामा- 
नुज ने कहा है कि वस्तुतः ईश्वर और जीव दो भिन्न सत्ताएँ हें, फिर भी ब्रह्म 
ओर जीव में शरीर-श्रात्मा तथा विशेष्य-विशेषण सम्बन्ध है। ईश्वर बस्त॒ुतः 
सर्वान्तरात्मा है | विशेषणों से युक्त अद्वेत ब्रह्म की कल्पना के कारण ही इस 
मत का विशिष्टाद्वेत नामकरण हुआ । 

ब्रह्म पाँच रुपों में प्रकट होता है--१--अ्रर्चा-सूर्तिख्म । २--विभव-श्रव- 
तारादि । ३--व्यूह-संकर्षण, वासुदेव, प्रदुम्न और अनिरुद्ध । ४--श्रन्तयामी- 
अन्तःकरण का प्रेरक रूप | ५--पर-नारायण रूप (तत्वत्रय पु० १९२--१४१ ) 
नारायण का निवास-स्थान बैकुश्ठ है, थे शेष-पर्यक पर शयन करते हैं, दुल्मी, भू 
ओर त्लीला उनकी चस्णसेवा करती हैं; लक्ष्मी ब्रह्म की क्रिया-शक्ति हैं, वही 


श्द् रामानन्द-सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


पुरुषकार-रूपा हैं | ब्रह्म न्याय और लक्ष्मी क्षमा के प्रतीक हैं। लक्ष्मी के क्रिया 
और भूति ( विकास ) नामक दो रूप हैं । 
ब्रह्म ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीयं, शक्ति और तेज आदि षडैश्वय युक्त है। 
वासुदेव मे ये छद्दो ऐश्वर्य हैं, शेष तीन विभवों मे केवल दो-दो ऐश्वर्य ही मिलते 
हैं । सकर्षण व्यक्तिगत आत्मा के, प्रद्युम्न मस्तिष्क के और अनिरुद्ध अहकार के 
नियन्ता हैं | ब्रह्म के अवतार रूप के दो भेद है। मुख्यावतार तब होता है 
जब स्वयं विष्णु ही अवतरित होते हैं, जब व्यक्तिगत श्रात्मा आवेश में श्रा जाता 
है, तब गोण अबतार होता है । 
इस सम्प्रदाय के परमोपास्य लक्ष्मी-नारायश है। नारायण का विग्रह 
सदा एक रस, अचिन्त्य, दिव्य, श्रदूभुत, नित्य, निर्मल, उज्ज्वल, सुगधित, 
सुन्दर, सुकुमार, लावश्य और यौवनादि गुणो से युक्त है । 
जीव--रामानुज के मत से जीव सत्‌, अचित्य, नित्य, ज्ञानाश्रय, निरवयव, निर्वि- 
कार, अब्यक्त और अर है (तत्वत्नय,पु० ५)। यह शरीर, इद्रिय,मन, प्राण एव बुद्धि से 
विलक्षण है, यह कर्ता, भोक्ता एवं ज्ञाता है । मानवीय स्तर पर यह स्थूल शरीर, प्राण, 
पंचज्ञानेन्द्रियों श्रौर प॑च कर्मेन्द्रयो तथा मन से सम्बद्ध है। मन की अ्रध्यवसाय, 
शअ्रभिमान ओर चिन्ता आदि तीन क्रियाएँ हैं | अ्रणु जीव हृत्पिएड में निवास करता 
है, निद्रावस्था में यह वहीं विश्राम करता है, निद्रा आत्मा की चिरन्तरता में 
कोई बाधा नही उत्पन्न करती | अगुजीव अपने ज्ञान के संकोच एवं विस्तार की 
शक्ति से सुख-दुःख की अनुभूति उसी प्रकार करता है जिस प्रकार संकोच एवं 
विस्तार गुण वाली दीपशिखा शअ्रपने प्रकाश से बहुत सी वस्तुओं को प्रकाशित 
कर देती है। स्थान और समय की दृष्टि से दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान भी आत्मा 
के लिए. सम्भव है | यह ज्ञान नित्य एवं निरपेक्ष है, सम्पूर्ण वस्तुओ्रों में व्याप्त 
एवं सत्य है | पूर्व जन्म के कर्मानुसार यह ज्ञान सीमित हो जाता है । 
आत्मा अनेक है। मुक्ति मिलने की अवस्था के पूब तक यह प्रकृति से 
ब्ंधा रहता है। प्रकृति जीव का वाहन है, जिस प्रकार अश्व मनुष्य का। 
शरीर-बन्धन के कारण आत्मा ब्रह्म से अपना सम्बन्ध जोड़ नही पाता है । जीवन 
और मृत्यु के क्रमों मे श्रात्मा अपरिवर्तित ही बना रहता है। प्रलयावस्था मे 
ात्मा के विशेष रूपों का नाश हो जाता है, यद्यपि वह स्वयं श्रविनाशी है | 
फिर भी, जीव के पूव कृत कर्मों का विनाश नहीं होता और ज्यों ही सृष्टि प्रारम्भ 
होती है, वह अपनी-अपनी शक्तियों से विशिष्ट होकर जगत्‌ में आ जाता है; जीव 
का ज्ञान वर्तमान तक ही सीमित है, अतः वह अ्रपने भूत को देख नहीं सकता । 
अहकार जीव की स्वाभाविक विशेषता है | बन्धन और मुक्ति की अवस्था 


भूमिका १६ 


में जीव ज्ञातास्वरूप ही बना रहता है। आत्मा क्रियाशील है, किन्तु जब तक कर्म 
द्वारा बह शरीर से सम्बद्ध है, तब तक उसके कर्म निर्धारित ही रहते हैं, शरीर 
से मुक्त होने पर वह सकल्प से ही अपनी भावनाओं को जान लेता है | 

जीव और ईश्वर अभिन्न नही हैं | जीव ब्रह्माश श्रवश्य है, किन्तु यह ब्रह्म से 
निकला हुआ एक भाग नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अविभाज्य तथा अखड है। यह 
ब्रह्म का परिणाम है, क्योकि यह ब्रह्म से परे नही रह सकता, फिर भी आकाशादि 
की भॉति उत्पन्न परिणाम नही है। आत्मा की स्वाभाविक बृत्ति अपरिवर्तनीय है, 
किन्तु जिन परिवतनों से आरकाशादि की उत्पत्ति होती है वे “स्वरूपान्यथामाव- 
लक्षण? हैं। दु ख आत्मा की ही प्रकृति है, ईश्वर की नही | 

ईश्वर के अन्तः स्थित होने के फलस्वरूप जीव का इच्छा-स्वातन्त््य नष्ट नहीं 
हो जाता है, यद्यपि जीवात्मा का प्रयास-मात्र क्रियाशीलता के लिये आवश्यक 
नही है, विश्वात्मा का सहयोग भी आवश्यक है। केवलमात्र ईश्वर ही प्रकृति 
ओर कम के बन्धनो से मुक्त है, ईश्वर की सर्वप्रमुख विशेषता है शेषित्व, जीव 
उसका शेष है | रामानुजाचाय के अनुसार जीवों के नित्य, मुक्त और बद्ध तीन 
भेद हैं। नित्य जीव कर्म और प्रकृति से मुक्त होकर आनन्दोपभोग करते 
हुए बैकुएठ मे निवास करते हैं | मुक्त जीव उन्हे कहते हैं, जो अपनी बुद्धि, 
पुण्य और भक्ति के बल पर मुक्ति-लाम करते हैं। बद्ध जीव वे हैं जो अपने 
अशान एवं स्वार्थ के कारण संसार म ही भ्रमण करते-रहते हैं | बद्ध जीवों के 
बुभक्षु और मुम॒क्षु दो प्रमुख भेद हैं | ये चार प्रकार के होते हैं--दिव्य, मनुष्य, 
पशु और स्थावर । 

मृत्यु के उपरान्त मुक्त देववान से और पुण्यात्मा पितृथान से जाते हैं; 
किन्तु, दुष्ट चन्द्रलोक जाने के पूव ही पृथ्वी को लौट आते हैं | जीवो को ईश्वर 
के दूत ऊपर ले जाते हैं। रामानुज इस सम्बन्ध मे मौन हैं कि जीव कर्मबद्ध 
कब से हुआ । उनके मत से सृष्टि श्रनादि है, अतः इस प्रश्न का उत्तर देना 
सहज सम्भव नहीं है । 

प्रकृति-अचित्‌--प्रकृति, काल तथा शुद्ध सत्व ये तीन अचेतन पदार्थ है | 
वे अपरिवतनशील हैं और मनुष्य के प्रति उदासीन रहते हैं। प्रकृति न तो दृश्य 
हैं और न अनुमान का विषय, उसका ज्ञान धर्म अन्थों से होता है | वह सत्‌, 
रज और तम गुणों से सृष्टि करती है। प्रलय में अचित्तत्व रूप-नाम-विभेद 
रहित होकर सूद्मावस्था मे रहता है और उसे तमश्‌ कहते हैं | अचित्तत्व अज 
हैं, यद्यपि उसके रूप अगोचर और गोचर हुआ करते हैं । 


२० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सृष्टिक्रम इस प्रकार है--तमस्‌ू--महत्‌--अ्रहकार--भूतादि | सात्विक 
अहकार से एकादश इद्विया और तामस अहकार से पच तन्मात्राएँ उत्पन्न 
होती हैं, राजस अहकार इन दोनो प्रक्रियाओं मे सहायक” होता है, अहकार से 
सूहुम शब्द फिर आकाश स्परश-वायु आदि की उत्पत्ति होती है। ध्वनि सभी तत्वों 
में बतंमान है | स्पश के ऊष्ण, शीत और सम आदि तीन भेद हैं। प्राण इन्द्रिय 
नही, वायु की अवस्था विशेष है | साख्य के विपरीत विशिष्टाद्वैत का मत है कि 
प्रकृति इश्वर द्वारा उत्पन्न तथा अ्नुप्राशित है। 

काल--यह समस्त सत्ताश्रों का मूल है, यह दृश्य भी है। दिन, मास, 

वर्ष आदि का आधार यही है | 

शुद्ध सत्व--नित्य विभूति रूप मे ईश्वर का शरीर शुद्ध सत्व से बना है । 
प्रकृति की सहायता से ईश्वर लीला-विभूति रूप को प्राप्त होता है।ये सभी 
अचेतन पदार्थ ईश्वरेच्छानुगामी हैं | स्वयं भत्ते या बुरे नहीं, कर्मानुसार ही ये 
जीव के सुख-दुःख के कारण होते हैं | कर्म और -अविद्या से युक्त जीवों के लिए 
यह संसार ही आनन्द का क्षेत्र है। ईश्वर चित्‌ से अधिक और अचित्‌ से कम 
सम्बद्ध है, क्योंकि अचित्‌ चित्‌ से भी अ्नुशासित होता है | 

सष्टि--प्रलयावस्था मे ब्रह्म “कारणावस्था? मे रहता है, चित्‌ श्र अचित्‌ 
सूचमावस्था में रहते हैं| अचित्‌ श्रव्यक्त और चित संकुचित रहता है। ब्रह्म 
की इच्छा से जब सृष्टि का प्रारम्भ होता है, सूक्म अचित्‌ स्थूल हो जाता है और 
आत्मा स्वपूबकर्मतचित गुणावगुणों के आधार पर शरीर धारण करता है। 
परिवतन की इस अवस्था मे ब्रह्म कार्यावस्‍था? में स्थित कहा जाता है। वस्तुतः 
रूष्टि ओर प्रलय एक ही कारण ब्रह्म की विभिन्न अवस्थाश्रों के द्योतक है। 
कारणावस्था मे आत्मा अ्रव्यक्त रहता है ओर अचित्‌ शात-स्थिर । आत्मा को 
स्वकर्माचुसार फलोपभोग देने के लिए भी सृष्टि होती है। रामानुज के अनुसार 
ईश्वर सृष्टि और प्रलय के कारण चिदचित्‌ मे उत्पन्न विकारों से प्रभावित नहीं 
होता । शुद्धसृष्टि मे, पाचरात्रानुसार, ईश्वर के षडैश्वय की अभिव्यक्ति होती है 
ओर इन्ही गणों से वासुदेव तथा लक्ष्मी के शरीर का निर्माण होता है; विभव, 
व्यूह और बैकुएठ आदि भी शुद्धसृष्टि के अंग हैं | सृष्टि ईश्वर की लीलामात्र 
है, प्रकृति और जीव ईश्वर की क्रीड़ा के साधन हैं | 

रामानुज ने शकर के मायावाद का जम कर खश्डन भी किया है। 


साधन-सारों--संसार मे आने पर कर्म और अविद्या के प्रभाव से जीव 
अपने को शरीर ही समझने लगता है, किन्तु ईश्वर के दृत्स्थ होने के कारण व ह॒ 


भूमिका २१ 


अपने पाप का अनुभव भी करता है, और ईश्वर से अपनी सहायता करने की 
प्राथना करता है। किन्तु, मोक्ष ज्ञान और कर्म द्वारा नहीं, भक्ति द्वारा ही सम्भव 
है। भक्ति परमात्मा के सतत चिन्तन एवं ईश्वर के पूर्शशान की ओर पहुँचने 
को कद्दते हैं । ज्ञान और कर्म इस भक्ति के साधनमात्र हैं, जो हमारे स्वार्थ का 
समूलोच्छेदन कर हमारी इच्छा शक्ति को नया बल, हमारी चेतना को नई 
शक्ति श्रोर हमारे आत्मा को नई शाति प्रदान करते हैं। 

भक्ति केवल भावावेश मात्र नहीं है, यह ईश्वरीय ज्ञान होने के साथ ही 
भगवान्‌ की इच्छा का पालन भी है | मस्तिष्क और हृदय से ईश्वर के प्रति 
अनुराग इसका प्राण हे और परमेश्वर का साक्षात्कार इसका परिणाम है। भक्ति 
के लिए. विवेक-भोजन सम्बन्धी आचार-विचार तथा छुआ-छूत आदि का पालन, 
विमोक--ईश्वर की कामना तथा अन्य वस्तुओं से विराग, अ्रभ्यास--भगवान्‌ 
का निरन्तर चिन्तन, क्रिया--परठपकार, कल्याण--दूसरों की भलाई की 
कामना; सत्य, आजंव, दया, अहिंसा, दान, और अनवसाद आदि रामानुज के 
मत से अत्यन्तावश्यक हैं । 


भक्ति अपने से ही फलस्वरूप होने से अन्य सभी साधनों से श्रेष्ठ मानी गई 
है। भक्ति के प्रत्येक स्तर पर हम अपने को पूर्ण बनाते चलते हैं। इस प्रकार 
भक्ति और मोक्ष में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है। भक्ति के दो मेद 
माने गए हैं:--( १ ) वैधी--प्राथना, उत्सव, मूर्ति-पूजा आदि | यह निम्नस्तर 
की भक्ति है, ( २ ) मुख्या--केवल भक्ति के लिए. भक्ति, इसमे स्वार्थ के लिए 
स्थौन नही रहता । 


रामानुज के मत से प्रपत्ति--भगवान्‌ के प्रति अनन्य शरणागति--का द्वार 
सभी के लिए, उन्मुक्त है, कर्म और ज्ञान का माग केवल द्विजातियो के लिए 
है। फिर भी परम्पराश्रों से बहुत अधिक प्रमावित होने के कारण रामानुज ने 
प्रपत्ति का अधिकार द्विजातियों को तो इसी जन्म में दे दिया, किन्तु शूद्रो तथा 
स्त्रियों को उनका आदेश था कि वे अगले जन्म में भक्ति पाने के लिए प्रयास 
करे | रामानुज-सम्प्रदाय (लोकाचार्य) के टेंकलै (तिगल)--दक्षिण शाखा--के 
अनुसार केवल प्रपत्ति ही मोक्ष का माग है | अपने शरणागत की रक्षा ईश्वर मार्नार 
की भाँति करता है जो अपने शिशु को अपने मंह में दबाए. रहती है। यह मत 
आलवारों की विचारधारा के अधिक निकट है। बड़कले (बड़गल) शाखा (वेदान्त 
देशिक) के अनुसार प्रपत्ति ईश्वर के पाने का एक मार्ग विशेष है, केवल वही एकमात्र 
मार्ग नहीं | जिस प्रकार बन्दर का छोटा बच्चा कुछ प्रयास करने पर ही माँ से 


२२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


खविपका रहता है उसी प्रकार कम, ज्ञान, भक्ति और प्रपत्ति द्वारा जो अपने को 
योग्य बना लेता है, वही ईश्वर की कृपा का अधिकारी होता है । 

वेष्णव-भक्ति मे ईश्वर को गुरु, मिन्न, पिता, माँ, पुत्र और प्रियतम माना 
गया है। 

मोक्ष--रामानुज के श्रनुसार मोक्ष आत्मा का अदृश्य हो जाना नहीं, सीमा 
के बन्धनो से ऊपर उठ जाना है । मुक्तात्मा ईश्वर रूप (समान)हो सकता है, ईश्वर 
नही । मुक्तावस्था मे आत्मा की स्वाभाविक प्रज्ञा और आनन्द की अभिव्यक्ति होती 
है, कर्म-बन्धन-हीन होने से वह स्वराट्‌ है | मुक्त संसार में पुन. लौट कर नहीं 
शआ्ते। रामानुज जीवन्मुक्त होने मे विश्वास नही रखते | भौतिक शरीर का परित्याग 
कर और कम-बन्धन से रहित होकर जीव ईश्वर का साहचर्य प्राप्त करता है। 
मुक्‍्तावस्था में देवता, मनुष्यादि जैसा कोई भेद नहीं रहता, सभी श्रात्माश्रों को 
समानता प्राप्त हो जाती है । 

मुक्तजीव ईश्वर की समस्त विभूतियों तथा पूर्णताओं ( सर्वज्ञत्व तथा सत्य 
सकल्पत्व) से संपन्न हो जाता है, अ्रन्तर केवल दो बातों का रहता है--१---आत्मा 
आकार में अगु ही बना रहता है, २--सृष्टिकार्य मे उसका कोई अधिकार नहीं 
रहता ( जगदृव्यापार वर्जम्‌ ४।४।१७ पर श्री भाष्य ) | ब्रह्म सर्वव्यापी है और 
सृष्टि-कार्य में उसका एकाधिकार है | ब्रह्मतोक मे जीव विशुद्ध सत्वमय देह-युक्त 
होता है। इसी देह के माध्यम से वह अपनी इच्छा तथा विचारों को व्यक्त करता 
है। मुक्तजीवों के दो भेद माने गए हैं: १--शुद्धभक्त, जो यहाँ भगवान्‌ की 
भक्ति में निरत होकर स्वर मे भी उनकी सेवा करना चाहते हैं । २--केवलिन , 
जो श्रपने आत्मा के स्वरूप का सतत चिन्तन करते हुए मोक्ष-लाभ करते हैं। 

रामानुज ने स्वग मे सकल सुखोपभोग एवं ऐश्वर्य-प्राप्ति की कल्पना की है | 
रामानन्द स्वामी की समकालीन परिस्थितियों (१३००ई०-१४००ई० तक) 

धामिक परिस्थिति--रामानन्द के समय तक इस्लाम का देश मे पर्याप्त 
प्रचार हो गया था। इस धरम के प्रचारकों को राज्याश्रय भी प्राप्त था। कमी- 
कभी तो स्वयं मुसलमान राजाश्रों ने ही तलवार की नोक पर इस धर्म का प्रचार 
किया | हिन्दुओ को बलात्‌ मुसलमान बनाया गया, उनके मन्दिर तोड़े गए और 
उनका स्वस्व छूटा गया | हिन्दुओं ने भी अपने रक्षार्थ दबे रूप से आदोलन 
किया, किन्तु हमारा बुद्धिवादी वर्ग तथा हमारे भक्त-आचार्य इस घर्म से उदासीन 
ही रहे । उन्होंने इसका विरोध तक नहीं किया | इस काल तक 'मगध और 


भूमिका २३ 


बंगाल को छोड़ कर भारत वर्ष के प्रायः सभी भागों में बौद्ध-धर्मे नष्ट प्राय हो 
चुका था और वैदिक घर ने उसका स्थान से लिया था |”* जैन-धर्म का 
प्रचार आन्य्र, तामिल, कर्नाटक, राजपूताना, गुजरात, मालवा तथा बिहार और ' 
उड़ीसा के कुछ भागों में था। धीरे-घीरे दक्षिण मे शैबसत प्रचारकों की शक्ति 
बढती गई और बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी तक आते-आते सम्पूर्ण देश मे-- 
उड़ीसा में भी--यह धर्म क्षीण होता गया, किन्तु इसी समय जैन आचाय 
हेमचन्द्र के प्रभाव से राजा जयसिह औ्रौर कुमारपाल ने इसकी उन्नति के लिए' 
बहुत प्रयास किया, जिससे गुजरात, काठियावाड़, कच्छू, राजपूताना और मालवे 
में जेनधर्म का प्रचार बहुत हुआ। इन प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत मे जैन- 
धर्म का प्रचार नहीं के बराबर हुआ |* रामानन्द के समय तक शंकर के अ्दैत 
का खण्डन करके शमानुज ने शैवधर्म का भी प्रभाव बहुत कम कर दिया | उनसे 
प्रेरणा पाकर दात्षिणात्य मध्य-निम्बाकांदि वैष्ण॒वाचार्यों ने उत्तर भारत में 
भक्ति-सम्प्रदाय स्थापित किए. | रामानन्द का सम्बन्ध दाशशनिक मतवाद की दृष्टि 
से ग़मानुज-सम्प्रदाय से ही रहा, किन्त धीरे-धीरे उनके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय में 
माधुय भाव का प्रवेश होने लगा और यह ऋृष्णभक्ति सम्प्रदायों से भी बहुत कुछ 
प्रभावित हुआ | इस दृष्टि से रामानन्द जी के कुछ आगे-पीछे के अन्य वैष्ण॒व- 
सम्प्रदायों की विचारधारा का अध्ययन यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है। ये वैष्ण॒व- 
सम्धदाय निम्नलिखित हैं :-- 
१--निम्बाक-्सम्प्रदाय--निम्बार्क का समय ११६२ ई० के लगभग था | 
२--मध्वाचार्य (समय ११६७ ई०-१२७६ ई०) का द्वैतवादी माध्व-सम्प्रदाय | 
३--विष्णु स्वामी-सम्प्रदाव--वल्लभाचार्य का शुद्धाद्दो तवादी-सम्प्रदाय | 
निम्बाक-सम्प्रदाय १--निम्बाक के मत से ब्रह्म, चित्‌ (जीव) तथा अचित्‌ 
(जड़) से भिन्न है, परन्तु चित्‌ तथा श्रचित्‌ दोनों ही तत्व ब्रह्मात्मक हैं। विभाग 
सहिष्णु| अविभाग ही जीव, जगत्‌ तथा ब्रह्म का परस्पर सम्बन्ध है। निम्बाक के 
मत से ब्रह्म स्वशक्तिमान्‌, सर्वेत्ञ तथा अच्युत विभवपूण है| वह जगत का 
निमित्त और उपादान दोनो ही कारण है। मकड़ी के तन्‍्तु की भाँति ब्रह्म जगत्‌ 
की सृष्टि करता है । निम्बाक के मत से श्री कृष्ण ही परब्रह्म हैं (डशश्लोकी ४)। 


न परत कनन>क ५. 


१--मध्यकालीन भारतीय सस्क्ृति--गोरीशकर होराचन्द ओमका पृ० ५०६ । 


२--वही, ४० ११। 
३--“अष्टक्षाप ओर वल्लभ-सम्प्रदाय', पृ० ४२-४६ तथा भारतोय दुर्शन, बलदेव 


उपाध्याय पृ० ४६१०-६४ । 


२४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


कृष्ण की शक्ति व्यक्त और अ्रव्यक्त, अंश और अंशी रूप से व्याप्त है । श्रतः उसमे 
द्वैत नही है, पर उसके जीव-जगत्‌ से विलक्षण होने से द्वेत भी है। कृष्ण 
, अनन्त शक्ति, ऐश्वर्य और माधुय के आश्रय हैं | उनके ऐश्वर्य रूप की अधि- 
ष्ठात्री रमा, लक्ष्मी आदि और माधुय रूप की अ्रधिष्ठात्री गोपियाँ तथा राघा 
हैं | ब्रज मे कृष्ण द्विभुज और द्वारावती मे चतुरभज हैं। 
जीव--जीव अचित्‌ से भिन्न, नित्य, ज्ञाता एवं अशुपरिमाण वाला है। 
शरीर-मेद से जीव भी भिन्न-भिन्न हैं | ईश्वर प्रेरक है, जीव प्रेयवान; ईश्वर 
अशी है, जीव अंश | जीव भगवान्‌ का व्याप्य ओर उनके अ्रधीन है। जीवों 
के तीन भेद किए. गए हैं--१--बद्धजीव--माया-अ्रविद्या-विवश जीव जब 
देहादि से अपना अभिन्न सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब वह बद्ध कहा जाता है। 
२--मुक्त जीव--इस सम्प्रदाय में दो प्रकार की मुक्ति मानी गईं है---क्रम- 
मुक्ति और सद्योमुक्ति | जो जीव अ्चनादि द्वारा प्राप्त स्वर्गादि भोगों का उपभोग 
करते हुए, प्रलय-प्राप्ति कर सायुज्य लाभ करते है, वे क्रममुक्ति पाते हैं, श्रवणादि 
द्वारा ससार के बन्धन से मुक्त होकर भगवत्‌कृपा के भागी हुए जीव सद्योमुक्ति 
पाते हैं | मुक्ति के फलस्वरूप कुछ जीवो को 'ऐश्वर्यानन्द! और कुछ को भगवान्‌ 
का 'सेवानन्दः मिलता है। भगवान्‌ का सामीप्य पाने पर जीव नित्य-सिद्ध-देह का 
लाभ करता है। ३--नित्यसिद्धजीव---ये ससार-दुःख से मुक्त तथा स्वभावतः 
भगवदू-श्रनुभावित हैं | गरुड़, सनकादि सिद्ध जीव हैं। 
अचित्‌ तत्व--इसके प्राकृत, अ्रप्राकृत तथा काल आदि तीन भेद हैं। 
प्राकृत तीनो गुणों का आश्रय तत्व है| यह भगवदधीन है | प्रकृति आत्मा की 
देह, देददेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि आदि रूपों मे परिणत होकर जीव का बन्धन 
करती है | अग्राकृत--यह अश विशुद्ध सत्व है। नित्य विभूति, विषृएुपद, 
परमव्योम, परमपद, ब्रह्म लोक इसी तत्व के दूसरे नाम हैं। मुक्त जीवो के भेद का 
उपकरण इसी का रूप है। काल से अलग होने के कारण यह निर्विकार है। 
काल--यह नित्य, व्यापक, प्रकृत पदार्थों का नियामक है, किन्तु भगवदधीन है। 
सोक्ष का उपाय--निम्बाकं-सम्प्रदाय मे भगवत्कृपा को ही मोक्ष का साधन 
कहा गया है | नवधा भक्ति के अम्यास से भगवत्प्रेम मिलता है | इस सम्प्रदाय में 
शात, दास्य, सख्य, वात्सल्य और उज्ज्वल आदि ही भक्ति के ५ भेद माने गए हैं | 
साध्व सम्प्रदाय-ठ्वेतवादी सम्प्रदाय '--मध्व के अनुसार भेद स्वाभाविक 


एवं नित्य हैं | यह भेद ४ प्रकार का हैं--१--ईश्वर और जीव-मेद, २--ईश्वर 
उकनन»मन+++नननन५«+-++कन++ «०» «++> भा ..ु.€8>4>....०.न्‍ल-झऋ«»ऋ० «ं.००+++०«»-+ननन«्कननन 
१--“अष्टछाप और बल्लभ-सम्प्रदाय! पृू० ४६-५४ के आधार पर | 


भूमिका २५ 


और जड़ भेद, ३--जीव और जड़भेद, ४--जीव-जीय भेद, ५--जड़-जढ़ भेद |' 
ईश्वर, जीव और जगत्‌ ये सभी भेद सत्य हैं | इस मत मे द्रव्य-परमात्मा, लद्धमी, 
जीव, जगदादि; गुण-रूप सौंदयादि; कम-विहित, निषिद्ध, उदासीन, सामान्य-जाति, 
उपाधि; विशेष-मेदनिर्वाहक पदार्थ, विशिष्ट-नित्य, अनित्य, अ्रशी, शक्ति-अचिन्त्य, 
आधेय, सहज, पदशक्ति तथा साइश्य और अभावादि दश पदार्थ कहे गए हैं । 

माध्व मत में परमात्सा के गुण असीम, नित्य एवं अपरिमित हैं। सृष्टि, 
स्थिति, संहार, नियमन, आवरण, बोधन (ज्ञान), बन्धन और भोक्ष आदि आठ 
कारणो में परमात्मा के अतिरिक्त श्रन्य किसी चेतन का अधिकार नही है | ब्रह्म या 
परमात्मा ज्ञानानन्दात्मक, श्रप्राकृत तथा नित्यदेहयुक्त है। उसके मूल तथा 
अबवतरित रूप में कोई अन्तर नहीं है। उसमे अनेक रूप धारण करने की शक्ति 
भी है। लक्ष्मी परमात्मा से भिन्न तथा उसी के अधीन हैं। वे नित्य तथा सर्व- 
गुण-पूण हैं| परमात्मा के इगित पर सृष्टि आदि कार्यों को करती हैं। ब्रह्म की 
भी उत्पत्ति उन्हीं से होती है। लक्ष्मी अजड़ प्रकृति अर्थात्‌ चित्स्ररूपा हैं, श्री, 
भू, सीता, रुक्मिणी उन्हीं के रूप हैं । 

जीवों की संख्या अनन्त है । उनके मुक्ति-योग जीव--ब्रह्मा, अग्नि, वायु, देव, 

नारद, रघु आदि, नित्य संसारी जीव--उत्तम पुरुषो को छोड़कर श्रन्य सभी 
मनुष्य तथा तमीयोग जीव--राक्षुसादि, तीन प्रमुख भेद हैं। मोक्ष पाने पर भी 
जीव-जीव तथा जीव-परमात्मा में भिन्‍नता बनी रहती है | 

जड़ प्रकृति को उपादान कारण बना कर लकर्ष्मी' काल, सत्‌, रज, तम तीन 
गुण, तथा महदादि तत्वों की सृष्टि करती हैं। प्रकृति त्रिगुणों से भिन्‍न परिणाम 
धारण-करत्री एव नित्य है। परमात्मा, लक्ष्मी तथा जीवो की स्वरूपगत इद्वियाँ 
नित्य हैं, शेष अनित्य | अविद्या को ब्राह्मी सृष्टि कहा गया है और इसके 
चार भेद माने गए हैं :--जीवाच्छादिका, परमाच्छादिका, केवला, माया। 
ससार-जन्य दुःख अविद्या-सभूत है । 

मोक्ष-लाभ परमात्मा के अनुग्रह तथा प्रेम द्वारा ही होता है। भगवान्‌ 
के परम अनुग्रह से जीव परमात्म-लोक मे पहुँचता है और मध्यम अनुग्रह से 
स्व तथा ऊर्ध्वलोक के सुखभोग करता है। कर्मज्षय, उत्कातिलय, अर्चिरादि 
मार्ग तथा भोग मुक्ति के चार भेद हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य 
आदि मुक्ति-मोग के चार मेद हैं| सायुज्य का अर्थ है भगवान में भगवद्देहद्वारा 
भोग साधन होना ( सायुज््य नाम भगवन्‍्त॑ प्रविश्य तच्छुरीरेण भोग: )| 

रामाननद-सम्प्रदाय मे रामसखे इस दाशनिक प्रणाली से बहुत प्रभावित थे | 


२६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


श्री विष्णु स्वासी सम्प्रदाय--डॉ० दीनदयालु गुप्त* के मत से “विभिन्न 
मतो के बीच में, यह पता लगाना कि विष्णु स्वामी सम्प्रदाय के प्रवतंक आचाय 
विष्णु स्वामी की स्थिति कब और कहाँ थी, कठिन है | बल्‍्लभ-सम्प्रदायी अन्थों 
से तथा किंवदतियों से यह पता चलता है कि बल्‍लभाचाय्य जी विष्णु स्वामी सम्प्रदाय 
की उच्छिन्न गद्दी पर बैठे ओर उन्होंने इसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के आधार पर 
अपने सिद्धान्तो को निर्धारित किया | यह भी जनश्रुति है कि महाराष्ट्र सत श्री 
ज्ञानदेव, नामदेव, केशव, त्रिलोचन, हीरालाल और श्रीराम विष्णु स्वामी- मता- 
चलम्बी थे। महाराष्ट्र मे प्रचार पाने वाला भागवत धर्म जो पीछे 'बारकरी-सम्पदाय? 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसके अनुयायी ज्ञानदेव तथा नामदेव आदि उक्त 
भक्त थे, विष्णु स्वामी मत का ही रुपान्तर है ।” बारकरी संप्रदाय के सम्बन्ध में 
डॉ० गुप्त के इस मत से महाराष्ट्री विद्वान सहमत नहीं हैं। बल्‍लभाचाय का 
समय विक्रम की १६ वी शताब्दी हे, रामानन्द से लगभग १०० वर्ष बाद उनका 
आविर्भाव हुआ किन्तु उत्तर रामानन्दी-सम्प्रदाय की रसक-शाखा राधावल्‍लभी 
"सम्प्रदाय से प्रभावित होने के साथ ही वललभ-सम्प्रदाय से भी प्रभावित हुई है, 
अतः सक्तेप मे उसके मत को जान लेना अनावश्यक नहीं होगा । 
वल्लभ-सम्प्रदाय की दाशेनिक विचारधारा" 

ब्रह्म--ब्रह्म सच्चिदानन्द है, स्वतन्त्र एवं सर्वज्ञ है। वह सजातीय, विजा- 
तीय आदि द्वैतरहित, अद्वेत है। वह जगत्‌ का समवायी और निमित्तकारण है । 
अह्म में आविर्भाव और तिरोभाव की शक्ति है। भ्री कृष्ण में सत, चित और 
आनन्द तीनों शक्तियाँ कत्तमान हैं | जड़तत्व मे चित्‌ और आनन्द दो धर्म तिरो- 
भूत हैं और जीव मे सत्‌ और चित्‌ दो धर्म प्रकट हैं, किन्तु आनन्द तिरोभूत है। 
सब्चिदानन्द ब्रह्म नित्य और उसकी लीला भी नित्य है| वह ऐश्वर्य, वीय॑, यश, 
श्री, ज्ञान और वैराग्य आदि षडेश्वर्ययुक्त है। उसके पूर्ण पुरुषोत्तम भ्री कृष्ण 
रूप, अक्षर ब्रह्म और अन्तर्यामी आदि तीन रूप हैं। श्री कृष्ण ही पूर्णानन्द- 
स्वरूप हैं | उनका देवकीनन्दन रूप रसात्मक, वासुदेव-रूप मोक्षदाता, सक्षरण रूप 
दुष्टा का सहारी, प्रदुम्न रूप सृष्टि का रक्षक और अनिरुद्ध रूप घमरक्षक है| 

जीव--जीव अक्षर ब्रह्म से उसी प्रकार निकला, जिस प्रकार अ्रग्नि से 
स्फुलिग निकलते हैं । परमात्मा अंशी और जीप अश है। जीव मे पडैश्वर्य 
का भी तिरोधान रहता है | जीवों को योग, दिव्यज्ञान, भगवत्कृपा से ही षडैश्वर्य 





१--ऋटलाप और बल्लमसम्प्रदाय” भाग ९, पृ० ४२ । 
२--बवहीं, भाग २, प० ३६३-६६२। 


भूमिका २७ 


की प्राप्ति होती है | बल्‍लभसम्पदाय में जीव अगु माना गया है। ब्रह्माश होने 
से जीव-ब्रह्म की अ्रद्वेतता सिद्ध होती है | 
पुष्टि-सृष्टि के जीवों के चार प्रकार होते हैं--शुद्ध-पुष्ट-भक्त, पुष्टिपुष्द 
भक्त, मर्यादा-पुष्ट-भक्त और प्रवाही-पुष्ट-भक्त | शुद्ध पुष्टि-जीव भगवान्‌की नित्य 
लीला के भोगी हैं। भगवान्‌ के शरीर धारण करने पर वे भी साथ श्ञाते हैं | जीवो के 
और भी भेद आचाये बल्‍्लभ ने किए हैं: दुश, अज्, व्यष्टि, समष्टि, पुरुष आदि । 
जगत्‌--मगवान्‌ के सदश से जगत्‌ की सृष्टि हुई है। इसमें आनन्द 
ओर चिद्‌ धर्मों का तिरोघान रहता है। ब्रह्म कारण है और जगत्काये। यह 
जगत्‌ शुद्ध ब्रह्म का अविक्वत परिणाम है ओर लय होने पर शुद्ध ब्रह्म ही हो 
जायगा । ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त और उपादान दोनो कारण है; सृष्टि की इच्छा 
से ब्रह्म गणितानन्द अक्षर ब्रह्म बनता है, फिर अच्चर ब्रह्म के चित रूप से जीव 
रूप पुरुष तथा सत्‌ अंश से प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है, फिर महदादि तत्वों की 
सृष्टि होती है। अन्तर्यामी रूप से ब्रह्म इस अण्डरूप सृष्टि का सचालन करता है ! 
जगत्‌ ईश्वर कृत और ससार जीव की अविद्या, कल्पना अथवा भ्रम से 
निर्मित है | जीव की मुक्ति मे संसार का लय है, किन्तु जगत का लय नहीं । 
माया--भगवान्‌ की यह शक्ति है, इसके विद्या ओर अविद्या दो भेद हैं। 
संसार की रचना का कारण अविद्या माया ही है। अ्रविद्या जीव की है, इसे हटाने 
के लिए. भगवान्‌ के अनुग्रह की आवश्यकता है | अध्यास”! इसी का नाम है। 
गोलोक--पूर्ण पुरुषोत्तम के लीलाधाम का नाम गोलोक है | यह सर्वत्र व्यापक 
है। भगवान के अबतार के साथ ही बृन्दावन, ब्रज अथवा गोकुल के रूप मे यह भी 
अवतरित हुआ था। यह माया के गुणो से स्वतन्त्र है। भक्त का यह परम लक्ष्यस्थान है । 
रास--श्रप्राकृत देहधारी रसरूप कृष्ण की अप्राकृत गोपियों के साथ की 
वृत्यलीला का जो रससमूह है, वह रास है। नित्य रास गोलोक में मक्तात्माओं 
के साथ होता है; श्रवतरित रास बज में कृष्ण-गोपियो का रास था और नैमित्तिक 
रास अभिनय रूप मे कृष्णा-भक्तो द्वारा किया जाता है | 
गोपी--ये कृष्ण की आनन्द-प्रसारिणी शक्तियाँ हैं | राधा भगवान्‌ के आनन्द 
की पूण तिद्ध-शक्ति है। भक्तों के लिए गोपियाँ रसात्मकता सिद्धकराने वाली शक्तियों 
की प्रतीक हैं। ब्रज की गोपियों मे अन्यपूर्वा या अविवाहिता, अनन्यपूर्वा या कुमारिकाएँ 
तथा सामान्या यायशोदादि थीं | इनमे से प्रथम दो ही रास की अधिकारिशी थीं। 
मोक्ष का साधन--पुष्टि सेवा के तीन फल हैं : भगवान्‌ की नित्य लीला 
मे प्रविष्ट होना, भगवान्‌ के श्री अग अश्रथवा आभूषणादि बन जाना, वैकुएठादि 
में अवस्था पाना | इसे ही बल्‍्लम-सम्प्रदाय मे मोक्ष कहा गया है। यह मोक् 


श्द् रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


भगवान्‌ के प्रति माहात््य-शान रखते हुए. सुहद और सर्वाधिक स्नेह-युक्त-मक्ति 
द्वारा लभ्य है। भक्ति प्रभु-अनुप्रह-साध्य है । इसके तीन भेद हैं: पुष्टि-पुष्ट-भक्ति, 
मर्यादा-पुष्टि-भक्ति, प्रवाहदी-पुष्टि-मक्ति | इनमे पुष्टि-पुष्ट भक्ति सर्वश्रेष्ठ है । 
इस पाने के लिए भगवान की तन-मन-धन से सेवा करनी चाहिए । भगवत्कृपा 
उत्कट प्रेम से मिलती है। भगवान्‌ से मिलन की विकलता और विरहमाव की 
स्थिति प्रेम-भक्ति की पुष्टि के लिए श्रावश्यक है। यह प्रेम तीन अवस्थाओ 
वाला है--स्नेह, आसक्ति श्रोर व्यलन | स्नेह से लोक के प्रति होने वाले राग 
का नाश होता है, आसक्ति से शह में श्ररचि होती है और व्यसन से प्रेम की 
कृतार्थवा मिलती है। इसके लिए ब्रह्म-सम्बन्ध आवश्यक है। झागे चल कर 
बल्‍लभ-सम्प्रदाय में अष्टयामीय पूजा, श्यगार, सजावट, कीर्तन आदि का भी 
विस्तार हुआ । आचार्य बिट्ठल ने भक्ति के मान्य ग्रन्थो के आधार पर साम्पदा- 
यिक-भक्ति-पद्धति को श्रोर अधिक विस्तृत एव प्रौढ़ किया | 

समकालीन राजनैतिक परिस्थिति--रामानन्द के समय तक मुसलमानों 
की सत्ता भारत में स्थापित ही चुकी थी। सन्‌ १२०६ से ज्ञेकर १२६० ई० 
तक दिल्‍ली का शासन गुलाम-बंश के हाथ मे था। सन्‌ १२६० में यह सत्ता 
जलालुद्दीन फिरोज्‌ द्वितीय के हाथ से चली गई और दिल्‍ली का सिंहासन खिलजी 
वश के अधिकार में आ गया। सन्‌ १३२० ई० से शासन मे पुनः परिवर्तन 
हुआ और राज्यसत्ता गयासुद्दीन ठुगलक के हाथ में चली गई। तुगलक वश 
का शासन १४१२ ईं० तक रहा | १४१२ ई० से लेकर सन्‌ १४४१ ई० तक 
सैयद वंश तथा १४५१ ई० से १५२६ ईं० तक लोदी बंश का शासन रहा । इसी 
के पश्चात्‌ मुगलो के राज्य स्थापित हुए.। रामानन्द जी के जीवनकाल मे 
( १५६६ ई०-१४१० ई० ) दिल्‍ली सिंहासन पर जलालुद्दीन फिरोज, रुकुनुद्दीन 
इब्राहम प्रथम, अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय, शहाबुद्दीन उमर, कुतुब॒द्दीन मुबारक, 
नसीरुद्दीन खुसरू, गयासुद्दीनतुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तृतीय, 
त॒गलक द्वितीय, अबूबक़, मोहम्मद तृतीय, सिकन्द्र प्रथम, महमूद द्वितीय, 
नशरत शाह और दौलत खाँ लोदी आदि बादशाहों ने राज्य किया। 

डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि “तुर्कों का शासन धर्म से अधिक अनु- 
शासित होता था । बादशाह सीजर और पोप के मिश्रित रूप से हुआ करते 
थे। मूर्ति पूजा खण्डन, चलातू धम-परिवतन आदि मुसलमानी राज्य के आदर्श 
थे | अपनी सम्पत्ति की रक्षा के लिए हिन्दुओं को जज़िया भी देना पड़ता था | 
हिन्दुओ के, धामिक उत्सव बन्द थे । कुछ बादशाहों ने नए मन्दिरों का निर्माण 
तथा पुरानों की मरम्मत भी रोक दी थी। जिन बादशाहों ने उल्लमाओं की नीति 


भूमिका २६ 


का समथन किया डनकी प्रशंसा की गई, अलाउद्दीन और मुहम्मद तुगलक ने 
उनका विरोध किया था, किन्तु उलमाश्रों ने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया । 
सिकन्दर लोदी के समय में तो हिन्दुओं पर अ्रत्याचार करने का आन्दोलन-सा 
चल गया था। लोदी ने समस्त मन्दिरों को ठुडवा देने की आज्ञा दे रखी 
थी । मुसलमानी शासन में योग्यता की पूछ न थी, बादशाह की इच्छा प्रधान 
थी । उच्चपदो पर मुसलमान ही रकक्‍्खे जाते थे, अधिकाश जमीन भी उन्ही 
के हाथ में थी, हिन्दू श्रमिकों की मॉति रहते थे | फलत हिन्दू नि्धनता एव 
सघर्ष का जीवन बिताते थे, उनका जीवनस्तर बहुत नीचा हो गया था । उन्हें 
ऊँचे पद कभी नहीं मिलते थे और उघर शासकवर्ग में विल्लासिता का पूरा पोषण 
हुआ । फलतः १४ वी शताब्दी के अन्त तक शक्ति और पौरुष का हास हो 
गया । हिन्दुओ को दबा कर और कमी ४० प्रतिशत तक कर लेकर आनन्दो- 
पभोग करना उनका काम हो गया । फलतः हिन्दुओं की प्रतिभा बौनी हो गई । 
फिर भी, रामानन्द, कबीर, जैसे वेष्णवभक्त इसी काल में हुए ।”* 

सामाजिक परिस्थिति--डा० ईश्वरी प्रसाद के अनुसार" मुसलमानी 
राज्यों मे मुसलमानों को अधिक सुविधाएँ प्राप्त थीं। उनकी समस्त धार्मिक 
मागों को राज्य पूरा करता रहा, फिर भी, कुछ बादशाहों ने केवल उच्चकुल 
के लोगों को ही ऊँचे पद दिये थे . .. १९ वीं-१३ वीं शताब्दी मे शराब और 
जुआ का अधिक प्रचार था। बलबन और अलाउद्दीन ने इन्हें रोकने की 
आज्ाएँ दीं, किन्तु बाद के राजाओ ने उनक॑ आदश का पालन नहीं किया। 
द्रबारों मे सुन्दर लड़को, स्त्रियों आदि का मूल्य कभी-कभी--कुतुबुद्दीन मुबारक 
के समय मे---४०० से २००० तक था। सम्पत्ति-इद्धि के साथ ही मुसलमानों मे 
अधविश्वास और अज्ञानता भी बढ़ी । दासता एक सामान्य बात हो गईं। मुसल- 
मानी औरतो को शहर से बाहर जाने की आज्ञा न थी । 


राजनीतिक सत्ता के छिन जाने से हिन्दुओं का पतन हो गया था। मुसल- 
मानो को स्लेच्छ कह कर पुकारने वाली हिन्दू जाति का दृष्टिकोण अब बदल 
गया । हिन्दुओं को ऊँचे पद नहीं मिलते थे। श्रलाउद्दीन के समय में खुट, 
बलहर, चौधरी तथा मुकद्म श्रादि द्वाबा के हिन्दू बहुत ही दीन हो गए.। उनके 
घरों में सोना-चॉदी के 'तनका? अ्रथवा 'जीतल” देखने को भी नहीं मिलता था । 
वे घोडे पर चढ़ नहीं सकते थे, श्रस्र॒ उन्हे नहीं मिलता था, वे अच्छे कपडे 





१--मैडवल इंडिया, डॉ० ईश्वरी प्रसाद एृ० ५०२०५१४ | 
२--वही, पृ० ५१४ | 


३० रामानन्द सम्प्रदाय तथा इहिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


नहीं पहन सकते थे और न पान खा सकते थे । फिरोज ने ब्राह्मणों पर भी ज़जिया 
लगा दिया था। सिकन्द्र लोदी के समय में तो यह दमन अपनी चरम सीमा 
पर पहुँच गया था | 

इब्नबतूता के अनुसार चौदहवी शताब्दी में पढ़ने-लिखने वाले वर्ग की प्रति- 
ष्ठा घट चुकी थी । मुहम्मदतुगलक शेख और मोलवियो तक को उनके बुरे कामों 
के लिए. दश्डः देता था। दासता उस काल में सामान्य बात थी। दासो की 
लड़कियों को रखना फैशन हो गया था। लोगो की प्रव्नत्ति घनसग्रह की ओर थी, 
रुपया वसूल करने के लिए लोग राजा की शरण भी जाते थे । 

सती की प्रथा प्रचलित थी, किन्तु राजाज्ञा आवश्यक थी। शअपराधियो को 
कोड़ा मार कर गधे पर चढ़ा कर घुमाया जाता था | योगियो की करामातो को 
बादशाह वक देखते थे | वैवादिक बन्धन की सदैव रक्षा नहीं होती थी। स्तलियो 
को अलग रखने की प्रथा थी, किन्तु लड़कियों के लिए भी शिक्षालय थे | 
दक्षिण भारत में परिश्रम से ज्ञान प्राप्त कर लेने की ओर लोगो की रुचि थी । 
ब्राह्मणो का समाज में सम्मान था ओर देवताओ पर सिर चढ़ाने की प्रथा थी । 
सती प्रथा का प्रचार वहाँ भी था| 

विभिन्न परिस्थितियों का रामानन्द स्वासी पर प्रसाव--दाशनिक 
मतबाद की दृष्टि से रामानन्द स्वामी रामानुजाचार्थ के विशिष्ठाहैत से श्रधिक 
प्रभावित थे | फिर भा तत्ववाद! उनके लिए. अधिक महत्वपूर्ण नहीं था, 
उनके युग को तत्ववाद की आवश्यकता भी न थी। रामानन्द ने रामानुज के. 
लच्मीनारायण” के स्थान पर सीताराम? को अ्रपना आराध्य बनाया और रामा- 
नुज के आचार-विचार का परित्याग कर उन्होंने अपनी भक्तिपद्धति को बहुत 
ही सरल किया। रामानुज के विपरीत उन्होंने भक्ति का द्वार हिन्दू-मुसलमान; 
ब्राह्मण-शूद्र, पुरुष-त्नी सभी के लिए उन्म्रक्त कर दिया। इस दृष्टि से उनका 
दृष्टिकोण बहुत ही क्रान्तिकारी था। उनके युग में किसी प्रकार के समन्वय- 
प्रधान मत की आवश्यकता थी | मैकालिफ़ आदि विद्वानों के मत से रामानन्द्‌ 
की विचारधारा को काशी के मुल्लाओं ने भी प्रभावित किया होगा | किन्तु, 
भारत के लिए, यह उदारता और यह क्रान्ति नई नहीं थी। गौतमब॒द्ध, महावीर 
स्वामी तथा वैष्ण॒वाचाय वासुदेव और स्वयं आलवार भक्तों का भी दृष्टिकोण 
इतना ही उदार था। रामानन्द वस्तुतः इन्हीं महान सुधारकों की परम्परा में 
आते हैं| उनके प्रखर व्यक्तित्व ने ही क्रान्तिकारी कबीर और सुधारवादी 
ठुललसी को जन्म दिया था। 


हि (5 
जगदगुरु श्रीरामानंदाचायजी महाराज 





प्रथम अध्याय 
अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा 


रामानन्द स्वामी के जीवन, उनकी रचनाओं तथा रामानन्दीय सम्प्रदाय के 
इतिहास के अध्ययन की आधार भूत सामग्री :--- 

क--आन्तरिक आधार--प्रधान सामग्री । 

ख--प्राचीन ग्न्थ--स्वामी जी के जीवन एव सम्प्रदाय पर प्रकाश डालने 
वाले अन्थ मुख्य सामग्री + 

ग--आधुनिक ग्रन्थ--१--जीवन चरित सम्बन्धी साम्प्रदायिक ग्रन्थ । 
२--हिन्दी साहित्य के इतिहास तथा अ्रन्य प्रमुख 

धामिक इतिहास । 

घ--स्थानो की सामग्री--- 

ड--जनश्रुतियाँ । 

च--सम्प्रदाय के सिद्धान्त-सम्बन्धी ग्रन्थ | 


क--आनन्‍्तरिक आधार--- 

रामानन्द स्वामी के नाम पर यों तो अनेक अन्थ प्रचलित हैं, किन्तु लेखक ने 
केवल श्री वेष्णुवमताब्जमास्कर:? तथा श्री रामाचेन पद्धतिः? को ही स्वामी जी 
कृत माना है | यहाँ उन्हीं के आधार पर स्वामी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश 
डालने वाली सामग्रो का विवेचन किया जायगा । __ 

अपने जीवन के सम्बन्ध मे स्वामी जो ने इन ग्रन्थों में कोई उल्लेख नहीं 
किया है, केवल यत्र-तत्र ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ठ हो जाता 
है कि स्वामी जी रामानुज-सम्प्रदाय से ही पहले सम्बद्ध थे। अपने शिष्य 
सुरंसुरानन्द के दस प्रश्नों का उत्तर देते हुए वे अपने पूर्वांचार्यों कु स्मरण 
करते है :; 


र्‌ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


ग्राचार्याचा येवर्यीच यतिपतिसहितान्‌ सादर तान्‌ प्रणम्य। 
सम्यक्छास्त्रानुसारं गुरुवरबचसा प्रोच्यते श्रयतांततू ॥ 
इसकी टीका जन्मस्थान ( अयोध्या ) के परिडत श्री रघवरशरस्णु जी नेयों 
की है !--- 
यतीना सन्यासिना पतियेतिपतिय॑तीन्द्र' श्री रामानुजः । प्राचार्या/ भ्री 
शठकोपप्रभ्नतयः आचार्याः स्वगुरुवः ॥ 
इसी प्रकार अन्यत्र रामानन्द स्वामी ने रामानुजीय पचसस्कारान्तर्गत शखचक्र 
आदि मुद्राओों का भी स्मरण किया है : 
तप्तेनमूले भुजयोः समंकनं चक्रेण शंखेन तथोदू ध्वपुण्ड्रमू । 
श्रुतिश्रुत॑ नाम च॒ मंत्र-साले संस्कारभेदाः परमार्थह्वेतवः * ॥ 
वैष्णवों को, आगे चल कर, स्वामी जी ने आदेश भी दिया है कि वे “भी 
भमाष्यादि? का अध्ययन कर अपना कालज्ञेप करें :--- 
शक्तेः श्रीभाष्यतश्च द्रविड्मुनिकृतोत्कृष्ट दिव्ये प्रबन्धेः । 
कालक्षेपो विधेयः सुविजितकरणे स्वाकृतेयावदन्तम्‌ ॥* 
यही नहीं, श्रपने “श्री रामाचन पद्धतिःः नामक ग्रन्थ में स्वामी जी ने अपनी 
शुरु-परम्परा भी दे दी है। यह परम्परा दो स्थानों से प्रकाशित “श्री रामाचेन 
पद्धति? में दो प्रकार से प्राप्त होती है । परिडित रामनारायण दास द्वारा सम्पादित 
अन्थ से वह इस प्रकार है--- 
लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम्‌ । 
अस्मदाचायपयेन्तां वन्‍्दे गुरु-परम्पराम ॥ 
श्रीरामचन्द्र सीतांच सेनेशं शठद्वेषिणम्‌ । 
नाथं च पुण्डरोकाक्ष रामसिश्र॑ च याभुनम्‌ | 
पूर्ण रामानुजम चैव कूरेशं च पराशरम॥ 
लोक॑ देवाधिप॑ चेव श्री शैलेशं बरबरम || 


१-- री वेष्णव मताब्जमास्कर ', सम्पादक--भगवदा चार्य, पृष्ठ ६ । पराठान्तर: “औभांस्त- 
स्मै रमेशंशरणमुपगतस्तद्विजिश्ञासुमुख्ये” सम्पादक पं० रामटहलदास, पृष्ठ २। 
२--“ओ वेष्यवमताब्जमास्कर., सम्पादक, रामट्हलदास, पृष्ठ ६३ | 
३--वही, एष्ठ € 
हो 
४ बही, पृष्ठ बु८ 


अध्ययन को सामग्री तथा उसकी परीक्षा 


नरोत्तम॑ च गंगाध्र' सदं रामेश्वरई तथा | 

द्वारानन्द च देवं च॒ श्यामानन्दं श्रुत॑ तथा ॥ 

चिदानन्दं च पूण च श्रियानन्दं च हर्पेक। 

राघवानन्द्शिष्य॑ श्री रामानन्दं॑ च संश्रये ॥* 
यह परम्परा थों होगी : श्री रामचन्द्र--सीता--सेनेश--शठद्वेषी--नाथ--पुणड- 
रैकाज्ष--राममिश्र-- यामुन--पूए--रामानुज--कु रेश---पराशर--लो क-दे वा- 
धिप--शैलेश--बरबर--नरोत्तम--गगाघर --सद--रामेश्वर--द्वारानन्द--देव 
“ श्यामानन्द--श्रुत---चिदानन्द--पू्ण --भ्रियानन्द्‌ -- हर्षक--राघवानन्दू-- 
रामानन्द | 

१० रामठहल दास द्वारा सम्पादित प्रति में यह परम्परा इस प्रकार है ;--- 


रामानन्दबुधोदयाजलनिधि श्रीराघवानन्दनम्‌ । 
श्री मंतंमुनिपुगब॑ च हरियानन्दं श्रियानन्दकम ॥ 
देवानन्द्मथों सदा गुणगणैराढ्य॑ मुनीशं वरम्‌ | 
द्वारानन्द्मुनि सुनीश्वरवरं रामेश्वरं सदूवरम्‌ | 
श्रीमन्त॑ झुनिवर्यभेव च सदाचाय च गंगाधरम्‌ | 
वन्य त॑ पुरुषोच्तमं च सद॒यं॑ देवाधिपंसद्वरम्‌ ॥ 
श्री विद्यागुणवारिधिं सुनिबरं श्रीसाधवाचार्यकम । 
वेराग्यादिनिधिं गुणैकनिलय॑ श्रीवोपदेव कबिम्‌ ॥ 
कूरेशं॑ यतिराजमद्भुतगुणं रामाजुजं सदह्ृरम्‌ । 
पूर्ण श्री मुनियामु्न मुनिवरं श्रीराममिश्र॑ तथा।॥ 
श्रीमन्तं मुनिषुएडरीकनयन नाथ॑ मुर्नि श्री शठ--- 
द्वेष श्री प्॒तनापति जनकजां राम॑ सदा संश्रये ॥* 
इस परम्परा के अनुसार रामानन्द से पूव के गशुरुषों का क्रम इस प्रकार होगा : 
रामानन्द--राघवानन्द-- ह य निन्‍्दू--भ्रियानन्द--देवानन्द--द्वारानन्द--- रा मेश्वर 
“-सदाचाय--गंगाधर--पुरुषोत्तम--देवाधिप--- माधवाचाय--बोपदेव--क्रेश 
“रामानुज--पूर्ण---यासुनमुनि--आऔराम  मिश्र---पुण्डरीकाक्ष--नाथमुनि-- 
शठकोप--प्रतनापति--सीता--राम | 
ऊपर दोनों ही पाठों में प॑ं० रामटहलदास का पाठ अधिक समीचीन है। 


१-- “श्री रामार्चन पद्धति.” स० पडित रामनारायणदास, पृष्ठ २-३ । 
२-ओऔरामार्चनपद्धति . स० रामय्हलदास, पृष्ठ ३४-२५ । 


डे रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


प० रामनारायणुदास की प्रति में “श्री रामानन्द च संश्रये? उक्ति रामानन्दकृत 
तो नहीं ही हो सकती | जहा तक इन परप्पराश्रों के मान्य होने का प्रश्न है, 
इसका विवेचन रामानन्दी-सम्प्रदाय का इतिहास बतलाते हुए किया जायगा। 
यहाँ इतना तो कहा ही जा सकता है कि रामानन्द राधवानन्द्‌ के शिष्य थे और 
उनका पूर्व सम्बन्ध रामानुज-सम्प्रदाय से था । 


स्वामी रामानन्द ने राघवानन्द जी को पूर्ण ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, वाग्मी 
स्वाध्यायशाली, सद्वन्य, सदय, सहृदयो द्वारा अचित, सद्गुणयुक्त आदि 
कहा हैः 
गाढ़ाज्ञानतमोनिरासतरणि त॑ ब्रह्मनिष्ठं तपः। 
स्वाध्यायत्रतशालिनं पदुतरं मध्येवरं वाग्विदाम्‌ || 
सदूवन्ध' सद॒य॑ सदा सहृदयेरच्ये कवि सद्गुणे-- 
राचाय शरण शरण्यमनघं स्वीय॑ प्रप्ये डनिशम ॥* 
ख--आ,्राचीन अन्ध्‌--- 
१--प्रसग-पारिजात--चेतनदास कृत | 
२--भक्तमाल--नाभादास : ठीकाकार--प्रियादास, रीवानरेश रघुराजसिह, 
प० ज्वालाप्रसाद मिश्र, रूपकला । 
३--अश्रगस्त्य-सहिता ४--भविष्यपुराण ५--वैश्वानरसहिता ६--वाल्मीकि- 
संहिता ७--रसिकप्रकाश भक्तमाल--महन्थ जीवारामजी कृत * टीकाकार 
जानकी रसिकशरण ८--मध्ययुग के अन्यग्रथ । 
प्रसग-पारिजात--- प्रसग-पारिजात” * की सूचना हिन्दी संसार को अ्रक्टूबर 
१६३२ की 'हिन्दुस्तानी मे श्री शकरदयालु श्रीवास्तव ने दी थी। श्रीवास्तव 
जी के अनुसार गोरखपर के मौनी बाबा ने श्रयोध्या के महात्मा बालकराम विना- 
यक को इस गन्थ का ज्ञान दिया था और साथ ही उसका अ्रथ भी लिखा दिया 
था| मुझे इस अन्थ की दो प्रकाशित प्रतियाँ मिली हैं, एक के ठीकाकार हें 
प० भगवतदास मिश्र, जिसमें मूल के साथ टीका भी दी हुई है, दूसरी के 
सम्पादक हैं परिडत रामसरतक्ञा तिपाठी निर्भीक, जिसमें केवल ठीका दी गईं है | 
दोनों ही ग्रन्थों में टीका की भाषा समान है। अयोध्या मणिपवंत के प्रसिद्ध 
रामायणी महात्मा प॑० रामकुमार दास के पास इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित 


१-ट१ही, एष्ठ २५। 
२--असग-पारिजात?, टीकाकार प० भगवतदांस मिश्र, औरामनाम मबिर, अयोध्या 


ग्रध्ययन की सामग्री तथा उसको परीक्षा प़ू 


प्रति है, जिसे वे विनायक जी की प्रति की प्रतिलिपि बतलाते हैं। इस प्रति मे 
काट-छाट बहुत अ्रधिक है | सर्व॑ प्रथम मै इस ग्रन्थ द्वारा प्राप्त रामानन्‍्द जी की 
जीवनी को उपस्थित करू गा और इसके पश्चात्‌ उसकी प्रामाणिकता पर 
विचार करू गा | अन्थ की भाषा नितान्त ही दर्बोध्य है, अत. विषय-वस्तु टीका 
के श्राधार पर ही प्रस्तुत की जा सकेगी | 

प्रसग-पारिजातः की रचना देशवाड़ी प्राकृत में गणभाषा के साकेतिक 
शब्दों के योग से अदणा? छुन्द में दिव्यसह्याय से की गई है। इसके लेखक 
स्वामी रामानन्द के एक शिष्य चेतनदास कहे जाते हैं। स्वामी जी की वर्षी 
( ग्रन्थ के अनुसार स १४१६ वि० ) पर काशी में उपस्थित रामानन्दीयों ने 
लेखक से स्वामी जी के जीवन के प्रमुख अशो को चमत्कार पूर्ण शैली मे लिखने 
का अनुरोध किया ।* चेतनदास ने इस वृत्तान्त को सामान्य लोगों से बचाने 
के लिये जनभाषा मेन लिख कर ( गणमभाषा ) मे लिखा । इस ग्रन्थ से स्वामी 
जी के जीवन के सम्बन्ध में हमे निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं :--- 


प्रयाग में जन्म का कारण :--यवनो के श्रत्याचार से अस्त हृषीकेश 
मे एक सारस्वत दम्पति की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान्‌ ने १२ वर्ष तक के 
लिये उनका पुत्र होना स्वीकार किया। कालान्तर में वही दम्पति प्रयाग में 
कान्यकुब्ज दम्पति के रूप मे अवतरित हुआ । रामानन्द्‌ के रूप में भगवान्‌ ने 
अवतरित हो उन्हें कृताथ किया | 

रामानन्द को साता का नाम मुरवी था, जो काशी के एक प्रसिद्ध त्िवेदी 
की कन्या ओर प्रसिद्ध नैयायिक ओकारेश्वर की बहिन थीं। पिता का नाम 
केवल वाजपेई जी दिया गया है | ये प्रयाग निवासी थे । 

स्वामी जी की जन्म-तिथि माघ कृष्ण भूगुवार दी गई है | टीकाकार पं० 
भगवतदास मिश्र का कहना है कि यह तिथि सं० १३२४ वि० की है। कबीर का 
जन्म, इस ग्रन्थ के अनुसार, ११५४ वि० में हुआ था। बालक कबीर किंसी 
का दूध नहीं पीता था। श्रतः अनन्तानन्द ( अग्रेज लेखक तथा कबीर पथियों 
के अनुसार अष्टानन्द ) द्वारा शुप्त रीति से स्वामी जी ने उसके पीने के लिये 
सुधामुची बूटी भेजी | इससे यदि हम यह अनुमान कर लें कि उस समय तक 
स्वामी जी की आयु कम-सें-कम ३१ वर्ष की रही होगी, तो उनका जन्म 
सं० १३२४ में माना जा सकता है| 


१--बवही, छुन्द्‌ ३०८ | 


द्‌ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


प्रमुख सस्कारों मे अन्नग्रासन चौथे वर्ष प॑चमी को सम्पन्न हुआ | बालक 
को 'पायस? विशेष प्रिय लगा। कंणवेध उसी वर्ष महाशिवरात्रि को, और 
उपनयन आठवी वर्षगाठ के सत्रहवें दिन माघ शुक्ल १२ को सम्पन्न हुआ | 


बालक को रामायण, मनुस्म॒ृति, भागवत आदि बाल्यकाल में ही कश्ठस्थ 
हो गए.। उपनयन के उपरान्त बालक काशी चला गया। वहां माता पिता को 
भी जाना पड़ा। बारह॒वर्ष की अवस्था मे "काली खोह! की एक “बिदषी? का 
उत्तर देते हुए कुमार रामानन्द ने आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की, 
किन्तु पिता ने शाडिल्य गोन्रजा सालवी से उनका विवाह ठीक कर दिया। कन्या 
ने यह स्वप्न देख कर कि रामानन्द से विवाह हो जाने पर वह विधवा हो 
जायगी, रामानन्द के पास जाकर उनसे दीक्षा ले ली। रामानन्द ने शंख फक 
कर उसे दीज्ञा दे दी और देखते-ही-देखते उसकी ज्योति सूर्यममण्डल मे मिल 
गई । बालऋषि ( कुमार ) भी अ्रदश्य हो गया। पन्न-शोक से विहवल होकर 
मा तो दिवंगता हो गई, पिता भी मरणाथे मणिकर्णशिका जा रहे थे तभी दाक्षि- 
णात्य ऋषि राघवानन्द से उनकी भेट हो गई और उनके समझाने पर 
बाजपेई जी का मोह दूर हो गया । इसके अनन्तर राघवानन्द जी ने तातियां 
शास्त्री, कर्मठ जी, नवयुवक ब्रह्मचारी चतुर्वेदी जी तथा घर्मण जी की सहायता 
से रामयज्ञ का अनुष्ठान किया । चैत्र सुदी एकादशी को यज्ञ समाप्ति के साथ 
रामानन्द प्रकट हो गए । स्वामी जी ने उन्हें वेष्णुवी दीक्षा दे उनका नाम 
रामानन्द रखा और इच्छा सरण का वरदान देकर वे स्वय चलते गये। इसके 
अनन्तर स्वामी रामानन्द पचर्ंगा घाट पर स्थायी रूप से रहने लगे | 


आश्वयेजनक घटनाएँ---त्वामी जी की शंखध्वनि सुन कर मुर्दों का जी 
उठना, नरवेश में कलि का आकर स्वामी जी को तारकमंत्र की दीक्षा देना; 
राजयछुमा से पीड़ित एक राजकुमार का स्वामी जी की आशा से गगा मे कूद 
पड़ना और सातवें दिन नीरोग होकर पुन. निकल पड़ना, स्वय गगा जी का 
स्वामी जी को पायस खिलाना, आश्रम में आने पर विरोधियों का अपना विरोध 
भूल जाना, शिवरात्रि को विश्वनाथ जी के मन्दिर का द्वार स्वामी जी को देख 
कर अपने आप खुल जाना और स्वर्य॑ शिवपावंती का उनका स्वागत करना, 
शिशोदिया वंश की राजकुमारी शशि को उसके खोये पति पुन्नू ( पुहुकर ) से 
मिला देना, गंगा में ड्रबते हुए गयू ब्राह्मण और उसके सेवक जफर को स्वयं 
भगवान द्वारा जय स्वामी रामानन्द? कह कर बचाया जाना, आश्रम पर आने 
पर यह भविष्य वाणी होना कि जफर किसी दिन राजा हो जायगा, पावुमतेश्वर 


अध्ययन को सामग्री तथा उसकी परीक्षा ७ 


नामक शिष्य को स्वामी जी ने खेचरी मुद्रा मे समाला और प्राची को प्रहाद के 
अवतरित होने के लिये माता बनने का आदेश दिया, योग के चमत्कार द्वारा 
शैव सिद्धो को परास्त करना, साथ्ु अन्तोलिया की भटकती हुई प्रेतात्मा का 
स्वामी जी द्वारा तारा जाना, आकाशमार्ग से आये हुए दाक्षिणात्य योगी कृपा- 
शंकर को आकाश मे ही चारपाई बिछा कर स्वामी जी के शिष्य अनन्तानन्द 
छारा चमत्कृत कर दिया जाना, अपना नाम जपने वाली एक वणिक द्वारा लायी 
गईं शुकी को स्वामी जी द्वारा उसका पूर्व जन्म का किन्नरी रूप दिया जाना और 
उसका भुवलोंक प्रस्थान करना, स्वामी जी की कृपा से एक अंबे साधु के नेत्र 
खुल जाना, स्वामी जी द्वारा क्ीटा परिडत को विद्या माया रूपी उनकी ज्तरी 
( चुपन्ना ) से मुक्त किया जाना, उनकी शखध्वनि सुन कर अयोध्या में हिन्दू से 
मुसलमान बनाये गये लोगों का सरयू में स्नान करने के उपरान्त ही पचमुद्रादि 
दिव्य सस्कारों से युक्त हो जाना, स्वामी जी का किसी वेदान्ताचार्य को साकेत 
धाम का दर्शन कराना, दो भ्रष्ट विद्याधरों को उनकी खोई पत्नियों से मिला 
देना, किसी अजामुखी कन्या को स््रीमुख प्रदान करना, तन्त्रविद्या में निपुण 
बीनी डाकिनी को उसकी कामुकता से मुक्त कर देना, सिन्ध के विनय मुनि 
चौरासी वाले को विल्व-पन्न से वेदमन्र का उच्चारण करा कर स्वामी जी ने ब्रह्म- 
शान दिया, इसी प्रकार किसी ब्रह्म-राक्षस को उन्होंने प्रेत-योनि से मुक्त कर दिया, 
निम्बाक॑ सप्रदाय के कुछ साधुश्रों को एक बार कृष्ण रूप में और दूसरी बार 
रामरूप मे दशन देकर तृप्त कर दिया, कबीर के प्रति काशी के पणिडितों की 
रैर्ष्या को स्वामी जी ने शख फूक कर मिट दिया, चरणोदक भेज किसी पितृभक्त 
को जिला दिया, स्वय प्रकट हो एक सर्पदष्ट व्यक्ति को उन्होंने जीवन दान दिया, 
स्वामी जी के प्रभाव से हिन्दुओ को सतानेवाले मुसलमानों का अजान देते समय 
गला ही बन्द हो गया, इसी प्रकार विभिन्न सम्प्रदाय वालों को उन्होने वादरायण, 
शकर, व्यास, बोधायनादि के दर्शन करा कर चकित कर दिया, जगन्नाथपुरी 
में स्वयं जगन्नाथ ने बठुक रूप धारण कर स्वामी जी का स्वागत किया, वहीं 
योगानन्द ने एक जलहीन सरोवर को जलमग्न कर दिया और कबीर ने सिन्धु 
को आगे बढ़ने से रोक दिया, काची में कचीर जुलाहे के वैष्णव होने पर जन्न 
ब्राह्षणों ने आपत्ति की तब उनकी भोजन की पक्ति में ही कब्रीर प्रकट होने 
लगे, हार कर ब्राह्मणों ने स्वामी जी से क्षमा-याचना की, हरिद्वार मे स्वयं 
नरनारायण ने स्वामी जी को दशन देकर उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया, 
एक लिंग हीन बच्चे को स्वामी जी ने पुसत्व दे दिया, पश्चिम के शिलिहास्वामी 
'के सपंराज चाकणूर और व्याप्नराज हांड़ा नामक दो शिष्यों को पशुयोनि से मुक्त 


य् रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


कर स्वामी जी ने उनके गुरु के पास भेजा | इसी प्रकार अनेक अन्य चमत्कारों 
का उल्लेख इस ग्रन्थ में किया गया है । 


स्वामी जी के शिष्य--रेद्यस-श्रालस्य वश चमडे का व्यापार करने वाले 
किसी बनिये से भिन्षा ग्रहण करने के कारण एक ब्रह्मचारी स्वामी जी के शाप 
से अपना शरीर त्याग कर एक चमार के घर रैदास के रूप में उत्पन्न हुआ। 
पूर्व संस्कारों के कारण वह आश्रम पर आकर स्वामी जी का शिष्य हो गया। 
उसे निम्न जातियों में भक्ति-प्रचार करने का आदेश मिला। 

अनन्तानन्द--पुष्कर क्षेत्र मे पुष्करण विप्रवश में अवधू के औरस 
ओर सौरिया माता के गर्भ से सबत्‌ १३४३ वि० में कार्तिक पूर्णिमा शनिवार 
को स्वय ब्रह्मा जी ने अवतार लिया। स्वामी जी से दीक्षा पाने पर उनका नाम 
अनन्तानन्द पड़ा | इन्हें ६४ पूर्व राम-ऋषियो का ज्ञान करा कर स्वामी जी ने 
परमार्थ तत्व की दीक्षा दी थी | 

पादूमतेश्वर--इन्‍्हें स्वामी जी ने खेचरी मुद्रा मे संभाला था। इनका 
अन्य कोई पता नही मिलता । 

सेना--सेना नाई ने दाक्षिणात्य जंगम स्वामी के बाल मूड़ कर चुटिया 
रख दी | इस पर दोनो में विवाद हो गया। दोनों स्वामी रामानन्द के यहाँ आये | 
स्वामी जी ने दोनों को समझा दिया | सेना रामानन्द का भक्त हो गया | 

कूबीर--ज्योतिमंठ के अश्रधिष्ठाता और प्रतीची देवागना के सयोग से 
सवत्‌ १३५५ वि० ज्येष्ठ पूर्णिमा को प्रह्नाद ने कबीर के रूप में अ्रवतार प्रहरण 
किया | नीरू-नीमा जुलाहे को बालक कबीर लहर तालाब पर मिला । मोमिन 
के पूछने पर बच्चे ने स्वय कहा कि मै बीरानन्द का दिव्या के जठर से उत्पन्न 
युत्न हूँ । मोमिन ने उसका नाम कबीर रकखा | कबीर किसी का दूध नहीं पीता 
था, अतः स्वामी जी ने गुप्त रीति से अनन्तानन्द को भेज कर सुधामुची बूटी 
बालक को चूसने को दी | फिर तो पड़ोसिन कमदिवी तथा गौ का भी दूध 
बालक पीने लगा | बड़ा होने पर कबीर कणठी, माला, तिलक आदि धारण कर 
अपने को रामानन्द का शिष्य कहने लगा | परिडतों को इससे द्वेष हुआ । स्वामी 
जी के आश्रम पर कबीर के तेज से सभी प्रभावित हुए। इन्हें निम्न जातियों मे 
भक्ति प्रचार का आदेश स्वामी जी ने दिया था। स्वामी जी के निधन के समय 
कबीर १६० वष के थे । 

सुखीनन्दू--बैशाख सुदी शुक्रवार को काशी के त्र्यम्बक शास्त्री की उज्जैन 
में व्याही कन्या जास्बवती को शकर के वरदान से एक पुत्र उत्पन्न हुआ | युवा .. 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा & 


होने पर रामभारती से उपदेश लेकर वह नीची बाग में रहने लगा। किसी के 
एक दिन यह कहने पर कि तेरी आयु के केवल चार दिन शेष हैं, तू शीघ्र 
रामानन्द से दीक्षा ले ले”, वह गुरु की आज्ञा से स्वामी जी का शिष्य हो गया | 
उसका नाम सुखानन्द पड़ा | 


सुरसुरानन्द--पैखम का ब्राह्मण भायूण, जो नारायण स्वामी द्वारा नारद भी 
कहा जाता था, एक दिन स्वामी जी की शख-ध्वनि सुन कर आश्रम पर आकर 
नाचने लगा। स्वामी जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया ओर उसका नाम 
सुरसुरानन्द रक्खा | उसकी जन्म-तिथि बैशाख सुदी नवमी थी | 


नरहयौनन्द--विन्ध्याटवी में ठिघौडा के सिद्ध और महामाया के सयोग 
से उत्पन्न बालक ने अनाथ होकर स्वामी जी के पास आकर आत्मसमपंण कर 
दिया । उसे सनत्कुमार का अवतार जान कर स्वामी जी ने श्रपना शिष्य बना लिया 
श्रौर उसका नाम नरहर्यानन्‍्द रक्‍्खा | 


योगानन्द--काशी के न्यायशासतत्री यशेशदत्त जी अपनी पत्नी के मर जाने 
पर स्वामी जी के शिष्य हो गए | स्वामी जी ने उन्हीं का नाम योगानन्द रक्खा | 


पीपा--गागरौनगढ के राजा पीपा को शक्ति ने प्रसन्न होकर यह आज्ञा दी 
कि तुम नारायण के अवतार रामानन्द के पास काशी जाश्रो | पीपा के शआ्राश्रम 
पर आने पर स्वामी जी ने अनन्तानन्द द्वारा उन्हें कुएँ में गिर जाने की आज्ञा 
दी, परन्तु जब पीपा कुएं में गिर पडे तो उन्हें निकलवा कर स्वामी जी ने वैष्ण॒वी 
दीक्षा दी | बाद में पीपा विरक्त हो गए और बड़े ही सत्सगी साधु सेवी हुए । 

पद्मावती--तिरुभरि ग्राम के एक भक्त दम्पत्ति के घर कमल से पद्मावती 
का जन्म हुआ, जो काशी श्राकर स्वामी जी की शिष्या हो गई | वह दूसरी लक्ष्मी 
ही थी। 


भावानन्द--विद्भुल नाम के दक्षिणी ब्राह्मण को स्वामी जी ने शिष्य बना 
कर उसका नाम भावानन्द रकक्‍्खा | ये जनक के अंशभव थे | भावानन्द को 
स्वामी जी ने उनकी पत्नी से मिला कर गहस्थ भी बना दिया | 

स्वामी जी की दिग्विजय :--पीपा के निमन्त्रण पर स्वामी जी पहले 
गॉगरोन गढ़ गए. | वहाँ कुछ दिन रह कर वे जगन्नाथ धाम गए. | जगन्नाथ 
जी ने बटु रूप घारण कर उनका स्वागत किया | उसके अनन्तर रामेश्वर जा- 
कर स्वामी जी ने शिष्यों सहित मन्दिर में प्रवेश कर शकर के दर्शन किछ्ने । वहाँ 
उन्होंने मन्दिर का द्वार वैष्णबों के लिये खुलवा दिया और शैबों तथा वैष्णवों में 


१० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका ग्रभाव 


सधि स्थापित की । उन्होंने उस मदिर को रामोपासकों का मदिर बताया, ओर 
चलते समय शैवो के द्रोह को शान्त करने के लिये योगानन्द को वही छोड़ 
दिया | इसके अ्नन्तर स्वामी जी ने विक्यनगर के राजा बुक्काराय तथा उनके 
मन्‍्त्री विद्यारए्य स्वामी का आतिथय अहण किया । राजा ने उनकी पालकी मे 
कन्धा भी लगाया। जमात ६ दिन तक टिकी रही | खूब भण्डारा होता रहा | 
इसके पश्चात्‌ स्वामी जी काची की ओर बढ़े। व विचार के पालक काची 
के ब्राह्मणों ने स्वामी जी की 'जमात” में कबीर और रैदास को देख कर घृणा की 
बातें की | वहाँ के प्रजेश विद्याधर ने स्वामी जी का स्वागत किया, पर ब्राह्मणों के 
भय से जनता पास न आई | पीया की स्त्री सती सीता को गोदा देवी ने 'जुलाहे 
की जोय? कद कर सबोधित किया । इस पर सती के शाप से बह पृथ्वी में समा 
गई। इतना ही नहीं, जब-जब आचारी ब्राह्मण भोजन करने को बैठने लगे, तब- 
तब उन्होंने अपने मध्य में कबीर को पाया | हार कर वे स्वामी जी की शरण 
आये | सती ने फिर भी लोगों को शाप दे ही दिया कि यहाँ से कताई-बुनाई 
मिट जायगी और ठुम लोग दरिद्र हो जाओगे | विद्यारएय स्वामी तथा विजय- 
नगर के राजा के आग्रह से स्वामी जी ने इस शाप का समाधान यह कह कर 
किया कि इस समुद्र तट पर गोरा वणिक समाज आकर इस देश को चरखे- 
करवे से हीन करके कंगाल कर देगा | तब कबीर की ज्योति वणिक कुल में 
भोहनदास” के नाम से उतर कर रामनाम के प्रचार के साथ ही करघे-चरखे का 
प्रचार कर इस देश का उद्धार करेगी। फिर विद्यारण्य स्वामी के यह पूछने पर 
कि थयवनों के कारण जो घमंग्लानि हो गई है वह कैसे मिटेगी ? स्वामी जी ने 
कहा कि पंजाब मे जनक जी, बगाल में राधाभक्त गीताचाये जी तथा बाल््मीकि 
और हनुमाव आदि अवतरित होकर चारों कोनों पर धर्म की व्यवस्था करेंगे । 
फिर स्वामी विद्यारण्य जी स्वस्थान चले गए! | तत्पश्चात्‌ स्वामी जी ने श्री रंगम्‌, 
ढ्वारका, आदि की बात्राएँ कीं। द्वारका मे पीपा यादवराज कृष्ण के दर्शनाथ 
समुद्र मे कूद पढ़े | श्री कृष्ण ने वहाँ उनका स्वागत किया और शख चक्र की 
छाप देकर स्वयं तट तक पहुँचाया । 

फिर जमात मथुरा बृन्दाबन होती हुईं, श्रीकृष्ण छुवि का रसास्वादन 
करती हुईं हरिद्वार पहुँची | नरनारायण ने यहाँ स्वामी जी को दर्शन देकर आगे 
बढ़ने से रोक दिया । वहाँ से स्वामी जी बृन्दराबन लौट आये | कुमार-कुमारि- 
काश्रों को उन्होंने एक बहुत बड़ा भोज दिया | श्याम-श्यामा? भी वेष बदल कर 
उस भोद्य में सस्मिलित हुए। इस समय योगानन्द भी आ गये थे | तदनन्तर 
चित्रकूट आकर स्वामी जी ने देव देवियों का स्वागत ग्रहण किया। चार मास 


अध्ययन को सामग्री तथा उसकी परीक्षा ११ 


रह कर वहाँ से जमात प्रयाग आई | एक रात रह कर स्वामी जी काशी झा 
गये । उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा मण्डारा दिया | 


विपक्षियों पर स्वामी जी का अभाव :--शगेरीमठ के शड्डराचार्य 
भारती तीथ तथा उनके भाई माघवाचाय श्राश्रम में आते ही आत्मविभोर होकर 
स्वामी जी का चरणस्पर्श करना ही चाहते थे, तभी उन्होने उनके महत्व का 
स्मरण करा कर माधवाचार्य को गृह ज्ञान दिया, तथा वेढो के भाष्य करने की 
शक्ति भी दी | शंकराचाय इससे सन्तुष्ट हो गये | रसूल की कन्या फातिसा 
श्राश्रम मे आकर स्वामी जी के चरणों की धूल रसूल के लिये ले गई । स्वामी 
जी ने पाचरमुनि, तथा विद्यारण्य स्वामी को तत्व-ज्ञान दिया | ज्षीरेश्वर 
भट्ट को स्वामी जी ने 'ईशावास्यमिद सर्वे! का उपदेश दिया। शैव-सिद्धों को 
स्वामी जी ने योगबल से परास्त किया, योगी कृपाशंकर को तो उन्होने तत्व- 
ज्ञान भी दिया | इसी प्रकार इब्बनूर और तकी से बारह शर्ते मनवा कर 
स्वामी जी ने मुल्लाओं को हिन्दओ पर अत्याचार करने से रोक दिया | गोहिण- 
नाथ को स्वामी जी ने प्रेम-योगी बना ठिया तथा मीमांसक चिपलूश॒कर को 
शर्ड बजाकर और विनयमुनि चौरासी वाले को विल्ब पन्न से वेढमंत्र उच्चरित 
करवा कर तत्व-ज्ञान दिया | इसी प्रकार भाऊ जी शास्त्री तथा अन्य विद्वानों को 
एक साथ ही अद्वैत , विशिष्टाढ्ैत, शुद्धाईत, दत आदि पर प्रवचन दे कर सतुष्द 
किया और उन्हें मह॒षि बादरायण, शंकर, शुक, विज्ञान-सिंक्षु, श्री कण्ठ- 
शिवाचाये, लक्ष्मणाचाये, भास्कराचाये, श्रीपति आचाये, मध्वाचाये, 
विष्णु स्वामी, निम्बाके तथा बोधायन पुरुषोत्तमाचाय्य के शिष्य सारण के 
दर्शन भी कराये । 

समकालीन व्यक्ति--समकालीन व्यक्तियों में कुछ प्रसिद्ध नाम ये हैं '-- 
श गेरीमठ के शकराचार्य भारती तीथ तथा उनके भाई माधवाचार्य, गगू तथा 
उसका सेवक जफ़र ( हसन गयू सबत्‌ १४०४ वि० १ ); पाचर मुनि, 
विद्यारण्य स्वामी, क्लीरेश्वर भट्ट, काशी के विश्वनाथ परिडत, शअ्रयोध्या के 
हरिसिह देव के भतीजे गजसिह, ( हरिसिंह स० ११८१ बि० बैशाख सुदी १०, 
शनिवार को जूनाखा तुगलक के भय से तराई चले गये। उनके पचास वर्ष 
बाद गजसिह स्वामी जी से मिला--टीकाकार ) इव्बनूर और तकी, खुमरू,. 
बिजय नगर का राजा बुक्काराय, निजामुद्दीन ओलिया | 

सम्प्रदाय का व्स्तार--कब्वीर और रैठात की अन्‍्त्यजों में भक्ति-प्रसार 
करने का आदेश स्वामी जी ने दिया था। उनकी मृत्यु के उपरान्त अनन्तानन्द 


श्र रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


ने दसों दिशाओं में उनके दश शिष्यो को नियुक्त कर सम्प्रदाय का विस्तार 
किया | अ्रनन्तानन्द स्वय काशी रहे | 

स्वामी जी का साकेत गसन--हस और कबूतर के रूप में आये हुए 
ब्रह्मा और यम से मृत्यु सकेत पाकर स्वामी जी ने स० १५४१५ विक्रमी, मधुमास 
शुक्ला प्रतिददा को शनिवार के दिन यज्ञ-कुएड स्थापित कर तारकमनत्रराज का 
अनुष्ठान कराया | नवमी सोमवार को वे साकेतथाम चले गये। आश्रम पर 
केवल दैनिक कृत्य की वस्तुए तथा खड़ाऊ रह गए! | शोकाकुल जनता को 
कबीर ने आश्वासन दिया। मध्यान्ह में झ्राकाश में शख-ध्वनि हुई | सभी का 
मोह दूर हो गया | सभी ने स्नान किया | जल का स्पर्श कर चरणपादुका पत्थर 
की हो गई | “श्री मठ” मे उसी की स्थापना कर दी गईं | 

असंग-पारिजात! की प्रामाणिकता-- प्रसंग पारिजातः के अध्ययन से 
यह स्पष्ठ हो जाता है कि यह उस काल की रचना नहीं है जिस काल की रचना 
इसे हिन्दी के विद्वान मानते श्राये हैं| इस ग्रन्थ के तथाकथित लेखक चेतनदास 
के अनुसार ग्रन्थ की समाप्ति स० १५१७ वि० मे हुई थी, किन्तु इसमे इसके 
बाद की भी घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि ग्रथ किसी आधुनिक लेखक की चमत्कार-प्रिय बुद्धि की कृति है। साथ ही 
समकालीन व्यक्तियों के सबध मे दी गई सूचनाएँ भी प्रायः तकसंगत नही हैं । 

क--गांधी जी (मोहनदास--वर्णिक कुलोत्पन्न)--का उल्लेख इस अन्थ 

की ६१ वी अष्टपदी के अनुसार सती सीता ने जब विष्णुकाची के आचारियों द्वारा 
अपमानिता होकर उन्हें शाप दिया कि 'जुलाहे भक्त कबीर का अपमान करने के 
कारण यहाँ के वस्त्र उत्पन्न करने के सभी उपकरण नष्ट हो जाएँगे और देश 
बहुत दरिद्र हो जायगा?, तब विद्यारण्य स्वामी के अनुरोध से स्वामी जी ने इस 
शाप का समाधान यह कह कर किया कि शाप के प्रभाव से समुद्र के इसी तट 
'पर गोरा वशिक समाज आकर यहाँ के चरखे करधे के व्यवसाय को नष्ट कर 
देगा | फिर कबीर को ज्योति वणिक कुल में 'मोहनदास” के नाम से उत्पन्न 
होकर चरखे का प्रचार करेगी और रामनाम के महत्व को प्रकट करेगी । 


ख--नानक, चेतन्य, तुलसीदास ओऔर समर्थ रामदास का 
उल्लेख--६२ वीं अष्टपदी में विद्यारणय स्वामी के यह पूछने पर कि 'भारतवषे 
मे जो सकट काल आ रहा है उससे उत्पन्न भर्म-ग्लानि कैसे मिटेंगी ?” 
रामानरछू जी ने कहा कि पंजाब में जनक, बंगाल में राधाभक्त गीताचार्य, 
चात्मीकि और हनुमान अवतरित होकर भारत की रक्षा करेंगे । टीकाकार के 


अध्ययन को सामग्री तथा उसकी परीक्षा १३ 


मत से यहाँ क्रमशः नानक, चैतन्य तुलसीदास और समर्थ रामदास का उल्लेख 
किया गया है । परम्परा से भी टीकाकार का यह मत मान्य है। अतः यह स्पष्ट 
है कि सवत्‌ १५१७ वि० में लिखित ग्रन्थ का लेखक समर्थशमदास (स०१६६४ 
वि०---१७३८ वि० )* चेतन्य ( जन्म स० १४४२ वि० )*, तुलसीदास ( जन्म 
स० १४८६ वि० ) तथा नानक ( जन्म स० १५२६ वि० )*, आदि का उल्लेख 
नहीं ही कर सकता था। यह कहना कि ये अश पग्रक्षिप्त होंगे, ठीक नहीं, क्योकि 
जिस भाषा और जिस छुन्द मे इस ग्रन्थ की रचना हुई है, वह विश्व साहित्य मे 
बेजोड़ है | इस भाषा मे इस ग्रन्थ के लिखने का उद्देश्य ही यह था कि इस 
सकलन को तब तक छिपाया जाय जब तक इसमें उल्लिखित सभी घटनाएँ सही 
न हो जॉय ।* 

ग--स्वासी रामानन्द तथा कबीर आदि का जीवन काल--इस 
ग्रन्थ में कबीर का जन्मकाल स॒० १३५५ वि० दिया गया है और अ्रनन्ता- 
नन्‍द का स० १३४३ वि० में। कबीर के उत्पन्न होने पर स्वामी रामानन्द्‌ 
ने अपने प्रिय शिष्य अनन्तानन्द द्वारा 'सुधामुची? बूटी कबीर के चूसने के लिये 
भेजी थी। अतः यह अनुमान कर लेना स्वाभाविक ही है कि स्वामी जी उस 
समय तक सिद्ध भक्त हो चुके होंगे । यदि उस समय उनकी आयु ३१ वर्ष 
( बारह व की आयु में तो वे अन्तर्घान ही हो चुके थे | फिर रामयशञ से जब 
राघवानन्द ने उन्हे प्रकट किया तब वे पंच गगा घाट पर रहने लगें थे | 
टीकाकार के अनुसार स्वामी जी की जन्म तिथि सं० १३२४ वि० थी | ) की 
मान ली जाय तो उनका जीवन-काल सं० ११२४ वि० से स० १४१४ तक पूरे 
१६१ वर्ष का ठहरता है। कबीर का जीवन काल कम से कम १६० वर्ष ( स० 
१५१५ वि० में स्वामी जी की झत्यु के समय वे जीवित थे ) और अनन्तानन्द 
का कम-से-कम १७२ वध तक का ठहरता है | एक तो इन भक्तों का इतना 
लग्बा जीवनकाल भी तकंसगत एवं सामान्य अनुभव सिद्ध नही, दूसरे रामानन्द 
का जन्म काल सं० १३२५४ वि० और कबीर का जन्मकाल स० १३५५ बि० मान 
लेना किसी भी श्रन्य प्रमाण से पुष्ठ नहीं होता । अ्रगस्त्य-सहिंता? एवं रामानन्द 


१--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, पृष्ठ ७०३ । 

२--बही, पृष्ठ ३०१। 

३- वही, प्रष्ठ ३८५--जै० डब्लु० यगखन को अमृतसर भे लिखी गई एक जन्म 
सारिणी मिली हैं जिसके अनुसार भुरुनानक महाराज जनक के अवतार थे--डा० वो 
( यनसाइक्लोपीडिया अब्‌ रिलीजन एण्ड इथिक्स वा० & पृष्ठ १८१ )। 

४--प्रसग-पारिजात” अष्टपदी १०८, पृष्ठ १३६ | 


२४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सम्प्रदाय की मान्यताशरों के आधार पर स्वामी जी का समय स० १३४६ वि० से 
स॒० १४६७ वि० तक माना जाता है, और कचीर की जन्म-तिथि अधिक से 
अधिक पहले ले जाने पर सं० १४२४ वि०* और उनकी मृत्यु-तिथि सं० 
१५०५ वि०* मे विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रमाणों से सिद्ध की गई है। अतः 
ध्रसग-पारिजात” के लेखक के ये उल्लेख भी तक सगत नहीं प्रतीत होते । 


घ--इस ग्रन्थ में रामानन्द के समकालीन जिन व्यक्तियों अथवा स्थानों 
का नाम लिया गया है, उनमे अनेक ऐसे हैं जो असाधारण, अतः गठे हुए से 
प्रतीत होते हैं। निश्चय ही लेखक ने ये नाम ग्रन्थ को प्राचीन कृति बनाने के 
प्रयास में गढ़े होगे | यहाँ कुछ नामो का ही उल्लेख पर्याप्त होगा |--मुखी, 
सालवी, कालीखोह की विदुषी, तातियाँ शासत्री, प्रैखसम, भायूण, कर्मठ जी, 
धर्मण जी, टिघौड़ा, पुन्नू , पद्मतेश्वर, सुधावल ( स्थान ), सौरिया (अनन्तानन्द्‌ 
की माँ ), रिलिहा स्वामी, पाचरमुनि, क्रीटा परिडत, चुपन्ना, लिठटा, बीनी, 
विनयमुनि, भाऊ जी शासत्री, परिडत भरूकी, सपराज चाकणूर, व्याप्तराज 
हाड़ा आदि । 

ड--प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों में विद्यारण्य स्वामी, बुक्काराय, भारती- 
तीथ और उनके भाई ( ! ) माधवाचाय, तकी, निजामुद्दीन औलिया, खुसरू, 
अयोध्या के हरिसिह राजा का भतीजा गजसिंह, गग, जफर, गोहिणीनाथ आदि 
का उल्लेख इस ग्रन्थ में किया गया है। विद्यारश्य स्वामी का जन्म स० १३२५४ 
वि०* से माना जाता है। उन्होने महाराज बीर बुक्क को विजयनगर के सिंहासन 
पर स० १३६२ या १३६३ वि० में बैठाया, और स्वय उसके प्रधान मन्नी बने । 
इस दृष्टि से विद्यारए्य स्वामी रामानन्द के समकालीन तो ठहरते हैं, किन्तु 
लेखक ने इनके सम्बन्ध में भी भूलें की हैं । विद्यारण्य स्वामी और माधवाचार्य 
को दो व्यक्ति समझ लिया गया है, जबकि ये दोनो थाम एक ही व्यक्ति के 
हैं ।* फिर लेखक ने माधवाचाय को 'भारतीतीथ? का अनुज लिखा है। कुछ 
लोगा के अमुसार भारती तीथ विद्यारए्य स्वामी का ही नाम था; किन्तु रुवय॑ 
विद्यारण्य स्वामी ने अपने ग्रन्थ जिमिनीय न्याय माला? की टीका विवरण” में 


हि ुन॑ कलाम ा मापा ७७७७७ ७७७ रा शा | 


१--उत्तरी भारत की संत परम्परा, परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ ७३३। 

२है...दिंदी काव्य में निर्यृण सम्प्रदाय, पीताबरढदतत वर्धुबाल, प० ५७। 

३--कल्याण, भाग ११ स० २--अद्वोत सम्प्रदाय के प्रधान-प्रधान भाचायों का 
प्रिचयद्र पृ० ६५२०-५३ । 

४--वही, पृष्ठ ६५३ । 


चक्र 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा 44 


भारतीतीय को अपना शुरु लिखा है।* गोहिणनाथ, गोरखनाथ के शिष्य कहे 
जाते हैं।* गोरखनाथ का समय ईसा की दसवी शताब्दी अथवा अधिक से 
अधिक ११ वीं के प्रारम्मिक भाग में अर्थात्‌ विक्रम की ११५ वीं शताब्दी में ही 
कोई समय * माना जा सकता है। श्रतः गोहिणनाथ का समय ११-१२ वीं 
शताब्दी या अधिक से अधिक १३ वीं शताब्दी का पूर्वा् होना चाहिये। अतः 
यह निश्चय पूर्वक नहीं कद्दा जा सकता कि वे रामानन्द स्वामी के समकालीन 
ही थे, कदाचित्‌ नहीं थे। प्रसिद्ध आलवार भक्तिन गोदा देवी के द्वारा सती 
सीता को गाली ( “जुलाहे की जोय” कह कर ) दिये जाने का उल्लेख किया गया 
है, किन्तु परम्परा के अनुसार गोदा देवी का समय रामानुजाचार्य से भी पहले 
पड़ता है।* इसके अतिरिक्त प्रत्येक महापुरुष या महत्वपूर्ण पदाधिकारी का 
स्वामी रामानन्द के सामने नतमस्तक हो जाना लेखक की कोरी कल्पना प्रतीत 
होती है | यह अवश्य है कि लेखक ने यथा सम्भव स्वामी रामानन्द के समकालीन 
व्यक्तियों का ही उल्लेख किया है। कुछ थोड़े से हेर-फेर के साथ रामानन्द के 
जीवन की व्यापक रूप-रेखा भी प्राय: वही है जो रामानन्द-सम्प्रदाय में मान्य है। 
कबीर-रैदास के सम्बन्ध में प्रायः प्रियादास के ही समान उल्लेख किये गये हैं | 

च--इस ग्रन्थ मे स्वामी जी के सम्बंध में अनेक असम्भव घटनाओं का 
संकलन किया गया है। इनका उल्लेख ऊपर हो चुका है । कार्यकारण सम्बन्ध 
का बिना कोई विचार किये ही लेखक ने शन घटनाओं की कल्पना कर ली है | 
समकालीन लेखक चमत्कारपूर्ण घटनाओं की सृष्टि करते हैं, पर उनकी सख्या 
अधिक नहीं होती | अयोध्या के जीवित सतों की भी जीवनियाँ चमत्कारपूर्ण 
घटनाओ से सजाकर अब तक लिखी जाती हैं । 

छु--जिस भाषा में इस अन्थ की रचना हुई है, उसकी कोई परम्परा नहीं 
मिलती | 'देशवाड़ी प्राकृत” मे गणभाषा के साकेतिक शब्दों के योग से 'अदणा? 
छुन्द में इसकी रचना हुई है | जान पड़ता है कि प्राकृतों का ज्ञान रखने वाले 


किसी लेखक ने काल्पनिक शब्दों के योग से इसकी रचना की है | अयोध्या के 
ग्रधिकाश रामानन्दी विद्वान्‌ इसे महात्मा बालकराम विनायक” की ही कृति 
मानते हैं। उन्हें पाली -प्राकृत का अच्छा ज्ञान था | इस कथन का सत्य भी इस 


१-वही, घ्ष्ठ, ६५२ | 

२--हिन्दां साहित्य की भूमिका, डा० इजारी प्रसाद छविवेदी, पृष्ठ ६१ | 

३--उत्तरी भारत को संत परम्परा, ए० ६०। 

४--आलवार चरितामृत-गगा विष्णु शीकृष्णदास, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बब्ई,अष्ठ ७५ 
से ८८ तक। 


१६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


बात से प्रमाणित हो जाता है कि महात्मा बालकराम जी समय-समय पर ऐसे 
थों का प्रकाशन कर दिया करते थे, जो किसी-न-किंसी प्राचीन लेखक की 
कृति कहे जाते थे। भगवान्‌ रामानन्दाचाय” नामक ग्रन्थ में उन्होंने किसी 
रसूजे वहदानियत” नामक अन्य के आधार पर रामानन्द स्वामी के २२ उपदेशो 
का हिन्दी श्रनुवाद प्रकाशित कराया था ।* जो हो, रामानंद्‌ सम्प्रदाय इस ग्रंथ 
को अपने सम्प्रदाय का प्रामाणिक गन्थ नहीं मानता | व्यक्तिगत अनुभव पर यह 
कहा जा सकता है कि स्वय प्रकाशक महोदय को भी इस ग्रन्थ की भाषा का 
विशेष ज्ञान नहीं है और न तो वे इसके व्याकरण के विषय में ही कुछ सकेत 
करते हैं। एक दिन उनके सामने चेतनदास ने स्वयं प्रकट होकर श्रादेश दिया 
कि अब इस ग्रन्थ के प्रकाशन का समय आ गया है और भगवतदास जी ने इसे 
प्रकाशित करा दिया । 'भक्तमाल?, अगस्थसहिता' तथा वैशगी-सम्प्रदाय में प्रच- 
लित अन्य ग्रन्थो के आधार पर स्वय चेतनदास के रामानद के शिष्य होने मे 
संदेह किया जा सकता है। 
ऊपर गाघी जी के नाम के आ जाने से यह अनुमान कर लेना असगत नही 
कि इस ग्रथ की रचना आधुनिक काल मे ही हुई है। ग्रन्थ की सूचनाये भी 
अधिकाशतः अमान्य एव श्रप्रामाणिक ही हैं। स्वामी जी के जीवन की जो व्यापक 
रूप-रेखा ( जन्मस्थान, गुरु, शिष्य, दिग्विजय आदि के सम्बन्ध में ) उसमे 
दी गई है, थोडे से परिवर्तन-सशोधन के साथ उसे स्वीकार किया जा सकता है । 
नीचे इसकी भाषा का स्वरूप समझने के लिए. एक उदाहरण दिया जा रहा है। 


अष्टपदी ४४७ 


निकवेरि नीशुणा वम्ह॒हा | भ्क्ता सशुण  सारम्हहा।॥ 
पैधूम जाहुस-जम्हहा | नखटी न॒ुकाटी अम्हहा ॥ १॥ 
लखमी चुशेषी शेषफण | जुबदा अरंटा केबरण ॥ 
टगुरी हुरी हरि हिडवण | जुबखी चुभी हिगिस सपण ॥ २॥ 
शेषी हृदवस्थं-शेषणा | चिदंटे चिदात्मा हेषणा।। 
लखमी  महापा-मेषणा | लँभा अचिद सुद सेषणा॥ ३॥ 
आभाणु नीगुण-तत्तड़ा । सगुणशथ॒ वुताडिम भक्तड़ा ॥ 
डुकवारि टठखा-सत्तड़ा | जुग जग जुगी पर जत्तड़ा॥ ४॥ 
जीवाण जिडठा दागमी | धठखी पिषा पुस नागमी ॥ 
'न उठी उदापुह्द डाहमी | हुववा जिवाणी पाहमी ॥ ४॥ 





१--भगवानू रामानन्दाचार्य--सं० हरिचरणलाल शास्त्री, पृष्ठ १००। 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा १७ 


त्रिशिधा पुरुष विश्वानुगा | आवतें आहुस परतुगा ॥ 

तेमू तभू ऊम्‌ उयगा। ऐबवर खबर पोसनजुगा ॥ ३६॥ 

धूसधिनी सत आमुरी। सवित चिदंटा जामुरी ॥ 

ह्ालादिनी कामा पुरी। आनन्द वधना भाहुरी ॥ ७॥ 

साखोत्तरा साहुब्जरा । आचो भरा पाजुज्जरा ॥ 

व्याख्यार भावा कुण्जरा | नावैत लुक्‍्का मुज्जरा ॥ ५॥ 

( प्रू० ७०-७१, सं० भगवतदास ) 

“अर्थ--स्वामी जी ने कह्दाअह्म तो वास्तव में निगंण ही है, क्यो कि वह 
तिगुणात्मक प्रकृति से परे है। परन्तु भक्त ने, भक्ति के प्रभाव से उसे सगुण 
बना दिया | कल्याणादि दिव्यगुणों का मूर्तिमान्‌ स्वरूप बना दिया | सृष्टि विकास, 
भगवत और भागवत का लीला-विलास है ॥१॥ लक्ष्मी जी, शेषी भगवान्‌ श्रोर 
फर्णीश जी ही तो सृष्टि के मूल में प्रतिष्ठित हैं। कमलनाल और ब्रह्मा की 
उत्पत्ति तो पीछे हुईं | आत्म समपंण पूवक शेष जी और चरण कमल सेवा मे 
तत्पर लद्धमी जी विमल भक्ति का उपदेश दे रही हैं ॥२,। भगवान्‌ शेषी, शेष 
जी के हृदय में विराजमान हैं। चित्‌ में चिदात्मा का प्रकाश है। चित्‌ शरीर 
है और चिदात्मा शरीरी है। लद्धमी जी महामाया हैं। भगवान्‌ उनमे रमण 
कर रहे हैं। अचित्‌ के शद्ध सत्य में श्री नारायण रमण करते हैं। अ्चित्‌ 
शरीर है, परमात्मा शरीरी है।॥३॥ यह सगुण ब्रह्म ही कृपा करके अपने निगण 
ओर उससे परे स्वरूप का रहस्य अपने भक्तों को बता देते हैं। उसे जानने का 
दूसरा उपाय भी तो नही है । चतुव्यूह का असली मेद भगवान्‌ ही जानते हैं ॥४॥ 
जीव अगु है और गुणों के वैषम्य से घट-घट में अलग-अलग है। श्रुति मे 
परसात्मा को भी अ्रण से अशु और महान्‌ से महान्‌ कहा और रागद्वेष चिन्तन 
की प्रतीति से भी जीव बहु होते हुए. भी एक है और व्यापक है ॥५॥ जीवात्मा, 
प्रशात्मा और परमात्मा थे तीन पुरुष हैं। जीवात्मा-चिदाभास है, प्रशात्मा चिन्मय' 
है और परमात्मा चिदानन्द है। प्रज्ञात्मा ही परमात्मा से अभिन्न है। सुषुसति मे 
प्रतिदिन मिलन होता है, पर इसे कोई नहीं जानता ॥६॥ सत्‌ भाव का प्रकाश 
जिस शक्ति मे होता है उसे क्रिया शक्ति सधिनी कहते हैं। चिद्‌ भाव का 
प्रकाश जिसमें होता है उसे ज्ञान शक्ति सबति कहते हैं और आनन्द भाव 
का प्रकाश जिसमे होता है उसे इच्छा शक्ति आह्वादिनी कहते हैं ।।७॥ न्याय 
का अंश वेदान्त मे भश्रमज्ञान है, उसे छाट कर शुद्ध वेदान्त के मनन से ही ज्ञान 
की उपलब्धि होती है | शुद्ध मन से, परमा्थ की इच्छा से-वेदान्त का्चितन॑ 
करना चाहिये ॥८॥” ““टीकाकार पं० भगवतदास 


र्‌ 


श्ष् रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


भक्तमाल :--“भक्तमाल” के लेखक नाभा जी रामानन्द जी की शिष्य- 
परम्परा मे थे, इस कारण उन्होंने स्वामी जी तथा उनके सम्प्रदाय की उत्पत्ति 
अथवा विकास के सम्बन्ध मे जो सूचनाएँ. दी हैं, वे बहुधा प्रामाणिक हैं। 
नाभा जी के अनुसार स्वामी रामानन्द उनसे चार पीढी ऊपर थे। भक्तमाल की 
रचना स० १६८० वि० के लगभग मानी जाती है। इस कारण नाभा जी के 
समय तक रामानन्दीय-सम्प्रदाय का बहुत विस्तार नहीं हो पाया था और न तो 
इस सम्प्रदाय में साम्प्रदायिकता की ही भावना आ पाई थी। इसलिये भी नाभा 
जी द्वारा उपस्थित की गई सामग्री प्रामाणिक ही मानी ज्ञा सकती है। कम-से- 
कम आज के रामानन्दी सम्प्रदाय के भक्त इस ग्रन्थ को श्रपना साम्प्रदायिक ग्रथ 
समभते ही हैं । विभिन्न गादियों से जो परंपराएँ प्रकाशित हुईं हैं, वे सभी 
भक्तमाल के लगभग मेल मे ही हैं | जो कुछ भी अन्तर मिलता है वह रामानुज 
ओर रामानन्द के सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर है। आज के रामा- 
नन्‍्दी विद्वान्‌ रामानुज-सप्रदाय से रामानद स्वामी का कोई भी संबध नही मानते, 
जबकि नाभा जी ऐसा स्पष्ट ही मानते हैं | इस सबंध में हम 'रामानद-सप्रदाय 
का इतिहास तथा सबद्ध शाखाएँ? नामक अध्याय मे विस्तृत विवेचन उपस्थित 
करेगे | भक्तमाल को प्रायः सभी विद्वानों ने प्रामाणिक रचना माना है | 


भक्तमाल मे भक्तों के व्यक्ति-वेशिष्द्य पर ही अधिक बल दिया गया है, 
उनके जोवन पर लेखक ने कोई प्रकाश नही डाला है | स्वामी रामानन्द जी के 
जीवन के सम्बन्ध में भी भक्तमाल कोई प्रकाश नहीं डालता। उनकी प्रशंसा 
केवल दो छुप्पयों मे की गई है। प्रथम छुप्पय * से हमे निम्नलिखित बाते मालूम 
होती हँ-- 

क--श्री रामानुज स्वामी की पद्धति का प्रताप पृथ्वी में अमृत होकर फैल 
गया | 

ख--उनके अनन्तर देवाचार्य, महामहिमा से युक्त हर्यानन्‍्द जी तथा 
हर्यानन्द जी के शिष्य राधवानन्द जी हुए.। राघवानन्द जी भक्तों को मान देने 
वाले थे । उन्होंने समस्त पृथ्वी को अपने विजयपन्र के अवलम्ब में कर लिया था 
ओर काशी को श्रन्त में अपना स्थान बना लिया । उन्होंने चारो वर्णों और 

आश्रमों को भक्ति का द्वार खोल दिया | 


१--डा० दीनदयाल गुप्त, “अष्टछ्ाप और बल्लम सम्प्रदाय, पूर्वाद्धे पृष्ठ १०६। 
२--भक्तेमाल, सटीक, भक्ति सुधा स्वाद तिलक, सीतारामशरण भगवानप्रसाद रूपकला, 
तृतीयावृत्ति सन्‌ १६५१ ३० (१५१) छप्पय ६६२ । पृष्ठ २८१ 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा १६ 


ग--इन्हीं स्वामी राघवानन्द जी के शिष्य थे स्वामी रामानन्द जो मानो 
विश्व के मगल की मूर्ति ही थे। इस प्रकार रामानुज-सम्प्रदाय की पद्धति का 
प्रताप दिनोदिन बढ़ता ही गया । 

द्वितीय छुपय * से हमे निम्नलिखित सूचनाएँ मिलती हैं :--- 

क--भगवान्‌ रामचन्द्र ही की भाति रामानन्द जी ने भी ससार के प्राणियों 
को तारने के लिये दूसरा सेतु तैयार कर दिया। ख--अ्रनन्तानन्द, कबीर, 
सुखानन्द, सुरसुरानन्द, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानन्द, रैदास, घना, सेन, 
सुरसुरानन्द की स्त्री आदि के अतिरिक्त स्वामी जी के और भी शिष्य थे, जो एक 
से एक 'उजागर? थे। सभी विश्व-मगल के आधार और दशधा-भक्ति के आआगरः थे। 
ग--रामानन्द ने बहुत काल तक शरीर धारण कर प्रणत जनों को पार कर दिया | 


'भक्तमाल! में रामानुजाचार्य के पूर्व के आचायों की भी परम्परा दी हुई 
है | लगता है, भक्तमाल का लेखक अपने सम्प्रदाय का क्रमबद्ध इतिहास जैसे 
प्रसुत करना चाहता हो | वह रामानुज परम्परा से रामानन्द-परम्परा का सम्बन्ध 
मानता था, अन्यथा रामानुज परम्परा से उसका इतना लगाव ही क्‍यों होता १ 


लेखक के अनुसार रामानुज की पद्धति 'रमापद्धति? ( श्री सम्प्रदाय ) 
थी | इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ लक्ष्मी जी? से होता है। लक्ष्मी जी से विष्वक्सेन 
जी को मन्त्र मिला; उनसे शठकोप जी को, शठकोप जी से बोपदेव जी को मत्र 
मिला, फिर बोपदेव जी के बाद की शिष्य-परम्परा इस प्रकार है :--नाथमुनि, 
पुण्डरीकाज्ष, राममिश्र, पराकुश, यामुनाचाये, पूर्णाचायं और रामानुज । 

इसके अनन्तर नाभा जी ने अ्नन्तानन्द, कबीर, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, पीपा, 
शैदास, सेन, सुरसुरी, नरहर्याननन्‍्द, धना श्रादि स्वामी जी के शिष्यो की भक्ति- 
सम्बन्धी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। नाभा जी ने भक्तों के जीवन पर 
प्रकाश डालने का कोई प्रयास नही किया है, फिर भी उनके द्वारा रामानन्द- 
सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे प्रस्तुत की गई सामग्री बहुमूल्य ही है | स्वय लेखक का 
सम्बन्ध अनन्तानन्द की परम्परा से था, अतः सब प्रथम अनन्तानन्द के ही शिष्यों 
के नाम गनाये गये हैं । योगानन्द, गयेश, कमचन्द, श्रल्ह, पैहारी, सारीरामदास, 
श्रीरंग आदि अनन्तानद के मुख्य शिष्य कहे गये हैं।* इनके एक शिष्य 





६-बहं, (१५) छृप्पव ६६१। एष्ठ २८०२ । 
२--वहीं, १० २५८। 

२०-वह्ो, १३६ छुप्पथ ७०७ प्रृष्ठ २६१। 
४-- वही, २५३ छप्पप ६६० ४० २६८१ 


२० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-सहित्य पर उसका प्रभाव 


नरहरिदास ने तो रघुवर, यदुच्र दोनो के यश का गान करके निमल कीर्ति रूपी 
धन का सचय किया था ।* वैसे ये सभी शिष्य अनन्तानन्द के पद का स्पश कर 
लोकपालों के समान हो गये थे ,* 

अनन्तानन्द के शिष्यों मे पयोहारी कृष्णुदास सब प्रमुख थे | उन्होंने अन्न 
का त्याग कर केवल दूध का ही आ्राह्ार किया | जिस पर उनकी कृपा हो गई उसे 
उन्होंने शोक रहित कर निर्वाण ही दे डाला | तेज के समूह वे थे, भजन उनका 
बल था और वे ऊध्वरेता हो गये थे || इन पयहारी जी के शिष्यो में कील्ह, 
अग्र, केवल, चरण, ब्रतहठी नारायण, सूर्य, पुरुषा, पथु, त्रिपुर, पद्मनाभ, 
गोपाल, टेक, ठीला, गदाघारी, देवा, हैम, कल्याण, गगा, विष्णुदास, कान्धर, 
रगा, चादन, सबीरी, गोविन्द आदि प्रमुख शिष्य थे ।* आमेर के कछवाहा राजा 
पृथ्वीराज भी इनके शिष्य थे ( भक्तमाल, पृष्ठ ७२४ ) | 

इन शिष्यों में भी कील्ह और अग्र दो प्रमुख शिष्य थे | कील्ह के विषय में 
लेखक का कहना है कि भीष्म के समान ही कील्ह ने भी काल को वश में कर 
लिया था। वे रामचरणों मे रात दिन रत रहा करते थे। इनको देख कर 
प्राणिमात्र का शिर नमित हो जाता था। साख्य, योग, आदि का ज्ञान इन्हें 
हस्तामलकवत्‌ था। ये सुमेरदेव के पुत्र थे। अन्त में ब्रह्मस्भ वेध कर इन्होने 
भगवान्‌ को प्राप्त किया ।* कील के शिष्यो मे आस करन, रूपदास, भगवानदास, 
चतुरदास, छीतरदास, लाखा जी, रायमल, रसिकरायमल, गौरदास, देवादास, 
दामोद्र दास आदि प्रसिद्ध थे ।* 

अग्रदास ने भगवान्‌ के भजन के बिना किश्वित मात्र भी काल व्यर्थ नहीं 
गेँवाया | पूर्व भक्तो जैसा ही इनमे सदाचार था। भगवान्‌ की सेवा का स्मरण 
ओर उनके चरणों का ध्यान ये निरन्तर करते रहते थे | इन्होंने एक उद्यान 
लगाया था । इससे उनकी बड़ी प्रीति थी। जिह्ला से निर्मल नाम की ही वर्षा 
ये करते थे कृष्णदास पयहारी ने मन-कम-वचन से भक्ति में इन्हें हृढ कर 
दिया था, अग्रदास' के सभी शिष्य धर्म की ध्वजा थे | उनमे कुछ के नाम ये 





१--२, वही, छप्पय ६६० प्र० २६८। 
३-- १५६ छप्पय ६८७ पृ० ३०२ । 
४-वही, १५६ छप्पय ६८४ पृ० ३०८ | 
२१- वही, १६० छप्पय ६८३ पृ० ३०३ | 
६--वही, ७४१ छप्पय १०२ पृ० ८४८ । 
७--वही, १६३ छृष्पय ६८० पृ० ३१३ । 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा २१ 


हं---जगी, प्रयागदास, विनोदी, पूरनदास, बनवारीदास, नरसिंहदास, भगवान- 
दास, दिवाकर, किशोर, जगतदास, जगन्नाथदास, सलूधो जी, खेमदास, खीची 
जी, घमंदास, लघुऊधों ।* इन्हीं अग्रदास के शिष्य स्वय नाभा जी भी थे । उन्हीं 
की आशा पर 'भक्तमाल? की रचना की गई। 

कृष्णदास पयदह्ारी जी के तीसरे शिष्य टीला जी के शिष्यों में लाहा जी 
( इनकी परम्परा परम प्रकाशमान हुईं ), परमानन्ददास, खरतरदास, खेमादास, 
ध्यानदास, केशवदास, हरिदास, आदि प्रमुख शिष्य थे ।* 

रामानन्द-सम्प्रदाय की सबसे बड़ी पहली गादी गलता मे कृष्ण॒दास पयहद्ारी 
जी द्वारा स्थापित की गईं ।* ये बडे दी परोपकारी, कामिनी-काचन से उदासीन, 
रामचरणानुरागी और सचादार-निस्त थे । 

उपयुक्त भक्तो के अतिरिक्त अन्य छोटे-छोटे भक्तों के विषय में भी नाभा जी 
ने छुप्पप लिखे हैं| इसी प्रकार नाभा जी ने रामानन्द-सम्प्रदाय पर अन्य सम्प्रदायो 
के पड़ने वाले प्रभाव का भी सकेत कर दिया है। ऊपर कहा जा चुका है कि 
अनन्तानन्द के शिष्य (१) नरहरिदास ने रघुबर और यट॒बर दोनो की ही कीर्ति 
का सचय किया था। आगे चल कर अ्ग्रदेव ने कृष्ण-भक्ति से और भी श्रधिक 
प्रभाव अहण किया । रामानन्द-सम्प्रदाय में मानसी भक्ति के प्रचारक अग्रदेव 
ही थे। श्गारी सम्प्रदाय ( रामानन्दी रसिक सम्प्रदाय ) के ये आदि प्रवतंक भी 
माने जाते हैं । 

कृष्णुदास पयहारी तो योगी थे ही, कीलद् ने तो सारूय योग को हस्तामलक- 
वत्‌ ही कर लिया था । इन्हीं कील्ह के एक शिष्य थे द्वारकादास जिनके विषय 
में भक्तमाल कार ने कह्दा है श्रष्टागयोग तन त्यागियं द्वारकादास जाने दुनी ।?* 

इस प्रकार नाभा जी के समय तक रामानन्दी सम्प्रदाय योग ( नाथपंथी ) 
तथा श्ार ( कृष्ण भक्तिशाखा का ) दोनों से ही प्रभावित हो गया था। अ्रगले 
अध्यायों में हमने नाभा जी द्वारा दी गईं स्वामी रामानन्द्‌ की शुरू शिष्य परम्परा 
का विस्तृत विवेचन किया है, अत यहाँ अनावश्यक समझ कर इस प्रसग को 
छोड़ दिया जा रहा है| 


१->वही, ७२४५ डेप्पय १ हा परेध् | 
२--वही, ७२६ छप्पय। ११७ पृ० ८१६। 
३- वही, ७८७ छुप्पय ४६ पू० ८8४५ । 
४--वही, ७६४ छुप्पय ४६ पृ७ ८४३ । 


२२ रामानन्द रम्प्रदाव तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


भक्तमाल की टीकाएँ क--प्रियादास की टीका--भक्तमाल को 
“भक्ति रस बोघिनी”? नाम की टीका प्रियादास जी ने स० १७६९ वि० में लिखी। 
इन्होने नाभा जी द्वारा दिये गये वृत्त के अतिरिक्त अपने समय तक प्रचलित हो 
गई धारणाओओं एवं किंवदन्तियो को भी अ्रपनी टीका मे स्थान दे दिया है। 
इनकी भी दृष्टि भक्तों को प्रायः चमत्कार पूर्ण वातावरण से घिरे हुए रूप में 
ही चित्रित करने की ओर रही है | इसी कारण कही-कही इतिहास की भी 
अवहेलना इस टीका मे की गई है । 

प्रियादास जी ने स्वामी रामानन्द के सम्बन्ध मे कोई सूचना नहीं दी है । 
उनकी गुरु परम्परा के सम्बन्ध में भी प्रियादास जी ने कुछु नहों कहा | स्वामी 
जी के शिष्यों में अनन्तानन्द के विषय में भी टीकाकार को कुछ नहीं कहना है। 
श्री रग जी तथा क्ृष्णदास पेहारी के विषय में प्रियादास जी ने अ्रवश्य ही 
कुछ महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी हैं । भरी रंग जी चौसा के सरावगी वणिक थे ।* 
उनके प्रसाद से एक प्रेत को मुक्ति मिली थी | कृष्णदास पयोहारी के सम्बन्ध 
में प्रियादास जी का कहना है कि उन्होने कुल्हू के राजा के साथ बड़ी उदारता' 
दिखलाई थी | इस राजा के वशज प्रियादास जी के समय तक वर्तमान थे। ये 
बड़े ही वैष्णव भक्त थे।* पयोहारी जी के शिष्यों में कील्ह के विषय में 
श्री प्रियादास का कहना है कि जब इनके पिता सुमेरदेव का देहान्त हो गया, 
तब इन्होंने मथुरा में राजा मानसिंह के पास बैठ-बैठे ही 'ठीक है, भला हैः 
कर आकाश माग से जाते हुए. पिता का स्वागत किया था। इन्होंने फूल की 
पिटारी में स्थित साप से अपने को तीन बार कटठाया था, परन्तु उन पर कोई 
प्रभाव न पड़ा। इन्होंने मरते समय भरी सभा मे ब्रह्मांड फोड़ कर प्राण त्याग 
किया ।* पयोहारी जी के दूसरे शिष्य श्रग्नदेव के सम्बन्ध में प्रियादास ने 
बतलाया है कि ये आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे, राजा मानसिंद 
इनसे मिलने भी गये थे | * 


रामानन्द जी के शिष्यों मे रैदास के सम्बन्ध में प्रियादास ने जो कुछ कहा 
है उससे निम्नलिखित निष्कष॑ निकलते हैं [४ :--रामामन्द जी का एक 





१--वहीं, ४० ३००-२०१, कवित्त ५११-१२। 

२--बही, प्रू० ३०३-५, कवित्त ५०४६-१० | 

र--बहीं, पू० ३१०-१३, कवित्त ५०७-८ | 

४--वही, कवित्त ५०६ पृ० ३१४। 

५--वही, कवित्त २५६, तथा ३६४-२६६, पृष्ठ ४७०---७६ 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा २३ 


ब्रह्मचारी शिष्य ही किसी चमडे का व्यापार करने वाले वशिक्‌ के यहा से भि्ना 
लाने के अपराध में गुरु द्वारा शापित होकर रैदास के रूप मे उत्पन्न हुआ | जन्म 
लेने पर वह दूध नही पीता था | रामानन्द ने स्वय आकर उसे फिर दूध पिलाया । 
रैदास बाल्यावस्था से ही बड़ा हरिभक्त था । पिता ने उसे पिछवाड़े जगह दे दी । 
वहा रह कर यह दिन-रात साधु सेवा किया करता था। भगवान ने रैदास को 
हठ पूर्वक मुद्रा लेने को बाध्य किया | इस घन से उन्होने संतो के लिये निवास 
बनवा दिया । ब्राह्मणों को इससे स्पर्धा हुई परन्तु अन्त मे रैदास के बढ़ते प्रताप 
से प्रभावित होकर वे मौन हो गये | चित्तौड़ की रानी काली रैदास की शिष्या 
हो गई थी। इन्होने अपनी त्वचा के भीतर सोने का जनेऊ ब्राह्मणों को दिखाया 
था । रैदास जी के कुछ चमत्कारो का भी बर्शुन प्रियादास ने किया है | 


कबीर --प्रियादास जी ने कबीर को भी रामानन्द जी का शिष्य कहा 
है | पंचगंगा घाट की सीढियों पर लेट कर स्वामी जी के चरणों से टकरा कर, 
स्वामी जी की 'राम, राम कह! उक्ति को ही कबीर ने गुरुमनत्न मान लिया था ) 
कबीर ने रामानन्द को दैंत्री प्रेरशावश गुरु किया था। नियमित रूप से उन्हें 
शिष्य नही किया गया था। प्रियादास ने तो यहा तक लिखा है कि जब कबीर 
अपने को रामानन्द जी का शिष्य कहने लगे, तब स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर 
परदे की आड़ में बैठकर पूछा कि, 'तुम कब मेरे शिष्य हुए. ” कबीर ने स्वामी 
जी को बतलाया कि सभी तत्नों का सार 'रामनाम? है। इस पर स्वामी जी बड़े 
प्रसन्न हुए श्रौर पट खोल कर कब्रीर से मित्ते | कब्वीर के सबध में प्रियादास ने 
अनेक चमत्कारपू्ण उक्तियाँ कही हैं, जिनसे हमारे अध्ययन को कोई नई गति 
नहीं मिलती | श्रतः उन्हें यहा छोड़ दिया जाता है । 


रामानन्द और पीपा जी--प्रियादास जी ने भी पीपा को रामानन्द 
स्वामी का शिष्य माना है। उनके अ्रनुसार पीपा गागरौन गढ़ के राज़ा थे । 
पहले वे देवी के उपासक थे, फिर बाद मे देवी के ही आदेश से रामानन्द जी 
के शिष्य हो गए, | कहते हैं कि पीपा जी जब स्वामी जी के मठ पर शिष्य होने 
के विचार से आए, तो स्वामी जी ने कहा कि मुझे! राजा से कोई काम नहीं है । 
इस पर पीपा ने अपनी सारी सम्पत्ति दीनों को बाट दी। स्वामी जी ने पुनः 
आज्ञा दी कि प्रीपा से कह दो कि वह कुएँ में गिर पड़े। पीपा गिरने ही जा 
रहे थे कि स्वामी जी ने प्रसन्न होकर उन्हें शिष्य बनाना' स्त्रीकार कर लिया ) 


१--वही कबित ३४८ से लेकर ३६१ तक।॥ 


श्ड रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


जब पीपा के हृदय में भक्ति भावना दृढ हो गई, तब स्वामी जी ने एक वर्ष 
बाद गागरौनगढ आने का वचन देकर उन्हें विदा कर दिया। एक बष बाद 
पीपा ने स्वामी जी को चिट्ठी लिख कर जब बुलाया तो कबीर, रैदास आदि बीस 
शिष्यों को लेकर स्वामी जी गागरौन गढ़ गए!। पीपा ने स्वामी जी का शअ्रपूर्वे 
स्वागत किया | कुछु दिन वहा रह कर स्वामी जी जब चलने लगे, तत्र पीपा ने 
भी विरक्त होकर उनका साथ दिया | पीपा की छोटी रानी सीता भी बलपू्वंक 
उनके साथ हो गई | यहा से स्वामी जी द्वारका गए. और कुछ दिन वहा रह 
कर काशी लौट आए | पीपा के सबंध मे प्रियादास ने श्रनेक कथाएँ दी हैं । 
अनावश्यक समझ कर उन्हें छोड़ दिया जाता है |* 


रामानन्द और धना जी :--प्रियादास के अनुसार भगवान्‌ ने धना को 
भक्ति से प्रसन्न होकर यह आज्ञा दी कि तुम काशी जाकर रामानन्द के शिष्य 
हो जाओ | भगवान्‌ की आशा पाकर घना ने रामानन्द का शिष्यत्व स्वीकार 
किया। फिर घर आकर वे भगवान्‌ की उपासना करने लगे |" 


रामानन्द और सेन :--सैन के सम्बन्ध में प्रियादास ने केवल एक नई 
सूचना दी है वह यह कि वे बाधवगढ के राजा के नाई थे ।रै 


रासानन्द और सुखानन्द :--सुखानन्द के सम्बन्ध में प्रियादास जी ने 
कुछ भी नहीं कहा है । इसी प्रकार सुरसुरानन्द, सुरसुरी, नरहर्यानन्‍्द, आदि के 
विषय में भी प्रियादास जी ने कुछ भी नहीं कहा है | 

रामानन्दन्सम्परदाय प्रियादास जी के समय तक रामानुजनसंप्रदाय से उद्भूत 
हुआ माना जाता रहा है, इसके संकेत प्रियादास जी ने यत्न-तन्न दे दिये हैं । 
आमेर के राजा पृथ्वी राज को अपने गुरु पयहारी जी की कृपा से शखचक्र की 
ही छाप मिली थी जो रामानुज-सम्पदाय की विशेष छाप है * और रामानन्दियों 
द्वारा अब तक स्वीकृत थी । इसी प्रकार केवल्कूबा जी द्वारावबती जाकर छाप 
लेना चाहते थे, किन्तु प्रभु की आशा से वे घर पर ही रह गये और वहीं पर 
भगवान्‌ की कृपा से उन्हें शखचक्र की छाप लग गई ।* 





१--तही, पृष्ठ ४६३-५२ १ । 
२०-जबढाी, १० २२२०-२४ । 
३--बही, ४० ४२६ । 

४-अही, पृष्ठ ७२६ कवित्त २४४। 
२--बढी, क० १२३ पृ० ८३२ । | 


ग्रध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा श्पू 


भक्तमाल की टीकाएँ :--भक्तमाल रामरसिकावली--रीवा नरेश महाराज 
रघराज सिंह | 

रीवॉ नरेश ने अपनी टीका में किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अवलबन नहीं 
किया है| इस कारण अनेक प्रचलित किवदन्तियो, दतकथाश्रों एबं अधविश्वासो 
का उनके ग्रन्थ मे समावेश हो गया है। वे इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ 
कह सकते हैं कि कब्नीर ने स्वयं आकर उनके पिता महाराज विश्वनाथ सिह से 

*बीजक की टीका करने को कहा। इस प्रकार उनकी रचना ( टीका ) प्रमाण 

कोटि में नही त्रा सकती । 

रामानन्द जी के सबंध में इन्होने केवल एक नई सूचना दी है | वह यह 
कि उन्होने--“बर्ष सप्ततत लौं तनु राख्यों। परमारथ तजि और न भाख्यो ।। 
इसी प्रकार उन्होंने यह भी बतलाया कि भारतखड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं 
जो रामानन्द जी के प्रभाव को जानता न हो | यहाँ वर्ष सप्ततत का अथ १०७ 
वर्ष ही होगा, पर किस प्रमाण पर यह कहा गया है, कहना असभव है। आगे 
हम इस मत की समीक्षा करने का अवसर पाएँगे, अ्रतः यहाँ इसे यों ही स्वीकार 
कर लिया जाता है। 

रामानन्द के शिष्यों मे कबीर को इन्होंने विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न 
कहा है और रैदास के विषय मे बतलाया है कि रामानद के यहाँ जब वे शिष्य 
होने के लिये गये, तब स्वामी जी ने चमार जान कर उन्हे लौटा दिया, पर 
भोजन के समय उन्होंने रैदास को पानी लिए. हुए खड़ा देख कर अपना लिया 
ओर अपना शिष्य बना लिया । शेष शिष्यों एवं अनन्तानद्‌ की शिष्य परपरा 
के सम्बंध मे रघुराज सिंह जी ने ऐसी सूचनाएँ दी हैं, जिनसे रामानद जी के 
समय पर प्रकाश पड़ता है। यह कहाँ तक प्रामाणिक है, इसकी समीक्षा हम 
आगे इसी प्रसग में करेंगे | 

सेन बाँधवगढ़ बघेल राजा राम का सेवक था | यह नाई भगवान्‌ की भक्ति 
से प्रभाविद हो रामानद के पास आया स्वामी जी ने इसे शूद्र जान द्वार बन्द 
कर लिया, पर सेन के निकठ जाने पर कपाट स्वतः खुल गया। अतः उसे संत 
समझ कर रामानन्द ने अपना लिया। सेन के विषय में आगे रघुराज सिंह ने 
लिखा है कि ये जिस राजाराम बघेल के यहाँ रहते थे, वें कबीर के शिष्य ये । 
पहले ये बघेल राजा गुजरात मे रहा करते थे, पर कबीर के आदेश से विन्ध्य- 
पृष्ठ में चले आये । रीवानरेश ने इसी सम्बंध मे अपनी वश-परंपरा भी' 
दी है--- 


२६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


मम पितु राजा रामहि सोई। दशएँ पुरुष प्रकट भो जोई ॥ 


रामसिह को सुबन जो, बीर भद्र अस नाम | 
सो मोंहि कह्यो कबीर जी आगममग्रंथहिं ठाम | 


यह परपरा यों है ;--१--राजाराम बघेल ( कबीर के शिष्य ) २--बीरभद्र 
३--विक्रमादित्य ४--श्रमरेश €--अनूप ६--भावसिंद ७-- अनिरुद्ध ८--. 
अवधूत ६---श्रजीत ( रिपुजीत ) १०--जयसिंह ११--विश्वनाथ सिह १२-- 
रघुराजसिंह । रीवानरेश के अनुसार महाराज विश्वनाथ सिंह का जन्म सं॑० श्८४६ 
वि० में हुआ | स० १८५८ में इन्होने किसी प्रियादास जी से दीक्षा ली, स० १६१९१ 
में इनका देहावसान हुआ | स्वय रघुराज सिंह का जन्म स० १८८० कार्तिक कृष्ण 
४ को हुश्रा था । इसके पूर्व रीवा नरेश ने यह बतला दिया है कि राजाराम के 
पिता बीर भानु थे, जिन्होंने हुमायूं की रानी को उस समय शरण दी थी, जब 
शेरशाह ने उसे भगाया था। राजाराम अकबर का समकालीन था । उनके निम्न 
कथन से यह बात श्रौर स्पष्ट हो जाती है --- 

दिल्‍ली को पुनि रास नप गए अकब्बर शाह। 

कीन्यो अति सन्‍्मान सो अकस मानि नरनाह || 

ओआचक मारन को गये ते न्ृप रामहि कॉह | 

फिरे सानि विस्मय सबे निरखि चारिचौबॉह ॥ 

नापित सेन स्वरूप धरि हरि जिनके तनु माँहि। 

तेल लगायो राय सों कहिये केहि न्ृप काहि ॥|* 

इस प्रकार राजाराम का अकबर का समकालीन होना सिद्ध हो जाता है । वैसे 
शिवसिंह जी सेंगर* ने भी लिखा है, “निदान तानसेन ने ( स० १५८८्ट मे 
उत्पन्न ) दौलतखाँ, शेरखाँ बादशाह के पुत्र, पर आशिक होकर उनके ऊपर 
बहुत सी कविता की | दौलतखा के मरने पर श्री ब्राधवनरेश रामसिह बचघेला के 
यहाँ गए, फिर वहाँ से अकबर बादशाह' ने अपने यहाँ बुला लिया । तानसेन 
और सूरदास जी से बहुत मित्रता थी |” 
अतः इस प्रमाण के बल पर कहा जा सकता है कि रामानन्द स्वामी १६ वीं 

शताब्दी वि० तक वर्तमान थे । आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने इस तिथि को प्रामा- 


क--मेंक्तेमाल रामरसिकावली, पृष्ठ १०११ । 
२--शिवसिद्द सरोज, पृ० ४२६ शस० १६८३ बवि० | 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा २७ 


णिक मान भी लिया है, किन्तु डा० भण्डारकर, सर ज्याजे ग्रियर्सन, डा० 
ताराचन्द, डा० पीताम्बरद्त व्‌ बाल तथा श्री परशुराम चतुर्वेदी आदि विद्वानों 
ने अगस्त्य सहिता? के सादय तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर स्वामी जी का 
समय कलि के ४४०० वर्ष बीतने पर स० १३५६ वि० से स॑० १४६७ वि० तक 
ही माना है | सम्प्रदाय में यह तिथि मान्य है, ओर जब तक इस प्रचलित धारणा 
के विरुद्ध कोई पुष्कल प्रमाण नहीं मिलता तब तक इसे ही ठीक मानना होगा। 
धप्रसंग-पारिजात” एक अप्रामाणिक रचना है, श्रतः उसकी तिथियाँ (जन्म तिथि 
स० १३२४ वि० तथा मृत्यु तिथि स० १५१५ बि० ) भी मान्य नही हो सकतीं । 
यह भी सभव है कि रघुराज सिंह ने पश्रमवश सेन नाई का सम्बन्ध राजाराम 
( वीरभानु के पुत्र ) से जोड़ लिया हो, क्योकि रघुराजसिह जी के लिये यह 
बात एक सत्य घटना सी ही है कि कबीर ने स्वय आ्राकर उनके पिता से बीजक 
की टीका करने को कहा | इस सबंध में हम विशेष विवेचनस्वामी जी की जन्म- 
तिथि निर्धारित करते समय करेंगे। अत, इस प्रसंग के संबंध में इतना 
पर्याप्त है । 
भक्तमाल की अन्य टीकाएँ-- 

१--मभक्ति सुधा-स्वाद तिलक 

२--भक्तमाल हरिभक्ति प्रकाशिका 

यहाँ प्राचीन सामग्री का ही विवेचन किया जा रहा है, अ्रतः सीताराम शरण, 
भगवानप्रसाद रूपकला तथा प० ज्वालाप्रसाद मिश्र की दीकाएँ. आधुनिक युग 
की चिन्ताधाराओ से प्रभावित होने के कारण मुख्य सामग्री के रूप मे नहीं 
आती | फिर भी अ्रध्ययन को क्रमबद्ध बनाने के इष्टिकोश से इनका यहाँ 
उल्लेख कर दिया गया है। इनमे रूपकला जो ने तो अगस्य सहिता, भविष्य- 
पुराण आदि का साक्ष्य लेकर स्वामो जी के जीवन की रूपरेखा निर्धारित की 
हैं। साथ ही उन्होंने श्रग्नदास की रहस्यत्नय टीका? 'रसरगमणि जी के भक्तमाल? 
आदि की भी सहायता ली है। 'अगस्त्य सहिता” द्वारा उपस्थित जीवनवृत्त ही उन्हें 
मान्य है | १० ज्वालाग्रसाद मिश्र जी ने स्वामी जी के सबंध में बतलाया है कि 
वे पहले दक्षिण देश में एक स्मात्ते सन्‍्यासी के शिष्य थे | फूल तोड़ने के लिये 
एक दिन वे किसी उद्यान में गए।| वहाँ राघवानन्द जी ने उन्हे उनकी 
आसब्नमृत्यु का समाचार दिया और बाद में रामानन्द के शरणागत होने पर 
उनकी जान भी बचाई | ' कभी तीर्थागन के उपरान्त लौटने पर रामानन्द को 
भजन के सम्बन्ध में गुरु से मतभेद प्रकट करना पड़ा, अ्रतः राघवानन्द ने उन 


र्प् रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


अलग सम्प्रदाय चलाने का कहा। इस प्रकार रामानन्दी-सम्प्रदाय का जन्म 
हुआ | इस मत की लेखक न अगले अध्याय मे पूर्ण विवेचना को है। 
अगरत्य सहिता--अगसूय सह्दिता के अन्तर्गत “भविष्यखश्ड” के १३१ 
वे अ्रध्याय से लेकर १३५४ वे अध्याय तक श्री गमानन्द जन्मोत्सव को कथा 
मिलती है। कदाचित्‌ सबसे पढे डा० भण्डारकर ने अपने ग्रन्थ “वेष्णुजिज्म 
शैविज्पम, एएड माइनर रिलिजन्स आदि? नामक ग्रन्थ में इस ग्रन्थ को प्रामाणिक 
मान कर स्वामी रामानन्द जी का जीब्न वृत्त प्रस्तुत किया था। इसके उपरान्त 
रूपकला जी ने भक्तमाल की टीका करते हुए इस ग्रन्थ का पूरा उपयोग किया | 
और उन्होने भी इसे प्रामाणिक मानते हुए स्वामी जी का जीवन वृत्त इसी के 
आधार पर उपस्थित किया | फिर डा» ग्रियससन ने १६२० के जे० आर० ए० 
एस० में डा० फकहर के इस कथन का कि 'रामानन्द दक्षिण के किसी रामाबत 
सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे, किन्तु उत्तर में आकर उन्होंने अपने सम्प्रदाय का प्रचार 
किय। |? प्रतिवाद करते हुए. कहा कि उन्हें श्रगसूय सहिता! की एक प्रकाशित 
प्रति में स्वामी जी का जीवन-चरित नहीं मिला, किन्तु बाराबकी से प्रकाशित 
उसका हिन्दी अनुवाद उन्हें मिल गया था। इस ग्रथ द्वारा उपस्थित किये गये 
जीवन बृत्त को डा० ग्रियर्सन ने प्रामाणिक ही माना । उनका कहना था कि यह 
जीवन चरित सस्क्ृत मे लिखे हुए भागवत आगम का एक अश है, और 
भक्तमाल को भाँति आश्चयजनक कथाश्रों से सजाया संवारा नहीं गया है| जहाँ 
स्वामी जी की प्रशता भी की गई है, वहा पूरी सावधानी के साथ ही । अतः इस 
अ्न्थ की प्रामाणिकता मे पर्याप्त विश्वास किया जा सकता है। इसी ग्रन्थ के 
आधार पर ग्रियसंन साहब ने यह सिद्ध किया कि रामानन्द दाक्षिणात्य नही थे | 
मुझे डाकोर से प्रकाशित 'रामानन्द जन्मोत्सच” अन्य प्राप्त हुआ है। ग्रियसन द्वारा 
उद्धत पक्तिया इस मूल का ही अनुवाद हैं | खेद है कि, प्रियरंसन साहब के बाद 
किसी हिन्दी विद्वान्‌ ने इस ग्रन्थ की प्रामाशिकता की न तो पूरी परीक्षा ही की 
ओर न इसके आधार पर स्वामी जी के जीवन-बृत्त को उपस्थित करने का ही 
अयास किया | अतः सर्वप्रथम मै यहाँ इस ग्रन्थ के आधार पर स्वामी जी के 
जीवन-इत को उपस्थित करूँगा | मूल ग्रन्थ सस्क्ृत मे है, अतः इस दृष्टि से भी 
यह प्रयास अनुचित न होगा | 
एक समय महृषि अगस्त्य जी से सुतीद्ण ने प्रछा कि विश्व के प्राणियों 

का कल्ि मे किस प्रकार कल्याण सम्भव है, तब अगस्त्य जी ने उन्हें वही कथा 
“सुनाई जिसे उन्होंने स्वय सनकादिक कुमारों द्वारा सुनी थी। एक बार पृथ्वी प्र 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा र्‌६ 


अत्याचार बढ़ता देख कर नारदमुनि भगवान्‌ के पास जाकर बोले कि 'भगवन्‌,. 
लोक मे वेद-मार्ग से लोग विमुख होते जा रहे हैं| इसलिये आप कोई उपाय 
बतलाइए. जिससे मेरी आ्राप मे अ्रनुरक्ति दिन-ठिन बढ़ती रहे ।” भगवान्‌ ने 
उन्हें बतालाया कि, मैने लोक-कल्याण का उपाय पहले द्दी सोच लिया है। में 
तीथराज प्रयाग मे आप सभी नित्य सूरियो के साथ अश्रवतार लेकर वेद शाज्नादि 
के सारभूत मोक्ष के साधन, भक्ति को बढाने वाले धर्म मार्ग का विस्तार करूँगा । 
आप लोग यत्र-तन्न अ्रवतीर्ण होकर मेरे द्वारा कथित उपदेश का घमनिष्ठ, 
सुशील होकर प्रचार करेंगे। जो व्यक्ति उस घर्मॉपदेश को ग्रहण करेंगे वे 
अवश्य ही मोक्ष पा जायेंगे ।? भगवान्‌ का यह बचन सुन कर नारदसुनि प्रसन्न 
होकर उनका यशोगान करते हुए! ससार मे विचरण करने लगे । 


इसके अनन्तर रामानन्दावतार की पूरी कथा अगस्त्व जी ने दी है। मै 
उसके विस्तार मे न जा कर केवल उन तिथिग्रो एवं घटनाओं का ही उल्लेख, 
करूँगा जो स्वामी जी के जीवन एवं उनके सम्प्रदाय से विशेष सम्बद्ध हैं। इस 
संहिता की कथा मे रामानन्द जी को विष्णु का अवतार कहा गया हैं । रामानन्द्‌ 
जी का जन्म कलि के ४४०० वर्ष गत होने पर तीर्थराज प्रयाग में कान्यकुब्ज 
ब्राह्यय पुएयसद्न तथा उनकी पत्नी सुशीला के घर माघ कृष्ण सप्तमी 
तिथि, सूर्य के सात दश्ड चढ़ने पर, सिद्धि योग युक्त चित्रा नक्षत्र, कुम्म लग्न में 
होना कहा गया हैं, आठ वर्ष की अ्रवस्था में यज्ञोपवीत, बारह वर्ष की अवस्था 
में काशी जाकर श्री सम्प्रदाय के आचाये राधवानन्द से षडक्षुर रामतारकमन्न, 
शरणागतिमन्र, रहस्यन्नय का वाक्यार्थ, तात्पर्याथ आदि का पाना कहा गया है। 
उन्हें वेद वेदाग पारगत, भागवत घर्मज्ञाता, भगवदाराधनादि कर्मों के कतों, 
वैष्णव धर्म के उपदेष्टा, यशस्वी, उदारबुद्धि एव प्रसन्नमुख, उद्धारक, जितेन्द्रिय, 
धर्मशीलो से परिव्त्त, सुशील, समदृष्टि, शान्त, दांत, जगद्गुरु, एवं सत्सम्प्रदाय- 
प्रबंतक होने का लक्षण बतलाया गया हैं। साथ ही यह भी. कहा गया है कि 
उन्हीं की कृपा से संसार के प्राणी रामभक्त परायण होंगे । 


अगस्त्य संहिता ने रामानन्द के शिष्यों को विभिन्न देवताओं का अवतार 
बतलाया है और साथ ही उनकी जन्मतिथियाँ' (सवतो को छोड़कर) दी हैं | 
रामानन्द के शिष्यों मे क - अनन्तानन्द ब्रह्मा के अवतार थे। इनका जन्म, 
कार्तिक मास को कृतिका नक्षत्र युक्त पूर्णिमा, शनिवार को धनलग्न में हुआ | 
इन्हे योगाभ्यास में स्थित, बुद्धिमान और सदाचार में तत्पर कहा गया है । 
ख>“सुरसुरानन्द--इन्‍्हें नारद का अवतार कहा मया है। इनकी जन्मतिथि' 


३० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


बैशाख कृष्ण नवमी, गुरुवार, बृष लग्न दी गई है। ग--सुखानन्द-ये शकर 
के अ्रवतार कहे गये है | इन्हे बैशाख सुदि नवमी, शतमिषा नक्षत्र, तुला लग्न मे 
उत्पन्न कहा गया है। ये शील के समुद्र, गुरु सेवा में अत्यन्त आसक्त, चन्द्र की 
भाँति अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि वाले, पूर्वांचार्यों के सिद्धाताथ में स्थित एवं मन्नमन्नार्थ 
विद्‌ कहे गये हैं | घ--नरहयाननन्‍्द--इन्हे सनत्कुमार जी का अबतार कहा 
गया है । बैशाख कृष्ण तृतीया, शुक्रवार, अनुराधा नक्षत्र, व्यतिपात योग, मेष 
लग्न मे इनका जन्म कहा गया है। ये वर्णाश्रम के कर्मों में निष्ठ तथा 
मगवदाराधनादि शुभ कर्मों में सदा आसक्त कहे गये हैं | ड०--योगानन्द्‌ -- 
इन्हें कपिल का अवतार कहा गया है । इनका जन्म काल बैशाख बदी सप्तमी, 
बुधवार, मूलनक्षत्र, परिधयोग, कक लग्न दिया गया है। च/--मनु के अवतार 
पीपा का जन्म काल चैत्र पूणमासी, बुधवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शव 
“योग, घन लग्न कहा गया है। ये महायोगी, सत्पुरुषो द्वारा सेवित और वैष्णव 
धर्म के उपदेश में तत्पर कहे गये हैं। छ--कबीर को प्रहलाद जी का अवतार 
कहा गया है। इनका जन्म काल चैन्नबदी अष्टमी, मगलवार, मृगशिरा नक्षन्न, 
शोभन योग, सिंह लग्न माना गया है। ये तीथक्षेत्र वास में रत, वेदात शास्त्र 
में निष्ठा वाले तथा स्वामी रामानन्द जी के कैकय परायण कहे गये हैं| ज--- 
भावानन्दू-इनको जनक का अवतार कहा गया है। इनकी जन्मतिथि बैशाख 
बदी षष्ठी, सोमवार, मूलनक्षुत्र, परिधि योग, कके लग्न दी गई है। इन्हें महा- 
मति, मद्दात्मा एवं रामसेवापरायण कहा गया है। भ--भीष्म के अवतार 
सेना बैशाख बदी द्वादशी, रविवार, पूर्वा माद्रपद नक्षत्र, ब्रह्मयोग, तुलालग्न में 
उत्पन्न एवं भगवद्मक्तो के आराघन में आसक्त कहे गये हैं। अ--बलि के 
अवतार धना बैशाख बदी अष्टमी, शनिवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शिवयोग, बृश्चिक 
लग्न में उत्पन्न तथा भक्तिमान्‌ पुरुषों मे श्रेष्ठ, भगवत्‌भक्तों के श्राराधन में 
तत्पर, सदाचार मे श्रासक्त, बुद्धिमान्‌ , एवं शुरुपादाम्बुजाचंक कहे गये हैं| 2--- 
शुकदेव जी के श्रवतार गालवानन्द चैत्र बदी एकादशी, सोमवार, शुभयोग, 
बृष लग्न में उत्पन्न महायोगी, बुद्धिमान, वेद वेदात रत, ज्ञाननिष्ठ एवं उपदेश- 
प्रायण कहे गये हैं | 5--यमराज के अवतार थे रमादास, जो चैत्र सुदि 
द्वितीया, शुक्रवार, चित्रा नक्षत्र, हृषंण योग, मेष लग्न में उत्न्न तथा वैष्णवों 
की आज्ञा के पालने वाले, भगवद्धर्भ सेवी एवं उदारबुद्धि कहे गये हैं | ड--- 
पद्मावती जी की जन्मतिथि चैत्रशुक्ल त्रयोदशी, गुरुवार, उत्तरा-फाल्गुनी 
नकछन, भ्रुवयोग, कक लग्न, दी गई है। वे आचाय निष्ठावाली, घर्मश, घर्मत॒त्पर, 
“गुरुसक्ति परायण, एवं दूसरी लक्ष्मी जी की भाँति कह्दी गई हैं । 


ऊ. 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा ३१ 


रामानन्द के प्रभाव के विषय में कहा गया है कि वे अपने शिष्य प्रशिष्यों 
से घिर कर पृथ्वी मे निरन्तर सुशोमित होंगे | जगद्गुरु होकर वे कल्याण मार्ग 
के कारण, शुभ ज्ञान देनेवाले, जगत्‌ मे प्राणियों के ध्येय और पूज्य होंगे । 
उनके दशन, स्मरण, अथवा नाम लेने मात्र से पृथ्वी के लोग निस्संन्देह मुक्त 
हो जावेंगे । उनके मन्‍्त्रमन्त्रार्थ भूषित मत का अवलम्बन कर पुथवी मुनि वृत्ति 
वाले पुरुषों से सुशोभित हो जायगी | शरच्चन्द्र की भाति उनकी उज्ज्वल 
पावनकीर्ति का स्मरण कर लोग पापमुक्त हो जायगे | उनकी कोर्ति भक्ति, ज्ञान 
एव कल्याणदायिनी होगी, उससे लोगो का मोह दूर हो जायगा। रामानन्द 
मूर्तिमान्‌ धर्म की भाति होगे | उनसे शत्रु परास्त होंगे। अतः रामानन्दीय 
वैष्णवों को प्रतिवर्ष उनका जन्मोत्सव करना चाहिये | उनकी पूजा कर मनुष्य 
मनवाछित फल को पायेगा | इसके उपरान्त रामानन्द स्वामी के पूजन की विधि 
कही गई है, जिसका उद्धरण यहाँ अनावश्यक है । 

स्वामी जी की द्ग्विजय का भी यहा सक्षेप मे उल्लेख किया गया है। 
अपने द्वादश सूर्य सहश शिष्यों से घिर कर विष्णु की भाति रामानन्द इंस 
पृथवी पर अ्रमण करते हुए, विशेष कर, द्वारकादि तीथथों मे श्रुति-स्मृति आदि 
से उत्पन्न वादों से शत्रुओं को पराजित करते हुए, उन्हें राममन्त्र का उपदेश 
देते हुए आसमुद्र चारों दिशाश्रों मे विचरण करते हुए, नास्तिको को पराजित 
कर लोक-अ्रज्ञान को दूर करते हुए एब अनेक गुणो का लोगों मे सचार करते 
हुए सुशोभित होगे। वे प्रकृति से शीलवानू, दयासागर, महान्‌, घमंत्राणार्थ 
अवतीरण विष्णु जी हो होगे। वे भगवद्भक्ति वृत्ति वाले, विद्यावान्‌, निस्पुह्दी, 
एवं आत्माराम होगे । वे उदार कीति होगे, योगियों मे अग्रगण्य, पाखएडनाशक, 
सौशील्यादि गुणो के वरद्धक होंगे । उनके दर्शनमात्र से तीनों ताप मिट जायगे। 
वे वेदों के ग॒ह्याथ का भी प्रकाश करेंगे और गुण, शील, शासत्र, और करों 
से समस्त शन्नुओं को पराजित करेंगे। इस प्रकार उनसे विश्व का अपार 
मंगल होगा | 

स्वामी जी के १०८ नाम भी इस ग्रन्थ में गिनाये गये हैं| जिनमे उन्हें 
रामानन्द, रामरूप, राममत्रार्थविद्‌, कबि, राममन्नप्रद, रम्य, राममन्नरत, प्रभु, 
योगिवय, योगगम्य, योग, योगसाधन, योगिसेव्य, योगनिष्ठ, योगात्मा, और 
योगरूपधृकू भी कहा गया है | उन्हें वाग्मी, सुदर्शन, जगतपूज्य, एवं श्रुव भी 
कहा गया है। गुणवर्ग के द्योतक पहले अक्षर र, य, श, म, भ, ञअ्, सु, प, अर, 
के स, ज; आदि हैं, और अन्त मे कहा गया हैकि ऋच्छु चान्द्रायणैकादर्शी, 

॥, आदि बतों के भी आचरण करनेवाले रामानन्द जी थे | 


३२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


अगस्त्य-संहिता की पग्रामाणिकता--“अगस्त्थ-सहिता! की रचना कंन् 
हुई और किमने स्वामी जी के जीवन-इच्त का सकचन किया, यह नही कहा जा 
सकता | इसको प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल इसी दृष्टिकोण से विचार 
किया जा सकता है कि इसके भविष्योत्तरखण्ड' मे प्राप्त स्वामी जी का जीवन- 
बत्त प्रामाणिक है या नहीं ? निम्नलिखित कारणों से अगस्त्य सहिता की स्वामी 
जी सम्बन्धी कथा प्रामाणिक मानी जा सकती है | 


१--इस में स्वामी जी का जो भी जीवन-च्ृत्त दिया गया है, वह चामत्कारिक 
घटनाओ से हीन है । रामानन्द जी की जन्म-तिथि, जन्म-स्थान, गुरु, शिक्षा- 
दीक्षा, श्रादि के सम्बन्ध मे जो कुछ मत इस ग्रन्थ में दिया गया है, वह एक 
ओर तो रामानद सम्प्रदाय मे निर्विवाद मान्य है, दूसरे उनकी सत्यता विभिन्न 
साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध भी कर दी गई है | डा० भण्डारकर, डा० ग्रियसन, 
डा० वथ्‌ वाल, आदि विद्वानों ने 'अगस्तथ सहिता? के आधार पर स्वामी जी को 
जन्मतिथि स० १३४६ वि. मानी है। विभिन्न दृष्टियों से भी देखने पर यह 
असगत नही प्रतीत द्ोती । हम इसे प्रामाणिक तिथि मानते हैं, इस सम्बन्ध में 
हम विभिन्न मतो की समीक्षा स्वामी जी का जीवन-बृत्त उपस्थित करते 
समय करेंगे | 


२--इस अन्थ में स्वामी जी के शिष्यों की सल्या तथा नाम वही दिये गये 
हैं, जो भक्तमाल में भी लगभग मान्य हैं, केवल उन्हें किसती-न-किसी महामागवत 
का अवतार मान लेने की प्रवृत्ति अ्रगसत्य-सहिता मे विशेष है। इतनी छूट तो 
किसी भी साम्प्रदायिक व्यक्ति को अपने महापुरुषा के सबध में लिखते समय दी 
जानी ही चाहिये। यह अवश्य हैं कि शिष्यों के जन्म के सबतो का यहा कोई 
उल्लेख नहीं है। 


३--स्वामी जी के महत्व तथा उनकी दिग्विजय के वर्णन में कुछ भी 
अत्युक्ति नही की गई है | लेखक का दृष्टिकोण बहुत कुछ निष्पक्ष एवं उदार 
प्रतीत होता है | इसी प्रकार जब उसने स्वामी जी के १०८ नामों को गिनाया 
है, तब भी उनके गुणों पर ही विशेष ध्यान रक्खा गया है | 


जो हो, श्रगस्त्य-सहिता का दृष्टिकोश पर्याप्त निष्पक्ष है। उसे सप्रदाय 
( रामानंदी ) की पूरी मान्यता एवं विश्वास प्राप्त है। साथ ही विभिन्न इृष्टियों 
एवं साक्ष्यो के अनुसार देखने पर भी उससे प्राप्त स्वामी जी का जीवन वृत्त 
अग्रामाणिक नहीं ठहरता | अपने अध्ययन में हमने इस अन्थ से प्राप्त श्िथे, 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा हे डे 


तथा जन्म-स्थान, माता-पिता आदि निर्देशों की प्रामाणशिकता की जाच भी 
प्रसगानुकूल की है । 


भविष्य पुराण :--भविष्य पुराण? के प्रतिसर्ग पव॑, चठु्थ खए्ड, सत्तम 
अध्याय में रामानन्द के अवतार की कथा दी हुईं है।* रामानन्द की कथा 
कहने के पूरब देवताओ्रो को सूर्य के प्रभाव की एक गाथा सुनाई गई है, जिसमे 
मायावती के मिन्रशर्मा ओर कलसेन राजा की चित्रिणी नामक द्वादशवर्षीया 
कन्या एक दूसरे पर गगाद्वार में आक्ृष्ट होते हैं और सूर्य की पूजा कर उन्हीं 
की कृपा से विवाह बन्धन में बंध भी जाते हैं | अन्त में १०० वर्ष तक नि्जर 
रह कर आनन्दमय जीवन व्यतीत करते हुए वे मृत्यु के पश्चात्‌ सूर्य मे मिल 
जाते हैं | 

सूर्य की इस गाथा को देवताओं के साथ देवराज ने सुना और प्रत्यक्ष ही 
भास्कर सूर्य को देखा । भक्ति नम्न देवों को देखकर तिमिर विनाशक सूर्य ने 
देव कार्य साधक वाणी से कह्द कि, मेरे अश से पृथ्‌वी पर एक पुत्र उसन्न 
होगा? और यह कह कर अपने बिम्ब की तेजराशि को उन्होने काशी में केन्द्रित 
कर दिया | इसीसे कान्यकुब्ज ब्राह्मण देवल के पुत्र-रूप में रामानन्द का जन्म 
हुआ । यह बालक बाल्यावस्था से ही ज्ञानी व रामनामपरायण था। माता-पिता 
से त्यक्त होकर वह जब राघव की शरण गया, तब चत॒दंश कला युक्त साक्षात्‌ 
भगवान सीतापति ने प्रसन्नता से उसके हृदय में निवास किया | इस प्रकार सूत 
जी कहते हैं कि सूय के अंश से उत्पन्न बलवान हरिभक्त रामानन्द की यही 
कथा है | 

रामानन्द के शिष्यों के सम्बन्ध में इस प्रतिसर्ग पे मे अनेक सकेत मिलते 
हैं| इसके अनुसार रेदास * मानदास चमार के पुत्र थे। ये एक बार काशी 
शाये और वहा उन्होंने रामभक्त कबीर को पराजित किया । इसके पश्चात्‌ वे 
शकराचारय के पास शास्राथ के लिये गये । पूरे रात दिन दोनो में शाख्रा्थ होता 
रहा, और अन्ब मे ब्राह्मणों के नेता शकराचाय द्वारा पराजित होकर वे रामानन्द 
के पास आये और उनके शिष्य हो गये। त्रिज्षोचनरें, नामदेव जिन्होंने 
दिल्ली के सिकन्द्र सुल्तान द्वारा प्राध्ष आधी करोड़' मुद्राओं से काशी में एक. 


१-- श्लोक ५२-४८ । 

२-वबहीं, अध्याय १८, श्लीक ५३-५५। 

र३-वही, अध्याय १५, श्लोक ६४-६७ । 

४--वही, अध्याय १६, श्लोक ५१-५५, अध्याय २० श्लोक ६४-६५॥। 
डे 


४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


घाट बनवाया था तथा गुजर देश के नरश्री* ( नरसी मेहता ) आदि का काशी 
आकर रामानन्द का शिष्य होना कहा गया है। इसी प्रकार रामानन्द रंकन,* 
सधना? के गुरु कबीर”, पीपा४ और नानक* के भी गुरू कहे गये है । 
जिस प्रकार निम्बादित्य, विष्णास्वामी, मध्वाचार्य, शकराचाये, बराहमिहिर, वाणी- 
भूषण, धनवन्तरि, भट्दो जी, रोपण, और जयदेव ने काची, हरिद्वार, मथुरा, 
काशी, उज्जयिनी, कान्यकुब्ज, प्रयाग, उत्पलारण्य, इण्टिका, और द्वारका में 
“मुकन्द्र द्वारा हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के लिये स्थापित यन्त्र को उलढ 
डाला था, उसी प्रकार अयोध्या में स्वामी रामानन्द के एक शिष्य ने मुसलमान 
हो गये हिन्दुओं को फिर से वैष्णव बनाया |? कहा जाता है कि रामानन्द के 
प्रभाव से वे सभी पच सरकारों से संयुक्त हो गए।। ऐसे वेष्ण॒वों को सयोगी 
कहा गया है । इसी प्रकार २२ वें अध्याय मे यह भी कहा गया है कि बाबर 
द्वारा भ्रष्ट किये जाने पर शकराचाये के गोन्रज मुकुन्द ब्रह्मचारी श्रपने २० शिष्यों 
के साथ अग्निप्रवेश कर गये ।*+ बाद मे मुकुन्द ब्रह्मचारी अ्रकबर के रूप में 
अवतरित हुए. ।*” सात शिष्य तो अ्रकबर के दरबार में सुशोमित हुए '*, और 
शेष १३ विभिन्न स्थानों में चले गये |' * इनमें से ५ शिष्यों ने रामानन्द्‌- 
सम्प्रदाय में दीक्षा ले ली | श्रीधर अनप के पुत्र तुलसी शर्मा के रूप में उत्पन्न 
हुए । ये पुराणों में निष्णात थे। अपनी पत्नी के उपदेशों से प्रेरित होकर 
राघवानन्द के पास आकर रामानन्द-सम्प्रदाय में शिष्यत्व स्वीकार करके काशी 
रहने लगे थे |* ९ शम्भु चन्द्रभट्ट की जाति में हरिप्रिया नाम से उत्पन्न हुए, 


१--वह्ी, अध्याय १७, श्लोक ६०-६६ । 
२--अध्याय १६, श्लोक ८१ । 
३--वही, अध्याय १८ श्लोक ५०-५१ । 
४--बही, अध्याय १७, एलोक ४० । 
४५--वही, श्रध्याय १७, श्लोक ८३-८५ | 
<--वहो, अध्याय १७ श्लोक ८६-८७ | 
७--वही, अध्याय २१, रलोक ४५०७५ | 
८--वही, अध्याय २१, श्लोक ५४-५५ भौर ५५८। 
8 -- अध्याय २२ श्लोक & से ११ तक। 
१०--श्लीक ६-१७, वह्दी । 
११--बही, श्लोक २०-२६ तक | 
१२५०-वही, श्लोक २७। 
4१३--बही, श्लोक २७ से २६। 


३६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


महात्मा को वह कृष्ण चैतन्य के पास शातिपुर नदिया में भेजता है, और उससे 
उनका शिष्यत्व स्वीकार करवाता है ।* 


इसी खण्ड में रामशर्मा का एक और परिचय दिया गया है ।* इसके 
अनुसार रामानुज दाक्षिणात्य आयशर्मा के घर उत्पन्न हुए थे, श्रौर रामशर्मां के 
जेटे भाई थे। रामशर्मा पतजलि के अनुयायी थे | एक बार तीथयात्रा के सब्नध 
मे ये काशी आए | वहॉ अपने १०० शिष्यो से घिर कर उन्होंने शकराचाय से 
शास्त्राथ प्रारम्भ कर दिया | शकर द्वारा पराजित होकर उनके शब्द-वाण से दुःख' 
अनुभव करते हुए. लज्जानन होकर रामशर्मा फिर अपने घर को लौट गए । फिर 
शास्र पारगत रामानुज अपने भाई के शिष्यो से घिर कर काशी आए । वहाँ 
उन्होने वेदान्त शास्त्र पर शकराचार्य से शास्राथ किया | रामानुज कृष्ण के पक्ष 
मे थे और शकराचार्य शिव के | रामानुज ने शकराचार्य को उन सभी शाख्रो मे 
पराजित किया, जिन जिनका उन्होंने अवलम्बन किया । अन्त में शुक्ल वस्र पहन 
कर शकराचार्य रामानुज के शिष्य हो गए, और “गोविन्द! का नाम उच्चारण 
कर उन्होने अपने को पविन्न किया | 


इस कथाश पर भी परिडत रघुवर मिट्ठ लाल शास्त्री ने टिप्पणी की है--- 
“यह कथा लेखक की कपोलकल्पना है | यदि इसका कोई अथ हो सकता है तो 
केवल यदहदी कि इसमे शकराचाय के श्रद्वेत दर्शन पर कृष्णु-भक्ति की विजय 
दिखाई गई है | इस अह्दैत दर्शन के सामने रामानन्द्‌ को भी क्कुकना पढ़ा जो 
भक्ति के स्वय्‌ समर्थक थे, और अपने अनुयायियों ( साम्प्रदायिको ) के अनुसार 
जिनकी आचाय्ये-परम्परा ( जिसमे सभी मूलतः दाक्षिणात्य थे ) रामानुज की 
अपेक्षा कहीं अधिक प्राचीन है |? 


'भविष्य-पुराण”? की प्रामाणिकता--क---“भविष्य-पुराण” में रामानन्द 
का जीवन-बृत्त कब जोड़ा गया, यह कहना कठिन है, किन्तु इतना तो निश्चित्‌ 
है कि यह अ्रश तुलसीदास के समय में अथवा उसके बाद ही जोड़ा गया होगा । 
रामानन्द-सप्रदाय इतना विस्तृत, दृढ़ एवं उदार बन चुका होगा कि उससे अद्वेत 
मतवालो को भी कुछ-न-कुछ आकषंण प्राप्त होता रहा होगा। मुकुन्द ब्रह्मचारी 





१--बही, एष्छ २१६ । 

२--“मविष्य पुराण, चतुर्थ खण्ड भ्रध्याय १४ श्लोक ८७ से ११८ तक 

प-- दि आथरशिप आवू अध्यात्म रामायण--पं० रघुबर मिट्टूलाल शास्त्री, एष्ड 
२२१ ॥ 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा ३७ 


के शिष्यो की कथा से यही सकेत मिलता है। भक्त 'दिवाकर! नाभादास के 
समकालीन थे, भक्तमाल में उनका उल्लेख हुआ हे । 

ख--तृतीय प्रतिसर्ग के लेखक ने इतिहास के सत्य की पूरी अवहेलना की 
की है | रैदास और शकराचार्य, रामानन्द, शकराचार्य तथा रामानन्द और नानक 
( जन्म सं० १५२६ वि० ) को समकालीन कहा गया है। इसी प्रकार त्रिलोचन 
( जन्म सं० १३२४ विं० )*, नामदेव, ( वि० ११२७-१४०७ )* तथा नरसी 
मेहता (सं० १४७२-१५ ३८)९, और नानक (सं० १५२६ जन्म)* को रामानन्द 
का शिष्य कहा गया है। एक तो इस प्रकार का उल्लेख भक्तमाल आदि प्राचीन 

ग्रन्थो में नही मिलता कि उपयेक्त भक्त स्वामी जी के शिष्य थे, दूसरे यदि इसे 

सत्य मान लिया जाय तो रामानन्द का जीवनकाल कम-से-कम १३२४ वि० स० से 
सं० १५३८ तक मानना पडेगा | इस प्रकार उनकी आयु कम-से-कम २०० वर्ष 
की ठहरती है, जो असम्भव है। इतना श्रत्युक्तिपू्ण उल्लेख प्रतिसर्ग पर के लेखक 
की अनभिशता का ही परिणाम है। इसी प्रकार लेखक राघवानन्द और तुलसी- 
दास को समकालीन मानता है। फिर, राघवानन्द जी तुलसी शर्मा को क्‍यों 
रामानन्द-सम्प्रदाय में दीक्षित करते १ इससे यह अनुमान कर लेना कि लेखक 
तुलसीदास का भी समकालीन प्रतीव नहीं होता, असगत न होगा । उसका 
इतिहास-सम्बन्धी ज्ञान एकदम शूल्य है | 

ग--इस सगे में रामशमन की कथा को देख कर कुछ विद्वानों ने अनुमान 
किया है कि वे रामानन्द ही हैं, अतः “अध्यात्म रामायण” रामानन्द की ही कृत्ति 
है। किन्तु रामानन्द को काशी निवासी और रामशर्मन्‌ को दाश्षिणात्य ( आचाय 
शर्मन का पुत्र तथा रामानुज का अ्रग्रज ) कहा गया है, फिर लेखक ने रामानुज, 
रामशर्म न, चैतन्य, और शकराचाय को समकालीन मान कर पुनः अपनी इति- 
हास ज्ञान-शुल्यता का परिचय दिया है। अतः रामश्भन्‌ और रामानन्द को 
भिन्न ही मानना होगा | यदि लेखक की इत्तिहास-सम्बधी अज्ञानता का विचार न 
भी किया जाय तों भी रामानंद को लेखक ने स्पष्ट ही काशी में उत्पन्न एवं 
राघव का शिष्य कहा है तथा रामशर्मन्‌ को दाक्षिणात्य और चैतन्य महाप्रभु 
से प्रभावित | 





१--उन्तरी भारत कौ सन्त परम्परा, परशुराम चतुवंदी, पृ० १२३ । 
२--वही, पृ० ६६ | 

३०--वही, प्रृष्ठ ४१ । 

४--वही, पृष्ठ २८६। 


श्द रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


घ--रामानन्दी भक्त रामानद को राम का अवतार मानते हैं, सूर्य का नहीं; 
उनके पिता का नाम सम्प्रदाय की मान्यताओ्रों तथा 'अगस्य सहिता? के आधार 
पर पुण्यसदन है, देवल नहीं | रामानन्द माता-पिता द्वारा परित्यक्त होकर राघव 
(राघवानन्द) की शरण गए, इसका कोई निश्चित्‌ प्रमाण नही मिलता | रामानंद्र 
बाल्यकाल से ही भक्त एवं ज्ञानी थे, तथा उनका मुख्य निवास-स्थान काशी था | 
इसे प्राय; सभी साक्ष्य खीकार करते हैं । 


निष्कषे :--ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट है कि “भविष्य-पुराण” के 
समस्त उल्लेखो को प्रमाण-कोटि में नहीं लिया जा सकता है | 


बैश्वानर संहिता--वैश्वानर संहिता की सूचना डाकोर से सं० १६६३ 
में प्रकाशित “श्री रामानन्द जन्मोत्सव” ग्रंथ में पं० रामनारायणुदास ने दी है | 
यह संहिता कहाँ से प्रकाशित हुईं, अ्रथवा कहाँ मिल सकती है, इसकी कोई भी 
सूचना परिडत जी ने नही दी है। उनके द्वारा इस संहिता से निम्नलिखित 
श्लोक रामानन्द के सबंध में उद्धुत किये गए, हैं :-- 


सो ( वातरज्जगन्मध्ये  जंतूनां भवसंकटात्‌ । 
पार करते! हि धर्मात्मा रामानन्द्रस्वयं स्वभ:॥ १॥ 
माघे कृष्ण सप्रम्यां चित्रा नज्ञत्र संयुते। 
कुम्मलग्ने सिद्धि योगे सुसप्तदन्‍्डगेरवों ॥ २॥ 
रामानन्दः स्वयंरासः .श्रादुर्भूतों महीतले ॥ 
कलौ लोके मुनिर्जातः: सर्वेजीवदयापर: ॥ 
तप्तकांचनसंकाशोीं रामानन्द: स्वयं हरिः॥ ३॥ 


इसके पश्चात्‌ ही निम्नलिखित श्लोक उद्भधुत किया गया है :-- 
रसेपुत्रयवनीसंख्ये. वर्ष वैक्रम राजके | 
साघस्यासितसप्तम्यां | रामानन्दो ह्भूदूभुवि ॥ १॥ 
उपयुक्त श्लोकों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :--- 
क--जन्तुश्रों के ताप को दूर करने के लिये खर्य॑ भगवान धर्मात्मा 
रामानन्द के रूप मे जगत्‌ में अवतरित हुए थे | 
ख--रामानद्‌ खय राम के अवतार थे | 
#--वे धर्मात्मा, सर्वजीवदयापर एवं तप्तकाचन की भाँति प्रकाश- 
मय थे | 


ग्रध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा रे६ 


घ--रामानन्द का जन्म माघ कृष्ण सप्तमी, चित्रा नक्षत्र, कुम्भ लग्न, 
सिद्धि योग, सूर्य के उदय होने के सात दण्ड बाद सम्बत्‌ १३५४६ वि० में 
हुआ था | 

इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान पूर्णतया सदिस्घ हैं; अतः हम इसकी 
प्रामाणिकता के विषय में कुछु भी नही कह सकते | फिर भी इतना तो कहा 
ही जा सकता है कि इस ग्रन्थ की उद्धुत पक्तियों में रामानन्द के संबध में जो 
कुछ भी कहा गया है, वह सम्प्रदाय की रामानन्द-सम्बन्धी घारणाश्रों के पूणतया 
अनुकूल है। रामानन्द-सम्प्रदाय मे रामानन्द, राम के ही अवतार माने जाते हैं | 
उनकी जन्मतिथि भी स० १३५६ वि० माघ कृष्ण सप्तमी मानी जाती है | 
“अ्रगस्त्य सहिता? मे भी यही तिथि दी गई है | भण्डारकर जैसे विद्वान भी इस 
तिथि को स्वामी जी के जन्म की प्रामाणिक तिथि मानते हैं । 


वाल्मीकि-सहिता--वाल्मीकि सहिता की मुख्य देन इस बात मे है कि 
इस ग्रन्थ मे भगवान्‌ राम के रामानन्दावतार मे तीथराज प्रयाग में जन्म लेने 
का कारण बतलाया गया है | एक समय भगवान्‌ शकर ने पावती को 'मैथिल्ी 
महोपनिषत्‌” ( जो पूरा का पूरा इस भ्रन्थ मे मिल जाता है ) सुना कर कहा 
कि इस “उपनिषत्‌? को सुन कर आचाये का स्तवन करना चाहिये | इस पर 
पावती ने पूछा, वह कौन सा आचाय है जिसकी उपासना की जाय ९, तब 
शकर ने बतलाया कि यों तो संसार मे अनेक आचाय हो चुके हैं, किन्तु पाखएड 
प्रचुर कलि मे विष्णु घम्म प्रवतेक रामानद के रूप में स्वयं भगवान्‌ राम अवतार 
लेंगे, भर क्योंकि धम प्रचारक ब्राह्मण ही होते आए हैं, इसलिये वे महापुए्य 
प्रयाग मे जन्म धारण कर सव्वशासत्र सपन्न ब्रह्मचारी, महात्रती होकर त्रिदएड 
घारण कर काशी में निवास करेंगे | उन्हीं का सस्तवन महापातक नाशक है। 
इस पर पार्वती को शका हुई कि “भगवान्‌ राम को तो साकेत ही प्रिय है, 
फिर वे तीर्थराज प्रयाग में क्यो प्रकट हुए. ” शकर इसी प्रश्न का उत्तर इस 
प्रकार देते हैं :-- 

किसी समय प्रयाग में दस वर्षोष मनसुख नामक बालक बन से रह कर 
तपस्या किया करता था। अपने बालरूप में अपनी निव्याजरति देख कर भगवान्‌ 
बहीं प्रकट हो गए, और उन्होने मनसुख के साथ बहुत देर तक क्रीड़ा की | 
जब वे चलने लगे तब मनसुख को बढ़ा दुख हुआ, पर उसने उन्हें रोका 
नहीं, प्रत्युत वन्य फलों से उनका सत्कार ही किया | इससे सतुष्ट होकर झ्यवान्‌ 
2 उससे वर मागने को कहा | मनसुख ने वर मांगा कि उसका उनसे अविचल 


४० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


एवं ध्रुव सबंध बना रहे | “ए॒मस्तः कह कर भगवान्‌ अनन्‍्तर्धान हो गये | 
मनसुख को बड़ा कष्ट हुआ कि जिस घर से वह दूर है उसी को बसाने का 
वरदान उसने भगवान्‌ से माग लिया । परन्तु भगवान्‌ ने उसे स्वप्न मे आश्वा- 
सन दिया और उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिये ही उन्होने प्रयाग में जन्म 
धारण किया । 


वाल्मीकि सहिता? की प्राचीनता के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । इतना तो स्ष्ट ही है कि इस ग्रन्थ का पता तब तक लोगो को नहीं 
था जब तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ था | इस बात की पुष्टि के लिये मै इस 
अन्थ के सम्पादक श्री भगवतदास ब्रह्मचारी द्वारा लिखित भूमिका से इन पत्तियों 
की ओर विद्वद्वग का ध्यान आक्ृष्ट करता हूँ :--- 


“हमने श्रव से पहले कभी इसलिये प्रयत्न नहीं किया था कि हम भी 
ससार में सर्वोच्च और साम्प्रदायिक गिने जावें। परन्तु अब हम नये युग में 
हैं... ... «अब तो अपने धर्म, कम, रूप, मर्यादा, सभी पदार्थों की गवेषणा 
करनी है... ... .. ऐसा करने से हम उसी रेखा पर खडे रह जावेंगे जहाँ रह 
कर हमने अपनी उन्नति का मार्ग भुला दिया है... ...... जहाँ से हमे पथाई को 
उपाधि मिली थी और जहाँ रह कर हमने इस कलकित उपाधि को स्वीकार कर 
लिया था |” ग्रन्थ की मूल प्रति के विषय में लिखते समय श्री रघुबरदास 
वेदान्ती ने इस अन्थ के प्रारम्भ मे लिखा हे कि “पुरातत्वानुसधायिनी समिति 
ने अल्पकाल में ही श्री रामानन्द-सम्प्रदाय का बहुत उपकार किया है। यह 
समिति कुछ काल से इस चिन्ता मे थी कि कोई ऐसा प्रामाणिक ग्रन्थ' उपलब्ध 
हो जिसमे श्री रामानन्द सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का अच्छा वर्णन हो | अनवरत 
परिश्रम के बाद अन्त में अहमदाबाद में परिंडत बृन्दात्नन शर्मा जी के यहाँ 
नारद पाचरात्रान्तगंत श्री मद्वाल्मीकि सहिता? की एक प्रति उपलब्ध हो ही 
गई | साथ ही दूसरी प्रति पूनि के पशशीकर के० वी० शर्मा जी से उपलब्ध 
हुई । इन्हीं दोनों प्रतियों के आधार पर इस ग्रन्थ का सम्पादन किया गया है ।? 
ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि 'वाल्मीकिसहिता” का प्रकाशन किसी निश्चित्‌ 
उद्देश्य से किया गया है | इधर जब से रामानन्द-सम्प्रदाय और रामानुज-सम्पदाय 
में परम्परा-संबंधी झगड़े चले हैं, तब्च से अनेक ग्रन्थ प्रकाश में आये हैं। 
“आनन्द भाष्य” का भी प्रकाशन इसी सबंध में इस अन्थ के प्रकाशित होने के 
अआठन्चर्ष बाद सन्‌ १६२६ में अहमदाबाद से ही हुआ था । जब तक इन अन्थों 
की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ न प्रांत हो जाँय और उनकी पूण परीक्षा न शो 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा ४१ 


जाय तब तक उनकी प्रामाणिकता नितान्त ही सदिग्धि है । जो हो, स्वामी जी 
के प्रयाग मे जन्म लेने का जो कारण इस गअन्थ में बतलाया गया है, उससे 
हमारे अध्ययन को कुछ भी गति नहीं मिलती । इससे केवल इतना ही ज्ञात 
होता है कि सम्प्रदाय रामानन्द को राम का अवतार मानता है। राम को यद्चपि 
साकेत प्रिय है, परन्तु भक्त मनसुख के लिये उन्होंने अपने रामानन्दावतार में 
प्रयाग में ही जन्म लिया | 


रसिक प्रकाश भक्तमाल--रसिक प्रकाश भक्तमाल? के लेखक महन्थ 
जीवाराम जी ने इस ग्रन्थ मे रामानन्द-सम्प्रदायान्तर्गत 'रसिक-सम्प्रदाय” के भक्तों 
का विवरण उपस्थित किया है। ये चिरान ( छुपरा ) के रहनेवाले कान्यकुब्ज 
महात्मा शकरदास के पुत्र और अयोध्या जानकी घाट के प्रसिद्ध रामायण टीका- 
कार महन्थ रामचरणदास के शिष्य थे | जीवाराम जी को शकरदास जी ने ही 
श्रग्नदास कृत ध्यान मजरी? दी थी*, और बाद में चल कर महन्थ रामचरणु 
दास जी ने इनमे माधुयं भाव की भक्ति को पुष्ट कर दिया। इन्ही से इनको 
अलि? नाम का सम्बन्ध भी मिला | इस ग्रन्थ की रचना सम्बत्‌ १८६८ वि० 
के लगभग हुई थी। जीवाराम जी के शिष्य वासुदेवदास उपनाम जानकौ- 
रसिक शरण के मनमे स० १६१६ श्रावण शुक्ला ६ सोमवार को इसकी टीका 
करने की इच्छा हुई जो सं० १६४२ वि० में समाप्त हुई | अ्न्थकार ने इसका 
रचनाकाल यों दिया है :--- 
श्रीजनक किशोरी व्याहदिन, उत्सव साजसमाज | 
विपुल संत भाविक जहां लक्मो पूर्ण रसराज ॥ 
श्री गंगातट सरस थल लहि चिरान स्थान। 
छपरा मुख्य निकुज मे सोइसमाज की ध्यान || 


मनन करत आश्चये सुख भयो स्वप्न अनुकूल । 
नवल्भक्त माला रच्यो सकल सुमगल मूल ॥ 
सवत अध्टाद्श विशद सकर मास गत पांच । 
दिवस मनोहर छुयानवे प्रकट नवत्न-जस सांच ॥ 
माधवसित अट्वानवे नवमी विमल विलास। 
नवल किशोरी जन्म दिन पूरन रसिक प्रकाश || 
रसिक-सम्प्रदाय में जीवाराम जो द्वितोय 'नाभा? कहे जाते हैं और इस 'भक्तमाल 


ज्कनक, 


*--रसिक प्रकाश भक्तमाल, छ० २३४ | 





४२ रामानन्द साम्प्रदाय तथा दिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


को वही स्थान प्राप्त है, जो रामानन्द-सम्प्रदाय में नाभादास कृत भक्तमाल को 
है| नाभाकृत भक्तमाल के प्रसिद्ध टीकाकार रूपकला जी ने इस ग्रन्थ को 
प्रामाणिक मान कर अपनी टीका मे इससे प्रचुर उद्धरण दिया है | 

इस ग्रन्थ में रसिक-सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत करते समय लेखक ने 
स्वामी रामानन्द, स्वामी राघवानन्द और स्वामी हर्यानन्द के विषय में कुछ 
पंक्तिया लिखी हैं। माधुय-रस की परम्परा बतलाते हुए, स्व प्रथम लेखक ने 
स्वामी हर्यानन्द के विषय में निम्नलिखित छप्पय लिखा है -- 


चरन कमल बवन्‍्दों ऋपालु हयौनन्द स्वामी । 
सर्वंस सीताराम रहसि दशधा अनुगामी || 
वालमीकिवर शुद्ध सत्व माधुय रसालय । 
द्रसी रहसि अनादि पूर्व रसिकन की चालय ॥ 
नित सदाचार मै रसिकता अति अदभुत गति जानिये। 
जानकि वल्लभ कृपालहि शिष ग्रतिशिष्य बखानिये ॥* 


आगे लेखक स्वामी राघवानन्द तथा रामानन्द जी के विपय मे कहता है :-- 
रसिक राघवानन्द बसे काशी अस्थाना | 
गुरूरूप शिवलये दई रसिकाई ध्याना॥ 
काल करालहिं जीति शिष्यकिय रामानन्दा | 
प्रकटी भक्ति अनादि अवध गोपुर स्वच्छन्दा || 
आचारज को रूप धरि जगत उधघारन जतन किय | 
महिमा महा प्रसाद की प्रगट रसिक जन सुक्खद्य ॥* 
उपयक्त उद्धरणों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :--- 
स्वामी हर्यानन्द 'दशधा भक्ति? के अनुगामी एवं सीताराम की रहस्यकेलि 
के उपासक थे | उन्होने वाल्मीकि द्वारा प्रगट्ित शुद्ध माधु्य रस का दर्शन कर 
लिया था | उनके सदाचार में भी अद्भुत ढग की रसिकता मिली हुईं थी | 
अपने शिष्य-प्रशिष्यो को उन्होंने भगवान जानकी-वल्लभ की स्वय-प्राप्त कृपा का 
वरणणन कर सुनाया था | राघवानन्द काशी मे शिव की उपासना करते थे, किन्तु 
शिव ने उन्हें रसिकता का ध्यान दिया था। राघवानन्द ने कराल काल को जीत 
कर रामानन्द को शिष्य किया, जिससे अवध के गोपरों में अनादि भक्ति 


१--वही, पृष्ठ १० छप्पय €। 
२--वहढी, छप्पय ९०, पृष्ठ १० | 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा छठे 


स्वच्छुंद प्रगट हो गई | रामानन्द ने आचाय का रूप धारण कर ससार का उद्धार 
किया था | फिर तो रसिक जनो के मन मे महाप्रसाद की महिमा ही प्रगठ हो 
गईं, इससे उन्हे सुख मिला । 

इस ग्रन्थ के लेखक का प्रमुख दृष्टिकोण रामानन्दन्सम्प्रदाय में श्रंगारी- 
भक्ति का इतिहास प्रस्तुत करना रहा है । इसलिये उसने इहर्याननन्‍्द, राघवानद 
आर रामानन्द को भी रसिक मान लिया है। “श्री वैष्णुवमताब्जभास्कर” में 
स्वामी रामानन्द जी ने जीव और ईश्वर के सम्बन्धो का निरूपण करते हुए' 
भाया-सतृ व्वसबम्नध भी दोनो में बतलाया है । स्वयं वे कैंक्य भाव के उपासक 
थे | लेखक ने इसी संकेत के बल पर कदाचित्‌ स्वामी जी को माधघुर्योपासक 
मान लिया हो । आगे चल कर इस “भक्तमाल्” में रामानन्द-सम्प्रदाय में माधुय 
भाव के विविध रूपो के विकास का अच्छा इतिहास मिल जाता है। इसका 
हमने पूर्ण उपयोग “रामानन्द-सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध-शाखाएँ? 
बाले प्रकरण मे किया है। अतः यहाँ श्रनावश्यक समझ कर इस प्रसंग को छोड़ 
दिया जा रहा है | 

रसिक प्रकाश भक्तमाल की टींका--ठीकाकार वासुदेवदास उपनाम 
जानकी रसिकशरण : 

यह टीका सं० १६४२ वि० मे समाप्त हुईं थी। टीकाकार महन्थ नीवाराम 
जी के ही शिष्य थे। उन्होंने रामानन्द स्वामी के सम्बन्ध में मूल छुप्पय पर 
टीका करते हुए लिखा है कि एक दिन शकर मतानुयायी रामदत्त को बुला 
क्र राघवानन्द ने कहा कि तुम्हारा काल समोप है जाकर अपने शुरू से शीघ्र 
इसका उपाय पूछी । गुरु ने राघवानन्द के पास ही उन्हें भेज दिया। राघवानन्द 
ने पंचसस्कार, तत्वत्रय, रसिकरीति आदि देकर उन्हे शिष्य बना लिया और 
उनका नाम रामानन्द रकखा |* आगे चल कर अनन्तानद के प्रसंग में टीका- 
कार ने बतलाया है कि रामभक्ति का प्रचार शठकोप, शमानुज आदि कर गए' 
हैं, बीच में यद् मन्द पड़' गया था, रामानन्द ने इसे पुनः जाग्रत किया। * 

इस प्रकार लेखक एक ओर रामानन्द का सम्बन्ध रामानुज संप्रदाय से 
जोडता है और दूसरी ओर रामानन्द को राघवानन्द के यहाँ श्राने के पूव शिवो- 
पासक ( शंकर मतानुयावी ) बतलाता है। भक्तमाल ( नाभाकृत ) के टीकाकार 
'रूपकला? जी इस मत से सहमत है| अ्रधिकाश विद्वान इस मत को ठीक ही 


१---रसिक प्रकाश भक्तमाल, टीका पृष्ठ १०-११ | 
२--वदी, पृष्ठ १२०१३ । 


है रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


मानते हैं | रामानन्द-सम्प्रदाय मे प्रचलित आधुनिक विचार धारा के अनुसार 
रामानन्द का जन्म से ही रामानन्द नाम था। उनका जन्म प्रयाग में हुआ था 
ओर उनके पिता पण्यसदन ने उन्हें सीधे राघवानन्द के ही चरणों मे अर्पित कर 
दिया था । अगस्त्य सहिता? भी इसी मत के पक्त मे है। फिर भी यह निश्चित्‌ 
रूप से नही कहा जा सकता कि कौन सा मत सही है | जो हो, इस अ्न्थ से श्री 
जानकी रसिक शरण ने किसी प्रचलित किंवदन्ती का ही सहारा लिया होगा। 


टीकाकार ने प्रायः प्रत्येक छुप्पप की ठीका लिखी है, और भक्तो की 
सामान्य-जीवनी पर भी प्रकाश डाला है। आगे हमे रामानन्द-सम्प्रदाय की 
उपशाखाओं का विवेचन करते हुए इस ग्रन्थ का सहारा लेना पड़ेगा | वहाँ 
इसका व्यापक उपयोग किया गया है | 


सध्ययुग के अन्य अन्थ--जिनमे रामानद जी का उल्लेख किया 
गया है-- 

इस सबन्ध में गोस्वामी हरिवश जी के शिष्य श्र वदास ( वि० १६ वीं 
शताब्दी के अत और १७ वीं का प्रारम्भ ) कृत भक्तनामावली?, व्यास जी 
का वर्णनः, भगवतरसिक ( श्रीहरिदास जी के शिष्य ) जी कृत भक्त नामावली?, 
मलूकदास कृत 'शानबोध” आदि का नाम लिया जा सकता है । 


व्यास जी ने रामानन्द के साथ ही सेन, घना, रैदास, कबीर, पीपा, और 
सुरसुरानन्द आदि का भी स्मरण किया है। भगवतरसिक कृत भक्तनामावली मे 
स्वामी रामानन्द तथा उनकी शिष्य-परंपरा में पीपा, सेन, घना, कबीर, रैदास, 
अग्रदास, नाभा, लाखा, और कूबा जी का उल्लेख किया गया है | मल्ूकदास 
'कृत 'शञानबोध” मे रामानद तथा कबीर, रैदास, घना, पीपा, सेन, कूबा, जगी 
जी, ज्ञानी आदि का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार नागरीदास जी के ग्रन्थ 
धदप्रसग माला? मे भी कबीर और रैदास के नाम मिलते हैं, किन्तु यहाँ 
रामानन्द जी का कोई उल्लेख नहीं है | श्र वदास जी ने अपने ग्रन्थ भक्त सामा- 
बली' में रामानन्द, कबीर, रैदास, घना, पीपा, सेन, नामा जी आदि के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित उल्लेख किया है : 


'रामानन्दू--रासानंद, अगद, सोभू, हरिव्यास अरु छीत | 
एक एक के नाम तें, सब जग होइ पुनीत |) 
भक्तनामावली, स० राधाकृष्णु दास 
पृ० १०; दोह्ाा १०३, 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा ४५, 


अन्यभक्त--जिनि जिनि भक्तनि प्रीति की ताके बस भए आनि | 
सेन होइ नप टहल कियो, नाम देव छाईछानि॥ 
जगत विदित पीपा, धना, अरू रेदास कबीर | 
महाधीर दृद एकरस,; भरे भक्ति गंभीर ॥ 
वही, दोहा ध्थ-६६ पु० १०, 


इन दोहों से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि रामानंद एक बहुत बडे 
सत थे, जो ससार को पविन्र करनेवाले थे | सेन के लिए' भगवान्‌ ने राजा की 
सेवा की थी, पीपा, धना, रैदास और कबीर गभीर-महाधीर थे एवं रामरस- 
भक्तिभाव से भरे थे । 

बा० राधाकृष्णु दास ने इन भक्तों के सक्तषिपि जीवन-चरित का उल्लेख 
करते हुए. निम्नलिखित मत व्यक्त किए हैं--रामानन्द जी भक्तमाल के साक्ष्य 
पर दक्षिण देश निवासी सन्यासी थे, राघवानन्द ने उन्हें आसन्न मृत्यु का समा- 
चार देकर योग द्वारा बचाया । रामानन्द उनके शिष्य हो गए, फिर बदरिकाश्रम 
की यात्रा करके पंचगगाघाट काशी में बस गये | खान-पान सबन्धी मतभेद के 
कारण गुरु ने इन्हे स्वतत्र मत चलाने का आदेश दिया। राधाकऋृष्णदास ने 
“भभारतवर्षीय उपासक सप्रदाय” तथा भक्तमाल के साक्ष्य पर रामानन्द को रामा- 
नुज परंपरा मे पाचवॉ आचाये माना है ओर कबीर का समय स० १४४५ वि० 
में मानकर रामानद का जीवन-काल स० १४०० ओर १५४०० वि० के बीच 
माना है। उसी ग्न्थ के आधार पर उन्होने स्वामी जी के शिष्यो के भी नाम 
दिए हैं, किन्तु मक्तमाल में उद्घृत नामो को उन्होंने अधिक प्रामाणिक 
माना है । 

राधाकृष्णदास के मत से रामानन्द के रामरत्वास्तोत्र ( भाषा ) और कदा- 
चित रामानंदीय वेदान्त भाष्य आदि ग्रन्थ प्राप्त हैं। पहले को उन्होंने स्वयं 
देखा था । 


ग :--आधुनिक अन्थ--रामानन्द स्वामी के जीवन एवं उनके सम्प्रदाय 
पर प्रकाश डालने वाले आधुनिक साम्प्रदायिक ग्रन्थ :--- 

१--रामानन्द दिग्विजय ( संस्कृत महाकाव्य )--ल्लेखक भगवदाचार्य । 

२--रामानन्दायन ( अवधी महाकाव्य )--लेखक स्वामी जयरामदेव | 

३--जगदगुरु रामानन्दाचारय--स्वामी देवदास । 

४--भगवान रामानन्दाचाय---सपादक हरिचरण लाल वर्मा | 


४६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


रामानन्द-दिग्विजय--इस अन्थ के लेखक श्री भगवदाचाय रामानन्द- 
सम्प्रदाय के एक प्रग्मुख विद्वान है | ग्रथ के प्रारम्भ मे ज्लेखक ने एक विद्वता पूर्ण 
बक्तृता भी दी है, जिसमे उसने स्वामी रामानन्द जी के जीवन पर प्रकाश डालने 
वाले विभिन्न अन्थो की समीक्षा की है। उसमे आधुनिक पाश्चात्य एवं पूर्वीय 
विद्वानों के मतोका भी विघ्तृत खण्डन-मण्डन किया गया है। लेखक जिन 
निष्कर्षों पर पहुँचा है, उन्हीं के आधार पर इस सस्कृत मद्दाकाव्य को रचना की 
गई है ।फिर भी ग्रन्थ चमत्कारपू्ण घटनाओं एवं कल्पना की क्रीड़ाओ से अछूता 
नहीं रह सका है। है भी यह महाकाव्य ही, एक इतिहास अन्थ नही । 


इस ग्रन्थ के प्रमुख आधार “अ्रगरूय संहिता! और साम्प्रदायिक मान्यताएँ 
है। कहीं-कहीं स्वतत्न कल्पना-शक्ति से भी काम लिया गया हैं | यद्यपि इस ग्रथ 
से स्वामी जी के सम्बन्ध भे कोई नई सूचना नहीं प्राप्त होती है, फिर भी 
साम्प्रदायिक धारणाओ को संगठित करने का श्रेय इस अन्थ को प्राप्त है | इस 
ग्रथ से प्राप्त जीवन-बृत्तकी प्रमुख विशेषताएँ ये हैं :--- 


१--इस ग्न्थ में स्वामी जी के जन्म का कारण यवनो के अ्रत्याचार से घरा 
का त्रस्त होकर देवताओं के साथ विष्णु के पास जाना और उन्हे अवतार लेने 
के लिये बाध्य करना कहा गया है| २--बन्मस्थान, जन्मतिथि, माता-पिता के 
संबंध में श्रगस्त्वसंहिता को ही प्रमाण स्वरूप लिया गया है। ३--बालक 
रामानन्द को काशी के राघवानन्द ने ही दीक्षा दी और अन्त में सनन्‍्यास विधि से 
त्रिदण्ड ग्रहण करा कर पृथ्वी पर राममंत्र के प्रचार का आदेश दिया । इसके 
अनन्तरः रामानन्द पचगगा घाट पर ही रहने लगे | ४--श्रपने मत का प्रचार 
करने मे रामानन्द को योगियों, कार्तिकेयः सम्प्रदाय के दरस्डियों, तारादेवी के 
उपासकों, शैवों, और मुल्लाओं आदि से विशेष संघर्ष करना पड़ा। इनमे दुर्लनानन्द 
योगी, वारोपासक अपार स्वामी एवं उनकी कन्या, महासेन नामक दक्षिणी 
विद्वान्‌, एक दूसरे दक्षिणी विद्वान्‌ सत्यमूर्ति, सिद्धसेन जैन, मैसूर के सुरेश्वराचार्य 
आदि कुछ विशेष व्यक्ति हैं। स्वामी जी ने इन सबको परास्त कर रामभक्त बना 
दिया | ५--स्वामी जी के शिष्यों की संख्या वद्दी है जो “अ्रगस्त्यसहिता? मे दी 
गई है। जन्मतिथियाँ भी वही हैं | केवल कुछ शिष्यों के माता-पिता का नाम 
तथा जन्मस्थान आदि और जोड़ दिये गये हैं। अनन्तानन्द के पिता का नाम 
शिवविश्वनाथ तिपाठी श्रौंर जन्मस्थान अयोध्या के पास महेशपुर ग्राम कहा गया 
है| सुरसुरानन्द का जन्म स्थान लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ) और पिता का नाम 
सुरेश्वर कहा गया है। सुखानन्द्‌ को उज्जैन के समीप त्रिपुर ग्राम के विद्वाधि्‌ 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा ४७ 


त्रिपुरारि के ग्रह उत्पन्न कहा गया है | नरहयाननन्‍्द को बृन्दाबन के समीप एक 
आम मे महेश्वर ब्राह्मण के घर मे उत्पन्न कहा गया है | योगानन्द्‌ का जन्म 
सिद्धपुर के परिडित मणिशकर के यहाँ कहा गया है | कबीर को भार्यावियोग से 
व्यथित आ्राकाशगामी किसी देवता के वीयंस्खलन से काशी के लहर तालाब में 
कमल के पत्ते पर उत्पन्न कहा गया है। इसी प्रकार भावानन्द का जन्म मिथिला 
के बहुव॑ह ग्राम में रघुनाथ मिश्र के घर कहा गया है। शेष शिष्यों के सम्बन्ध में 
“अगसरतय सहिता? की ही सूचनाएँ दी गई हैं | 

दिग्विजय--दिग्विजय के सम्बन्ध में स्वामी जी ने दो बार यात्राएँ कीं। 
पीपा के निमन्‍्त्रण पर पहले वे गागरौनगढ़ गए फिर वहाँ से रैबतक पवत, 
यादवस्थली सोमनाथ, द्वारका; आदू, पुष्करक्षेत्र, उज्जैन, श्रयोध्या आदि स्थानों 
का भ्रमण करते हुए काशी लौट आये | दूसरी बार को यात्रा में स्वामी जी 
महाराष्ट्र, महीशूर ( मैसूर ), श्रंग, बंग, कलिंग, मिथिला, आदि स्थानों का 
अमण करते हुए. पुनः काशी आ गये | इसमें उन्होंने श्रपने तत्ववाद का प्रचार 
किया और विरोधियों को परास्त किया | श्रन्त में उन्होंने अयोध्या जा कर धम्म 
अष्ठ हिन्दुओं को मुसलमान से हिन्दू बनाया | 

सम्प्रदाय का विस्तार--स्वरामी जी ने सृत्युकाल समीप जान कर 
अनन्तानन्द को काशी रह कर और सुरसुरानन्द को पजाब, भावानन्द को दक्षिण, 
नरहर्यानन्द को उत्कल, गालवानन्द को कश्मीर, पीपा तथा योगानन्द को शुजर 
देश, धना, कबीर, रमादास और सेन को काशी रह कर धर्म एवं भक्ति प्रचार 
का आदेश दिया | 

स्वामी जी का साकेत-गमन--अपने सदेशों को जनता तक पहुँचा कर 
पूर्णातया निश्चित होकर, स्वामी जी इन्द्र द्वारा भेजे गये विमान पर चढ़ कर 
साकेत धाम को चले गये । मृत्यु-तिथि मूल-ग्रंथ मे नही दी गईं है । भूमिका में 
लेखक ने स्वामी जी की मृत्यु तिथि विक्रमीय सं० १४०५ मानी है। 


इस ग्रन्थ में भगवदाचार्य जी ने जिन नई तिथियो, व्यक्तियों एवं घटनाओं 
का समावेश किया है, वे उनकी कल्पना से प्रसूत ही लगती हैं, किसी प्रामाणिक 
आधार पर आश्रित नहीं । सम्प्रदाय के लोग भी दुर्जनानन्द, अपार स्वामी, 
महासेन, आदि के नामों से परिचित नहीं हैं | अनन्तानन्द के पिता का नाम 
शिवविश्वनाथ और ग्राम का नाम महेशपुर या त्रिपुर-ग्राम निवासी त्रिपुरारिं, 
महेश्वर, सिद्धपुर के' मशिशंकर, बहुबह आम के रघुनाथ मिश्र श्रादि सभी नौम 
कल्पिंत ही प्रतीत होते हैं | यह बात अवश्य महत्वपूर्ण है कि रामानन्द के शिष्यों 


(०० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


में अ्नन्तानन्द, नरहयांनन्‍्द, योगानन्द, भावानन्द, आदि ब्राह्मण थे, शेष अन्य 


विभिन्न जातियो से सम्बन्धित थे | भगवदाचाय भें इस ग्रन्थ में ध्श्री वैष्णव 
मताब्जमास्करः ग्रन्थ को स्वामी रामानन्द कृत कहा है। 


रामानन्दायन--यह महाकाव्य अबघी भाषा में दोहा, चौपाई छन्दों मे 
लिखा गया है | इसके लेखक स्वामी श्री जयरामदेव हैं। यह ग्रन्थ प्रसंग-पारिजात 
से पूर्णतया प्रभावित है। साथ ही बाल्मीकि सहिता, श्रगर्त्य संहिता एवं रामानन्द्‌ 
दिग्विजय आदि ग्रथों से भी सहायता ली गई है। स्वामी रामानन्द के सम्बन्ध में 
कोई नवीन सामग्री यहाँ भी नहीं मिलती। यह अवश्य है कि यहाँ रामानन्द 
सम्प्रदाय के तत्व-सिद्धान्तों का सक्षिप में सुन्दर विवेचन उपस्थित किया गया है । 
सारी कथा ५ काडों मे वशित हे--अवतार काड, लोक-कल्यांणकाड', उपदेश- 
काड, दिग्विययकाड, और उत्तम काड | इनके विषय शीषषकों से ही स्पष्ट हैं। 
इस अन्थ में रामानन्द की जन्मतिथि वही दी गई है जो “अगस्य सहिता” में है । 
माता-पिता का नाम, शुरु, शिक्षा-दीक्षा सस्कार आदि का वर्णन भी “अगरतय 
सहिता? के आधार पर है | प्रयाग जन्म लेने का कारण वाल्मीकि सहिता? तथा 
“प्रसग पारिजात” के अनुसार है । पचगगा घाट पर रहते हुए स्वामी जी द्वारा 
प्रेत हो गये कवि भास को सदूगति मी दी जाने का उल्लेख कवि ने किया है। 
इसी प्रकार रामयज्ञ से प्रकट होकर रामानन्द ने अनेक रूप धारण कर लोगों 
को कृतार्थ किया | रामानन्द के शिष्यो के संबंध में प्रसंग पारिजात” का ही 
आधार लेखक ने लिया है। केवल एकाघ स्थल पर थोड़ा सा हेरफेर किया गया 
है, जैसे अनन्तानन्द की जन्मतिथि यहाँ स० ११६३ बि० ( प्रसगपारिजात में 
१३४३२ वि० ) दी गई है। घना जाठ को खीरी का निवासी कहा गया है, 
पद्मावती त्रिपुरा नगर के एक विप्र के घर उत्पन्न हुईं थीं और गालवानन्द्‌ 
पयावान नगर में । रामानन्द के शिष्यों में चेतनदासख का नाम भी जोड़ा गया है 
ओर कहा गया है कि स्वामी जी ने इन्हें 'रामनाम? की महिमा तथा जाप की 
गुप्तरीति बतलाई थी । इसी प्रकार योगानन्द को स्वामी जी ने अ्रष्टयामीय सेवा 
का उपदेश दिया था । 

रामानन्द की दिग्विजय के सम्बन्ध में यहाँ मिथिला, नेपाल, रामेश्वर, 
श्रादि के भी नाम लिये गये हैं। सिद्धपूर, नेमिषारण्य आदि का भी उल्लेख 


किया गया है। समकालीन व्यक्तियों में मीमासक कुमारिलमद्ट तथा शगेरीमठ 
के “शकराचार्य ( अ्न्थ के लेखक के अनुसार मध्वाचाय के छोटे भाई ) का 


भी नाम लिया गया है । 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा ड६ 


लेखक के अनुसार स्वामी जी ने श्री वैष्णुव-मताब्जभास्कर” तथा आनन्द 
साष्य” नामक दो ग्रन्थों की रचना भी की थी और इनका प्रचार भी उन्होने 
किया था। लेखक के अनुसार सम्प्रदाय के प्रमुख भक्त थे पयोद्दारी कृष्णुदास, 
कील्ह, अग्र, तुलसीदास, नाभा, टीला, खोजी, बीरमा, अनभव, देव, मल्लूक, 
थम्भन, चेतन, चतुभुज, तथा रैदास की शिष्या मीरा | 

प्रन्थकार ने राममन्त्र-राज की परम्परा भी दी है :-- 


राम, सीता, हनुमान्‌, ब्रह्मा, वसिष्ठ, पराशर, वेदव्यास, शुक, बोधायन पुरुषोत्तम, 

गगाधर, सदाचाय, रामेश्वर, द्वारानन्द, देवानन्द, श्यामानन्द, श्रतानन्द, चिदानन्द, 

पूर्णानन्द, श्रियानन्द, राघवानन्द, रामानन्द आदि इस पम्परा में क्रमशः आते हैं । 
सक्षेप मे इस ग्रन्थ की यही देन है। 


जगदुगुरु रामानन्दाचाये--जगद्गुरु रामानन्दाचाय! ग्रन्थ के लेखक 
वैष्णव श्री देवदास जी 'दिव? हैं। इस ग्रन्थ मे लेखक ने स्वामी रामानन्द के 
जीवन की व्यापक रूपरेखा तो “अ्गस्व्य-सहिता” के आधार पर ही निर्मित की 
है, किन्तु घटनाओं के विस्तार मे यत्र-तत्र वाल्मीकि सहिता, भविष्यपुराण, 
और रामानन्द दिग्विजय से भी उन्होने सहायता ली है। यह जीवन-चरित गद्य 
में लिखा गया है, किन्तु लेखक ने स्वामी रामानन्द के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध 
में विभिन्न प्रचलित मतों को समीक्षा करने का कोई प्रयास नही किया है। 
यहाँ रामानन्द को राघवानन्द जी का शिष्य मान तो लिया गया है, पर इस 
विवाद पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया कि रामानन्द राघवानन्द के शिष्य होने 
के पूर्व किसी अद्वैती गुरु के शिष्य थे और उनका नाम रामदत्त या रामभारती 
था । वस्तुतः लेखक का दृष्टिकोण आलोचनात्मक है ही नहीं | जहाँ ग्रथकार 
ने स्वामी रामानन्द की दिग्विजय का वन किया है, वहाँ भी उन्होंने कोई ऐसा 
तीथ स्थान अथवा प्रदेश न बचा जहाँ स्वामी जी को न पहुँचाया हो । गागरौन, 
गिरिनार, प्रभासक्षेत्र, सोमनाथ, द्वारका, सिद्धपुर, आबू, आमेर, चित्तौड़, उज्जैन, 
चित्रकूट, प्रयाग, अयोध्या, गगासागर, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम, विजयनगर, 
शिवकाची, विष्णुकाची, भ्रीरंगम, मैसूर, महाराष्ट्र, इरिद्वार, कश्मीर, सिन्ध, 
ब्रज, मिथिला, नेपाल आदि सभी स्थानों का नाम इस सबंध में दे दिया गया 
है | बीच-बीच में अनेक चमत्कार-पूण घटनाओं का भी समावेश कर दिया 
गया है। कश्मीर-यात्रा के सबंध मे कहा गया है कि स्वामी जी ने वहाँ 
अपने आनन्दभाष्यः पर अनेक प्रवचन दिए'। लेखक के अनुसार स्वय व्यौस 
जी ने इस ग्रन्थ पर अपनी सम्मति दी और देश के विद्वानों ने स्वामी जी को 

है; 


भू रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव 


जगद्गुरु की उपाधि दी | बीच-बीच मे लेखक ने साम्प्रदायिक मतबवाद का 
विघ्तत विवेचन किया है, जिसमे स्वामी जी के ग्रन्थ श्री वैष्णव मताब्ज-भास्करः 
का सहारा लेने के साथ-साथ उसने स्वतन्न मतों का भी समावेश कर दिया है 
जो स्वामी जी की तत्सबधी मान्यताओं के समझने मे विशेष सहायक नहीं होते । 
अ्रन्थकार के अनुसार भ्रीवैष्णवमताब्जभास्करः की रचना स्वामी जी ने श्राबू 
मे की थी। 

इस अन्थ में एक बात अवश्य ही उल्लेखनीय है, वह यह कि लेखक के 
अनुसार स्वामी जी का साकेत गमन विं० स० १४२६ वेशाख सुदी ३ को हुश्रा 
था | इस प्रकार स्वामी जी की आयु १७० व ठहरती है | किसी विशेष 
प्रमाण के अभाव में इतनी लम्बी आयु मान लेना उचित एवं तकसगत नहीं 
प्रतीत होता । एक दूसरी साम्रदायिक धारणा के अनुसार स्वामी जी का देहा- 
वसान स० १४६७ वि० में हुआ था, जो अधिक तक-संगत एवं प्रामाणिक 
प्रतीत होता है। नाभा जी के कथन “बहुत कालि वषु धारिके प्रथलजनन को 
पार दियो |? को बहुत दूर तक नहीं खींचना चाहिए, | 

समग्रतः इस ग्रंथ से स्वामी जी के सम्बन्ध में हमे कोई नवीन प्रामाणिक 
सूचना नहीं मिलती । 

भगवान रामानन्दाचाये--इस ग्रन्थ के सम्पादक हैं भ्री हरिचरणलाल 
वर्मा शास्त्री | रामानन्द स्वामी का जीवन, उनकी धारणा, उनके ग्रंथ, उनके 
सम्प्रदाय आदि के सम्बन्ध में विभिन्न रामानन्दी-विद्वानों द्वारा लिखित निबधों 
का अच्छा सग्मह इस ग्रन्थ मे किया गया है। सम्प्रदाय के आधुनिक प्रमुख विद्वानों 
की अपने सप्रदाय के उत्पत्ति-विकास आदि के सम्बन्ध में जो धारणाएँ: हैं वे 
प्रामाणिक रूप से इस प्रन्थ मे प्राप्त होती हैं, अत इसका महत्व पर्याप्त बढ़ 
जाता है | इस ग्रन्थ से हमे निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं :--- 

जहाँ तक स्वामी जी की जन्म-तिथि, जन्म-स्थान, माता-पिता, गुरू आदि 
का प्रश्न है, लगभग सभी विद्वान्‌ ( श्री रामपढाथ देव जी इन्दुः श्री वैष्णव, 
श्री रामाचरण, श्री शरण जी शाल्त्री, श्री बाबू लाल भाग॑ंव बी० ए० ) अगरूय 
संहिता? के मत से सहमत हैं | रवामी रामपदार्थ देव जी के अनुसार रामानन्द 
स्वामी ने श्री वैष्णव मताब्ज-भास्कर', “आनन्द्भाष्य', गीताभाष्य” 'रामाचन 
पद्धति? आदि अन्थो की रचना की । प० अवधकिशोर दास और श्री रामाचरण 
शाल्री ने केवल प्रथम तीन का ही उल्लेख किया है। श्री अच्युतानन्द दत्त ने 
आरती कीजै हनुमानलला की? पद को स्वामी जी कृत मामा है। स्वामी जी के 


अध्ययन की ग्री तथा उसकी परीक्षा / 9१ 


| 


मत को रामानन्दी विद्वानों ( रामपदाथंदास वेदान्ती, रामपदार्थ देव, देवदास ) 
ने विशिष्टाद्वेत ही माना है। श्री बाबूलाल भागव बी० ए.० के अचुसाई सामी« 
जी के शिष्यो मे कबीर, अनन्तानन्द, सुखानन्द, नरहर्यानन्द, सुरसुरानन्द, फीछा,.... 
भावानन्द, घना, रैदास, सेन, पद्मावती, गालवानन्द, योगानन्द, यादवानन्द आदि 
अमुख थे । इनके सबंध मे प्राय” वही सूचनाएँ दी गईं हैं, जो भक्तमाल और 
उसकी प्रियादास तथा रीवानरेश रघुराज सिंह की टठीकाश्रो मे मिलती हैं । 
केवल एक बात सेन के सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है, वह यह कि वे दाक्िणात्य 
थे | भी अच्युतानन्द दत्त के अनुसार स्वामी जी के एक शिष्य निरन्जन थे, जो 
पहले मुसलभान थे और जिनका नाम उस समय नूरूद्दीन था। श्री समाचस्ण 
शरण के अनुसार स्वामी जी ने भूमडल पर दिग्विजय कर अपनी भक्ति-पद्धति 
का प्रचार किया | रामानन्द ने अपने उदार दृष्टिकोश के कारण स्वामी राघवानन्द 
की आशा से एक नए सम्प्रदाय की स्थापना की ( श्री अच्युतानन्द दत्त ); 
किन्तु अन्य रामानन्दी विद्वान्‌ ऐसा नहीं मानते। पडित श्रवधकिशोरदास के 
अनुसार वास्तव में रामानन्द सम्प्रदाय ही श्री सम्प्रदाय है। इसकी परमाचार्य 
सीता जी हैं । रामानुज-सम्पदाय तो लक्ष्मीसम्प्रदाय है। श्री देवदास जी तो 
रामानुज-सम्प्रदाय को सस्पदाय ही नहीं मानते, क्‍योंकि उसका प्रचार कलियुग में 
हुआ है । उन्होने श्री-सम्प्रदाय से रामानन्द-सम्प्रदाय का ही तात्पय लेने के लिये 
एक दूसरा तक भी दिया है। उनके अनुसार श्रब से तीन सौ वर्ष पूर्व जब 
वैष्णवो ने “चतु. सम्प्रदाय” की स्थापना की तब 'रामानुज-सम्प्रदाय”ः उससे अ्रलग 
हो रहा और रामानन्द-सम्प्रदाय को ही “श्री सम्प्रदाय” के नाम से अभिहित 
किया गया | इस रामानन्द-सम्प्रदाय की परम्परा यो हे :--सीता, हनुमान, ब्रह्मा, 
वसिष्ठ, पराशर, व्यास, शुकदेव, पुरुषोत्तमाचायं, बोधायन आदि । श्री बाबूलाल 
भागंव ने धमसूरी, विजयसूरी, सत्यविजय, आदि जैनों तथा सिकन्दर लोदी को 
स्वामी रामानन्द जी का समकालीन बतलाया हे । रामानन्द-सम्प्रदाय में अखाड़ों 
आर उनके कतंव्य के सम्बन्ध मं श्री भगवानदास जी खाकी ने अच्छा विवरण 
उपध्यित किया है| श्री भगवदाचाय ने श्री वैष्णुबो के पच सस्कार पर प्रकाश 
डाला है । स्वामी रामानन्द की मृत्यु के सब्ध म केवल श्री रामपदार्थ देव जी 
ने ही सकेत किया है । उनके अनुसार स्वामी जी स० १४६७ वि० मे १११ बष 
की आयु मे साकेतघाम चले गए । 


सत्तेप में इस ग्रथ की यही देन है| 


२ रामानन्द सम्प्रदाव तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


ग--आधुनिक भन्थ 
हिन्दी साहित्य के अमुख इतिहास तथा कुछ प्रमुख धार्मिक इतिहास--- 
१--विल्सन--एसेज आन्‌ दि रेलिजस सेक्ट्स अब हिन्दूज 
२--गारसां द तासी--इस्त्वार द ला लितरात्यूर ऐन्दुईं ऐ; ऐन्ट्स्तानी-- 
अनुवादक डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्णंय, 
एम० ए.०, डी० लिदृ० 
२--शिवसिह सेंगर--शिवसिंह सरोज । 
४--पग्रियसन, एज्राहम जाज-१-माडन वर्नाक्यूलर लिटरेचर अब हिन्दोस्तान। 
२--जनल श्रव्‌ू रायल एशियाटिक 
सोसायटी अबू बंगाल (१६२० ई०) 
२--इन्साइक्लोपीडिया अ्रवू रेलीजन 
एश्ड एथिक्स | 
४--इण्डियन ऐण्टीक्वेरी वाल्यूम ३२-- 
नोट्स आन तुलसीदास | 
५--नागरी प्रचारिणी पत्रिका। 
४--मिश्रबन्घु--मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम भाग । 
९--एडविन औब्ज--ए स्केच अ्रव्‌ हिन्दी लिटरेचर । 
७--एफ० ईं० के०--ए हिस्द्री अब हिन्दी लिटरेचर | 
८--रामचन्द्र शुक्‍्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास | 
६--डा० श्यामसुन्द्रदास--हिन्दी साहित्य | 
१०--रिश्रीघ--हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास | 
११--डा० रामकुमार वर्मा--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास | 
१९--डा० पीताखरदत्त वथ्‌ वाल--हिन्दी काव्य मे निगुण-सम्प्रदाय--अनु० 
श्री परशुराम चतुर्वेंद्री | 
१२---डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी--हिन्दी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिन्दी 
साहित्य का इतिहास | 
१४--परशुराम चतुर्वेदी--उत्तरी भारत की सन्त परम्परा | 
१५४--श्री बलदेव उपाध्याय--भांगवत-सम्प्रदाय | 
१६६--कुछ अन्य ग्रन्थ | 
ए स्केच अबू दि रिलीजस सेक्टस अब दि हिन्दूज़--होरेस हेमन 
पेल्सन--विल्सन महोदय ने अपने इस ग्रन्थ मे स्वामी जी के जीवन चरित 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा पूरे 


के सम्बन्ध मे कोई महत््वपूण उल्लेख नहीं किया है | उन्होने एक परम्परा का 
उद्धरण दिया है, जिसके अनुसार रामानन्द रामानुजाचाय की पाँचवी पीढी-- 
रामानुज--देवानन्द--हरीनन्द--राघवानन्द--रामानन्द--में थे, किन्तु इसको 
स्वीकार कर लेने पर रामानन्द का समय १३ वी शताब्दी होगा । अतः विल्सन 
महोदय इस परम्परा को श्रस्वीकार करते हुए रामानन्द का समय १४ वीं शताब्दी 
के अन्त और १५ वी० शताब्दी के प्रारम्भ में मानते हैं| इस सम्बन्ध में भक्त- 
माल” की जिस परम्परा का उद्धरण विल्सन महोदय ने किया है, उसमे हर्यानन्द 
का नाम नही है। आज भक्तमाल की सभी प्रचलित प्रतियों में रामानुअ-- 
देवाचाय-हर्यानन्द-राघवानन्द-रामानन्द का ही क्रम मिलता है, कदाचित विल्सन 
ने हर्यानन्द को ही हरीनन्द लिखा हो और देवाचाय को देवानन्द | रामानुज- 
सम्प्रदाय से रामानन्द के अलग होने एवं नये सम्प्रदाय की स्थापना करने के 
सम्बन्ध मे विल्‍्सन महोदय ने एक जनश्रुति भी उद्धत की है, जिसके अनुसार 
समस्त भारत का भ्रमण कर रामानन्द जब अपने मठ को लौटे तब उनके 
सहधर्मियो ने उनकी इस यात्रा में खानपान सम्बन्धी नियम के न पालन करने 
पर आपत्ति की और राघवानन्द ने भी इस आपत्ति को उचित समझा । फलतः 
रामानन्द को शेष शिष्यो से दूर भोजन करने का आदेश मिला | इस कठोर 
आशा को अस्वीकार कर रामानन्द ने एक नए. सम्प्रदाय को जन्म दिया और 
काशी मे पचगगा घाट पर आकर अपना मठ स्थापित किया | विल्सन के समय 
में यह मठ ध्वस्त हो चुका था; किन्तु पास में ही एक पत्थर था जिस पर स्वामी 
जी के चरण अकित कहे जाते थे । वित्सन ने स्वामी जी के ग्रथो के सम्बन्ध में 
कोई सूचना नही दी है।' 


१--डा० वथ्‌ बाल का यह कहना कि प्रोफेसर विल्सन ने वेद पर उनके एक सस्क्षत भाष्य 
की बात लिखी हे (हिंदी काव्य में निर्गण सम्प्रदाय, अनु० परशुराम चतुर्वेदी, पृष्ट ३८), पता 
नही विल्सन के किस लेख के आधार पर दे, यहाँ तो विल्सन ने स्पष्ट ही लिखा है .-- 

5द्र7594% बात रिक्रा772800]9 77778 (0० 8806 ६0% (76 3%807727047 
07567 84078, ९07770७860 ८कादगए, 7६ 00: 5076ए, 92782700 (077%767- 
६27768 07 ६786 (८5७६ 07 (76 ४6०98 0: 8878820 ८5005707078 04 ६४6॥2 
7०ऋपरो॥८ 00527785 #0त 498 ६९४८0९४३ 0६ ६2688 09777078, '9/96:26/# 
72707088070 0% 86792 9:86 77059675890]ए 0९ ६06 5729070397709] 088(७-- 
6 0068 ग670 4एथच7 धएडवां छप् प्रठ:६8 डाई जाट) 32४68 #६70प८0 
६0 फिबाए409470. 07826 एप 086 6 दा5$ 0॥0 ६:8४ 8876 फट्टाटए 
(0 ६6 ए70एप्रटा॥) 809]6208 €(०,--रिडा8078 5९८६३ ए म्ागरतेप्र& पृ ० ५७ 


पड रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


विल्सन के अनुसार रामानन्द के अनुयायी “अ्रवधूत! कहे जाते हैं। उन्होंने 
रामानन्द के शिष्यो के नाम आशानन्द, कबीर, रैदास, पीपा, सुरसुरानद, सुखानन्द; 
भावानन्द, धना, सेन, महानन्द, परमानन्द, श्रियानन्द आदि दिये हैं, जो 
भक्तमाल की सूची से कुछ भिन्न हैं। विल्सन ने भक्तमाल की भी सूची 
उद्धत की है। प्रतीत होता है उन्होंने भक्तमाल की भाषा को ठीक नहीं 
समझा, अन्यथा रघुनाथ, सुखासुर, जीव आदि नाम तो न गिनाये गये होते | 
रघुनाथ शब्द भक्तमाल मे रामानन्द के विशेषण की भाँति आया है । सुखानन्द 
आर सुरसुरानन्द 'सुखासुरः सम# लिये गये हैं ओर जीव नाम किसी भी प्रचलित 
प्रति में नही मिलता | विल्सन ने किस प्रचलित प्रति के आ्राधार पर यह उल्लेख 
किया है, स्पष्ट नही है | इन भक्तो के सन्बन्ध में शेष सूचनाएँ भक्तमाल और 
उस पर प्रियादास की टीका के आधार पर दी गई हैं। विल्सन ने रामानन्दी 
सठों के संगठन पर भी प्रकाश डाला है। विल्सन के अनुसार रघुनाथ या 
आशानन्द रामानन्द की गद्दी के उत्तराधिकारी हुए। जब कि समस्त वेरागी- 
परम्परा के अनुसार श्रनन्तानन्द ही रामानन्द की गद्दी पर बैठे थे | इस प्रकार 
अनेक भ्रान्तियों वित्सन महोदय को हो गईं हैं | स्वामी अग्रदास के गुरू कृष्णदास 
पयोहारी को वल्‍्लभ-सम्प्रदाय के कृष्णदास अधिकारी समझ कर उन्होंने नाभादास 
को रामानन्द-सम्प्रदाय से विलग मान लिया है | नाभादास ओर नारायणुदास 
को भी एक न मान कर उन्होने दो व्यक्ति माना है। इन सब भ्रान्तियो के होते 
हुए भी यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि विल्सन महोदय ने प्राचीन जनश्रुतियों 
का अच्छा उपयोग किया है और एक प्रकार से तत्कालीन प्रचलित सम्प्रदायों 
एव पथों के वैज्ञानिक अध्ययन की नीव भी उन्होंने ही डाली | उनके पश्चात्‌ 
के लगभग सभी लेखकों ने उनकी आधार मान कर शमानन्द के सब॑ध में 
मनमाने अनुमान लगाये हैं । 

इस्त्वार दला लितरात्यूर ऐन्दुई ऐ ऐन्दुस्तानी--गार्सा द तासी के 
अनुसार “रामानन्द बनारस के फकीर या वैरागी, प्रतिद्ध हिन्दू सुघारक, रामानुज 
के शिष्य, ओर कबीर के गुरु, वैष्णुवों के समध्त आधुनिक सम्प्रदायों के 
( मध्यवर्ती ) सुधारक हैं। इनकी हिन्दी म॑ लिखित कुछ धार्मिक कविताएँ: 
हैं, जो आदि ग्रन्थ में सम्मिलित हैं । १४०० के लगभग यही व्यक्ति थे, जिन्होंने 
ईश्वर के समक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्ध सब की समानता सर्वग्रथम घोषित 
की । और जिन्होंने सब को बराबर अपने शिष्यों के रूप में ग्रहण किया: जिन्होंने 
यह घोषित किया कि सच्ची भक्ति वाह्य रूपों तक ही सीमित नहीं, किन्तु इन 
रूपों से ऊपर है। उन्होंने अपने प्रधान शिष्य कबीर के बारे में कहा है कि भक्ते 


अध्ययन को सामग्री तथा उसकी परीक्षा पे 


ही वे जुलाहे हो ब्रह्मश्ञान के कारण वे ब्राह्मण हो गए हैं ( दबिस्तान, शो और 
ट्रायर का अनुवाद, जिल्द २, पृष्ठ श्णयय )”| तासी ने कबीर का काल १४४३० 
ई० कर्निंघम के साक्ष्य पर माना है| धना के सम्बन्ध में उन्होंने भक्तमाल की ही 
कथा ली है। पीपा के विषय में लिखा है कि ये हिन्दू सत योगी थे। आदि 

ग्रन्थ में भी इनकी कविता भिलती है तथा ये बारहवीं शताब्दी के राजा शूरसेन 
के समय में जीवित थे । शेष कथा भक्तमाल के ही आधार पर दी गई है । इन्हे 
रामानन्द का शिष्य नहीं घोषित किया गया । रैदास के विषय में भक्तमाल की 
ही कथा तासी ने दी है । इन्हें स्वामी जी का शिष्य माना गया है। सेन के 
विषय में कहा गया है कि व्यवसाय की दृष्टि से ये नाई थे, ये वेष्णव थे। 
गुरु ग्रन्थ साहब में इनकी रचनाएँ मिलती हैं । 


समीकज्ञा--१-तासी द्वारा दी गईं सूचनाएँ अधिकतर भक्तमाल के साक्ष्य 
पर है, ऊिन्तु उनमे कुछ भ्रान्तिपूर्ण भी है। जैसे रामानन्द रामानुज के शिष्य 
नही थे यह अनेक पुष्ट प्रमाणो से सिद्ध है, किन्तु तासी उन्हें रामानुज का शिष्य 
मानते हैं। २-रामानन्द ने पीपा को भी अपना शिष्य बनाया था, यह भक्तमाल से 
सिद्ध है। थ्रत ताप्ती द्वारा दी गई पीपा जी की जीवन-तिथि नितान्त ही श्रप्रा- 
 माशिक एवं भ्रामक है। ३--तासी ने रामानन्द के शिष्यों के सम्बन्ध भे कोई 
महत्वपूर्ण सूचना देने का प्रयास नही किया है | 


शिवसिंह सरोज ( शिवसिह सेंगर ) ओर माडने वर्नाक्यूलर 
लिटरेचर अब हिन्दोस्तान ( प्रियसन कृत )--शिवसिंह सेंगर ने स्वामी 
रामानन्द के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी है, केवल एक स्थल पर मेन के 
प्रसग मे सेननापित बाधवगढ़ के सं० १४६० में उ०--हजारे में इनके कविन्‍्त 
हैं । यह कवि स्वामी रामानन्द जी के शिष्य थे |? स्वामी रामानन्द का नाम लिया 
 है। पडित रूपनारायण पाडेय ने सरोज? के परिशिष्टाश मे बतलाया है कि 
“इन रींबों वाले सेन का जन्मकाल स० १४५७ के लगभग है, स० १५६० वाला 
सेन दूसरा है |? बस्तुतः सेगर का उद्देश्य हिंदी साहित्य का इतिहास उपस्थित 
करना नहीं था| अत” उन्होने कवियों के विषय में विशेष छान-बीन नहीं की 
थी | रामानन्द सम्प्रदाय के कुछ मक्तो की पक्तियों को उद्धुत करते हुए शिवसिंदद 
 सेगर ने एक अत्यन्त महत्वपूण सूचना स्वामी अग्रदास के सबध मे दी है। उनके 
अनुसार अग्रदास गलता गादी पर स० १५४६४ में उपस्थित थे । अ्रग्रदास स्वामी 
रामानन्द के शिष्य अनन्ताननद के शिष्य कृष्णदास पयोहारी के शिष्य थे | इनके 
शिष्य नाभा जी ठुलसोदास के समकालीन थे | अतः इससे यह अनुमान“कर लेना 


भू६्‌ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


अनुचित न होगा कि रामानन्द जी विक्रम की पद्रहवीं शताब्दी मे श्रवश्य ही 
बत॑मान रहे होगे | कहा जाता है कि श्रग्ररास गलता की गादी पर बैठने के समय 
तक पूण प्रख्यात हो चुके थे । 

सरोज” के आधार पर, किन्तु अधिक वैज्ञानिक दग से लिखे ग्रियर्सन महोदय 
के इतिहास में हमे रामानन्द के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्थित सामग्री प्राप्त होती 
है | उनके अनुसार रामानन्द का आविर्भाव काल ईसा की चौदहवी शताब्दी था। 
ग्रियर्सन साहब ने रामानन्द जी के कुछ जनभाषा में लिखे गीतो के पा जाने की 
भी सूचना दी है, किन्तु खेद है उन्हे अपने ग्रन्थ में उन्होंने उद्धत नहीं किया | 
विल्सन को आधार भानने के कारण ग्रियर्सन महोदय ने भी क्ृष्णुदास पयहारी 
( रामानन्दी ) को कृष्णदास अधिकारी मान लिया है। “भक्त-माल? में आये हुए. 
अन्य रामानन्दी भक्तो की तिथियो को निर्धारित करने का भी प्रयास इस ग्रन्थ 
में लेखक ने किया है। 

किन्तु, रामानन्द के सम्बन्ध में प्रियसन महोदय की देन यही तक सीमित 
नही रह जाती | तुलसीदास पर 'इशण्डियन ऐन्टीक्वेरी? भे अपनी टिप्पणिया देते 
समय उन्होने बाबा मोहनदास द्वारा प्राप्त रामानन्द की गुरु परम्परा दी है। इसमें 
उनका सम्बन्ध रामानुज-सम्प्रदाय से जोड़ा गया है। साथ ही उन आचार्यों के 
नाम ( देवानन्द, श्रुतानन्द, नित्यानन्द आदि ) भी इस परम्परा मे आ गये है जो 
आधुनिक रामानन्दीयो द्वारा मान्य निजगुरु परम्परा में आते है । इस परम्परा को 
मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता । परमरा-सम्बन्धी प्रश्न पर आगे 
विचार किया जायगा । 


ग्रियसंन महोदय ने रामानन्द सम्बन्धी अ्रपने अध्ययन को और आगे बढ़ाया 
है। इन्साइक्लोपीडिया अब रेलीजन ऐशण्ड एथिक्स” तथा रायल एशियाटिक 
सोसायटी के जनल?” में उन्होने रामानन्द के विस्तृत जीवन पर प्रकाश डाला है। 
“अगस्त्य सहिता? से प्राप्त जीवन-बत को प्रमाशिक मानते हुए उन्होंने फकहर के 
इस मत का प्रत्याख्यान भी किया है कि रामानन्द दत्निय से आये थे | रामानर 
के सम्बन्ध में उनके समय का निर्धारण भी ग्रियसन महोदय ने किया है | 
“अगरू्य सहिता! की तिथि ( सं० १३५६ वि० में स्वामी जी का जन्म ) उन्हें 
मान्य है। भणडारकर जी ने भी इसे मान लिया है। ग्रियसन महोदय ने इस 
प्रचलित मत का भी खण्डन किया कि रामानन्द जी राघवानन्द स्वामी के शिष्य 
होने के पूर्व किसी अद्वैती गुरु के शिष्य थे। इस सम्बन्ध मे भी उन्होंने अगसूय 
सहिता? “ओर “सक्तमाल” का साक्ष्य स्वीकार किया है। आगे चल कर 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा ५७ 


'फक्दर ने उनके इस तक॑ को स्वीकार भी किया | ग्रियर्सन महोदय ने रामानन्द 
का एक हिन्दी पद ( आरति कीजै हनुमानलला की ) भी नागरी प्रचारिणी सभा 
की पत्निका में छुपवाया था | हिन्दी के इतिहासकारों ने इस पद को स्वामी जी 
कृत ही माना है। 

सिश्रवन्धु-विनोद--मिश्रवन्धुओ ने विनोद के प्रथम भाग मे रामानन्द के 
सम्बन्ध में कुछ सूचनाएँ दी है | उनका आधार विल्सन महोदय का उपयक्त ग्रथ 
है| स्वामी जी का समय इन्होने सन». १४५६ वि० माना है | राधाकृष्ण॒दास का 
अनुकरण करते हुए “रामरक्षा स्तोत्र तथा 'रामानन्दीय वेदान्त” को स्वामी जी 
कृत मानने में उन्होने सन्देह प्रगट किया है। इनको नागरी प्रचारिणी 
सभा की खोज में 'रामरक्षा स्तोत्र? और 'श्ञानतिलक” नामक दो अथो का पता 
भी चला था। 


ए स्केच अब हिन्दी लिटरेचर--भ्रीव्य महोदय ने रामानन्द के सम्बन्ध 
में कोई नई सूचना हमे नहीं दी है। उन्होंने रामानन्द को केवल एक वेष्णव 
आचाय एवं सुधारक के रूप में ही स्वीकार किया है, ग्रथकार या आचार्य के रूप 
में नही। इनके अनुसार रामानन्द के कुछ पद हिन्दी में प्रचलित थे, किन्तु खेद 
है कि औरीव्ज महोदय ने अपने इतिद्शास मे उन्हे नहीं उद्धत किया | 

ए हिस्ट्री अब हिन्दी लिटरेचर--केः महोदय ने रामानन्द का समय 
सन्‌ १४०० से सन्‌ १४७० तक माना है। पीपा का समय १४२५ ई० और 
धन्ना का १४१५४ ६० मानते हुए ही कदाचित्‌ स्वामी जी का समय उन्होंने 
निश्चित्‌ किया है, किन्तु स्वय पीपा श्रोर घन्ना का समय भी अनुभानाश्रित 
ही प्रतीत होता है। अपने मत के समर्थन मे उन्हाने कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत 
किया है| रामानन्द को उन्होंने ग्रन्थकार नहीं माना है, किन्तु “आदि ग्रन्थ 
उपलब्ध स्वामी जी के पद का उन्होने उल्लेख किया है, और यद्द भी कहा हे 
कि उन्होने हिन्दी मे अनेक पदो की रचना की थी | लेखक ने उन्हे उद्धत नहीं 
किया है | स्वामी जी के शिष्यों मे भी उन्होने अनन्तानन्द, सुरसुरानन्द, सुखानन्द, 
आदि का कोई उल्लेख नहीं किया | जो भी सूचनाएँ लेखक ने दी हैं, उनका 
कोई प्रामाशिक श्राघार उसने नही दिया। 

हिन्दी साहित्य का इत्तिहास--अ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने स्वामी 
रामानन्द जी के जीवन-चरित पर तो कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला, किन्तु 
रामानन्द-सम्प्रदाय का उन्होंने विस्तृत अध्ययन उपस्थित किया है। शुक्ल जी 
के अनुसार रामानन्द जी का समय विक्रम की पद्रहवीं शती के चतुर्थ और 


पूष रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सोलहवी शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। विद्वान्‌ शुक्ल जी 
ने इस सम्बन्ध मे अपने तक भी उपस्थित किये है। शुक्ल जी के अनुसार रामानन्द 
रामानुज की परम्परा से सम्बद्ध थे | राममक्ति शठकोप आदि आचार्यों को भी 
मान्य थी । शुक्ल जी के अनुसार रामानन्द जी के नाम पर श्रानन्दभाष्य, श्री 
वेष्णुवमताब्जभास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, रामरज्ञा स्तोत्र, योगचिन्तामणि 
भगवदगीता भाष्य आदि अनेक ग्रन्थ प्रचलित हो गये हैं, पर इनमें “री वैष्णुव 
मताब्ज भास्कर और 'रामार्चन पद्धति? को ही शक्ल जी ने स्वामी जी कृत माना 
है, उनके अनुसार 'भाष्य? का प्रचार इसलिये किया गया, क्योकि कुछ रामानन्दी” 
विद्वान, रामानन्द को रामानुज-सम्प्रदाय से स्वतन्त्र विद्वान्‌ सिद्ध करना चाहते 
हैं | इसी प्रकार “श्री रामरत्ञा स्तोच्र! श्रोर 'योगचिन्तामणि? को भी शुक्ल जी ने 
रामानन्द-सम्प्रदाय की 'तपसी-शाखा? द्वारा स्वामी जी के नाम पर चलाये हुए 
थ माना है। शक्ल जी ने रामानन्द के सम्बन्ध मे इस मत को कि वे शअद्दे 

तियो के ज्योतिमठ के ब्रह्मचारी थे, और उन्होंने १९ वध तक गिरिनार या आू 
पवत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी? केवल जनश्रति मान्न माना है। 
प्रमाणाभाव में वे इस कथन को महत्त्व नही देते। रामानन्द-सम्प्रदाय में योग के 
प्रवेश का कारण शुक्ल जी ने श्री कृष्णदास पयहारी द्वारा श्रामेर के योगियो को 
परास्‍्त करना और अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये रामानन्दीयों द्वारा योग का 
अपना लेना कहा है | शुक्ल जी रामानन्द को विशिष्टाद्ैती ही मानते थे | अतः 
अ्रारति कोजै हनुमानलल्ाकी? पद को वे स्वामी जी कृत ही मानते हैं, किन्तु 
शआ्रादि ग्न्थ”ः में आए, पद को वे किसी अन्य रामानन्द कृत मानते हैं, स्वामी 
रामानन्द जी कृत नही । 


शुक्ल जी ने रामानन्द-सस्प्रदाय में सखी-भाव की भक्ति के प्रवेश का भी 
उल्लेख किया है, और इसको रामभक्ति पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव माना है | 
शुक्ल जी रामभक्ति मे सखी भाव का प्रवेश उचित नहीं समझते | इस भावना 
के पोषक रसिक-सम्प्रदाय का सक्षिस इतिहास भी शक्ल जी ने दिया है। भक्त- 
माल? से प्राप्त सामग्री का शुक्ल जी ने पूरा उपयोग किया | इस प्रकार समग्रतः 
शुक्ल जी ने रामानन्द सम्बन्धी अध्ययन को बहुत ही ठोस एव वैज्ञानिक रीति 
से आगे बढ़ाया | आगे के लेखको ने ग्रियसन और शक्ल जी के आधार पर 
अपने मत निर्धारित किये हैं । 


हिंदी साहित्य--छ्वामी जी के जीवन एवं रचनाओ के सम्बन्ध में डाक्टर 
श्याम सुन्दरदास ने कोई सूचना नही दी है । रामानन्द को श्री रामानुज-सम्प्रदाय से 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा प्‌ 


सम्बद्ध मानते हुए उन्होंने इस जनश्र॒ति का प्रत्याख्यान किया हे कि रामानन्द 
राघवानन्द के यहाँ आने के पूब किसो अद्वैती गुरु के शिष्य थे | डाक्टर दास 
के अनुसार रामानन्द का दृष्टिकोण भक्ति के क्षेत्र मे बहुत उदार था । शाद्दों 
तक को उन्होंने अपना लिया था | डा० दास का समस्त मत विल्सन, ग्रियसन 
तथा फकहर के आधार पर बना प्रतीत होता है। इस दृष्टि से रामानन्द सम्बन्धी 
अध्ययन को वे आगे न बढ़ा सके । 


हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास--प० अयोध्या सिह 
उपाध्याय 'हरिश्रोधष” जी ने अ्रपने इस ग्रन्थ मे रामानन्द जी के सबंध में कोई 
नई बात नहीं कही है| उनके ग्रन्थ का महत्व केवल इस बात मे है कि उन्होने 
घना के दो पद, सेन का एक पद और एक पद पीपा का श्रपने ग्रन्थ मे उद्धत 


कर दिया है, जिससे हम इन भक्तों के मतो के सबध में अपनी कुछ घारणाएँ 
बना सकते हैं | 


हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा, 
एम० ए०, पी एच० डी०। इस इतिहास मे डा० वर्मा ने रामानन्द-सबधी समस्त 
खोजों का पूर्ण उपयोग किया है | डा० वर्मा ने प्रियर्सन, फ्कुहर, सर भडारकर 
तथा भक्तमाल के टीकाकार भगवान्‌, प्रसाद रूपकला के मतो की पूर्ण समीक्षा 
की है| वे रामानन्द को रामानुज-सम्प्रदाय से ही सम्बद्ध मानते है। रामानन्द 
के जीवन-बृत्त के संबंध मे उन्होने डा० ग्रियसन, भडारकर, तथा रूपकला जी 
के मत का समथन करते हुए 'अ्रगस्य सहिता? का ही सादुंय स्वीकार किया है । 
स्वामी जी की जन्मतिथि भी उन्होंने स० १३५६ वि० ही मानी है। “भक्तमाल? 
के आधार पर उन्होने स्वामी जी के द्वादश शिष्यो का भी उल्लेख किया हे । 
साथ ही उनका जीवन-चुत्त भी ( अ्रनन्तानन्द, सुखानन्द, सुरसुरानन्द को छोड़ 
कर ) उन्हाने भक्तमाल और प्रियादास को टीका के आधार पर उपस्थित किया' 
है। घना, पीपा, रैदास का समय भी उन्होने अन्य विद्वानों के साहय पर क्रमशः 
स० १४७२, स० १४८८२, सं० १४४५ वि० निर्धारित किया है। स्वामी जी के 
अवसान काल के सबंध में निश्चित न हो सकने के कारण वर्मा जी इन सम्बतों 
की प्रामाणिकता की पूरी परीक्षा नहीं कर सके है। नाभादास के बहुत काल 
बपुधारि के प्रणत जनन को पार दियो? को ही वर्मा जी ने पर्यातत मान कर 
उपयक्त तिथियो को लगभग प्रामाणिक सा मान लिया है। किन्तु, इस प्रकार 
रामानन्द की आयु कम-सें-कम १४० वर्ष की माननी होगी, क्‍योंकि पीपा के जन्म' 
लेने के समय तक तो वे १५६ व के हो चुके होगे | कबीर को भी डा? वर्मा 


६० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


ने रामानन्द का शिष्य माना है। उनका जन्म वर्मा जी के अनुसार सवत्‌ १४४५४ 
विं० में हुआ था, अतः कबीर को अपना शिष्य बना कर उन्हें अपनी दिग्विजय 
में साथ-साथ लिवा जाने के लिये स्वामी जी को कम-से-कम १३० वर्ष को आयु 
मिलनी चाहिये थी, क्योंकि कबीर को पक्का भक्त होने मे ३० वध तो लगे ही 
होगे | इन्ही सब उलमनो के कारण सन्त साहित्य के आधुनिक विद्वान श्री 
परशुराम चतुर्वेदी को रामानन्द की तिथियो ( स० १३४६ वि०-स० १४६७ 
वि० ) को स्वीकार करके ही उनके शिष्यो की तिथियो को निश्चित्‌ करने 
की आवश्यकता अ्रनुभूत हुई है । 

रामानन्द के अन्थो मे “श्री वैष्णबमतान्तर (१) भास्कर! और “श्री रासाचन 
पद्धति? को डा० वर्मा ने स्वामी जी कृत माना है। 'रामरज्ला स्तोन्रः या 'सजीवन 
मंत्र? को वे अ्रप्रौढ़ शैली मे लिखे जाने के कारण स्वामी जी कृत नहीं मानते | 
भडारकर का उद्धरण देते हुए उन्होंने स्वामी जी के द्वारा लिखे गये एक 
वेदान्त भाष्यः का उल्लेख तो किया है, किन्तु उसकी प्रामाणिकता के विषय में 
वे कोई मत न दे सके | फकहर के मत से सहमत होते हुए. लेखक का यह भी 
विश्वास है कि अध्यात्म रामायण”? रामानन्द-सम्प्रदाय को अवश्य ही प्रभावित 
'करता रहा है | तुलसी पर उनकी स्वतन्त्र प्रतिभा के कारण अध्यात्म रामायण” 
का प्रभाव तो मान्य हो सकता है, किन्तु रामानन्द-सम्प्रदाय में इस ग्रन्थ को कोई 
मान्यता नहीं मिलती ज्ञात हुई है | डा० वर्मा का विश्वास है कि अपने उदार 
इष्टिकोण के कारण ही रामानन्द सन्त मत के ग्रचार में सहायक हो सके | 


हिन्दी काव्य में निर्मेण सम्प्रदाय--क्षे० डा० पीताम्बर दत्त बथ वाल, 
अनु० श्री परशुराम चतुवंदी । सन्त-साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत करते समय डॉ० 
बथ वाल ने रामानन्द स्त्रामी के सम्बन्ध मे एक अच्छा श्रध्ययन प्रस्तुत किया था | 
यह अध्ययन बहुत ही प्रीढ़ एबं व्यवस्थित है | विद्वान्‌ लेखक प्रचलित सभी 
मतों एवं धारणाओं की पूर्ण समीक्षा करके स्वामी जी के सम्बन्ध मे अपना 
निश्चित्‌ मत व्यक्त करता है| स्वामी जी के जीवन-बृत्त के सम्बन्ध भे बथ वाल 
जी को अगस्त्य सहिता? का साक्ष्य पूर्णतया मान्य है | जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी 
तिथियों भी प्राय: वही मान्य हैं ( स० १३४६ वि०---१४६७ वि० ) राघवानन्द 
के शिष्य होने के नाते रामानन्द, डा० बथ वाल के अनुसार, समानुज परम्परा 
से सम्बद्द तो थे, किन्तु पहले वे किसी अद्वेती शुरु के शिष्य थे। बथ वाल के 

अनुसार स्वामी जी के ग्रन्थ दो प्रकार के मिलते हैं--बैष्णुबमताब्जमास्कर, 

रामाचन-पद्धति? और आनन्द भाष्य” रामानन्द के वैष्णव मत की व्याख्या करते 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा ६१ 


हैं, और “सिद्धान्त पटल”, 'योगचिन्तामणि? तथा “रामरक्षा स्तोन्न? उन्हें योगमत 
से भी प्रभावित सिद्ध करते हैं| किन्तु, इन ग्रन्थों मे श्री वेष्णवमताब्ज-भास्कर? 
तथा श्री रामाचनपद्धति! को ही डा० बथ्‌ वाल ने स्वामी जी कृत माना है, 
उन्होने स्वामी जी कृत कुछ हिन्दी पदो का (सर्वांगी तथा आदि ग्रन्थ” में प्राप्त) 
उल्लेख किया है| “भविष्य पुराण? के साक्य पर डा० बथ्‌ वाल ने स्वामी जी 
को एक बहुत बड़ा समाज-सुधारक भी कहा है। उनके अनुसार स्वामी जी ने 
भक्ति, योग, और अद्वै त वेदान्त की अनुपम ससृष्टि की थी 


डा० बथ वाल ने रामानन्द जी के निगंणी शिष्यो का समय भी निधारित 
किया है | जनरल कनिंघम के मत का समथन करते हुए उन्होने पोपा का 
समय स० १४१० से १४६० तक माना है| इसी प्रकार कबीर का समय उन्होने 
स० १४२७ से सं० १३०४ वि० तक माना है। इसकी सर्गात स्वामी रामानन्द 
की मृत्य तिथि स० १४६७ वि० से पूरी रोति से ठीक बैठती है | श्री परशुराम 
चतुर्वेदी ने भी स्वामी जी सम्बन्धी उपयक्त तिथियों को स्वीकार कर कबीर की 
तिथियों को उसी के अनुरूप निश्चित्‌ करने का प्रयास किया है। जब तक कोई 
ग्रधिक प्रामाणिक सामग्री कबीर के रामानन्द का शिष्य होने के विरुद्ध नहीं 
मिलती अथवा सम्पदाय की रामानन्द के सम्बन्ध में मान्य तिथियो को जब तक 
कोई अधिक प्रामाणिक सामग्री श्रमान्य सिद्ध नहीं कर देती तब तक कबीर आदि 
की तिथियों को स्वामी जी की तिथियो के मेल में मानने के अतिरिक्त और कोई 
तक संगत उपाय है ही नहीं। सारी परम्पराएँ कबीर, पीपा, धना, रैदास को स्वामी 
रामानन्द के शिष्य ही मानती आई हैं | इस दृष्टि से डा० बथ्‌ वाल की खोजो 
एवं उनके अ्नुमानों का मूल्य बहुत ही अधिक बढ़ जाता है । 


हिन्दी साहित्य की भूमिका--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी । 

डा० द्विवेदी ने अपने इतिहास तथा कबीर नामक पुस्तक मे स्वामी रामानन्द के 
जीवन वृत्त के सम्बन्ध में कोई नवीन सामग्री नही उपस्थित की है। राघवानन्द के 
नाते वे रामानन्द को रामानुज-परम्परा से सम्बन्ध तो बतलाते हैं, पर उन्हें तात्विक 
दृष्टि से रामानुज का अनुयायी नहीं मानते | इस सम्बन्ध मे वे फकहर के मत 
से अधिक प्रभावित प्रतीत होते है । फकहर ने पहले तो रामानन्द को दाक्षिणात्य 
माना था, और इसके लिये उन्होंने दक्षिण में रामावत-सम्प्रदाय की भी कह्पना 
की थी और रामानन्द को इस सम्प्रदाय से सम्बद्ध कहा था। किन्तु ढा० 
ग्रिय्सन ने जब उनके लेखों का प्रतिवाद करते हुए. “अ्रगस्त्य सहिता? का सौच्य 
सामने रक्‍खा, तब फकहर ने अपने मत में कुछ परिवतेन कर दिया, फिर वे 


६२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


शाघवानन्द को ही दाक्तिणात्य मानने लगे | फकुद्दर ने यह भी कहा कि रामानन्द- 
सम्प्रदाय में 'अगस्त्य सहिताः और अ्रध्यात्म-रामायश” का पर्याप्त मान रहा हे । 
अत रामानन्द श्रद्वैत से अवश्य ही प्रभावित रहे होगे | डा० द्विवेदी इस मत से 
सहमत से प्रतीत होते है। वे रामानन्द को सस्क्ृत के परश्डित तथा उच्चकुलोटन्न 
( ब्राह्मण ) तो मानते है, पर उन्होंने कितने ग्रन्थो की रचना की, उनमे कितने 
प्रामाणिक है और कितने अ्रप्रामाणिक, इस सम्बन्ध में वे केवल शुक्ल जी द्वारा 
उद्धत स्वामी जी कृत अन्थों के नामो का उल्लेख कर उनसे अ्रपना अपरिचय हू 

प्रकट करते हैं| द्विवेदी जी के मत इस प्रकार केवल अ्नुमानाश्रित हैं, किसी 
पुष्ट आधार पर अवलम्बित नही | 


स्वामी जी के शिष्यों के भी नाम कदाचित्‌ विल्सन के ही श्राधार पर दे 
दिये गये | आशानन्द, परमानन्द, श्री आनन्द, महानन्द आदि रामानन्द के 
शिष्य थे, पता नहीं द्विवेदी जी ने किस प्रमाण पर इसे मान लिया ? भक्तमाल 
की प्रकाशित प्रतियों मे ये नाम नही मिलते | इस सम्बन्ध मे विल्सन को भी 
अम हो गया था। वैरागी-परम्परा अथवा अगरूय सहिता? मे भी ये नाम नहीं 
मिलते | 

राघवानन्द से रामानन्द के विलग होने का कारण हिवेदी जी ने वही दिया 
है, जिसे विल्सन ने अपने ग्रन्थ में प्रतिपादित किया है। द्विवेदी जी ने एक बात 
बहुत महत्वपूर्ण कही है, वह यह कि रामानन्द जी के मत में भक्ति ही सबसे 
बड़ी बात थी, तत्ववाद नहीं। आनन्दभाष्य”ः के सम्बन्ध में वैष्ण॒वदास ब्रिवेदी 
के मत का उल्लेख करते हुए भी द्विवेदी जी उसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में 
अपने विचार निश्चित्‌ रूप से प्रगट नहीं कर सके हैं | वे इसे प्रामाणिक रचना 
मानते हैं, क्योकि इसे अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिये अब तक प्रबल तर्क 
नही दिये गये हैं। द्विवेदी जी ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास ( हिन्दी 
साहित्यःडद्भव और विकास ) में रामानन्द सम्प्रदायान्तगंत रसिक-सम्प्रदायथ की 
मूल घारणाओं की अच्छी व्या्या की है। उसकी स्वसुखी तथा तत्सुखी शाखा 
पर भी उन्होने प्रकाश डाला है, साथ ही कुछ प्रसिद्ध कवियों एवं उनकी 
कृतियों का भी उल्लेख उन्होंने किया है। इस ग्रन्थ म द्विवेदी जी ने अपने 
समानन्दी-सम्प्रदाय सम्बन्धी श्रध्ययन को बहुत ही व्यवस्थित एवं व्यापक बनाने 
का प्रयास किया है। नवीनतम शॉंधों का उन्होने पूर्ण उपयोग किया है| 

उत्तरी भारत की सन्त परम्परा--श्री परशुराम चतुवेदी, एम० ए०, 
एल-एल बी० । उत्तरी भारत की सत परम्परा? मे लेखक का दृष्टिकोण रामानम्द 


अध्यन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा ६३ 


के सम्बन्ध मे कोई नवीन मौलिक सामझी प्रस्तुत करने का नहीं प्रतीत होता। 
उसने तो अपने समय तक की की गई खोजो को व्यवस्थित एवं सगठित करने का 
ही प्रयास किया है और यथासम्भव विभिन्न विरोधी मतों में समन्वय स्थापित 
करने की चेष्टा भी की है | उस पर स्पष्ट ही डा० फ़कहर, डा० ग्रियसेन, सर 
भण्डारकर, विल्सन तथा अन्य सन्त साहित्य के विद्वानो की छाप है । इस प्रकार 
इस ग्रन्थ का महत्व केवल इस बात पर है कि रामानन्द के सम्बन्ध में विभिन्न 
+समस्याश्रों पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुसरण 
कर एक तक सगत अध्ययन प्रस्तुत किया है श्रोर उसके द्वारा प्रस्तुत रूप रेखा 
बहुत कुछ सत्य के निकट जान पड़ती है | रामानन्द के जीवन-बृत्त के सम्बन्ध 
में डा० ग्रियसेन तथा भण्डारकर का अनुसरण करते हुए लेखक ने 'अ्रगस्त्य 
सहिता? के ही साक्ष्य को स्वीकार किया है | जन्म-रृत्यु सम्बन्धी तिथिया भी प्रायः 
वही हैं, जो इस सम्प्रदाय में मान्य हैं ( स० १३४६ वि०-१४६७ वि० ) | इसे 
दृष्टि मे रख कर उसने रामानन्द के विभिन्न शिष्यो की तिथियों की जाच की है। 
इसी प्रकार का दृष्टिकोण डा० बथ्‌ बाल ने भी अपनाया था। चवुवेंदी जी ने 
कबीर का काल सं० १४२५ वि० से स० १४०५ वि० तक माना है, और इस प्रकार 
उनका रामानन्द का बहुत समय तक समकालीन होना वे सिद्ध करते हैं, यद्यपि 
यह मत किसी हृढ़ता के साथ उन्होंने नहीं प्रगभ किया है। सेन, रैदास, पीपा, 
तथा धना आदि का रामानन्द जी का मन्त्र-प्राप्त शिष्य होने से उन्हें. सदेह है। 
इन सन्‍्तों के सम्बन्ध मे जो तिथिया उन्होंने दी हैं वे स्वामी जी के जीवन काल 
के मेल मे नही आती । उनके अनुमान से सेन, विक्रम की चौदहवी शताब्दी 
के उत्तराद्द एव पन्‍्द्रहबी के पूबार््ध मे वतमान थे, पीपा का जन्मकाल बि० १४६५- 
१४७५ वि० के मध्य था, रैदास का समय वि० की १६ वीं शताब्दी के प्रायः 
अन्त तक चला जाता है। इसी प्रकार घना भगत विक्रम की १६ वीं 
शताब्दी के प्रायः प्रथम या द्वितीय चरण तक रहे | ये सभी मत अनुमानाश्रित 
ही हैं, किसी दृढ़ प्रमाण पर आधारित नहीं | चतुर्वेदी जी का यह भी कहना 
है कि ये सभी सन्‍त समकालीन भी नहीं ज्ञात होते, उनमे से किसी के रामानन्द्‌ 
के शिष्य होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता | आगे चल कर हम इस 
मत की समीक्षा करने का श्रवसर पाएँगे, अतः यहाँ इस विवाद को छोड़ दिया 
जाता है | जो हो, चतुर्वेदी जी का अध्ययन बहुत ही पूर्ण है और इस दृष्टि 
से पर्याप्त महत्व रखता है। समस्त उपलब्ध सामग्री की पूर्ण समीक्षा करके इस 
ग्रन्थ की रचना की गई है, और अब तक इस विषय पर लिखे गये प्रन्थों मे 
इसका अद्वितीय स्थान है | 


६४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


भागवत सम्प्रदाय--भ्रीबलदेव उपाध्याय एम० ए.०, साहित्याचाय ॥ 
अपने ग्रन्थ 'भागवत-सम्प्रदाय” में प० बलदेव उपाध्याय जी ने रामावत सम्प्रदाय 
प्र विशेष प्रकाश डाला है। विद्वान. लेखक ने रामानन्द स्वामी की समकालीन 
धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुये स्वामी जी के 
महत्व की बड़ी ही सुन्दर प्रतिष्ठा की है | उनके अनुसार रामानन्द जी राधवानन्द 
जी के शिष्य थे, जिन्होंने उत्तर भारत मे दक्षिण भारत से विष्णुभक्ति को लाकर 
प्रचारित किया था | लेखक ने सिद्धान्त तन्मात्रा! को राघवानन्द जी की कृति के 
रूप मे स्वीकार किया है। उन्होने रामार्चन पद्धति तथा आचाये शुक्ल द्वारा दिये 
गए. तकों के साक्ष्य पर स्वामी जी का आचाय॑-काल पद्वहवे शतक (१४५४० ई०) 
के मध्यभाग के पीछे ही स्थिर किया है। लेखक ने स्वामी जी के जीवन-वृत्त को 
भी उपस्थित करने का प्रयास किया है | इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रसग-पारिजात 
तथा मौलाना रशीदद्दीन कृत 'तजकीर तुक ,फुकरा' का भी उल्लेख किया है, 
किन्तु खेद है विद्वान लेखक ने उनकी प्रामाणिकता की परीक्षा करने का कोई 
प्रयास नही किया है। लेखक ने ्री वैष्णवमताब्जभास्करः के आधार पर 
स्वामी जी के मत एव सिद्धान्तो का भी विवेचन किया है | स्वामी जी कृत हिंदी 
पदो एवं ग्रन्थो की चर्चा पर्याप्त अन्वेषण के उपरान्त ही इस अन्य में की गई 
है | रामानन्द स्वामी के प्रमुख शिष्यो ( सेन, पीपा, रैदास, कबीर ) तथा रामा- 
नन्‍्द सम्प्रदाय के प्रमुख व्यक्तियो ( अनन्तानन्द, कष्णुदास पयहारी, कील्ह ) केः 
सम्बन्ध में भी विद्वान लेखक ने नया प्रकाश डाला है। वाल्मीकि रामायण, 
अध्यात्म रामायण एवं रामचरित मानस का एक तुलनात्मक अध्ययन भी विद्वान 
लेखक ने प्रस्तुत किया है| इस प्रकार कुल मिलाकर यह अन्थ आवश्यक उपलब्ध 
समस्त सूचनाओं का सभ्नह सा उपस्थित करता है। इस दृष्टि से यह प्रयास कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। - 

कुछ अन्य अन्थ--रामानन्द-सम्बन्धी श्रध्ययन को ठोस दंग से सर्वप्रथम 
भरण्डारकर महोदय ने ( वेष्णविज्म, शैविज्षम शअ्रदि अन्य मे ) ग्रारो बढ़ाया था | 
उन्होंने अगस्त संहिता? को प्रामाणिक मानते हुए रामानन्द का जीवन वृत्त 
उपस्थित किया है। उनके निष्कर्षों को और भी अधिक प्रामाणिक ढंग से सर 
जाज ग्रियसन ने उपस्थित किया। ये दोनो ही विद्वान्‌ रामानन्द को उत्तर भारत 
( प्रयाग ) में ही उलन्न मानते हैं। रामाननद्‌ का समय इन दोनों ही के अनुसार 
विक्रम स० १३५६-१४६७ वि० तक है | जी० ए.० नटेसन ने क्राम रामानन्द 
ढ रामतीथ” नामक ग्रन्थ से ग्रियसन के ही आधार पर रामानन्द का जीवन-बृत्त 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा ६४ 


उपस्थित किया है। कुछ दूसरे विद्वान्‌ रामानन्द को दाक्षिणात्य मानते हैं। 
सवप्रथम विल्सन ने अस्पष्ट शब्दों मे दाक्षिणात्य राघवानन्द के साथ रामानन्द्‌ 
का सम्बन्ध जोड कर इस प्रकार का सकेत किया था। मैकालिफ ने रामानन्द्‌ 
को मेलकोटा ( मेसूर ) मे उत्पन्न कहा है और इसी आधार पर फकहर ने 
'ऐन आउटलाइन आव दि रिलीजस लिटरेचर अब इंडिया? तथा “जर्नल 
अव्‌ दि रायल एशियाटिक सोसायटी? में पहले तो रामानन्द को दक्षिण 
के किसी रामावत-सम्प्रदाय से सम्बद्ध तथा “अध्यात्म रामायण”, अगस्तय सहिता? 
वाल्मीकि रामायण? से प्रभावित कहा, पर बाद मे उन्होंने रामानन्द के गुरु 
राधवानन्द को ही दाक्षिणात्य माना | फिर भी उनके पास इस मत को पुष्ठ 
करने के लिये कोई प्रमाण नहीं था, इसे उन्होने स्वय ही स्वीकार किया है। 
बाद मे चल कर फकृहर के मत को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दंग से स्वीकृत 
या अस्वीकृत किया आगे हम उनके मतो की विवेचना करेंगे, अतः यहाँ 
इतना ही अलम्‌ होगा | डा० फकहर के इस सकेत को और आगे बढ़ाते हुए! 
प० रघुबर मिट्टू लाल शास्त्री ने तो अध्यात्म रामायण” को स्वामी रामानन्द 

की कृति ही मान लिया । आगे हमने इस मत की भी समीक्षा की है। 


घ--स्थानों की सामग्री 


( १ ) काशी--काशी में पच्रगगा घाट पर स्वामी रामानन्द जी रहा करते 
थे। यह मठ अब जीणु-शीर्ण हो चुका है। यह अद्यायि रामानन्दी वैष्ण॒वों के 
हाथ में ही है | अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ के महन्थ पशिडत रामलखनदास थे । 
सन्‌ १६५२ ईं० में उनका देहावसान हो गया । पचर्गंगा घाट पर इस समय 
स्वामी जी का एक चित्र हे जो रामानन्दीयो मे मान्य चित्र का बृहत्रूप है। इस 
चित्र में “यति सावभोम भगवान्‌ भाष्यकार जगद्गुरु श्री १०८ रामानन्दाचार्य 
लिखा है। नीचे 'रामानन्दः स्वय राम प्रादभतो महीतले” लिखा गया है | स्वामी 
जी का चितन्न द्वादश तिलक से युक्त है। चित्र में प्रामाशिकता कुछ भी नही 
है। पचर्गगा धाट पर दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है स्वामी जी की चरणुपादका | 
कहा जाता है कि स्वामी जी की मृत्यु के उपरान्त वह पादुका पत्थर की हो 
गई। एक वेदी पर उसकी स्थापना कर दी गई है। वह सगमरमर की बनी 
है| दीवाल पर कुछ मूर्तियाँ भी रक्खी गई हैं। उत्तर से दक्षिण उनका 
क्रम यो है ;--कबीरदास, अनन्तानन्द, हनुमान्‌ जी, नरखिंह जी | इस 
सामग्री के अतिरिक्त वहाँ और कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती । स्थान की 
युरु-परम्परा भी नहीं मिलती, हस्तलिखित अन्‍्थों की बात तो दूर ही है। 

कर इ 


5६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


(२ ) अयोध्या--अयोध्या में जानकी धाट पर एक “अ्री रामानन्द 
मदिरः है | स्वामी रामानन्द की मूर्ति मे दाढी और मंछ भी हे | सिर खल्वाद 
है । रग गौर है, मस्तक में ऊध्वपुण्ड्र लगाया जाता है। पुजारी जी से पूछने पर 
ज्ञात हुआ कि यह मूर्ति जयपुर से ३०-३२ वर्ष पूव मेंगाई गई थी। पता नहीं 
यह किस आधार पर बनाई गई है। प० रामठहलदास ने अपने री वेष्णव 
मताब्जमास्करः ग्रन्थ में स्वामी रामानन्द का जो चित्र दिया है उसमे भी स्वामी 
जी दाढी-मछ युक्त है। रामानन्दी वैष्ण॒वों का एक वर्ग स्वामी जी को योगी 
मानता आ रहा है। यह बग राजपूताना में विशेषकर पाया जाता है। सम्भवतः 
अयोध्या की मूर्ति इसी भावना से प्रभावित हो | 

(३ ) आबू और जूनागढ़--कहा जाता है कि आबू और जुनागढ़ की 
पहद्दाड़ियो पर स्वामी जी के चरण चिह्न की स्थापना की गई है | जूनागढ़ मे तो 
उनकी एक गुफा भी मिलती है। भगवदाचार्य के अनुसार आबदू में स्वामी जी 
ने श्री रघुनाथ जी का एक मदिरः बनवा कर मूर्ति स्थापना की थी। यह मदिरि 
आज भी बतमान है । 


(ड ) जनश्रतियॉ--रामानन्द के सम्बन्ध मे जो भो जनश्रतियाँ प्रचलित 
है, उनमे अधिकाश का उह्लेख प्रथम क्या जा चुका है। यहाँ सक्षेप मे उन्हें 
फिर से क्रमबद्ध रूप में उपस्थित किया जा रहा है । 


(१ ) रामानन्द की दक्षिण से उत्तर आना--रामानन्द के सम्बन्ध में सबसे 
प्रचलित जनश्रुति यही है कि वे दाक्षिणात्य थे । इसका आधार कदाचित्‌ कबीर 
दास की यह उक्ति “भक्ती द्राविड़ ऊपजी ले झ्राये रामानन्द? ही है, किन्तु कबीर 
दास की प्रामाशिक प्रतियों मे यह उक्ति नहीं पाई जाती | लगता है यह 
भागवत” के भक्ति-माहात्म अंश की 'उतल्पन्नाद्राविड़े साहम बूरद्धि कर्णांटके गता? 
उक्ति से प्रभावित है । जो हो, विद्वानो ने इस आधार मान कर रामानन्द को 
दाक्षिणात्य सिद्ध करने का प्रयास किया है, किन्तु प्रमाणाभाव में इस जनभ्रुति का 
कोई महत्त्व नही रहता । 


( २ ) पहली जनभश्रुति से ही सम्बद्ध दूसरी जनशभ्रुति यह है कि रामामन्द 
पहले किसी अद्वती गुरु के शिष्य थे | राघवानन्द द्वारा अपने समीपस्थ मृत्य-समय 
को सूचना पाकर वे अपने गुरु के साथ आकर राधवानन्द जी के शिष्य हो गये । 
राघवानन्द ने उन्हें वेष्णवी दीक्षा दी और योगस्थ करके मृत्यु से उनकी रक्ता 
की | इस जनश्रुति को प्रमाण मान कर अनेक विद्वानों ने रामानन्द को अश्वैत 
तथा विशिष्टाद्वत में समन्वय स्थापित करने वाला भी कहा है। इसी जनश्रति 


अध्ययन की सामग्री तथा उसकी परीक्षा ६७ 


को सकेत मान कर श्री रघवर मिटठलाल शाझ्त्री ने अध्यात्म-रामायण! को 
स्वामी जी कृत माना है। खेद है कि इस सर्वप्रचलित जनश्रुति का भी कोई 
प्रामाणिक आधार नही मिलता । भक्तमाल? आदि ग्रन्थों में इसका कोई उल्लेख 
नही है । 


(१३ ) तीसरी जनश्रुति रामानन्द के राघवानन्द से अलग होने एव 
रामानन्द-सम्प्रदाय के स्थापित करने के सम्बन्ध में है। कहा जाता है रामानन्द 
कभी सम्पूर्ण देश का भ्रमण कर जब अपने गुरु-मठ लौटे तब उनके साथियों 
ने रामानन्द की खान-पान सम्बन्धी उदारता को देख कर राधवानन्द से उन्हें 
“टी सम्प्रदाय” से बहिष्कृत कर देने को कहा। कहा जाता है राघवानन्द ने 
रामानन्द की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें एक स्वतन्त्र नवीन-सम्प्रदाय स्थापित 
करने की अनुमति दी । इस जनश्रुति का भी कोई आधार विशेष नहीं 
मित्रता । 


(४ ) एक श्रन्य जनश्रुति के अनुसार रामानन्द ने बारह वर्ष तक गिरनार 
या आबू पव॑त पर योग-साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानन्द-सम्प्रदाय मे 
योग से प्रभावित भक्तो के ( तपसी शाखा ) बीच इस जनश्रुति का विशेष 
प्रचार है। यह जनश्रुति भी किसी विशेष प्रमाण से युष्ट नहीं होती | कुछ लोग 
तो उन्हें अद्वैवियों के ज्योतिमठ के ब्रह्मचारी भी मानते हैं | 


(५ ) एक और जनश्रुति के आधार पर रामानन्द को वर्णाश्रम के 
बन्धनो को ढीला करने वाला भी कहा गया है। इस सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित पद उद्धत किया जाता है :--जाति पॉति पूछै नहिं कोई | हरि को 
भजे सो हरि को होई |? वस्तुतः रामानन्द ने केवल भक्ति के क्षेत्र मे इसी 
प्रकार के बन्धनों को श्रस्वीकृत किया था, सामाजिक व्यवस्था में वे इनके विरोधी 
नही थे | 

(च) सम्प्रदाय के सान्‍्य ग्रन्थ--१--श्री वैष्णव-मताब्ज-भास्कर, 
२--श्री रमाचेन-पद्धति, ३--आनन्द भाष्य, ४--जानकी भाष्य, ५--अ्रगस््य 
संहिता, ६--राम तापन्युपनिषदू, ७--रहस्यत्रय-अग्ररास कझंत ८ं--रामस्तव 
राज-भाष्य, जानकीस्तवराज-साष्य, रहस्थत्रय, रामतापन्युपनिषद्‌-भाष्य--स्वामी 
हरिदास कृत | ६--रामपटल, १०--ब्रिरत्नी-मगवदाचार्य कृत । 

इनके अतिरिक्त अन्य श्रनेक छोटेन्मोटे अन्य हैं, जिनका रामानन्द-सम्प्रदाय 
की उपशाखाओं---तपसी शाखा में भ्री रामरक्षान्‍स्तोत्र, सिद्धान्त पथ्ल, योग 


ध्द्् रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


चिन्तामणि; शुगारी शाखा में श्रष्टयामीय पूजा-पद्धति पर अ्रग्नदास, नाभादास, 
रामचरणदास आदि के ग्रन्थ तथा अन्य सिद्धान्त सम्बन्धी ग्रन्थ--में बहुत 
अधिक मान है| तुलसीकृत रामचरित मानस? का प्रचार रामानन्द-सम्प्रदाय में 
बहुत अधिक है। विद्वानो ने अपने मत के प्रचार मे मानस” की सहायता 
भी बहुत ली है । श्राज भी उस पर रामानन्दी विद्वानों द्वारा सुन्दर से सुन्दर 
ठीकाएँ लिखी जा रही हैं। 'मानसपीयूष!/ नामक ससार का सबसे बड़ा मानस- 
तिलक रामानन्दीय महात्मा अन्जनीनन्दन शरण जी की ही देन है | 


द्वितीय अध्याय 
रामानन्द स्वामी का जीवन-व्ृत्त 


रामानन्द स्वामी की जन्म-तिथि--रामानन्द स्वामी के जीवन-काल 
के विषय मे विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, और उनकी जन्म-तिथि के सम्बन्ध मे 
तो मतभेद का होना स्वाभाविक ही है। उनके जीवन-बृत्त से सम्बन्धित कुछ 
समस्याएँ इतनी जटिल हैं कि बिना उनका पूर्ण समाधान किये स्वामी जी के 
जीवन-काल के सनन्‍्बन्ध में कुछ भी निश्चित्‌ मत नही दिया जा सकता। इन 
भिन्न-भिन्न समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करते हुए विभिन्न विद्वानों ने 
स्वामी जी का जीवन-काल विक्रम की १४ वी शताब्दी के अन्त से प्रारम्भ करके 
विक्रम की १६ बी शताब्दी के तृतीय चरण तक माना है। नीचे हम कुछ प्रमुख 
मतो की आलोचना करके एक संभाव्य निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करेंगे :--- 

१--स्वामी जी की सबसे प्राचीन जन्म-तिथि सन्‌ १२६६ ई० ( सं० 
१३५६ वि०, कलि के ४४०० वर्ष बीतने पर ), भाध कृष्ण सप्तमी, चित्रा नक्षत्र, 
सिद्धियोग, कुम्म लग्न, दिन के सात दण्ड चढ़ने पर, गुरुवार को मानी जाती 
है। “अगरूय सहिता? के “भविष्योत्तर खण्ड” में इस मत की प्रतिष्ठा की गई 
है | प्रमुख विद्वानों में मानियर विलियम्स*, जे० सी० केम्पवेल ओमन", सर 
भण्डार कर*, परशुराम चतुर्वेदी”, डॉ० पीताम्बर दत्त वथ्‌ वाल*, डॉ० रामकुमार 


१०-मानियर विलियम्स-आाक्षनिज्म ऐण्ड हिन्दूइजम, पृ० १४१, प्‌ृ० १४७, (सन्‌ 
श्य३० ई० ) । 

२--मिस्टिक्स, ऐसेटिक्स ऐण्ड सेन्ट्स अब्‌ इश्डिया, पृ० १२० । 

३--वैष्णविज्म शैविज््म आदि तथा दि नाइनथ इ्ण्टरनेशनल कॉग्रेस झब्‌ ओरियन्ड- 
लिस्ट्स, वाल्यूम १, ए० ४२३ । 

४--उत्तरी भारत को सतन-परम्परा, ० २२२ | 

५--हिन्दी काब्य में निर्गंण सम्प्रदाय, एृ० ४१ । 

६६ 


७० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


वर्मा, रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वान्‌ू श्री भगवदाचाय * तथा सीताराम शरण 
भगवान प्रसाद रूपकलार आदि इस मत से पूर्णतया सहमत हैं | श्रपने मत के 
समर्थन में उन्होंने “भक्तमाल? में नाभादास द्वारा दी गई रामानन्द की गुरु 
रग्परा भी उद्धत की है| 'भक्तमात्? के अनुसार रामानुज के उपरान्त देवाचाय- 
हर्यानन्‍्द-राघवानन्द-ओऔर रामानन्द क्रमशः आचाय हुए | रामानुज की झतलत्यु 
सन्‌ ११३७ ई० मे मानी जाती है। अतः प्रत्येक पीढ़ी के लिये ३०-३० वर्ष 
का समय मानकर सन्‌ ११५६६ ई० को डॉ० वर्थ वाल जैसे विद्वान रामानन्द की 
जन्मतिथि के रूप में स्वीकार करते हैं। डॉ० वथ वाल तथा चतुबदी जी ने तो 
कबीर का समय स० १४२४ वि० से स० १५०४ वि० तक स्थिर करने का 
प्रयास भी किया हे। कनिघम के साक्ष्य पर डॉ० वर्थ वाल ने पीपा का समथ 
स० १४१० वि० से स० १४६० वि० तक माना है। इन तकों के अतिरिक्त 
डॉ० भण्डारकर ने एक अन्य तक भी अपने मत के समथन में दिया है। उनके 
अनुसार रामानन्द भाष्य मे ( १-४-११ ) अ्रमलानन्द ( सन्‌ १२४७ ई०-६० 
ईं० ) के 'वेदान्त-कल्पतरुः का डल्लेख हुआ है | इस दृष्टि से भी सन्‌ १२६६ 
ई० को रामानन्द की जन्म तिथि मान लेना अनुचित नहीं कह्दा जा सकता। 
( खेद है मुझे आनन्द भाष्य मे इस प्रकार का कोई उल्लेख नही मिला । ) 
रामानन्द-सम्प्रदाय' के लगभग सभी विद्वान अगस्त्य सहिता? के इस मत से 
सहमत हैं। 
२--द्वितीय मत डॉ० जें० एन० फ़कुहर* का है । इसके श्रनुसार रामानन्द्‌ 
का समय १४०० ई० से १४७० ई० तक था | एच० एच० विल्सन,* एफ० ई० 
के,* मेकालिफ” ओर डॉ० ताराचन्द* आदि विद्वान इस मत से सहमत हैं। 
डॉ० फकदर ने नामदेव ( १४०० ई०-६० ई० ) को रामानन्द का पूर्बंबर्ती 
मान कर, पीपा का समय सन्‌ १४२५ ई०, कबीर का १४४० ई०, और रैदास 
का १४७० ई० में निश्चित्‌ कर स्वामी जी का उपयुक्त समय निर्धारित किया 


१--हिन्दी साहित्य का अआालोचनात्मक इतिहास, १० ३००-१ ! 
२--रामानन्द दिग्विजय, भूमिका, ए० ११ । 

३--मक्तमाल, पृ० र८प । 

४-जे० आर० ए० एस०, सन्‌ १६२०, पृ० १८२-४३ । 
५-एसेज आन दि रिलीजन अबू हिन्दूज, वाल्यूम १, पृ० ४७ । 
६--ए हिस्ट्री अब हिन्दी लिटरेचर, पृ० २० । 

७--दि सिख रिलीजन, वाल्यूम ६, पृ० १००-१ । 

प--इन्फलूयेंस अबू इस्लाम आन इंडियन कल्चर, पृ० ६४ १ 


रामानन्द स्वामी का जीवन-द्ृत्त ७१ 


है। डॉ० ताराचन्द ने रूपकला जी के साहुय पर रामानन्द को रामानुजाचारय 
की शिष्य-परम्परा में इक्कीसवा आचार मानकर उपयुक्त मत के समथन में 
अपना मतदान किया है। उन्होंने कबीर आदि का समय परम्परागत मत को 
मान कर ही निर्धारित किया है । अगस्य-सहिता का मत डॉ० ताराचन्द को 
मान्य नहीं है | 

३--तृतीय मत के प्रव्तंक एकमात्र आचाय रामचन्द्र शुक्ल है। शुक्ल 
जी के अनुसार रामानन्द का समय विक्रम की १५वीं शती के चठ्॒थ और १६वीं 
शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। शुक्ल जी के मत से तकी 
ओर सिकन्दर लोदी ( स० १४४६-७४ वि० ) स्वामी रामानन्द के समकालीन 
थे। सेन का समय रीवा नरेश रघुराज सिह के साक्ष्य पर शुक्ल जी ने स० 
१५७५-८० बि० (राजाराम का भी समय) के लगभग माना है। फिर 'रामाचन 
पद्धति? के आधार पर वे रामानन्द को रामानुजाचाय की परम्परा में चौदहवाँ 
आचाय मानते हैं, और इन चौदह पीढियों के लिये ३०० वर्ष का समय दे कर 
वे रामानन्द का उपयक्त समय निर्धारित करते हैं | 

उपयक्त मतों की समीक्षा--उपयक्त मतो में द्वितीय मत के पीछे कोई 
सुदृढ आधार नहीं है। पीपा और कबीर का आविर्भाव-काल केवल जनश्रुतियों 
के आधार पर निश्चित्‌ रूप से क्रमशः सन्‌ १४२५ ई० और सन्‌ १४४० ईं० 
में मान लेना अ्रधिक तक संगत नही प्रतीत होता । इसी प्रकार रामानन्द को 
रामानुजाचार्य की परम्परा मे २९वा आचाय मान लेने का कोई प्रामाणिक 
आधार नही मिलता। “भक्तमाल” में रूपकला जी ने 'राममन्त्रराज” की परम्परा 
दी है, रामानन्द की गुरु-परग्पता नहीं। अतः डॉ० ताराचन्द का आधार भी 
प्रामाणिक नहीं है। जहाँ तक तृतीय मत का प्रश्न है, यह भी केवल मात्र जन- 
श्रुतियों पर ही आ्राधारित प्रतीत होता है । जब तक कोई प्रामाणिक एवं निश्चित्‌ 
आधार न मिल जाय, तब तक शरमानन्द को तकी और सिकन्दर लोदी का समकालीन 
मान लेना भी सटठिग्घ प्रश्न बना रहेगा। केवल मात्र कुछ इतिहास ल्लेखकों के 
अनुमानो को सब कुछ न समझ लेना होगा। डा० रामप्रसाद तिपाठी जैसे विद्वानों 
भे तो कबीर और सिकन्दर लोदी के भी समकालीन होने मे सन्देह प्रकट किया है। 
डा० चिंपाठी के अनुसार “कबीर का समय चौदहवीं शताब्दी का उत्तर काल और 
सम्भवत: पर्द्रहबीं शताब्दी का पूवकाल मानना अ्रधिक युक्तिसंगत है ।* रीवा नरेश 








१--- हिन्दी साहित्य का इतिहास, १० ११७। 
२--हिन्दुस्तानी, १६३२ ई०, ए० २१५ ( ज़नवरी अंक ) | 


७२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


का साक्ष्य मान कर सेन का समय विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के मध्य तक ले जाना 
आओऔर इस आधार पर रामानन्द का समय सोलहवीं शताब्दी के तृतीय चरण तक 
निर्धारित कर देना अधिक तकंसगत नहीं प्रतीत होता । जैसा पूव कद्दा जा चुका 
है, रीवा नरेश के लिये कबीर महाराज विश्वनाथ सिह को भी सशरीर आकर 
उपदेश दे सकते हैं। यों ही यश के लोभ से रीवा नरेश ने सेन भक्त को राजा- 
राम का समकालीन मान लिया होगा । राजाराम के समय के सेन कदाचित््‌ प्रसिद्ध 
सेन नाई से भिन्न व्यक्ति रहे हो | इस सेन का परिचय देते समय “शिवसिंह 
सरोज? मे लिखा है-'सेन कवि नापित बॉघवगढ़ के सबत्‌ १५६० में उपस्थित | 
हजारे मे इनके कवित्त है। यह कवि स्वामी रामानन्द जी के शिष्य थे ?* किन्तु, 
इस उक्ति पर टिप्पणी देते हुए पडित रूपनारायण पण्डेय ने परिशिष्ट में 
लिखा है ,* “इन रीवा वाले सेन का जन्म-काल स० १३६४७ के लगभग है। 
स० १५६० वाला सेन दूसरा है ।! इस प्रकार रीवा नरेश के उल्लेख को 
निस्सदिग्ध प्रमाण नहीं माना जा सकता। 'रामाचंन-पद्धति? का साक्ष्य चाहे सही 
मान लिया जाय, किन्तु यह निर्विवाद रूप से नहीं कह जा सकता कि रामानन्द 
रामानुज की परम्परा मे १४ वे आचाय थे | वस्तुतः जब तक प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियाँ न॒प्राप्त हों, तब तक रामानन्द-सम्प्रदाय के किसी भी प्रकाशित ग्रन्थ का 
पाठ नितान्त शुद्ध नही माना जा सकता | जब से परम्परा-सम्बन्धी झगड़े उठ 
खडे हुए हैं, रामानन्द स्वामी के अन्थों में अनेक पाठान्तर किये गये हैं । 


जहाँ तक प्रथम मत का प्रश्न है, बहुमत इसी के पक्ष में जान पड़ता है | 
इसका मुख्याधार अगस्त्य संहिता? है| सम्प्रदाय के उपासक एबं विद्वान भी इसी 
मत का अवलग्बन करते हैं| यद्यपि अश्रगस्त्य-सहिता? को 'भकतमाल' से प्राचीन 
रचना निस्सदिग्ध रूप से नही कहा जा सकता, फिर भी जिस सीधी-सादी शैली 
का इसमे अनुसरण किया गया है उससे किसी पक्षपात की आशका कम ही होती 
है। फिर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोशों से विचार करने पर भी सं० १३५६ वि० मे 
रामानन्द स्वामी का जन्म मान लेना अनुचित नहीं प्रतीत होता । कम-से-कम 
मध्य-युग की सबसे श्रधिक प्रामाणिक रचना “भकक्‍्तमाल” के साक्य पर तो इस 
मत का ससर्थन किया हो जा सकता है। “भक्तमाल? के अनुसार रामानन्द्‌ 
रामानुजाचाय को परम्परा मे पाचर्वे प्रमुख आचाये थे। रामानुज की मृत्यु-तिथि 
स० २१६४ वि० में मानी जाती है। यदि यद्द मान लिया जाय कि नाभादास 





१--शिवसिंह सरोज, पृ० ५०१ | 
२०--'शिवसिंद सरोज”, ,परिशि६छ, प्रृष्ठ ६. 


| 


७४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव, 


अनुसार रामानन्द की मृत्यु स० १४६७ वि० में मानी जाती है। अतः रामानन्द 
श्रौर नाभा के समय में लगभग १५० व का श्रन्तर हुआ | उन दिनों जब गद्दी 
स्थापन की प्रवृत्ति इस सम्प्रदाय में बहुत व्यापक रूप से नहीं आ सकी थी, 
पाँच पीढियो के लिये यह समय अधिक नही प्रतीत होता। स० १६७७ में 
रेबासा' स्थान की जो गुरु-परम्परा प्रकाशित हुई थी, उसमें रामानन्द स्वामी 
की शिष्य-परम्परा मे सन्नह महन्थों के नाम दिए गए हैं। तत्कालीन महन्थ 
जगन्नाथाचार्य थे | गलता गादी की उसी सम्बत्‌ में प्रकाशित गुरु-परम्परा के 
अनुसार गलता में रामानन्द की शिष्य-परम्परा मे सोलह महन्थ हुए | कूबा जी 
की द्वारा गादी मे उपयक्त सम्बत्‌ तक चौद॒ह महन्थ हुए. । इसी सम्बत्‌ तक 
टीला जी की द्वारा गादी मे ( खेलना, भोलास ) सन्रद महन्थ, डाकोर की 
गुरु-परम्परा मे भी १७ महन्थ और वालानन्द की द्वारा गादी में श्य महन्थ 
हुए. । इन उपयुक्त गुरु-परम्पराओ्रो को तुलना करने से यह सष्ट है कि सामान्यतया 
रामानन्द की शिष्य-परम्परा में सम्बत्‌ १६९७७ तक विभिन्न सठों में लगभग १६ 
महन्थ हो चुके थे | इनमे से प्रत्येक स्थान की परम्परा में कुछ-न-कुछ महन्थो के 
नाम छूट भी गये होगे, क्योकि सभी महथो क कायकाल को मठो की किसी पोथी 
विशेष में लिखने की प्रथा वतमानकाल के पूव ग्रायः नहीं पाई जाती । जब से 
परम्परा सम्बन्धी कगड़ा उठा है, तभी से इस प्रकार की छानबीन विशेष रूप से 
होने लगी है और बहुत से स्थानों की गुरु-परम्पराएँ स्पृति आदि के ही आ्राधार 
पर निर्मित कर ली गईं हैं | अतः यह मान लेना अनुचित नहीं कि उपयुक्त 
प्रत्येक स्थान पर रामानन्द के उपरान्त सं० १६७७ तक लगभग २० महन्थ हो 
चुके होंगे । यदि इनमे से प्रत्येक का कार्यकाल २५४ वर्ष भी माना जाय तो २० 
महन्थों के लिये ५०० वष्च का समय निकाल देने पर रामानन्द का समय विक्रम 
की १५ वी शताब्दी के उत्तराद्ध तक मानना असगत न होगा | फिर भी इन 
परंपशाओ के आधार पर किसी निश्चित्‌ निष्कर्ष पर नही पहुँचा जा सकता, इनके 
माध्यम से कुछ सकेत मात्र ग्रहण किए, जा सकते हैं। रामानन्द सम्प्रदाव में 
स० १३४६ वि० ही स्वामी रामानन्द की जन्मतिथि मानी जाती है। प० राभ- 
टहलदास ने 'रामाचन पद्धति? में दी हुईं गुरु-परम्परा के आधार पर स्वामी जी 
का समय वही माना है जो शुक्ल जी द्वारा मान्य हैं। जब्न तक 'रामार्चन पद्धति! 
की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ न मिल जाये या साम्प्रदायिक मत को श्रप्रामाशुक 
सिद्ध करने के लिये कुछ निश्चित्‌ सामग्री न प्राप्त दो जाय, तब तक स्वामी जी 





१--“ी वैध्ण॒व्-मताब्ज-भास्कर', स० प० रामठहलदास, पृ० १०२ और उसके आगे । 


रामानन्द स्वामी का जीवन-वृत्त ७५ 


के जन्म-काल के रूप मे साम्प्रदायिक मत को ही स्वीकार किया जा सकता है। 
व॒स्तुत इन सनन्‍्तो एवं आचारयों की निश्चित्‌ तिथियों के सम्बन्ध में कुछ भी 
कहना नितान्त ही विवाद-शून्य नहीं हो सकता । भारतबर्ष मे जीवन-चरित लिखने 
की प्रथा बहुत ही कम रही है। जो जीवनचरित मिलते भी हैं, उनमे तिथियो 
का कोई उल्लेख नही मिलता । इस कारण किसी निश्चित्‌ तिथि के अभाव मे 
केवल मात्र इस बात को भी जान लेना पर्याप्त होगा कि किसी आचार्य विशेष या 
व्यक्ति विशेष का शताब्दियों में कया समय था, जिससे उसके महत्त्व को ठीक 
रूप से समभने में सरलता हो । मेरी दृष्टि से रामानन्द के सम्बन्ध मे भी केवल 
इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि वे त्रिलोचन, नामदेव आदि के पश्चात्‌ 
वर्ती तथा कबीर, रैदास, धना, सेन, पीपा, आदि के पूर्बवर्ती थे | समस्त वैष्णब- 
आन्दोलन में जो सुधार-भावना पाई जाती है, उसका बहुत कुछ श्रेय रामानन्द 
को ही हैे। 


रामानन्द-सम्प्रदाय में माघ॒ कृष्ण सप्तमी को प्रतिवर्ष रामानन्दीय मठों 
एवं अ्रयोध्या, मिथिला, चित्रकूट आदि साम्प्रदायिक केन्द्रों में स्वामी 
रामानन्द की जय॑तियाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। हमे भक्तो की इस भावुक 
आरधारशिला को मान्यता देनी ही चाहिये। जब तक कोई निश्चित एव प्रामाणिक 
सामग्री सामने न आ जाय, तब तक रामानन्द की जन्म-तिथि स०» १३५६ वि० 
( सन्‌ १२५६६ ई० ) माघ कृष्ण सप्तमी को मान लेने मे विशेष आपत्ति नहीं 
होनी चाहिये | फिर भी मै इस निष्कप को नितान्त अतिम नहीं कह सकता | 
इस सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री की खोज करनी ही होगी और सम्भव है 
भविष्य में किसी निश्चित्‌ निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके । तब तक प्रस्तुत 
परिस्थितियों में मुझे साम्प्रदायिक मत* के स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त अन्य 
कोई तकसंगत मार्ग नहीं दिखलाई पड़ता | 


१--अगस्त्य सहिता -- खनभोवेदवेदप्रमिते बर्षे गने कलौ । 
कालिन्दी जान्हवीसगशोभिते देवपूजिते ॥। 
तीथराजे महापुण्ये प्रयागे तोथ उत्तमे ॥। 
मामक्रृष्णसप्तम्या शुभधर्मप्रवर्तेके | सप्तदण्डगते सू्ये सिद्धियोगयुजि प्रभु" ॥ 
नचत्रे त्वष्टूदेवत्ये कुम्मलग्ते शुभग्रढे ॥ 
आविभूतों मद्दायोगी ह्वितीय श्वभास्फर" । रामानन्द इतिख्यातो लोकोदधरणकारण # 
--स० प० रामनाराययदास, पृ० १३-१४ 


७५ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


जन्म-स्थान--मैकालिफ' के अनुसार रामानन्द गौड़ ब्राह्मण थे, उनका 
जन्म मैयूर राज्य में मेलकोटा नामक स्थान में हुआ था । पहले डा० फकुहर * की 
भी धारणा थी कि रामानन्द दाक्षिणात्य थे | उनके अनुसार रामानन्द का सम्बन्ध 
दक्षिण के किसी राम-सम्प्रदाय से था, जिसके धर्म-ग्न्थ वाल्मीकि-रामायण, 
अध्यात्म रामायण और रामतापन्युपनिषद्‌ थे। अगस्त्थ सहिता” मे इस पथ के 
मतो का विवेचन किया गया है। 'अ्रध्यात्मरामायण” और “अगस्त्य-सहिता? को 
लेकर रामानन्द उत्तर भारत आए और काशी को उन्होने अपना केन्द्र-मठ 
बनाया | दार्शनिक आधार के लिए. वे रामानुज के श्री भाष्यः का भी आश्रय 
लेते रहे | इसी कारण किसी रामानन्द-भाष्य की रचना न हो सकी | किन्तु, 
आगे चलकर फकहरर को प्रमाणाभाव मे अपने इस मत का परित्याग करना 
पड़ा | फिर वे राघवानन्द को ही दादिणात्य मानने लगे | रामानन्दी विद्वान्‌ 
गोपालदास ने वैष्णव धर्म स्नाकर!” नामक ग्रन्थ में रामानन्द को दाक्षिण त्य 
ही माना है। डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी“ जैसे हिन्दी के घुरन्धर विद्वान 
ने भी इस मत का समथन किया है | किन्तु, इन विद्वानो ने अपने मत के समथन 
मे किसी प्रमाण का आश्रय न लेकर केवल जनश्रुति मात्र का आधार लिया 
है | इस जनश्रुति के भी प्राचीन होने के प्रमाण नहीं मिलते | इसका आधार 
कबीर के नाम पर प्रचलित 'भक्ती द्राविड्ष ऊपजी ले आये रामानन्दः उक्ति 
प्रतीत होती है। किन्तु इसे निर्विवाद रूप से कबीरदास कृत मान लेने में भी 





अनताकलाकण 


वैश्वानर सदह्दिता--रसेघुत्रुयवनीसख्येवर्षे वेक्रमराजके । माधस्यासितसप्तम्या रामा- 
नन्दोह्ममूदभुवि ॥ अथवा प० रामनारायण दास द्वारा उद्धृत- 
रामानन्दमहामुनिस्समभत्रद्रागेषु रामावनीयुक्ते ( स० १३५६ वि० ) 
वैक्रमवत्सरेघटतनी माधासितेत्वाष्ट्रसे । 
सप्तम्या गुरुवासरे युजितथासिद्धों प्रयागाश्रमाच्छीमद्भूसुरराजपुण्यस्दनाद्रामा- 
बतार कृती ॥ बह्ी, पृष्य ४७। 


१--दि सिख रिलीजन, वा० 5, पू० १०००६ | 

२--'दि द्िस्टारिकल पोजीशन अव्‌ रामानन्द', जे० एन० फक्ुदर, जे० आर० ए० 
एस, १६९२०, ए० ९१८५-६२ । 

३--दि हिस्टारिकल पोजीशन अवब्‌ रामानन्द', जे० एन० फर्कृदर, जे० आर० ८० 
पएस०, १६९२२ । 

४--वैष्णव धर्म रल्ाकर-वेंकटेश्वर श्रेस, बम्बई । 

#7-दिन्दी साहित्य की भूमिका, पृष्ठ ४७ । 


रामानन्द स्वामी का जीवन बृत्त ७ 


आपत्ति हो सकती है। फिर भी यदि इसे कब्रीर कृत मान भी लिया जाय तो 
इससे यह अथ निकालना कि द्वाविड़' देश में उत्पन्न भक्ति को लाने वाले 
रामानन्द जी भी द्वाविड़ देश के थे, युक्ति-सगत नहीं प्रतीत होता | भागबत्‌- 
माहात्म्य मे भक्ति ने स्वय कहा है--“उतन्ना द्वाविड़े साह वृद्धि कर्णांटके गता | 
क्वचित्क्बचिन्महाराष्ट्रेगुज रेजीणताम्‌ गता! । इसी. “उसन्ना द्वाविड़े साह” 
का 'भक्ती द्वाविड़ ऊपजी” अनुवाद प्रतीत' होता है। रामानन्द इसी द्वाबिड' 
भक्ति के एक प्रमुख प्रवतंक आचार्य थे, न कि द्वाविड़ देश में वे स्वय उत्पन्न 
हुए थे । उत्तर भारत मे भक्ति के सभी प्रवतंक आचाय निश्चित रूप से द्वाविड़ 
नही ही थे, श्रतः इसका यह अथ लगाना अधिक युक्तिसगत प्रतीत होता है कि 
रामानन्द जी ने द्वाविड़ देश में उत्पन्न भक्ति का उत्तर भारत मे विशेष प्रचार 
किया, और यह कथन ठीक भी है | डा० ग्रियर्सन* के अनुसार उपयुक्त मत 
केवल योरोपीय विद्वानो मे ही प्रचलित है । 


'अगस्त्थ सहिता” के अनुसार रामानन्द का जन्म प्रयाग में हुआ था। 
“भ्रविष्य-पुराण” रामानन्द स्वामी का जन्म काशी में मानता है। प्रायः सभी प्रमायों 
से यह सिद्ध ही है कि स्वामी रामानन्द जी का केन्द्रमठ काशी पचगगा घाट पर 
ही था, अतः यह कहा जा सकता है कि “भविष्य पुराण” का सकेत रामानन्द के 
काशी निवास की ही ओर हो । रामानन्द-सम्प्रदाय के सभी विद्वान तथा रामानन्द्‌ 
के जीवन पर प्रकाश डालने वाले सभी साम्प्रदायिक ग्रन्थ स्वामी रामानद का 
जन्म प्रयाग में ही मानते हैं। आधुनिक विद्वानों मे डा० वथ्थ वाल, रूपकलाजी 
डा» ग्रियसन, परशुराम चतुबंदी आदि प्राय: सभी प्रमुख विद्वान्‌ अगरूय सहिता? 
के मत से सहमत हैं। वेष्णव-धर्म के विशेषज्ञ सर भण्डारकर ने भी इस मत' 
का समर्थन किया है, फिर भी यह निश्चित्‌ रूप से नहीं कहा गया है कि प्रयाग में 
वह कौन सा स्थल है जहाँ स्वामी जी का जन्म हुआ था और न उनकी स्मृति 
मे कोई चिन्ह ही वहाँ उपलब्ध होता है| प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक ने कुछ 
निश्चित्‌ स्थान ढूंढ़ने के लिये प्रयाग के रामानन्दी साधुओ से पूछ-ताछ की, किन्तु 
वे कोई उत्तर न दे सके । 

ऐसी परिस्थिति में साम्प्रदायिक मत अधिक हृढ प्रतीत होता है। रामानद्‌ 
का जन्म प्रयाग में हुआओ' था, किन्तु किस स्थल पर यह कहना पुष्कल प्रमाण की' 
अपेत्षा रखता है । जब तक रामानन्द को दाक्षिणात्य मानने वाले विद्वान अपने 





१०“ होम अवब्‌ रामानन्दः-जी० ए० गिवसंन, जे० आर० ए० एस०,, १६२०, पृ० ५६१। 


ण्प रामानन्द सम्प्रदाय तथा इन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


मत के समर्थन में अनुमान के स्थान पर कोई प्रामाणिक सामग्री अथवा तक 
उपस्थित नही करते तब तक 'अ्गस्त्य सहिता? के मत मे सन्देह् करने का कोई 
कारण नहीं प्रतीत होता | रामानन्द-सम्प्रदाय की सम्पूर्ण आस्था इस मत के 
साथ है। एक विशाल सम्प्रदाय की धारणाओ के विरुद्ध मत प्रतिपादित करने के 
लिये जिस प्रकार के दृढ तकों एवं सामग्री की आवश्यकता पडती है, अनेक 
प्रयास करने पर भी मुझे उस प्रकार की सामग्री सकेत रूप में भी उपलब्ध न हो 
सकी | दक्षिण के नगरों के डिस्ट्क्ट गजेटियरों से भी कोई सहायता इस सम्बन्ध 
मेन मिल सकी | अ्रतः साम्प्रदायिक मत के स्वीकार कर लेने में मुझे कोई 
अ,पत्ति नही दिखलाई पडती | 


माता-पिता-- अगस्तयव सहिता? के अनुसार रामानन्द के पिता का नाम 
'पुणयसदन ओर माता का नाम सुशीला देवी था। “भविष्य पुराण? मे उनके पिता 
का नाम देवल लिखा गया है । रामानन्द-सम्प्रदाय में अगस्त्य सहिता! का ही मत 
मान्य है। 'भक्तमाल!? के प्रसिद्ध ठीकाकार श्री रूपकला* ने “अगस्त्य सहिता? 
के ही मद का समर्थन किया है। उनके अनुसार श्रर्थ-विचार से देवल तथा 
पुर्यसदन (भूरिशर्मा) की एकता माननी चाहिये | हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० 
पीताम्बरद्त्त वध्‌ वाल तथा श्री परशुराम चतुर्वेदी “अगस्त्य सहिता? के मत के 
पोषक हैं। सम्प्रदाय मे प्रचलित इस मत के विरोध में श्रभी कोई प्रामाणिक 
सामग्री उपलब्ध नही हुई है। रामानन्द को दाक्षिणात्य मानने वाले विद्वान इस 
सम्बन्ध में कोई भी सामग्री प्रस्तुत नदी कर सके । ऐसी परिस्थिति में जब तक 
प्रामाणिक रीति से कोई सामग्री इस मत के विरोध मे न मिल जाय, तब तक 
इसे स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। 'प्रसग-पारिजात! में 
रामानन्द की मा का नाम मुरवी देवी लिखा है, किन्तु यह मत सम्प्रदाय में 
मान्य नहीं है | 

जाति--मैकालिफ़' ने रामानन्द को गौड़ ब्राह्मण माना है, किन्तु अपने 
पक्तु के समथन में उन्होंने कोई प्रामाणिक सामग्री नही उपस्थित की | 'अ्रगस्य- 
सदिता” के अनुसार रामानन्द के पिता पुण्यसदन कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | सीता- 
राम शरण भगवान्‌ प्रसाद रूपकला ने इस मत को ही स्वीकार किया है | साम्प्रदा- 
प्रिक अन्‍्धों मे भी इस मत को स्वीकार किया गया है। हिन्दी के आधुनिक 


१--रूपकला-भक्तमाल की टीका, पृष्ठ २६६ । 
२--दि सिख रिलीजन, वा ६, ए० १००। 


रामानन्ठ स्वामी का जीवन-वृत्त ७६ 


विद्वानों मे डॉ० व्‌ वाल तथा परशुराम चतुर्वेदी जी “अ्रगस्त्य सहिता? के इस 
मत से सहमत हैं। डॉ० ग्रियसंन' का मत है कि किसी मत के प्रवर्तक 
के सम्बन्ध में चाहे अनेक असम्भव दनन्‍्तकथाएँ प्रचलित हो जॉय, किन्तु 
उसकी जाति-उपजाति के सम्बन्ध में उइन्‍तकथाओं का प्रचलित हो जाना 
प्रायः असम्भव है | श्रत उन्होंने अगस्त्य-सहिता? के साक्ष्य को प्राय प्रामा- 
शणिक ही माना है | प्रसग-पारिजात? से पुण्यसदन को वाजपेयी कहा गया है, 
किन्तु बहुमत रामानन्द को कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही मानता है, मिश्र या वाजपेयी 
नही | ऐसी परिस्थिति में रामानन्द-सम्प्रदाय में प्रचलित तथा “अगस्त्य-सहिता? 
द्वारा प्रचारित मत को स्वीकार ही कर लेना युक्ति सगत प्रतीत होता है । इस 
सम्बन्ध में किसी अन्य प्रामाणिक सामग्री का नितान्त अभाव है | “भविष्य पुराण? 
भी इस मत का समर्थन करता है |* 


गोत्र-विरक्त वैष्णव होने के नाते कुछ विद्वानों ने रामानन्द्‌ को अच्यत 
गोत्र का कहा है। भगवदाचाय के अनुसार, “स्वामी जी त्रिद्रडी सम्यासी थे 
चतुर्थ उनका आश्रम था, गोत्र उनका वही था जो उनके पिता का था। पच- 
मशञश्नम और श्रच्युत गोत्र ये दोनो शब्द विरक्तता को चरमसीमा के सूचक हे, 
न कि बस्तुतः तदथ प्रतिपादक | जब आश्रम का परित्याग करना है, तब पचमाश्रम 
नामक एक अन्य आश्रम की कल्पना का प्रयोजन क्या है ? |” इस सम्बन्ध मे 
कोई निश्चित्‌ सामग्री नही उपलब्ध है | 

पूवेनाम--रामदत्त-भक्तमाल के प्रसिद्ध टीकाकार श्री रूपकला* जी के 
अनुसार रामानन्द का पूबनाम रामदत्त था, किन्तु यह मत सम्मवतः 'रखिक 
प्रकाश भक्तमाल” के टीकाकार के आधार पर दिया गया प्रतीत होता है। पता 
नहीं, टीकाकार ने किस आधार पर यह मत व्यक्त किया था | केवल किंवदन्ती के 
आधार पर ही कदाचित उन्होंने यह मत दिया था | 


१--ग्रियसंन-दि होम आव्‌ रामानन्द, में० आर० ए० एस०, १६२०, पृ० ५६१। 
770088/8 07 धाधाए९।078 626005 7047 22079 एप :62276792 ६7८ 
क0फ्गतेढट 0९ 8 880, #9प: 0796 पग्र्ठ 8900६ फम्ाटा ज्ञ& प्&ए ०४००९६ 
#& 728040॥077 0 76 80007806 48 ६6 48006 07 78 8#28077987 8९९४ ६0 
७7707 )06 976707260, 

२--भविष्य पुराण-देवलस्य च विग्रस्य कान्यकुब्जस्य वैसुत. । 

३--रामानन्द दिग्विजय-मगवदाचार्य (प्रथम संस्करण की भूमिका) । 

४--मभन्तमाल को टीका-रुपकला- पएृ० २८६। 


टर० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


रामभारती--वैष्णव धर्म र्नाकर*? के अनुसार रामानन्द का पूर्वनाम 
रामभारती था । राघवानन्द से दक्षिण देश मे जब रामभारती की भेंद हुईं, 
तब उन्होंने शैव रामभारती को अपने योग बल से आसतन्न मृत्यु से बचा कर अपने 
सम्प्रदाय मे दीक्षित किया | इसके पश्चात्‌ उनका नाम रामानन्द्‌ पड़ा। नाम 
संस्कार वैष्णवों के पचसस्कार में एक प्रमुख सस्कार है। गुजराती श्रन्थ 'रामा- 
नन्‍्द धर्म-प्रकाश”* के अनुसार अपनी माता को साधुज्ञान दे उसे अपने 
मित्र मोतीशकर के पास रख कर स्वामी जीं काशी के एक शिवमार्गी 
गिरिजाशकर के पास गए और उनसे पच सरकार लेकर 'रामभारती” के नाम से 


प्रसिद्ध हुए | 

किन्तु, उपयुक्त मत का भी कोई पुष्ठ प्रमाण नहीं मिलता । “रामानन्द- 
धर्म प्रकाश” एक श्रधुनिक कृति है। उसमे भी किसी प्रमाण (साहय) का उल्लेख 
नहीं किया गया है और “वैष्णव धर्म रत्नाकर? भी इस सम्बन्ध में मौन है| सम्प्रदाय 
में इस मत को कोई मान्यता नही मिली है, फिर पंच संस्कार लेने पर 'आनन्दान्त! 
नाम रखने की किसी प्रथा का भी उल्लेख कही नहीं मिलता | 

इसके विपरीत “अ्रगस्त्थ सहिता?, भविष्य पुराण”, तथा 'प्रसंग-पारिजात? 
अथवा रामानन्द-सम्प्रदाय के अन्य अन्धों मे रामानन्द स्वामी का पूर्वनाम 
'ाम्ानन्द! ही मिलता है। सम्प्रदाय के विद्वानों का मत है कि नाम संस्कार 
होने पर भी भगवत्‌ सूचक नामों में कोई परिवर्तन नही किया जाता। इसी 
कारण रामानन्द के नाम मे वैष्णवी दीक्षा पाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं 
किया गया | 

गुरु राघवानन्द--श्रगस््थ सहिता,” नामादास कृत “भक्तमाल”* 


१--वैष्णव-घर्म-रत्नाकर-गोपालदास, एृ० पड । 

२--रामानन्द दिग्विजय-भगवदाचार्य, भूमिका, ए० २३ । 

२--आचार्य॑लदणेयुक्त वेदवेदान्तपारगम। भी सम्प्रदायश्रेष्ठ च जनोद्धारपर सदा 
॥ १५ ॥ विज्ञायराघवानन्द लब्ध्वातस्मातृषडक्षरम्‌। रहस्यन्रयवात्र्याथं तात्परयार्थ च सन्मतभ 
आचार्यलचणेदिन्यैलंचितो वै भविष्यति ॥१६॥ “अगस्त्वसहिता"', स० पँ० रामनारायणदास, 
पृष्ठ १७ । 

४--देवाचारजद्वितिय महामदिमा हरियानंद । तस्य राषघवानन्द भयें भक्तन को 
मानद | पन्नावलम्ब पृथिवीकरी व दृढ़ काशी स्थाई । चारिवरन आश्रम सबहीकों भक्तिदृढाई | 
तिनके रामानन्द प्गद विश्वमगलजिनिवपुधर॒यों। श्री रामानुजपद्धतिप्रतापश्रवनि अमृत ह' 
अनुसरयो-भक्तमालः,-हूपकला, पृष्ठ २०१-२ । 


रामानन्द स्वामी का जीवन-बृत्त ट्प्१ 


“्रविष्य पुराणः* आदि सभी ग्रन्थी के अनुसार रामानन्द के गुरु राघवानन्द 
नाम के कोई वैष्णव-आचाय थे। “श्री रामा्चन पद्धति! मे स्वय रामानन्द ने 
राघवानन्द स्वामी को अपना शुरू कहा है। प्रायः सभी पाश्चात्य एब पूर्वी 
विद्वानों ने राघवानन्द को ही रामानन्द का दीज्ञा-गुर माना है। रामानन्दी 
विद्वानों के अनुसार उपनयन सस्कार हो जाने के उपरान्त दी रामानन्द को उनके 
पिता पुण्यसदन शर्मा ने काशी के वेष्णवाचाय राघवानन्द के समीप भेज दिया । 
“भविष्य पुराण” के अनुसार माता-पिता से परित्यक्त होकर रामानन्द 'राघव” 
की शरण गए थे । गुरु की कृपा से चतुदंश कला वाले भगवान ने इनके 
हृदय मे प्रकाश की किरणें भर दी |* “अ्गसतय सहिता? के अनुसार भी द्वादश 
वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रामानन्द राघवानन्द के समीप जाकर विद्याध्ययन 
करने लगे | फिर उन्ही से रामघडत्षर-मन्र पाकर वे वेष्णवाचार्यों में प्रमुख स्थान 
के अधिकारी हुए | रामानन्द-सम्प्रदाय में अगस्त्य-सद्दिता! का ही मत मान्य है। 


दण्डी गुरु--एक किवदन्ती के अनुसार रामानन्द पहले किसी सन्यासी के 
शिष्य होकर स्मात्ते रीति से अपने धर्म-कर्म मे प्रबृत्त हुए थे, किन्तु एक दिन 
राघवानन्द से उनकी भेट हो गई । राघवानन्द ने उनकी आसन्न-म्ृत्यु की उन्हें 
सूचना दी ओर फिर अपनी शरण में लेकर उस मझुत्यु)से बचा भी दिया। कहा 
जाता है कि स्वय दश्डी सन्यासी गुरु ने रामानन्द को राधघवानन्द को समर्पित कर 
दिया था| रूपकला” तथा “वैष्णव-धम-रत्नाकरः के लेखक गोपालदास ने” 
इस मत का प्रवर्तन किया हे | मेकालिफ, डा० बथ वाल, श्री परशुराम चतुर्वेदी 
श्रादि विद्वानी ने इस मत को स्वीकार भी किया है। किन्तु इस 'किवदन्ती में 
कितना अ्श सत्य का है, यह नदी कहा जा सकता | कम-से-कम इसका कोई 
प्रामाणिक आधार नहीं मिलता । 'रसिक प्रकाश भक्तमाल? के टीकाकार जानकी 
रसिकशरण ने भी इस किवदन्ती का उल्लेख किया है, फिर भी इस पर विश्वास 


१--आाल्यात्मभुति स ज्ञानो रामनामपरायण । पित्रामान्रायदात्यक्तो राघवशरणगत । 
तदातु भगवान्‌ साज्षात्‌ चतुर्दशकलोहरि । सीता पतिस्तद॒धृदये निवासकृतवान्मुदा ॥--भविष्य 
पुराण, सप्तम्‌ अध्याय चतुर्थकण्ड, श्लोक ५६-५७। 

२--रामानन्दबुधी दयाजलनिधि ओऔराधवानन्दनम,, देप भरी प्रतनापर्तिजनक्जां 
राम सदासश्रये ॥ औीरामाचन पद्धति-- प० रामनहलदास, पृष्ठ ३५। 

३--बहीं, देखिए न० १ । 

४-भतक्तमाल, रुपकला, पृष्ठ २८०६४ । 

५--वैष्णुवधमरलाकर, पृष्ठ ६७ । 


क्र 


ब््र्‌ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


करने के लिये और भी प्राचीन एवं सबलतर प्रमाणों की आवश्यकता है । 
प्रामाणिक सूज्ो से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि रामानन्द ने राधवानन्द से ही 
दीक्षा ली थी । वेद-वेदाग एवं शास््रो का अध्ययन करके उन्हीं से पडच्षर-मत्र 
भी प्राप्त किया था। आधुनिक रामानन्द- सम्प्रदाय में यही मत मान्य है । 

राघवानन्द और रामानुज-संप्रदाय--भक्तमाल ( नाभादानझत )के 
अनुसार राघवानन्द स्वामी हर्यानन्‍्द के शिष्य थे | हर्यानन्द के गुरु देवाचाय को 
रामानुजाचार्य के बाद ही कहा गया है। कदाचित्‌ वे रामानुज के शिष्य ही थे | 
इस प्रकार राघवानन्द रामानुज-परम्परा में, भक्तमाल के अनुसार, चौथे आचाय 
ठहस्ते है । किन्तु 'रामार्चन-पद्धति? के अनुसार उन्हें रामानुजाचाये की शिष्य- 
परम्परा मे १४ वा आचाये माना गया है। नाभाजी ने १० आचायों के नाम 
छोड दिया होगा, यह विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता। रामानन्द-सम्प्रदाय के छोटे 
से भी छोटे सन्त को उन्होंने भक्तमाल मे समेट लिया है, फिर रामानुज-सम्प्रदाय 
के दिग्गन महस्थों के भी नाम वहाँ गिनाये गये हैं। अतः यह अधिक सम्भव 
है कि रामानुज-सम्प्रदाय के कुछ महत्वपूर्ण आचार्यों के ही चरिंत का इन्होने 
गान किया हो और शेष को छोड़ दिया हो | जो हो, समस्त ग्राचीन प्रमाणों के 
आधार पर इतना तो सिद्ध होता ही है कि राधवानन्द विशिष्टाद्वैत मत के 
अनुयायी थे। आधुनिक रामानन्दी विद्वान्‌ उन्हें रामाउुज उम्भर य के विशिष्दा- 
दैत का अनुयायी न मान कर किसी प्राचीन काल से चले आते हुए रामावत- 
सम्प्रदाय का अनुयायी मानते है । इस रामावत-सम्पदाय की सत्ता निर्विवाद नहीं 
है, इसे कुछ विद्वान ( जिनमें रामानन्दी विद्वान पं० रामटहलदास मी थे) 
आधुनिक एवं मनगढ़न्त भी मानते हैँ | इस सस्बन्ध में अपना मत मुझे अन्यत्र 
व्यक्त करना है, अत. यद्द प्रसंग यही समाप्त किया जाता हे । 

राघवानन्द स्वामी के भ्न्थ--राघवानन्द स्वामी ने कितने ग्रन्थ लिखे, 
इस सम्बन्ध मे हमे कोई ज्ञान नहीं है। इधर कुछ वर्ष पूर्व डॉ० बथ्‌ वाल ने 
(सिद्धान्त-पचमात्रा) नामक एक ग्रन्थ को खोज की थी, जिसे स्वामी राधवा- 
नन्‍्द कृत कहा गया था | एक तो यह ग्रन्थ अधूरा है, दूसरे इसको भाषा-शैली 
से यह स्पष्ट है कि इसकी रचना किसी सामान्य अेणी के लेखक ने की है। 
धरामरत्ा स्तोत्र” अथवा 'सिद्धान्त-पटल” की जो शैली है, वही शैली 'सिद्धान्त- 
पचमात्रा की भी है। अतः जब तक इस अन्थ की प्राचीन इस्तलिखित प्रतियाँ 





१-- हिन्दी काव्य में योग प्रवाह, ६० ८। 


रामानन्द स्वामी का जीवन-चबत्त व्प३ 


न मिल जायें और जब तक इनकी पूरी परीक्षा न हो ले, तब तक इसे स्वामी 
राधवानन्द कृत मान कर उससे कोई निष्कर्ष निकाल लेना उचित नहीं है । 


राघवानन्द ओर रामानन्द का सतभेद--कुछ विद्वानों के श्रनुसार 
रामानन्द-सप्रदाय के प्रवतंक स्वामी रामानन्द थे तो विशिष्टाद्वैती स्थामी राघवा- 
ननन्‍्द के शिष्य ही, किन्तु उनका दृष्टिकोण अपने गुरु की अपेक्षा अ्रधिक उदार 
था। जाति-पाति का बन्धन मन्ति के ज्षेत्र में उनके लिये अमान्य था। रामा- 
नुज-सम्प्रदाय में छुआछूत, जाति-पॉति आदि का भेद-भाव अधिक किया जाता 
है | राधवानन्द इस भेढ-भाव को कुछु-न-कुछ अवश्य ही मानते थे। किंवदन्ती 
है! कि रामानन्द के इस नञ्धिक उदार दृष्टिकोण को देखकर राघवानन्द ने 
उन्हे अपना नया सम्प्रदाय चलाने की स्वीकृति दे दी | रामानन्द ने अपने वैरागी 
सम्प्रदाय मे नाई, जा2, क्षत्रिय, जुलाहा, चमार, ब्राह्मण तथा ज्जी आदि सभी 
का समावेश कर लिया, और इस प्रकार मध्ययुग मे एक सबल सम्प्रदाय की 
स्थापना की | फिर भी, राघवानन्द स्वामी के विशिष्टाद्वैत का उन पर बहुत ही 
अधिक प्रभाव पड़ा और आज भी उनका सम्प्रदाय अन्य सभी धार्मिक सम्प- 
दायो के प्रभावों को समेट कर भी विशिष्टद्वित दर्शन को छोड़ नहीं पाया है | 
खेद है, इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण किवदन्ती का भी कोई प्रामाणिक आधार अब तक 
उपलब्ध नही हो सका है | 

शिक्षा-दीक्ञा--अ्रगस्त्यसहिता? तथा “भविष्य पुराण” के साय पर हम 
देख चुके हैं कि रामानन्द को गुरु राघवानन्द की कृपा से सत्य का साक्षात॒कार 
हुआ था। थुरु ने विशिष्टाद्वेत की शिक्षा देने के साथ ही उन्हे सर्वशासत्र- 
सपन्न भी करा दिया था। तत्वज्ञान उन्हें गुरु से ही मिला था । 


फिर भी, रामानन्द पर युग-घर्म का भी बहुत प्रभाव पड़ा था । मेकालिफ्‌* 
का कहना है कि रामानन्द निश्चय ही काशी के विद्वान मुसलमानों के सम्पर्क 
में आये होगे । उनसे उन्होंने प्रभाव भी ग्रहण किया होगा । तभी अपने दृष्ठि- 
कीण में वे इतने उदार हो सके | 

रामानन्द को योग से सम्बद्ध मानने वाले 'तप्सीशाखा? के भक्तों का यह 
कथन हे कि रामानन्द ने गिरनार या आबछबू पर्वत पर योग-साधना करके सिद्धि- 
प्राप्त की थी ।* 


१“ भक्तमाल, रूपकतला । 
२-- दि सिख रिलीज़न, वा० ६, ३० ३१ तथा उसके आगे । 
२-- रामचन्र शुक्ल, (हन्दी साहित्य का इतिहास", पृ० ११० । 


प्प्ड रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका ग्रभाव 


किन्तु इस मत के लिये कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला | कुछ विद्वानों के मत से 
रामानन्द ने अद्वैतियो के ज्योतिमंठ में ब्रह्मचारी रह कर वेदान्त का अध्ययन 
भी किया था' । किन्तु साम्प्रदायिक घारणा" के अनुसार रामानन्द ने आठ 
वर्ष की अ्रवस्था से विद्यारम्भ किया और चार वर्ष मे ही इतने परिडत हो गये 
कि “प्रयाग निवासी परिडत लोग अब आपको अधिक नहीं पढ़ा सकते थे। तब 
१२ वर्ष की अवस्था में वे काशी आझाये।” यहाँ आकर--कुछ विद्वानो का मत है--- 
रामानन्द किमी सन्‍्यासी के शिष्य होकर स्मार्त रीति से धर्म-कम मे प्रवृत्त हुए 
ओर बाद मे उन्हे गुरु राघवानन्द ने वैष्णबी दीक्षा देकर विशिष्टादुत मत 
का महान आचार्य बना दिया । रामानन्द के जीवन व्वरित लिखने वाले आधु- 
निक विद्वानों ने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया है कि रामानन्द ने 
शास्राथ में मुसलमानों, सिद्धों, योगियो, जैनियो, एवं अद्वैतवादियों को अनेक बार 
परास्त किया था। यद्यपि इस मत के पीछे भावुकता पूर्ण मूल्याकन श्रधिक है, 
फिर भी इतना तो सत्य है ही कि रामानन्द एक महान सुधारक एव प्रतिभाशील 
व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके युग के सभी महान्‌ 
मेधावी भक्त अथवा सुधारक उनके या तो शिष्य हो गये थे अथवा उनका 
गुरुवत्‌ सम्मान करते थे । कबीर, रैदास, पीपा, सेन, धना आदि ऐसे ही प्रतिभा- 
शील व्यक्ति थे। आज उत्तर भारत में रामानन्द-सम्प्रदाय जितना अधिक सुसंग- 
ठित एवं शक्ति-पूर्ण है, उतना अन्य कोई सम्प्रदाय नहीं | 


(00.4 4७. 


तीथोटन--कहा जाता है कि दिग्विजय की इच्छा से तो रामानन्द स्वामी 
ने समस्त भारतवर्ष का ही परयंटन किया था, किन्तु विशुद्ध तीर्थाटन की 
दृष्टि से भी उन्होंने सुदूर पूत और उत्तर की यात्राये की थी।* रूपकला जी के 
मत से स्वामी जी ने बहुत तीर्थाटन किया था। उन्होंने गगासागर जाकर कपिलदेव 
का उद्धार किया था। रामानन्द का मुख्य निवास-स्थल तो पचरगंगा घाट काशी 
ही था, किन्तु कहा जाता है कि उन्होंने बद्रिकाश्रम*, रामेश्वर*, द्वारका, 
मियिला आदि प्रमुख तोर्थों की यात्राये भी की थी। इस प्रकार उन्होंने थुग की 


९--वेंह, ६५० ११० | 

२--भक्तमाल, भक्ति-छुपघा-स्वाद-तिलकर, रूपकला, पृ० २८६ । 
३-रामानन्द-दिग्विजय, सगवदाचार्य । 

४-- नक्तमाल-रूपकला, पू० २६० । 

५-द सिख रिलांजन, मैकालिफ, पृ० १००, वा० ६ । 
६---रामानन्द-दिएिलजय-भगवदाचा 7 । 





रामानन्द स्वामी का जीवन-इूत व्‌ 


की परिस्थितियों का पूरा अध्ययन किया, और अपने दृष्टिकोण को बहुत कुछ उदार 
बना लिया । कहा जाता है कि जब अपनी इस तीथयात्रा के उपरान्त रामानन्द्‌ 
गुरुमठ पहुँचे तब उनके साथियो ने उनके साथ भोजन करने में आपत्ति प्रकट की । 
शाधवानन्द स्वामी को इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ा, किन्तु रामानन्द को 
मेघा से प्रसन्न होकर उन्होंने एक नया सम्प्रदाय चलाने को उन्हें अनुमति 
दे दी।' यह भी अभी कहा जा चुका है कि इस किवदन्ती पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । कोई प्रामाणिक एव प्राचीन सामग्री न मिलने से इस सम्बन्ध 
में कोई मत निश्चित्‌ कर लेना उचित न होगा । केवल इतना कहा जा सकता 
है कि रामानन्द ने ती्थों का भ्रमण करके ही अपने दृष्टिकोण को थुग-घर्म के 
अनुकूल बना लिया था । 


नये सम्प्रदाय का निर्माण--वैष्णवी भक्ति के आचार्य माने जाते हैं 
रामानुजाचार्य स्वामी, किन्तु रामभक्ति के आचार्य रामानन्द ही माने गये हैं। 
उनके पूर्व रामानुज-सम्धदाय मे 'लक्षमीनारायण” को ही इष्टदेव के रूप में 
स्वीकार किया गया था और राम, कृष्ण, वृसिद्द आदि उनके विशेष अवतारों की 
उपासना भक्त लोग अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार किया करते थे | कृ्ण-भक्ति 
को तो आचायों का पर्याप्र बल मिल चुका था और देश के कोने-कोने में उसका 
प्रचार भी हो चुका था, किन्तु अनादि काल से चली आती हुईं राम-भक्ति 
परम्परा को कोई भी आचार्य रामानन्द स्वामी के पूर्व नही मिला था। अत" यह 
प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामानन्द स्वामी ने किस प्रेरणा से अयने रामावत- 
'सम्प्रदाय की स्थापना कर उत्तर भारत में वैरागियो का विशाल दल खड़ा कर 
दिया | इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया गया है। एक मत के प्रवर्तक हैं 
श्री एच०-एच० विल्सन तथा रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध भक्त रूपकला जी, 
तथा उनका अनुसरण करने वाले विद्वान्‌ मैकालिफ़, डा० बथ्‌ वाल तथा परशुराम 
चतुर्वेदी जी । दूसरे मत के प्रवर्तक हैं. डा० फकुददरर तथा रामानन्द-सम्प्रदाय के 
कुछ आधुनिक विद्वान । ह 

विल्सन* के अनुसार भारतवर्ष का भ्रमण कर रामानन्द जब अपने गुरु- 
मठ आये तब उनके साथियों ने उन्हें अपने साथ बिठा कर खिलाने में आपत्ति 
की, क्योकि उन्हें आशका थी कि रामानन्द ने अपने भ्रमण में खान-पान आदि 


| आननतअलनचत-नन- पी फल कान लमननन_म न -+> पन-क ७०» अपनऊ-म मकर 


१--दढि सिख रिलीज़न, वा० $५ मैकालिफ़, एंष्ठ १०२-४ । 
२० रिलीजन शव हिन्दूज़, वा० २, एच० एच० विरतन, एप्ठ ४८। 


व्य्द्‌ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


में किसी नियम का पालन नहीं किया होगा | द़ाधवानन्द ने भी इस आपत्ति की 
सत्यता को स्वीकार किया | इस अ्रपमान को सहन न कर सकने के कारण रामा- 
ननन्‍्द ने एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय की स्थापना की | रूपकला जी का मत है कि रामा- 
नन्द के उदार-हष्टिकोण को देख कर राघवानन्द ने स्वय ही उन्हे एक स्वतन्त्र 
सम्प्रदाय चलाने की अनुमति दे दी | किन्तु इस किवदन्ती का अभी तक कोई 
युष्ट आधार नही मिला है, यद्यपि यह सत्य है कि रामानन्द-सम्प्रदाय में खानपान, 
छुआछूत आदि का कोई भेद-भाव नही होता रहा है । आधुनिक-काल में अवश्य 
ही मन्त्रोपदेष्टा प्रायः ब्राह्मण ही होने लगे हैं | 

द्वितीय मत के प्रवतंक डा० फ़क्हर * हैं। उनके अनुसार दाक्षिणात्य 
रामावत सम्प्रदाय के बैरागी राघवानन्द ने उत्तर भारत मे आकर रामानन्द को 
अपना शिष्य बना लिया था | जिस रामावत-सम्प्रदाव के सदस्य राघवानन्द स्वामी 
थे उसमे “अध्यात्म रामायण? ही घमम-अन्थ के रूप में स्वीकृञ था और “वाल्मीकि 
रामायण? का पठन-पाठन विधिवत्‌ होता था। क्रमशः उत्तर भारत में उनका 
सम्पक रामानुज-सम्प्रदाय से हुआ और यह सम्पक इतना अधिक बढ गया कि 
नाभाजी के समय तक रामा[वत-सम्प्रदाय तथा रामानुजन्सम्पदाय में कोई अन्तर 
नहीं रह गया | इस प्रकार रामानन्द ने स्वय किसी सम्प्रदाय का निर्माण नही 
किया, राम-भक्ति उन्हें राघवानन्द स्वामी से मिली श्र उत्तर भारत के 
रामानुजीयो से विशिष्टाद्वैत मतबाद | श्रतः डा० फकृहर के मत से रामानन्द 
परम्परा से चले आते हुए रामावत-सम्रदाय के ही एक प्रमुख आचाये थे | डा[० 
फ़कुहर के इस मत से आज के रामानन्दो विद्वान्‌ मूलरूप से सहमत है | केवल 
दोनों मे अ्रन्तर इतना ही है कि आज के विद्वान अध्यात्म रामायण” को अपना 
साम्प्रदायिक ग्रन्थ नहीं मानते, विशिष्टाह&ित को ही वे अपना तात्विक मत 
मानते हैं और उनका विश्वास है कि आदि काल में केवल एक “री सम्प्रदाय” 
था। कालान्तर से उसकी दो शाखायें हो गई---एक शाखा में 'लक्ष्मीनारायण” की 
उपासना होती थी और उस शाखा के उपासक थे आलवार भक्त तथा रामानुज 
आदि प्रमुख आचाय और दूसरी शाखा मे सीताराम” की उपासना होती थी 
ओर इस शाखा के प्रसिद्ध आचार्य हुए वोधायन, देवाचाय, हर्यानन्द, राघवानन्द 


१--जर्नल अव_ दि रायल एशियाटिक सोसायटी अब_ ग्रेट ब्रिटेन ऐेए्ड आयरलेण्ड, १९- 
२२३०, दि हिस्टारिकल पोजीशन अव_ रामानन्द, ४०१८५-६२-जे०एन० फक्ेहर ने १६२०के 
जे०आर०ए०एस० में जो लेख निकाला था, उस मत मैं उन्होंने १९२२में पर्याप्त परिवर्तन कर 
दिया हे । यहा उनका दूसरा मत ही दिया जा रहा है । 


रामानन्द स्वामी का जीवन-वृत्त ८७ 


आदि | रामानन्द इसी दूसरे सम्प्रदाय के एक महान्‌ आचाये थे। इस मत के 
प्रवत्तक हैं पशिडित रघुवरदास वेदान्ती तथा श्री भगवदाचार्य । 


विद्वानों का अधिकाश वर्ग प्रथम मत का ही प्रत्यक्ष-अ्रप्रत्यक्ष रूप से समथन 
करता है। दूसरा मत केवल मात्र तर्काश्रित है। यह तक भी साम्प्रदायिक 
संकीर्णताशो से बोमिल है | इसकी पूरी समीक्षा हम अगले अध्यायो में करेंगे । 
यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है किइस मत को न मानने के अनेक कारण है। 
फिर इस प्रश्न के सम्बन्ध मे हम कोई निश्चित्‌ उत्तर भी नहीं दे सकेंगे । वस्तुतः 
यह प्रश्न अधिक ठोस प्रमाणों की अपेक्षा रखता है। उपलब्ध सामग्री में सबसे 
अधिक प्रामाणिक 'शअगस्त्य-सहिता? इस सम्बन्ध में कोई सकेत नहीं करती। 
यदि केवल अनुमान की बात कही जाय तो निश्चय ही प्रथम मत अधिक 
सबल एवं तके-सगत है । राघवानन्द से अलग होने के कारण रामानन्द को 
शुरु-द्रोही भी नही कहा जा सकता | प्रतिमा अपना मार्ग ढेंढ लेती है, गुरु-मत 
में सशोधन करना ही गुरु की परम्परा को आगे बढाना था। रामानन्द ऐसे ही 
मेघावी शिष्य थे। आज उन्हीं के कारण राघवानन्द का भी नाम आदर से 
लिया जाता है । 


रामानन्द स्वामी का केन्द्र-मठ--रामानन्द स्वामी का केन्द्र-मठ पचगगा 
घाट काशी में था। आज भी यह मठ अपने श्रवशिष्ट रूप मे वतमान है। सन्‌ 
१६४१ में यहाँ के महन्थ पशिडत रामलखन दास जी थे। इस समय यहाँ 
रामानन्द स्वामी की तथाकथित चरणु-पीठिका वतंमान है। दीवाल पर कबीर, 
सुरसुरानन्द, अनन्तानन्द, तथा हनुमान्‌ जी आदि की मूर्तियों हे। मुसलमानी 
कल में इस मठ को ध्वस्त कर दिया गया था। इस कारण यहाँ न तो साम्रदा- 
यिक हस्तलिखित ग्रन्थ दी मिलते हैं, और न कुछ पुराने स्मृतिचिह् ही। फिर 
भी वाताबरण रामानन्द की स्मृति से ओत-प्रोत है । यही रद्द कर उस मनस्वी ने 
अपने मतवाद का दृढ़ुता से प्रचार किया था, यही से उस धर्म की ज्योति 
फूटी थी जिसकी एक किरण तुलसी के रूप में युग-युग के अन्धकार में प्रकाश 
भर गई | 
रामानन्द स्वामी के शिष्य--रामानन्द-सम्प्रदाय का सबसे अधिक 
प्रामाणिक इतिबृत्त उपस्थित करने वाला अन्थ नाभादास कृत 'भक्तमाल” है, यह 
हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं । भक्तमाल” के अनुसार अ्रनन्तानन्द, कबीर, 
सुखानन्द, सुरसुरानन्द, पद्मावती, नरह्यानन्द, पीपा, भावानन्द, रैदास, घना, सेन, 


ध्प्प रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सुरसुरी, आदि द्वादइश शिष्य रामानन्द के प्रमुख शिष्यों मे थे। ' “अ्रगस्त्य 
सहिता” के अनुसार भी" अनन्तानन्द, सुरसुरानन्द, सुखानन्द, नरह्याननन्‍्द, 
योगानन्द, पीपा, कबीर, भावानन्द, सेन, धना, गालवानन्द, रमादास, तथा 
पद्मावती आदि रामानन्द के शिष्य क्रमशः ब्रह्मा, नारठ, सनत्कुमार, कपिलदेव, 
मनु, प्रहद, जनक, भीष्म, बलि, शुकदेव, यमराज और लक्ष्मी के अवतार कहे 
गये हैं | अ्रग्नस्वामी की रहस्यत्रय की टीका के अनुसार भी अनन्तानन्द, सुरसुरा- 
नन्‍्द, सुखानन्द, नरहर्थानन्‍द, पीपा, कबीर, पद्मावती, भावानन्द, सेन, घना, रैदास, 
सुरसुरी और गालवानन्द आदि शिष्यों को द्वादश आदित्य के समान कहा गया 
है ।* प्रथम सात को 'नन्‍्दना:ः और अन्तिम ६ को “जितेन्द्रियाःः कहा गया 
है। इस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रामाणिक ग्रन्थों में अनन्तानन्द, सुरसुरा- 
नन्‍द, कबीर, सुखानन्द, नरहयनिन्द, पीपा, सेन, धना, रैदास ( रमादास ), 
पद्मावती आदि सामान्य रूप से रामानन्द स्वामी के शिष्य माने गये हैं। भक्तमाल? 
की सुरसुरी का उल्लेख अग्रदास की रहस्यत्रय टीका में तो है, किन्तु अगस्त्य 
संहिता? में नहीं, अगस्त्य संहिता? के योगानन्द को 'भक्तमाल? में अनन्तानन्द का 
शिष्य कहा गया है। रूपकला जी ने भी उसका समर्थन किया है | * 
गालवानन्द को अगस्त्यसंहिता! तथा “रहस्यन्नय की टीका? से रामानन्द 
का शिष्य कहा गया है, किन्तु भक्तमाल? मे उनका कोई उल्लेख नहीं है। 
लगभग सभी विद्वानों ने भक्तमाल” के साक्ष्य को स्वीकार किया है। केवल कुछ 
अग्रेज विद्वानों को भक्तमाल? के अर्थ समभने में आन्ति हो गयी है, जिसका 


१--अनन्नानन्द कबत्रीर सुबा सुरसुरी पद्मावति नरहरि। 
पीपा सावानन्द रेदास धना सेन सुरसुर की घरहरि ॥ 
ओरो शिष्य प्रशिष्य एक से एक उजागर | 
विख्ध मंगल आधार सर्वानन्द दशा के आगर || 
बहुत काल वपु थारि के प्रणत जनन को पार दियो । 
श्री रामानन्द रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जय तरन कियो ॥ 
२--अगस्त्य सहिता-औरामानन्दजन्भोत्सव, स० रामनारायणदास, डाकोर, पृ० १६-२४। 
३- राघवानन्द एतस्य रामानन्दस्ततो ;भवत्‌ । साथद्वाद शशिष्या स्थु श्रीरामानन्दसदु गुरो:॥ 
द्वादशादत्यसकाशास्ससारतिमिरापहा । आमदनन्तानन्दस्तु सुरसुरानन्दस्तथा | 
नरहरियान-दस्तु योगानन्दस्तगैव व | सुखाभावागालव च सप्तेने नाम नन्दना.॥ 
कबारश्व रमादासः सेना पांपा धनास्तथा | प्मावतांतदद्ध थ॑ पडेतेच जितेन्द्रिया. ॥ 
येषा शिष्यप्रशिष्येश्च व्याप्तामारत-मारती । भक्‍्तमाल, हृपकला, यु० रप्रन्‍नस॥॥ 
४--चढही, पृ० २८६ । 


रामानन्द स्वामी का जीवन-चबृत्त व्य्ह्‌ 


अनुकरण हिन्दी के मान्य विद्वानों ने भी किया है। इस सम्बन्ध में विल्सन 
महोदय ने अधिक भूले की है। उन्होंने* 'रघुनाथः को रामानन्द का शिष्य 
लिखा है| सुखा-सुरसुर को एक व्यक्ति मान कर उसका नाम सुखासुर”ः रक्‍्खा 
है, ओर जीव नाम का एक ओर शिष्य जोड दिया है | इसी प्रकार नरहरयानन्‍द 
को नरहरि या हर्यानन्द लिख दिया है। उन्होने रघुनाथ का दूसरा नाम आशा- 
नन्‍्द? दिया है, जो कदाचित्‌ अ्रनन्तानन्द के लिये भूल से प्रयुक्त हुआ है। 

जो हो, रामानन्द-सम्प्रदाय में प्रायः सभी विद्वानो को “भक्तमाल् में दी 
हुई रामानन्द की शिष्य-परम्परा ही मान्य है | हिन्दी के विद्वानों मे लगभग सभी 
ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यकज्ञ रीति से इस परम्परा को ही माना है । डा० बथ्थ वाल जैसे 
विद्वानों ने तो इसी आधार पर कबीर और पीपा की जन्मतिथियो को भी फिर 
से निर्धारित करने का प्रयास किया है | रामानन्द के शिष्यो में कबीर, सेन, 
'परीपा, धना और रैदास को लेकर ही विवाद खड़ा किया गया है। श्री परशुराम 
चतुवंदी का इस सम्बन्ध मे नवीनतम प्रयास है ।* उन्होने इन भक्तो की 
प्रामाणिक बानियों का अध्ययन करके यह निष्कर्प निकाला है :--“उन पॉच 
व्यक्तियों ( सेन, कबीर, पीपा, रमादास या रैदास, धना ) में से कदाचित्‌ 
किसी ने भी स्पष्ट शब्दों में रामानन्द को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया है और 
उनमे से सभी ने उनका नाम तक नही लिया है। कम-से-कम पीपा जी ने अपने 
को कबीर साहब द्वारा तथा घन्ना ने नामदेव, कब्रीर साहब, रैदास तथा सेन नाई 
की कथाओ्रों द्वारा प्रभावित होना स्वीकार किया है | सम्मव है कि उक्त सभी 
सन्त एक ही समय और एक ही साथ ऐसी स्थिति मे वतमान भी न रहे होगे 
जिससे उनका स्वामी रामानन्द का शिष्य और आपस में गुरु-भाई होना किसी 
प्रकार सिद्ध किया जा सके |? किन्तु चतुर्वेदी जी ने अपने मत के समथन 
में जो भी तक दिये है, वे इतने सबल एव प्रौढ़ नही है जिनके बल पर सैकड़ों 
वर्षों से चली आती परम्परा का निराकरण किया जा सके | फिर भी इतना तो 
कहा ही जा सकता है कि जब तक उपयुक्त सन्‍्तो की बानियो का प्रामाणिक 
संकलन उपलब्ध नहीं हो जाता अथवा उनके जीवन पर प्रकाश डालने वाली 
प्रामाशिक सामग्री उपलब्ध नही हो जाती, तत्र तक इस सम्बन्ध में अन्तिम 
निणय देना सम्भव नही होगा | यह शअ्रवश्य ही कहा जा सकता हे कि रामानन्द 





१०-रिलाज़स सेक्ट्स अब दि हिन्दूज, बा० २, पृ० ५४ | 
२->उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, एृष्ठ २२४८-२६ | 
३--वही, ए० २०२४ । 


8६० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


के उपदेशों की जो श्रात्मा ( स्पिरिट ) है वह इन सनन्‍्तो की बानियो मे पूर्ण 
रीति से वर्तमान है | जिस उदार दृष्टिकोण से रामानन्द ने जीवन के सत्यो की 
परीक्षा की है और जिस भक्ति का उपदेश इन्होने अपने शिष्यो को दिया था, 
वह्द पूरी को पूरी मात्रा में इन भक्तो की बानियो में पायी जाती है । 


उपयुक्त सन्‍तो के सम्बन्ध मे हम आगे और कुछ कहेगे। यहाँ इतना 
और कह देना आवश्यक प्रतीत द्ोता है कि इन भक्तो में सभी जाति का प्रति- 
निधित्व हो गया था। कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार थे, धना जाट था, सेन नाई 
ओर पीपा राजपूत क्षत्रिय थे। प्रियादास ने 'भक्तमाल? की टीका मे इनके 
सम्बन्ध मे अनेक आश्चर्यजनक कथाओं का सकलन किया है। 


रामानन्द स्वासी की दिग्विजय--रामानन्द स्वामी की दिग्विजय के 
सम्बन्ध मे 'भक्तमाल” में कोई उल्लेख नहीं है | अगस्व्यसहिता? में केवल इतना 
ही संकेत है कि रामानन्द अपने द्वादश शिष्यों से परिष्ृंत होकर द्वारकादि तीथ्थों 
को जायेंगे श्रोर विशिष्टाद्वैत के विगेधी व्यक्तियो को परास्त कर वे 'रामषडक्तर- 
मन्त्र राज! का प्रचार करते हुए आसमुद्र श्री राम के प्रति जनसमाज से अनुराग 
को बढ़ाएंगे। उनके प्रताप से नास्तिक नष्ट होगे और मनुष्यों का अज्ञान दूर 
हो जायगा।' इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि रामानन्द स्वामी ने अपने 
मत का प्रचार करने के लिये भारतवष के विभिन्न प्रान्तो में स्थित तीर्थों की 
यात्रा को थी और प्रतिपत्षियों को परास्त कर विशिष्टाह्वैत मत की प्रतिष्ठा की । 
प्रियादास ने 'भक्तमाल की टीका में पीपा के सम्बन्ध में लिखते समय बतलाया 
है कि पीपा के निमन्‍्त्रण पर स्वामी जी कबीर, रैदास आदि शिष्यों के साथ 
गागरौनगढ़ गए | वहाँ से सारी जमात द्वारका पहुँची | वहाँ कुछ॑ दिन रह कर 
जमात काशी लोट आई, किन्तु पीपा वही रुक गए. और उन्होंने श्री कृष्ण के 
दर्शन किए; ।* इन दोनो सूज्ो के अतिरिक्त “भविष्य पुराण” में भी कुछ इस 
प्रकार के सकेत पाये जाते हैं, जिनसे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है 


£--अगस्त्यसहिता, स० १० शामनारायशंदास, पृ० ३५४५-३६ | 
शिष्येद्ादशमि श्रीमानभैनैरकसन्निसै' । सूर्येददशमिलित्त्य॑ यथा विष्णु प्रतापवानू ॥ 
विराजमानस्सततत परयटन्रवन!मिमाम्‌ | द्वारकादिषु तीर्थेषु तत्र॒तन्न जगहुगुरु"ता 
विद्विषा जिखरोवादे श्रुतिस्मृतिसमु त्थते । विपरीतानूवशीकुर्वनू शिष्याश्चतानथ ॥ 
पडच्षर मन्त्रराजन्तेस्यश्चोपदिशन्सुनि । मन्त्राथश्रावयन्नित्य मन्रश्ञ स्तैरपासित ॥ 
आसमुद्र चतुदिक्ु विचरनू धमतत्त्पर । कत्तविवहुधा लोक रामामिरतमुत्तमम ॥ 
२--भक्‍्तमाल, टीका प्रियादास स० रूपकला जी । 


रामानन्द स्वामी का जीवन-चृत्त ६५ 


कि रामानन्द जी ने अयोध्या मे जाकर मुसलमान हो गये हिन्दुओं को फिर से 
वेष्णुव बना दिया | ऐसे वैष्ण॒ुव 'सयोगी? कहे गये | * 
इन उपयुक्त साक्ष्यो मे इतना स्पष्ट है कि रामानन्द ने जहाँ एक ओर 
सद्धम के प्रचार का बीड़ा उठाया था, वही विधर्मियो का उत्तर उन्ही की भाषा में 
दिया था। उन्होने कम-से-कम उत्तर भारत के प्रमुख धर्म-केन्द्रों की यात्राएँ 
की थी, विधर्मियो को पराजित किया था और एक अग्रचेता की भाँति धर्म 
भ्रष्ट हिन्दुओं को फिर से वैष्णव बना दिया था। रामनाम के सबसे बडे प्रचा- 
रक रामानन्द स्वामी ही माने गये है। यह उनकी ही साधना का फल था कि 
भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक रामषडक्षुर मन्त्र का इतनी दृढता से 
प्रचार हो सका । कदाचित्‌ इसी आधार पर आधुनिक काल के वैरागी विद्वान 
रामानन्द-दिग्विजय का वर्णन करते हुए प्रायः सभी प्रमुख तीथों का नाम लेते 
है| अध्ययन की सामग्री और उसकी परीक्षा? नामक अध्याय मे हम देख 
चुके हैं कि रामानन्द के जीवन-बृत्त से सम्बन्धित अधिकाश सामग्री प्रायः अप्रा- 
माणिक है। किसी प्राचीन परम्परा के आधार पर भी यह लिखी गई नहीं 
प्रतीत होती । 
अतः रामानन्द-द्ग्विजय के सम्बन्ध से अ्रगस्त्य सहिता?, “भविष्यपुगण? 
तथा “मक्तमाल्? की प्रियादास कृत टीका के अतिरिक्त अन्य वर्णनों को प्रमाण- 
कोटि से नहीं लिया जा सकता । 
रामानन्द स्वामी और हिन्दी भाषा--हिन्दी साहित्य के प्रायः सभी 
इतिहासकारो ने हिन्दी भाषा के विकास का प्रमुख श्रेय रामानन्द स्वामी को दिया 
है।* स्वय स्वामी जी ने कोई ग्रन्थ ६िन्दी म लिखा हो, इसका प्रमाण नहीं 
१०-भरविष्यपुराण-बे ० प्रेम, १८६६ ई०, अध्याय २१, ए० ३३६२-४३ 
ये स्तेच्छपन्त्रबलतो यवनावभूवुहि न्टूनू विधाय सकलानपितान्मुनीश । 
शुद्धा मति हरिपदे हृदि सन्द्ृदय्यकाशी स्वशिष्यसहित- पुनरागतो5सौ ।॥ 
म्लेच्छास्ते वैष्णवाश्चामन्‌ रामानन्दप्रभावत । 
सयोगिनश्च ते श्या अ्रयोध्यायां बभूबिरे ॥| 
कणठे च तुलसी माला जिह॒वा राममयोक्ृता । 
भाले त्रिशल॒चिह्न च श्वेतरक्ततदा भवत्‌ ॥ 
२--“रामानन्द ने सस्कृत के स्थान पर जनसमाज की बोला ही में वेष्णवंधर्म का 
प्रचार किया ।,” हि० सा० आ० इ०, ६१० ४७८। हिन्दा साहित्य-पृ० ६३ “अब तक धामिक 
आदोलन केवल सस्क्ृत भावा का ही आश्रय लेकर होता था । यहाँ तक कि वस्लभाचायं ओर 


६० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


के उपदेशों की जो आत्मा ( स्पिरिट ) है वह इन सनन्‍्तो की बानियो मे पूर्ण 
रीति से बतमान है। जिस उदार दृष्टिकोण से रामानन्द ने जीवन के सत्यो की 
परीक्षा की है श्र जिस भक्ति का उपदेश इन्होने अपने शिष्यो को दिया था, 
वह पूरी की पूरी मात्रा में इन भक्तो की बानियो में पायी जाती है । 

उपयुक्त सन्‍्तों के सम्बन्ध मे इम आगे और कुछ कहेगे। यहाँ इतना 
ओर कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि इन भक्तों मे सभी जाति का प्रति- 
निधित्व हो गया था | कबीर जुलाहे थे, रैदास चमार ये, धना जाट था, सेन नाई 
और पीपा राजपूत क्षत्रिय थे। प्रियादास ने “भक्तमाल? की ठीका मे इनके 
सम्बन्ध में अनेक आश्चर्यजनक कथाओ्रे का सकलन किया है। 


रासानन्द स्वामी की द्ग्विजय--रामानन्द स्वामी की दिग्विजय के 
सम्बन्ध में 'भक्तमाल? में कोई उल्लेख नहीं है| “अगस्त्यसहिता? में केवल इतना 
ही संकेत है कि रामानन्द अपने द्वादश शिष्यो से परिष्षत होकर द्वारकादि तीथ्थों 
को जायेंगे और विशिष्टद्वैत के विरोधी व्यक्तियो को परास्त कर वे 'रामषडक्षर- 
मन्त्र राज! का प्रचार करते हुए आसमुद्र श्री राम के प्रति जनसमाज से अनुराग 
को बढाएँंगे | उनके प्रताप से नास्तिक नष्ट होगे और मनुष्यों का अ्रज्ञान दूर 
हो जायगा।* इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि रामानन्द स्वामी ने अपने 
मत का प्रचार करने के लिये भारतवष के विभिन्न प्रान्तो में स्थित तीर्थों की 
यात्रा की थी और प्रतिपक्षियों को परास्त कर विशिष्टाद्वैत मत की प्रतिष्ठा की | 
प्रियादास ने 'भक्तमाल की टीका मे पीपा के सम्बन्ध में लिखते समय बतलाया 
है कि पीपा के निमनन्‍्त्रण पर स्वामी जी कबीर, रैदास आदि शिष्यों फे साथ 
गागरौनगढ़ गए । वहाँ से सारी जमात द्वारका पहुँची | वहाँ कुछ दिन रह कर 
जमात काशी लौट आई, किन्तु पीपा वही रुक गए. और उन्होने श्री कृष्ण के 
दर्शन किए. ।* इन दोनो सून्नो के अतिरिक्त “भविष्य पुराण” मे भी कुछ इस 
प्रकार के सकेत पाये जाते है, जिनसे यद्ट सहज ही अनुमान किया जा सकता हे 


६--अगस्त्यसहिता, स० प० शभनारायणदास, पृ० ३४-३६ | 
शिष्यैद्वांदशमि श्रीमानवैनैरकंसब्निसै । सूंड दिशभिनित्यं यथा विष्णु प्रतापवान्‌ ॥ 
विराजमानस्सतत पर्यटन्नवनामिमाम्‌ । द्वारकादिषु तीर्थेपु तन्न तन्र जगदगुरुः॥ 
विद्विषा जिल्वरोवादे श्रुतिस्मृतिसमुत्थिते । विपरीतानूवशाकुव॑न्‌ शिष्याश्वतानथ ॥ 
पडच्चर मन्त्रराजन्तस्यश्वोपदिशन्मुल, । मन्‍्तरार्थश्रावयन्नित्य मचशस्तैरुपासतः ॥ 
आससमुद्र चतुदिकु विचरन्‌ धमतत्तर । कत्तविवहुधा लोक रामामिरतमुत्तमम ॥| 
२--भक्तमाल, टीका प्रियादास स० रूपकला जी | 


रामानन्द स्वामी का जीवन-चृत्त ६५ 


कि रामानन्द जी ने अयोध्या मे जाकर मुसलमान हो गये हिन्दुओं को फिर से 
वेष्ण्व बना दिया | ऐसे वैष्णव 'सयोगी? कहे गये ।* 

इन उपयुक्त साक्ष्यो से इतना स्पष्ट है कि रामानन्द ने जहाँ एक ओर 
सद्धम के प्रचार का बीड़ा उठाया था, वही विधमियों का उत्तर उन्ही की भाषा में 
दिया था। उन्होने कम-से-कम उत्तर भारत के प्रमुख घम-केन्द्रो की यात्राएँ 
की थी, विधर्मियो को पराजित किया था और एक अग्नचेता की भाँति धर्म 
भ्रष्ट हिन्दुओं को फिर से वेष्णव बना दिया था। रामनाम के सबसे बडे प्रचा- 
रक रामानन्द स्वामी ही माने गये हैं। यह उनकी ही साधना का फल था कि 
भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक रामषडज्ञर मन्त्र का इतनी हृढता से 
प्रचार हो सका | कदाचित इसी आधार पर आधुनिक काल के वैरागी विद्वान 
रामानन्द-द्ग्विजय का वर्णन करते हुए प्रायः सभी प्रमुख तीथों का नाम लेते 
हैं। अध्ययन की सामग्री और उसकी परीक्षा? नामक श्रध्याय मे हम देख 
चुके हैं कि रामानन्द के जीवन-बृत्त से सम्बन्धित अधिकाश सामग्री प्रायः अप्रा- 
भाणिक है। किसी प्राचीन परम्परा के आधार पर भी यह लिखी गई नहीं 
प्रतीत होती । 

अतः रामानन्द-द्ग्विजय के सम्बन्ध मे “अरगस्त्थ सहिता?, “भविष्यपुगणु” 
तथा “भक्तमाल” की प्रियादास कृत ठीका के अतिरिक्त अन्य वनों को प्रमाणु- 
कोटि से नही लिया जा सकता | 

रामानन्द स्वामी ओर हिन्दी भाषा--हिन्दी साहित्य के प्रायः सभी 
इतिहासकारो ने हिन्दी भाषा के विकास का प्रम्नुख श्रेय रामानन्द स्वामी को दिया 
है।* स्वय स्वामी जी ने कोई ग्रन्थ दिन्दी मे लिंग्वा हो, इसका प्रमाण नहीं 





१--भविष्यपुराण-बे ० प्रेस, १८६६९ ३०, अध्याय २१, पृ० ३६२-२ 
ये म्लेच्छुयन्त्रबलतो यवनाबमबुहि न्दूनू विधाय सकलानपितान्मुनीश । 
शुद्धा मति हरिपदे हृदि सन्दृढ्य्यकाशीं स्वशिष्यसदित पुनरागतो5सौ ॥ 
म्लेच्चास्ते वैष्णवाश्चासन्‌ रामानन्दप्रभावत । 
सयोगिनश्च ते ज्ञया अयोध्याया बमूतिरे ॥ 
कण्ठे च तुलसी माला जिहवा राममयीक्वता । 
साले त्रिशुलचिह्न च श्वं तरक्ततदा भवत्‌ ।॥। 
२--«रामानन्द ने सस्कृत के स्थान पर जनसमाज की बोली ही में वेष्णवंधर्म का 
प्रचार किया |, हि० सा० आ० ३०, प१० ४७८ | हिन्दी साहित्य-पृ० ६३ “अब तक भामिक 
आदोजलन केवल ससक्ृत भाषा का दी आश्रय लेकर द्वोता था । यहाँ तक कि वल्लभाचाय भोर 


६२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


मिलता । कुछ विद्वानों ने उनके द्वारा हिन्दी में लिखें गये गीतो का उल्लेख 
किया है। इन हिन्दी-गीतो की आलोचना हमने 'रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ और 
उनकी प्रामाणिकता? नामक अ्रध्याय में की है| उनमे दो-एक को छोड़ कर 
शेष रामानन्द कृत नही कहे जा सकते । फिर भी इसी के बल पर कहा जा सकता 
है कि रामानन्द ने अपने इन गीतो मे वह ओज और शक्ति भर दी थी जो 
कबीर, रैदास, पीपा, घना, सेन जैसे हिन्दी भाषा के समर्थ उपासको को जन्म दे 
सकी । रामानन्द के हिन्दी भाषा के प्रति इस उदार दृष्टिकोण ने हिन्दी का बहुत 
उपकार किया है, गाँवों की बोली? उनके शिष्यो के ओजस्बी कण्ठो का बल 
पाकर बलवती हो उठी | तुलसी जैसे सम रामभक्त हिन्दी-भाषा-कवि को जन्म 
देने का श्रेय रामानन्द के पथ को ही है। रामानन्द द्वारा प्रचारित आन्दोलन का 
महत्व इस दृष्टि से बहुत अधिक है |" 


रामानन्द स्वामी ओर समाज-सुधार--रामानन्द का दृष्टिकोश जाति- 
पॉति के सम्बन्ध में बहुत ही उदार था। मुसलमानों द्वारा भ्रष्ट किये गये 
हिन्दुओं को पुनः वैष्णव बना लेने में उन्हे आपत्ति नही थी। “भविष्य पुराण? के 
अनुसार रामानन्द ने स्लेच्छ हो गये हिन्द्ओ को फिर से वैष्णव बना दिया था | 
रामानन्द के प्रभाव से उनके शरीर पर वैष्णवों के चिन्ह अपने आप बन गये 
थे।* इसी सकेत के आधार पर मैकालिफ,'* ग्रियसन,” तथा हिन्दी साहित्य 
के इतिहासकारों ने रामानन्द को बहुत बढ़ा समाज-सुधारक मान लिया है। इसमे 
सदेह नहीं कि रामानन्द के शिष्यो में जुलाहे ओर चमार को भी स्थान मिल 
गया था और रवय उन्होंने अपने अन्थों में भी यह मत प्रतिपादित किया है कि 
भक्ति के क्षेत्र मे सब किसी को अधिकार हे,* किन्तु स्वामी जी ने जाति-प्रथा 
के मिटाने के लिये कोई प्रयास किया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


हिल 


रामानन्द ने जो कुछ लिखा, सस्क्षत मै ही लिखा था, इसके अनन्तर प्रद्ृत्ति बदला और देश 
भाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा ।” डा० श्यामसुन्दरदास । 


१--ए हिस्ट्रा भव हिन्दी लिव्रेचर, एफ० ई० के, एू० २१। 

२--भविष्य पुराण, ३ ४ञ्च. श्लोक २९, ५३। 

र--मैकालिफ-दिं [सख रिलीजन, वा० ६, ए० १०३। 

४--प्रियसेन-इन्साइकलो पीडिया आव_ रिलाजन ऐण्ड एथिक्स, ए० ५६० । 

५--आवैष्णवमताब्जभाष्कर:-प्राप्तुरर सिद्धिमकिचनो जनो दिजातिरिच्छन्दरणम 
ऋररिं जजेत्‌ । पर दयालु स्वगुणानपेक्षितक्रियाकलापादिकजातिबन्धनम्‌ ॥ 


रामानन्द-सम्प्रदाय' के मान्य विद्वान्‌ भगवदाचाय जी का मत इस सम्बन्ध में 
द्रष्टव्य है *+- 

शाख््रानुसार श्री स्वामी जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, और शूद्र तथा स्त्रियों 
को भी नाममात्र के परिवर्तन के साथ एक ही राममत्र से दीक्षित किया | 
भगवच्छुरणागति स्वीकार करने मे किसी जाति या कुल का बन्धन नहीं है। वह 
वर्णाश्रम के ठीक-ठीक शास्त्रीय रीति से पालन करते हुए, भी एक ऐसे तत्व का 
सम्मेलन जानते थे कि जिसमे इस जाति का नामावशेष मात्र न रद्द जावे। वे 
इस बात की आ्रावश्यकता समभते थे कि जो हिन्दू बलात्कार से धर्मान्तर स्वीकार 
करते हों उनमे यदि पीछे ले आने की शक्ति हो तो ले झा सकते हैं। अतएव 
उन्होंने अयोध्या मे विल्लोम-मत्र-द्वारा मुसलमान बनाये गये हिन्दओं को पुनः 
हिन्दू जाति में प्रविष्ट किया |? आगे स्वामी भगवदाचार्य पुनः लिखते है ;--- 
“कुछ लोगो के अनुसार रखवामी जी ने वर्ण-व्यवस्था म शिथिलता उत्पन्न की | पर 
बात असल में यहद्द है कि स्वामी जी पूर्णरूप से बण और आश्रम के श्राग्रही 
थे। है भक्ति को वे किसी जाति विशेष की वस्तु नही मानते थे . ..... वे 
मानते थे कि विरक्त भगवद्भक्त प्रत्येक जाति के लोग हो सकते हैं । परन्तु मत्र 
देने का अ्रधिकार ब्राह्मण को ही है |” सगवदाचार्य के इस मत का आधार क्या 
है यह कहना सम्भव नहीं है | रामानन्द-सम्प्रदाय बहुत दिनो तक रामानुज सम्प्रदाय 
में घुल-मिल सा गया था। अतः बदि उसकी रुढियों का प्रभाव इस पर भी पड़ा 
हो तो असम्भव नही । रामानन्द के शिष्यो म अनेक ने अपने पन्‍न्थ चलाये, स्वय 
रामानन्द-सम्प्रदाय मे सभी मन्रोपदेष्टाचार्य ब्राह्मण ही रहे हो, इसका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता | रूपकला जी कायस्थ थे, किन्तु श्रयोध्या में तथा उसके बाहर 
उनके शिष्यो की सख्या कम नहीं हे | जो हो, इतना तो निर्विवाद है कि भक्ति 
के क्षेत्र मे रामानन्द स्वामी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते थे। स्वय 
राघवानन्द स्वामी जी ने भी तो--नाभादास के शब्दों में--चारि वरन आश्रम 
सबही को भक्ति दृढ़ाई” थी, फिर उन्हीं के शिष्य रामानन्द के हाथों तो यह काम 
ओर भी दृढ़ता से होना चाहिये था । 

बैरागी सम्प्रदाय की स्थापना--रामानुज सम्प्रदाय की छुआ-छूत सम्बन्धी 
कट्टरता से असहमत होने के कारण, कहा जाता है, रामानन्द ने अपने नवीन 
वैरागी सम्प्रदाय की स्थापना की थी। गत पृष्ठों मे इस सम्बन्ध मे प्रकाश डाला 


१--रामानन्द-दिग्विजय, भूमिका, ए० १४ | 
२०-वही, भूमिका, पृष्ठ ५६ । 


द्‌्ड रामानन्द सम्प्रदाय तथा दिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


जा चुका है | यहाँ इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कुछ सामान्य बाते ऋद्ट देनी हैं । 
रामानन्द सम्प्रदाय के साधु वैरागी कहे जाते है | कुछ लोगो ने उन्हे अवधूत 
भी कहा है, पर स्वय रामानन्दी साधु अपने को सामान्यत. ऐसा नहीं कहते ।* 
अवधूत-मार्ग एक अलग मार्ग ही है। विल्सन" के अनुसार इन साधुओ का 
नाम अ्वधूत इसलिये पड़ा था, क्योकि ये मुक्त एवं स्वतन्त्र थे | इन वैरागी 
साधुओं का संगठन बहुत ही सुदृढ़ एवं पक्का है | अयोध्या, चित्रकूट एव 
मिथिला इनके प्रमुख केन्द्र है। इनके अपने मठ है, अश्रपने अखाड़े है ओर 
अपनी सस्थाएँ है | यह सम्प्रदाय समय के अनुकूल सदैव बदलता रहा, और 
अनेक बार आपत्तिकाल में इसने देश की रक्षा एवं सेवाएं की है। आज उत्तर 
आरत में इतना दृढ़ एव सुमगठित सम्प्रदाय कोई दूसरा नही है । 

रामानन्द स्वासी का साकेत-गमन--रामानन्द स्वामी की मृत्यु-तिथि 
भी उतनी दही अनिश्चित्‌ है जितनी उनकी जन्म-तिथि | गत पृष्ठो में हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि रामानन्द के जन्म-काल को विक्रम की चौदहवीं शताब्दी 
के पश्चात्‌ नही के जाया जा सकता | इस सम्बन्ध में हमने अपने तक भी दे 
दिये हैं | यहाँ रामानन्द स्वामी की मृत्यु सम्बन्धी तिथियो पर ह्वी विचार कर लेना 
आवश्यक है | रामानन्द स्वामी की मृत्यु के सम्बन्ध मे प० रामनारायण दास 
द्वारा सम्पादित अगस्त्वसहिता' में एक तिथि इस प्रकार दी गई है :-- 

श्रीमद्‌ विक्रमवत्सरेड्श्वरसवारीशेन्दुसंस्येधराम-( १४६७ वि० )- 

व्यक्तवामाधवमासके सुदि ठतीयायांतिथावुज्ज्वलम्‌ || 

धर्मभागवतंविम्नुक्तिफलक॑ विन्यस्यजीवेषुवे । 

रासानन्द्सुदेशिकस्समगसत्स|केतलोक परम | 

किन्तु यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि यह मत किसका है! “अगरूयसहिता! 
का यह कोई अ्रश नहीं ही है | प्रायः अविकाश रामानन्दी विद्वान इस मत से 
सहमत हैं | रूपकला जी ने भी इसे स्वीकार कर लिया है ।* हिन्दी साहित्य 
के प्रमुख विद्वान्‌ तथा भाषा-शास्त्रविद्‌ डा० ग्रियर्सन” तथा डा० +थ्‌ वाल* 
ने भी इस तिथि को रामानन्द की मृत्यु-तिथि के रूप मे स्वीकार कर लिया है । 





'स मकर कारन ९५ ४-स०2५# अलपतपमानमन सन ५ ५५०५५ अमभ5 कान 4नुनल पान पर न पक फल-५ धाम <७ भा ४म5+आ33५७४५>ज क्रय. 


१--वैष्ण॒व धर्मरल्लाकर-ले० गोपालदास | 
२--४च० एच० विल्सन-एसेज आनू दि रिलीजन अब्‌ हिन्दूज, पृ० ५४५ । 
३--भक्तमाल, रूुपकला, पृ० २६३ । 
४--जी ० ए० नटेसन-प्लाम रामानन्द टू रामतीथे, पृष्ठ १३ | 
५--डा० बथ्‌ वाल-हिंदी काव्य मे निर्गण सम्प्रदाय, पृ० ४२। 


रामानन्द स्वामी का जीवन-चृत्त 8६५ 


रामानन्द की आयु इस तिथि से ११५१ वर्ष की ठहरती है। किन्तु 'नाभादासः 
के सादय पर इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। भक्तमाल? 
में स्पष्ट ही उल्लेख है कि रामानन्द ने बहुत काल तक शरीर धारण कर 
प्रणतजनों को पार किया था। रीवानरेश रघुराज सिंद्द ने भी रामानन्द के शतायु 
होने का उल्लेख किया है।' उनके अनुसार रामानन्द १०७ वष तक जीवित 
थे | गुरु राधवानन्द ने अपनी अपार कृपा से रामानन्द को दीर्घायु कर दिया 
था | श्रत* यह सहज ही श्रनुमान कर लिया जा सकता है कि रामानन्द की 
आयु असाधारण रूप से लम्बी थी | स० १४६७ बि० में रामानन्द स्वामी की 
मृत्यु मान लेने से अनेक समस्याओ का समाधान भी हो जाता है । 


आओड्छे के हरिराम व्यास के एक पद से विदित है कि नामदेव और 
बत्रिलोचन रामानन्द जी से पूर्व ही दिवगत हो चुके थे | बिलोचन का जन्म सें० 
१३२४ वि० में माना जाता है। नामदेव उनके समकालीन ही थे | वे कितने 
ही दिन जीवित क्यो न रहे हों १४६७ वि० तक उनका स्वर्गवासी हो जाना 
असम्भव नहीं जान पड़ता । कबीर, पीपा आदि का जो समय डा० बथ्‌ वाल 
आदि विद्वानों ने स्थिर किया है कह भी इसके विपरीत नहीं पड़ता। अतः सं० 
१४६७ वि० वैशाख सुदी, तृतीया को रामानन्द जी की मझुत्यु-तिथि मान लेना 
अनुचित नही प्रतीत होता । 


रामानन्द की मृत्यु-तिथि के सम्बन्ध में दूसरों का मत उद्धुत करते हुए 
'भक्तमाल”? के प्रसिद्ध दीकाकार श्री रूपकला जी* ने लिखा है कि “'कोई-कोई 
लिखते हैं कि स्वामी श्री रामानन्द जी महाराज इस ससार को त्याग स० १४०५४ 
में श्री साकेत परमधाम को गए. | १४८ वर्ष यहाँ विराजे थे |? किन्तु रामानन्द 
स्वामी को १४८ वर्ष का जीवनकाल मिला होगा, इसमे सन्देह के लिये पूरा 
स्थान है | कम-से-कम इस मत के पक्त में बढ़े सबल प्रमाणों का होना आवश्यक 
है | इसीलिये रूपकला जी की इनमे कोई आस्था नहीं प्रतीत होती | 


फिर भी रामानन्द के जीवन एव मृत्यु की तिथियो के सम्बन्ध में सभी 
विद्वान. एकमत नहीं है । लोगों ने इस सम्बन्ध में तक एवं अनुमान का सहारा 


१--बष सप्तशत लो तनुराख्यो। परमारथ तजि और न भाख्यो ॥ 
तासु प्रभाव विदित चढ़ पाहीं । भरतखड जानत को नाही ॥ 
“-भक्तमाल रामरसिकावली । 

२--भक्‍तमाल, रूपकला, पृ० १८२ । 


६६ रामाननद सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य घर उसका प्रभाव 


अधिक लिया है। केवन जन्मतिथि के सम्बन्ध में अगस्त्यसहिता? में निश्चित्‌ 
उल्लेख है | विद्वानो ने इस ग्रन्थ को प्रामाणिक ही माना है, अप्रामाणिक मान 
लेने का कोई प्रबल कारण नही दिखलाई पड़ता | रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वान 
इसे अपना मान्य अ्न्थ समझते है और इस ग्रन्थ की तिथि को स्वीकार कर 
लेने पर रामानन्द को मृत्यु-तिथि को १४६७ बिं० से आगे ले जाने में असगति 
दोष ही आयेगा । हिन्दी के कुछु इतिहासकारों ने भी इस तिथि को रामानन्द 
की मृत्युतिथि के रूप मे स्वीकार किया है| श्रतः कुछ दृढता के साथ ही 
रामानन्द स्वामी की मृत्युगतिथि स० १४६७ वि० वेशाख शुक्ल तृतीया को मानी 
जा सकती है। 


रामानन्द का व्यक्तित्व--“अ्रगस्य सहिता? के अनुसार रामानन्द प्रकृति 
से शीलवान, दयासागर, महान, धमरच्षणार्थ अवतीण साज्ञात्‌ विष्णु के ही 
समान थे। वे भगवद्भक्त, विद्यावान्‌ , निस्पुही, एवं आत्माराम थे | वे उदार- 
कीति थे, योगियो में अग्रगणय थे । पाखएड-नाशक थे तथा सौशील्यादि गुणों 
के वद्धक थे। उनके दर्शन मात्र से तापन्नय मिट जाते थे | वे वेदों के गुल्यार्थ 
का भी प्रकाश करते थे और गुण, शील, शात्र, ओर अपने कर्मों से समस्त 
शत्रुओं को पराजित करते थे। रामानन्द कल्याण मार्ग के कारण, शुभज्ञानप्रद, 
प्राणियों के ध्येय एव पूज्य थे । अगस्त्थ सहिताः का निश्चित्‌ मत हे कि उनके 
दर्शन, स्मरण, अथवा नाम लेने मात्र से पृथ्वी के लोग निस्सशय मुक्त हो 
जायेंगे । उनके मंत्र-मन्नाथ भूपित मत का अवलम्बन कर पृथ्वी मुनिव्वत्तिवाल्े 
पुरुषो से सुशोमित हो जायगी । शर्च्चन्द्र की भाँति उनकी उज्ज्वल पावनकीर्ति 
का स्मग्ण कर लोग पाप मुक्त हो जायेंगे । उनकी कीर्ति भक्ति, ज्ञान एवं कल्याण- 
दायिनी होगी। उससे लोगो का मोह दूर हो जायगा । रामानन्द मूर्तिमान धर्म 
की भाँति होगे, उनसे शन्नु परास्त द्ोगे । अपने द्वादश शिष्यों से ब्रिर कर विष्यूतु 
की ही भाँति रामानन्द श्रुति-स्मृति आदि से उत्पन्न वादों से शत्रुओ को पराजित 
करते हुए. उन्हें राममंत्र का उपदेश देकर आआसमुद्र चारो दिशाओं में विचरण कर 
नास्तिको को पराजित कर लोकाज्ञान को दूर कर अज्ञान का विनाश करेगे। 
“ग्रगरतय सहिता? में उन्हे रामरूप, राममन्त्राथवित्‌, कवि, राममन्त्रप्रद, रम्य, राम 
मन्जरत, प्रभु, योगिवय, योगगम्य, योगश, योगसाधन, योगिसेव्य, योगनिष्ठ, 
योगात्मा, योगरूपध्चक, सुशान्त, शाबत्रकृत्‌, शास्ता, शत्रजित्‌, शांतिरूपधृक, 
समयन, शमी, शद्ध, शद्धची, शुद्धवेषध्ृक, महान, महामति, मह्यमान्य, वदान्य, 

भीमदशन, भयहत्‌, भयकृत्‌, भर्तों, भव्य, भवभयापह:, भगवान्‌, भूतिद, भोक्ता, 


रामानन्द स्वामी का जीवन-चूच्त ६७ 


भूतेज्य, भूत-भत्‌, विभु, श्ञातश्षेय, अतिगम्भीर, गुरु, जञानप्रद, वशी, अमोघ, 
अमोधहक, दान्‍्त, अ्रमोषभक्ति, अ्रमोधवाकू, सत्य, सत्यत्रत, सभ्य, सत्प्रिय, 
सत्परायण, सिद्धि, सिद्धिद, साधु, सिद्धिभ्नत्‌, सिद्धिसाधन, सिद्धिसेव्य, शुभकर 
सामवित्‌ , सामग, मुनि, पूतात्मा, पुण्यक्कत, पुण्य, पूण, पूर्तिकर, अधहा, अच्य, 
अ्रचंक, कृती, सौम्ब, कझृतश्, क्रतुकृत, क्रठ, अजेय, शीलवान्‌, जेता, विनीत, 
नीतिमान्‌, स्वभू, वाग्मी, श्रुतिधर, श्रीमान्‌, श्रीदः, श्रोनिधि, आत्मद, स्वश, 
सवंग, साक्षी, सम, समहशि, सहक, शभज्ञ, शुभद, शोभी, शभाचार, सुदशन, 
जगदीश, जगत्पूज्य, यशस्ी, च्यतिमान्‌ और श्रुव आदि कहा गया है | 


भक्तमाल” के अनुसार रामानन्द ने रामचन्द्र की ही भाँति ससार के प्राणियों 
को तारने के लिये दूसरा सेतु तैयार कर दिया था। अनन्तानन्दादि शिष्यों में 
उन्होने दस प्रकार की (दशधा) भक्ति कूट-कूट कर भर दी थी । वे दीघेजीवी थे, 
अत. अपनी उदारता से उन्होंने अनेक प्रणुतजनों को पार कर दिया था इस ससार 
सागर से । 'भक्तमाल” मे उनके शिष्यो की जो सूची दी गई है उससे यह स्पष्ट 
ह जाता है कि रामानन्द का दृष्टिकोण बहुत ही उदार था। उनके विचार से 
चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र, चाहे जुलाहा, जाट, नाई, क्षत्रिय अ्रथवा रैदास 
हो, रामभक्ति का अधिकारी हो सकता है । “री वैष्णव-मताब्ज-भास्कर? मे उन्होंने 
स्पष्ट ही कहा है कि सभी ग्रपत्ति के अ्रधिकारी हैं | कुल-बल-शक्ति-घन आदि 
को यहाँ कोई शअ्रपेक्षा नहीं है। केवल चाहिए भगवान्‌ के चरणों में विशुद्ध 
आत्म-समपंण | यही कारण था कि रामानन्द से प्रेरणा पाकर मध्ययुग में भक्तो 
का एक ऐसा बर्ग तैयार हो गया; जो पददलित जातियों को समान रूप से भक्ति 
का अधिकारी मानता था। ऐसे भक्तों में कत्रीर, रैदास, सेन, धनन्‍ना और पीपा 
आदि प्रमुख हैं। रामानन्द ने स्त्रियो के लिये भी भक्ति का द्वार खोल दिया था। 
पद्मावती ओर सुरसुरी उनकी दो प्रसिद्ध शिष्याएँ थी। कहा जाता है कि खानपान 
के सम्बन्ध मे भी रामानन्द का दृष्टिकोण बहुत ही उदार था। वे छुआ-छूत को 
नहीं मानते थे । लगता है कि रामानन्द हृदय की विशुद्धता पर अधिक बल देते थे, 
वाह्याचार पर कम । “भविष्य-पुराण” के अनुसार अयोध्या मे उन्होने म्लेच्छ हो 
गये हिन्दुओं को पुनः कण्ठी-माला देकर वैष्णव बना दिया था | 


अतः यह स्पष्ट है कि रामानन्द का व्यक्तित्व बहुत ही महान्‌ था। उन्होने 
युग की परिस्थितियो का भारतवर्ष मर में भ्रमण कर विस्तृत अध्ययन किया था 
आओऔर अपने विचारों को परिस्थितियों के अनुरूप ही बनाया था। मुसलमानो की 


ध्प रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-सहित्य पर उसका प्रभाव 


नीति से हिन्दुओं का और भी श्रधिक अ्रद्वित हुआ होता, यदि उस समय रामानन्द 
जैसे उदार वैष्ण॒वाचाय न हुए होते । 

रामानन्द ने भाषा के क्षेत्र मे भी नवीनता उत्पन्न की। कहा जाता है, 
उन्होने स्वय कुछ पद हिन्दी में लिखे और अपने शिष्यों को हिन्दी ही मे लिखने 
के लिये प्रेरणा भी दी थी | कबीर ने कदाचित्‌ उन्ही से प्रेरणा पाकर कहा था, 


'संस्कीरत है कूप जल, भाषा बहता नीर' 
तुलसीदास ने भी कदाचित्‌ उन्ही से प्रेरणा पाकर “नाना पुराण निगमागम 
सम्मत” मत को भाषाबद्ध किया था भाषा बद्ध करब मै सोई! । 
रामानन्द ने तत्ववाद पर अ्रधिक बल नही दिया है । भक्ति ही उनके लिये 
सब कुछ थी। उनके उपास्य हैं राम! ओर उनकी साधना है 'राम के पति 
अनन्य शरणागति? । रामानन्द को पाकर रामभक्ति-लता समृचे भारतवर्ष की ऊबर 
भूमि में बहुत ही पल्‍्लवित हुई । 


तृतीय अध्याय 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थों के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों को कोई भी 
निश्चित्‌ सूचना नहीं मिल सकी थी | विल्सन को रामानन्द स्वामी के किसी भी 
ग्रन्थ का पता नहीं था, मैकालिफ़ का अनुभव था कि रामानन्दीय साधु अपने 
सम्प्रदाय तथा उसके संस्थापक के सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं देते ।* 
उन्हे केवल गुरु ग्रन्थ साहब मे संकलित रामानन्द का एक ही पद प्राप्त हो सका, 
ग्रियसन महोदय को रामानन्द के कुछ हिन्दी पद प्राप्त हो गये थे,* पर उनमें 
से दो-एक को ही प्रकाश मिल सका, फकहर को रामानन्द जी के ग्रन्थ न 
मिल सके, अत. उन्हे यह अनुमान लगाना पड़ा कि रामानन्द “अ्रगस्त्यसंहिता” 
वाल्मीकि रामायण”, 'रामतापिन्युपनिषद्‌?, अध्यात्म रामायण” आदि से अधिक 
प्रभावित थे, उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कभी-कभी “री भाष्य? का 
अध्ययन रामानन्दी विद्वान करते थे, क्योकि रामानन्दी-माष्य तो लिखा ही नही 
गया था ।* किन्तु इस विचार-परम्परा से प्रभ्रावित कुछ विद्वानों को छोड़ कर 
प्रायः सभी भारतीय विद्वानों ने रामानन्द जी के नाम पर प्रचलित ग्रन्थों का 
उल्लेख किया है | साम्प्रदायिक विद्वान्‌ तो एकाधिक अन्थों के नाम इस सम्बन्ध 
में देते हैं । इधर जब से रामानन्द-सम्प्रदाय मे रामानुज-सम्प्रदाय से स्वतन्न होने 
की भावना प्रबल हुई है, तब से रामानन्द जी द्वारा लिखित कहे जाने वाले 
अनेक ग्रन्थ प्रकाश में आये हैं | श्रतः जहाँ अंग्रेज विद्वानों का अनुसरण कर 


१---दि रामानन्दीज मेक इट ए स्पेशल प्वाइंट  कीप आल डिटेल्स अब देयर सेक्ट ऐण्ड 
इट्स फ्राउण्डर ए प्रोफाउण्ड सीक्ेड'--दि सिख रिलीज़न, वा० 8, ए० १००। 

२--दि माड़ने वर्नाव्यूलर लिटरेचर अबू हिन्दुस्तान, ए० ७। 

३--जे० आर० ए० एस०-दि हिस्टारिकल पोजीशन श्व्‌ रामानन्द-जे० एन० फक्कुहर, 


१०० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


हम यह नहीं कह सकते कि रामानन्द जी ने कोई ग्रन्थ नही लिखा, वही यह 
भी मानने को हम प्रस्तुत नहीं कि रामानन्द जी के नाम से सम्प्रदाय में प्रचलित 
सभी ग्रन्थ स्वामी जी ही कृत हैं। रामानन्द स्वामी जी द्वारा लिखित कहे जाने 
वाले निम्नलिखित ग्रन्थो का मुझे अब तक पता चला है +- 
१--श्री वेष्णुवमताब्जभास्कर 
२---श्री रामाचन पद्धति 
२--गीता भाष्य 
४--उपनिषद्‌ भाष्य 
४--अ्रानन्द भाष्य 
६--सिद्धान्त पटल 
७--रामरत्ा स्तोत्र 
८--योगचिन्तामणि 
६---ञ्री गुरु रामानन्द-कबीर जी का ज्ञान तिलक 
१०---श्री रामाराधनम्‌ ( संस्कृत ) 
११--वेदान्त विचार ( भाषा ) 
१२--रामानन्दादेश 
१३--राममन्र जोग ग्रन्थ 
१४--राम अ्रष्टक 
१४--ग्यान लीला 
१६-- कुछ फुटकलपद 
१७--अध्यात्म रामायण 
उपयुक्त अन्थों में कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनको प्रत्येक रामानन्दी विद्वान 
सम्प्रदाय के प्रामाणिक ग्रन्थ मानता है, कुछ अन्थ ऐसे हैं जो रामानन्द-सम्प्रदाय 
के अन्तगंत किसी शाखा विशेष मे ही प्रचलित हैं, कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जो स्वामी 
जी कृत कहे जाते हैं, किन्तु वास्तव में वे स्वामी जी कृत नहीं हैं, ओर कुछ अन्य 
ऐसे हैँ जिन्हे तक द्वारा स्वामी जी कृत कहां गया है। नीचे इन ग्रन्थों की 
प्रामाणिकता पर विचार किया जायगा। 
अन्थों की आमाणिकता--(१) श्री वैष्णवमताब्जमारकर--रामानन्द- 
सम्प्रदाय के प्रायः सभी विद्वान्‌ एवं सामान्य भक्त तथा हिन्दी साहित्य के प्रमुख 
भारतीय इतिहासकारों नें इस अन्थ को स्वामी रामानन्द कृत ही माना है | यह 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १०१ 


प्रेस से हुआ था। यह प्रति अब अप्राप्य है। इस समय इस ग्रन्थ की दो प्रमुख 
प्रतियाँ प्राप्त हैं, एक के सम्पादक हैं पडित रामटहलदास और दूसरी के भरी 
भगवदाचारय्य । 


इस अन्थ का परिचय देते हुए. पडित रामठहल दास स्वसपादित ग्रन्थ की 
भूमिका मे कहते हैं :--आज हम जिस ग्रन्थ रत्न को उद्धत करने के लिये 
उत्सुक हैं वह इन्ही श्री परमाचाय स्वामी जी का भ्रीमुख-वच नामृत है कि जिनके 
संतान भारतवष के कोने-कोने मे श्री रामानन्दीय रूप से प्रख्यात हो रहे हैं | 
यदि कोई श्री रामानन्दीय होने का दावेदार हो सकता है तो इसी ग्रन्थ के प्रमाण 
से ही होगा ।!* आगे सम्प्रदाय के प्रमुख मठों में परम्परा द्वारा इस गन्थ के 
उपदिष्ट होने का उल्लेख करता हुआ लेखक कहता है :--हमारे परमाचाय 
स्वामी जी ने बड़ी विद्गत्ता के सयुक्त वैदिक वर्णाश्रम सहित परम वैदिक श्री 
वेष्णव धर्मानुकुल अपने श्री भाष्यकारादि पूर्वांचायों की प्राचीन पद्धति के 
अनुगुण इस “श्री वेष्णव-मताब्ज-मास्कर” ग्रन्थ रत्न को बना कर अपने शिष्य 
वर्गों को प्रथम उपदेश दिया । गलता, रैवासा, श्री बालानन्द जी का स्थान इन 
तीन स्थानों में यह ग्रन्थ शिष्य-परम्परानुगत उपदिष्ट होता आया है ।”* लेखक 
ने इसकी प्राचीनता और प्रामाणिकता का भी उल्लेख किया है, “गत ७० वर्षों 
के प्रथम जयपुर नरेश भ्रीराम सिंह महाराज ने वाममार्गी शुसाइयों के द्वारा 
६४ प्रश्न करवाए थे | इन ग्रश्नो ने कुछ स्थानो को छोड़ बाकी सबके मह्दत्त्व 
पर कठोर बज्रधात किया,,,उस वक्त एक आतरिक प्रश्न और भी हुआ कि 
श्रीरामानन्दीय समाज की जड़बुनियाद कहाँ से है ! इस पर गलता गादी के महन्थ 
श्री सीतारामाचाय जी तथा भ्री बालानन्द जी के स्थान के महन्थ श्री ज्ञानानन्द 
जी एवं रेवासा के महन्थ श्री रामानुजदास जी ये सच मिल कर एक मत हो 
सभा के मध्यगत सप्रमाण प्रमाणित हुए थे कि हमारी मूल बुनियाद गादी श्री 
तोताद्वि ही है | एवं हमारा मूल अनुष्ठेय ग्न्थ-रत्न यह "श्री वैष्णवमताब्ज- 
भास्कर ही है ।?* लेखक का मत है कि आज से ३०० वर्ष पूर्व ही इसी 
प्रकार के प्रश्न पर इस भ्रन्थ का प्रामाण्य दिया गया था। वह कद्दता है ;--“तीन 
सो वर्षों के प्रथम भी ऐसी घटना गिरिनार मे हो चुकी थी। एव एक समय 
खास मयसूर राज्य से भी यही छिड़ गया था कि श्री रामानन्दीय सम्प्रदाय? 


१--“शरी वैष्णवमताब्जभास्कर!>--पण्डित रामटहल दास, भूमिका, पृष्ठ ३। 
२--बही, प्ृष्द्ध ९ रत 
रैवद्ी, शंठ इसर६्३१६ू “| 


१०२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


श्री सम्प्रदाय” के पूर्ण प्रचारक हैं, उस वक्त भी इस ग्रन्थ-रतन ने श्री सम्प्रदाय 
के पूर्ण तत्वों को बता कर हमारी विजय मे श्री प्राप्त कराई थी ।?* इस अन्थ 
का प्रचार किस प्रकार हुआ, इस पर प्रकाश डालते हुए लेखक लिखता है :-- 
“यह ग्रन्थ सबसे प्रथम भ्री सुरसुरानन्द जी ने अपने शिष्यो को काशी जी मे 
प॑चगंगा घाट पर उपदेश दिया | एवं श्री अ्नन्तानन्द जी ने श्री कृष्णदास जी 
को दिया । उन्होने भ्री अ्रग्रदास को दिया | यह अग्रस्वामी जी की हस्तलिखित 
पुस्तक पूर्वोक्त जयपुर के विवाद में प्रमाण देने के लिये रेवासा से मेंगाई गई 
थी, किन्तु तब से यह पुस्तक जयपुर राजकीय “सरस्वती-मवन? में अद्यावधि 
जब्त है। इस ग्रन्थ की एक प्रति काश्मीर नरेश के पुस्तकालय में भी श्रति 
प्राचीन धरी है |...बड़ी जगह के प्रथमाचाय श्री रामप्रसाद जी से चार पुश्त 
प्रथम श्री मस्तराम जी के शिष्य श्री लक्ष्मीरामदास जी बड़े भारी विद्वान हुए 
थे। उन्होने रेवासा से इस अन्थ को श्री अवध में लाकर समस्त श्री वैष्ण॒वों के 
मध्यगत कालज्षेप की कथा सुनाई थी। इसी मिति से इस ग्रन्थ का पूर्ण प्रचार 
आरम्म हुआ | तत्पश्चात्‌ पं० सूर्ययली जी एवं पडित भरी रघुवरशरण जी 
उन्होने इस ग्रन्थ की सस्क्ृत टीका बड़ी विलक्षण तथा विद्वत्तापूर्ण मय विस्तार 
के बना कर उसे स० १६३६ में छुपवाया था। मूल-मात्र एक वक्त कलकत्ता 
में भी छुपा था |” 

इस ग्रन्थ की हस्तलिखित ग्रतियो के सम्बन्ध में दूसरी प्रति के संग्पादक 
श्री भगवदाचाय का कहना है कि “इस गन्थ की मुझे! भिन्न-भिन्न समय की लिखी 
हुई ५. प्रतियाँ और दो मुद्रित प्रतियों प्राप्त हुईं हैं। एक काश्मीर से, दूसरी 
प्रयाग से, तीसरो ओर चौथी श्री अवघ से, पॉचवीं सिन्ध हैदराबाद से, छठवीं 
बगसरा (काठियावाड़) से और सातवीं पूना से | इन सातो प्रतियो के अतिरिक्त एक 
प्रति भेरे पुस्तकालय मे है जो कि मेरे पूज्य श्री गुरुदेव महाराज जी से प्राप्त हुईं 
है| इस प्रकार इस गुरुदतत प्रति के सहित इस ग्रन्थ की आठ प्रतियों के आधार 
पर इस ग्न्‍न्थ का सशोधन मैने किया है| इन प्रतियो का क्रम से क, ख, ग, 
घ, च, छु, ज, यह साकेतिक नाम मैंने यत्र-तत्र टिप्पणियों मे व्यवह्वत किया 
है. ...न्यूनाधिक का अ्रहण और परित्याग मैने अपने श्री गुरुदत्त पुस्तक के 
आधार पर किया है |? *ै जिस आधार पर इस प्रति में पाठ सशोघन किया गया 


१--बवही, पृष्ठ 4 दर | ह 
२--वही, पृष्ठ १७। 
३--“्री वेष्णवमताब्जमास्कर'-सं० भगवदाचाये, भूमिका, पृ० ६ । 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १०३ 


है उसके सम्बन्ध में भगवदाचाय का कहना हैः--“हमारे संप्रदाय का मूल मंत्र 
है श्री राम मंत्र | अ्रत' श्री राम जी ही हमारे यहाँ परमोपास्य देव हैं। भीराममन्र 
के साथ जो श्लोक प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रतीत होते हैं उन्हें अधिक और प्रत्षिप् 
समझ कर मैने छोड दिया है और नीचे टिप्पणी में रख दिया है। पा5-मेद तो 
बहुत ही स्थलो मे है | उन्हें भी मैने श्री गुरुदत्त पस्तक के अनुसार ही रक्‍खा 
है।”* ग्रन्थ में श्लोकों की सख्या के सम्बन्ध मे अपने विचार उपस्थित करते 
हुए भगवदाचार्य जी कहते है.--ख, ज, और शुरुदत्त के अतिरिक्त अन्य सब 
प्रतियों में श्लोक सख्या १६१ है| ख पुस्तक मे १६२ श्लोक हैं, जिनमे २ श्लोक 
तो श्रत्यन्त नवीन हैं, अन्य किसी भी प्रति में नही मिलते हैं। तथा उनकी आवश्य- 
कता भी नही थी। वे नवीन श्लोक ये हैं :--- 


प्रशान्तचिचाय जितेन्द्रियाय प्रहीण॒दोषाययथोक्तकारिणे | 

गुणान्वितायानुगतायसबंदा ग्रदेयमेतत्‌ सततं मुमुक्षवे ॥ १८६॥ 

यः पठेच्छु णयाद्भक्तया सन्द््भमिद्मुत्तमम्‌ | 

सर्वोर्ेसिद्धिसम्प्राप्य लभेदन्ते परंपदम ॥ १६१ ॥ 

«००००-००»०» यंद्रपि ख, ज, पुस्तक के श्रतिरिक्त अन्य पुस्तकों मे श्लोक 
सख्या १६१ लिखी है परन्तु बहॉ गणना करने पर १६२ श्लोक होते हैं | उनमे 
श्लोक-संख्या ११ दो बार भूल से लिखी है। यही भूल सब पुस्तकों में चली 
श्राई है । ख पुस्तक अभी ही मुद्रित हुआ है परन्तु उसमे भी आँख मंद कर 
मक्तिकास्थाने मक्षिकापात्‌ किया गया है.........मैने गुरुदतत पुस्तक की ही 
सहायता ली है अ्रत. इस पुस्तक मे भी श्८६ श्लोक रक्खे गये हैं | प्रकरण के 
अनुसार श्लोकों की सख्या इस प्रकार है -प्रश्न १ श्लोक डै, प्रश्न २-४५, ३-६, 
४-३२, ४-१३, ६-२१, ७-८, ८-१४, ६-६, १०-१३, कुल जोड़ श्८६ |”: 

श्री सम्प्रदाय-दिग्दिशन!? ग्रन्थ मे भगवदाचार्य के गुरु श्री राममनोहर- 
प्रसाद जी ने इस ग्रन्थ के प्रचार का उल्लेख करते हुए, लिखा हैः हमारे 
रामानन्द जी स्वामी कृत श्री वैष्णब-मताब्जभास्करः” और “श्री रामार्चनपद्धति/ ये 
दोनो ग्रन्थ अन्दाज से ६०० वध पहले के आज तक उपलब्ध होते हैं... 
दोनो अन्थ चालीस वर्ष पहले के हमारे श्री रामानन्दी वैष्ण॒वों के छुपाये हुए भी 


६--बढी, एष्ठ ५०३६ । 
२--बहो, एष्ठ ६०७ । 
३०---श्री वेष्णवमताब्जभाष्कर, पृष्ठ श८ में प० रामटहलदास द्वारा उद्धुत। 


१०४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


हैं |? वैध्णवभकत श्री गोपालदास ने अपने ग्रन्थ वैष्णवधमरत्नाकरः' में इस 
प्रन्थ की रचना का उद्देश्य बतलाते हुए लिखा है--'हे शिष्य, तहाँ काशी में सब 
जीवो के कल्याण के श्रथ, रामानन्दीय वैष्ण॒व-मताब्ज-भास्कर इस नाम के ग्रन्थ 
को रचे उस प्रन्थ मे मुमुक्षु वैष्णवोी को करने योग्य मोक्ष के सकल श्रर्थों का 
निरूपण हुआ है ।' 

इस प्रकार इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता निर्विवाद है।यह अवश्य है कि 
इसकी कोई भी हस्तलिखित प्रति लेखक को प्राप्त न हो सकी | रामानन्द-सम्प्र- 
दाय में इस ग्रन्थ का अत्यन्त महत्त्व है | 

जहाँ तक प्रतियो के पाठ का सम्बन्ध है, लेखक ने प॑० रामठहल दास के दी 
पाठ को प्रामाणिक माना है। भगवदाचाय ने विभिन्‍न प्रतियों से जो पाठान्तर 
उद्घृत किया है, उनसे प० रामटहलदास का पाठ मिलता है औ्रौर दूसरी बात 
यह है कि भगवदाचाय जी ने रामानन्द-सम्प्रदाय को रामानुज-सम्प्रदाय से भिन्न 
सिद्ध करने के लिये स्वतन्त्र पाठ रखा है, जो अन्य प्रतियों के पाठ को देखते 
हुए. मान्य नहीं हो सकता । 

“हिन्दी-विश्व-कोष? * मे रामानन्द नाम के कई प्रसिद्ध परिडतों का उल्लेख 
किया गया है: “रामानन्द-कई एक प्रसिद्ध परिंडत-१--वाक्यसुधा की टीका 
के प्रणेता ब्रह्मानन्द भारती के गुर। २--ब्रतदपंण के प्रणेता, जानकी मण्डल 
के पिता ओर गोपाल के पुत्र । ३--न्यायाम्तत व्याख्या व न्यायामृत तरंगिणी 
के रचयिता । ये रामाचार्य नाम से भी परिचित थे | ४--बूहत्‌ रुद्रोपपुराण की 
टीका और बृहत्‌ रुद्रयामल की ठीका के प्रणेता | ५--रामार्चन पद्धति के प्रणेता 
६--वैष्णुवमताब्जभास्कर के रचयिता । ७--शिवरमस्तोत्र के प्रणेता । 
८--शूद्रकुलदीपिका के प्रणेता। ६--हरिवंश टीकाकार। १०--काशीखरड 
टीका के प्रणेता । इन्होंने वासुदेव के अनुरोध से यह अन्थ सकलन किया |... 
थे मुकुन्द-प्रिय के पुत्र और रामेन्द्रचन्द्र के पौच्र थे। पहले अपने पितामह फिर 
चतुभुज से शिक्षा पाई ।?? कोषकार ने इस उद्धरण में कुछ रामानन्द परिडतों का 
परिचय तो दे दिया है श्रौर वे सभी स्वामी रामानन्द से भिन्न हैं भी, किन्तु 
उन्होंने बृहत्‌ रुद्रोपपुराण की टीका, बूहत्‌ रुद्रयामल की टीका, रामाचन-पद्धति, 
वेष्णुवमताब्जभास्कर, शिवरामस्तोत्र, शूद्रकुलदीपिका, हरिवश-टीका आदि के लेखकों 

का कोई भी परिचय नही दिया। रुद्रोपपुराण और रुद्रयामल की टीकाएँ स्वामी 


१--वैष्णवधमेरत्नाकर-गोपालदास, पू० १०० | 
२-- हिन्दी विश्वकोर, ६० ४६०। 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १०५ 


रामानन्द कृत नहीं हो सकतीं, उनका प्रणेता कोई शिवोपासक परिडत ही हो 
सकता है । रामानन्द-सम्प्रदाय के कुछ विद्वान्‌ ( मगवदाचार्य ) राम-भक्ति में 
शिव का कोई स्थान ही नहीं मानते, किन्तु, दूसरे राम-भक्ति के साथ-ही-साथ 
शिव-भक्ति ( पूजा ) को स्वीकार करते हैं, स्वतन्त्र रूप से नहीं। बिन्दु ब्रह्म- 
चारी ने 'शिवरामाष्टक? को स्वामी रामानन्द कृत कहा भी है। इसी प्रकार 
शूद्रकुलदीपिका, हरिवश-टीका, काशी-खण्ड ठीका आदि भी स्वामी रामानन्द्‌ 
कृत नहीं कहे जा सकते। रामानन्द-सम्प्रदाय मे न तो उनको कोई मान्यता ही 
मिली है और न उनका प्रचार ही है। इस प्रकार रामाचनपद्धति, वैष्णवमता- 
ब्जभास्कर तो रामानन्द स्वामी कृत ही कहे जा सकते हैं। शिवरामस्तोत्र की 
रचना किस रामानन्द ने की, यह अज्ञात ही है। विन्दु ब्रह्मचारी ने जिस शिवरामा- 
प्टक को स्वामी जी कृत माना है, रामानन्द-सम्प्रदाय के ग्रन्थों में उसे कोई 
स्थान नहीं प्राप्त है। विश्व-कोषकार ने एक ओर समस्या उपस्थित कर हमें 
उलमभन में डाल दिया है| एक ओर 'रामानन्दीयः का परिचय देते हुए: जहाँ 
लेखक लिखता है :---'रामानन्द प्रणीत वेदान्त विषयक एक प्रसिद्ध ग्रन्थः, वहीं 
वह किन्हीं रामानन्द स्वामी ( विश्वकोषकार के अनुसार तत्वसग्रह, रामायण 
मुक्तितत्व तथा विद्याभूषण के प्रणेता ) का परिचय देते हुए. लिखता है :--* 
'द्यपि रामानन्द स्वामी का बनाया कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, तो भी उनके 
मतानुवर्ती वैष्ण्वो ने आगे चलकर बहुत से ग्रन्थ सकलित किए, |? यहाँ किन्हीं 
शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है, क्योंकि ये ग्रन्थ रामानन्द-सम्प्रदाय में न 
तो प्रचलित ही हैं श्रौर न मान्य । वस्तुतः विश्वकोषकार को स्वामी रामानन्द 
तथा अन्य रामानन्द विद्वानो में कुछ श्रम साहो गया है । यह अवश्य है कि 
विश्वकोषकार से हमे इतना सकेत मिलता ही है कि श्री वैष्णुवमताब्जभास्कर? 
रामानन्द द्वारा प्रणीत है। हिन्दी के इतिहासकार ( शुक्ल जी, डा० वर्मा आदि ), 
तथा संत साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० पीताम्बरदतत्त बथ्‌ वाल एवं शमानन्द- 
सम्प्रदाय के प्राय. सभी लेखक एव विद्वान इस ग्रन्थ को स्वामी रामानन्द कृत ही 
मानते हैं| अतः अपने अ्रध्ययन के लिए हम भी इस ग्रन्थ को स्वामी रामानन्द 
कृत ही मानेंगे | 

बण्ये विषय--इस ग्रन्थ में स्वामी रामानन्द ने अपने प्रिय शिष्य सुरसुरा- 
ननन्‍्द के निम्नलिखित दस प्रश्नों का उत्तर दिया है :--तत्व क्या है ? श्रीवेष्णवों 


१ हिन्दी विश्वकोष, एृ० ४११। 
२--चवही, एृ० ४८७ । 


१०६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


का जाप्यमंत्र क्‍या है? वैष्णवों के इष्ट का स्वरूप, मुक्ति के सुलभ साधन, 
श्रेष्ठधर्म, वैष्णवों के भेद, वैष्ण॒वों का निवासस्थान, वैष्णवों का कालक्षेप और 
मोक्ष के साधन | प्रथम प्रश्न के उत्तर में प्रकृति, जीव, ईश्वरतत्व का निरूपण 
किया गया है | द्वितीय प्रश्न के उत्तर में श्री राममन्नार्थ, भरीरामदयमंत्राथे, श्री- 
रामचरममत्राथ की व्याख्या की गई है। जीव ईश्वर के पारस्परिक सम्बन्ध, 
तत्वत्रय, आकारत्रय, अथपचक, भगवत्स्वरूप, चिदचित्स्वरूप, परस्वरूप, 
आचार स्वरूप आदि की भी व्याख्या इसी प्रश्न के सम्बन्ध में की गई है। 
तृतीय प्रश्न के उत्तर में सीताराम तथा लक्ष्मण आदि का दिव्य ध्यान करना 
बतलाया गया है | चतुर्थ प्रश्न के उत्तर में प॑चसस्कार, राममन्त्र का जाप, 
ठुलसी-माला धारण करना, तत्वचिन्तन करते हुए भगवद्भक्ति करना, रामनवमी 
कृष्णजन्माष्टमी, दृसिंह चतुदंशी, वामन जयन्ती, जानकी नवमी, षड्विंश 
एकादशी आदि विष्णु पचक ब्रतों का धारण करना आदि पर विचार प्रकट 
किया गया है। पंचम प्रश्न के उत्तर में अहिंसा, भगवान का षोडशोपचार से 
नित्याराधन, वर्णाअ्रम-धर्मं का पालन करते हुए! वैदिक धर्म का पालन, भगवान्‌ 
में अट्टूट भक्ति, श्रवण-कीतनादि वैष्ण॒वों के कत्तव्य बतलाए गए हैं | छुठे प्रश्न 
के उत्तर मे जीव-तत्व का निरूपण किया गया है| सातवें प्रश्न के उत्तर मे 
वैष्णवों को पंचायुध धारण करने तथा तीर्थाटन-सत्सग-श्रवण-कीतनादि युक्त 
प्रेमामक्ति करने का आदेश दिया गया है। यही उनके लक्षण भी हैं। आठवें 
प्रश्न के उत्तर में प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, काशी, चित्रकूट, मिथिला आदि 
स्थानों में वैष्णवों को निवास करने की आशा दी गईं है और साथ ही यह भी 
कहा गया है कि वे जिस किसी तीथ स्थान में रहे वहाँ के प्रमुख देवता का 
सम्मान अवश्य करे | नवे प्रश्न के उत्तर में भ्री वैष्ण॒वों को तिसध्या करते हुए. 
शुभकम करने तथा रामायण, महाभारत और भाष्यादि के अध्ययन का आदेश 
दिया गया है। दसवे प्रश्न के उत्तर में प्पत्ति, मोक्ष का मार्ग, साकेत-घाम, 
भगवत प्राप्ति, आदि का वशन किया गया है | इस प्रकार इस श्रथ की समाप्ति 
होती है | 

श्री रामाचेंन पद्धति---पण्डित रामचन्द्र शुक्ल, डा० पीताम्बरदत्त बर्थ वाल, 
डा० रामकुमार वर्मा आदि हिन्दी के प्रमुख विद्वानू तथा परिडत रघुबरदास 
वेदान्ती,', पं० रामटहलदास, पं० रामनारायण दास, तथा प॑> रामपदा्थदास 


१--वेदान्ती जो इस स्वामी रामानन्द कृत 'मानते तो हैं, परन्तु कुछ सकोच के साथ 
ही | आनन्दभाष्य की भूमिका में उन्होंने लिखा हद ........ श्यचभीस्वामिच- 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १०७. 


वेदान्ती आदि रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रमुख लेखक 'रामाचन पद्धति? को स्वामी 
रामानन्द जी कृत मानते हैं | हिन्दी विश्व-कोषकार ने भी इस ग्रन्थ के लेखक 
का नाम रामानन्द ही दिया है, यद्यपि इस रामानन्द का उन्होने कोई परिचय 
नहीं दिया है | 


इस ग्रन्थ के सम्पादक प० रामटहलदास का कहना है कि “्रीरामानन्द 
स्वामी जी ने इसका प्रथम उपदेश श्री अनन्तानदजी एव श्री सुरसुरानन्द जी को 
दिया था | तदनु उक्त आचार्य चरणों के शिष्य-प्रशिष्यो मे इसका खूब ही 
प्रचार हुआ | किन्तु कराल काल की विकरालता ने इसके वास्तविक रूप का 
तिरोभाव ही कर दिया [.....«भ्री युक्त १० रघुवरशरण जी ने इसकी प्राचीन 
लिपि रेवासा (जयपुर) से लाकर श्री अवध मे प्रचार कराया। किन्तु यह ग्रथ 
संस्कृत में होने से इसका प्रचार नही के समान हुआ्रा ।!* इस प्रन्थ की हस्त- 
लिखित प्रतियाँ श्रग्राप्य हैं, मुद्रित प्रतियों मे एक के सम्पादक हैं पणिडित रामटहल- 
दास और दूसरी के सम्पादक हैं प० रामनारायण दास | इन दोनो ही प्रतियों 
में कुछ पाठ-मेद भी पाया जाता है। जब तक इस अंथ की कुछ हस्तलिखित 
प्रतियाँ नही प्राप्त होतीं, तब तक यह कहना कि कौन सा पाठ ठीक और कौन 
सा अप्रामाणिक है, सम्भव नहीं है | पश्डित रामटहलदास द्वारा प्रकाशित प्रति 
का पाठ सम्प्रदाय में मान्य है, अतः हम उसे ही प्रामाणिक स्वीकार करेंगे | 

इस ग्रथ को अप्रामाणिक मानने वाले रामानन्दी विद्वान्‌ भगवदाचाय एक 
ओर रामानन्द-द्ग्विजय की भूमिका में लिखते हैं, “कितने ही दगग्रही लोगों 
का कहना है कि श्री रामाचन-पद्धति? भी श्री रामानन्द स्वामी जी की ही बनाई 
गई है। रामानन्द कृता सेय श्रीरामार्चनपद्धतिःः यह श्लोक प्रमाण मे रक्खा 
जाता है | पर उसकी रचना आचाय के योग्य नही | यदि यह रचना उनकी है 
भी तो पाठ-भेद अ्रवश्य ही मुद्रित प्रति में किया गया है। दो प्रेस से यह ग्रन्थ 
छुपा है और दोनो मे पाठ-मेद है |? और दूसरी ओ्रोर वे इस ग्रथ को निश्चय 
रूप से रामानन्द स्वामी कृत मानते हैं। वे लिखते हैं, “यह ग्रथ (श्रीवैष्णबमता- 





रखेरेबग्रणतेत्यत्र विप्रतिपथन्त एवानेके औरामानन्दीयवैष्णवा । नहूयत्रसुद्ृढ- 
मुत्प्यामों वयमपिं गमकम । तथा पिवतंमानमुद्वितपुस्तके तेषामेबकृतिरियमि 
त्येतावताउस्माभिरपि तत्कृतिपु परिगणिता?--आनन्दसाष्य-भूमिका, पृष्ठ १८। 

१--.श्री वैष्णवमताब्जमार्कर, पृष्ठ ३३ । 

२--श्रीरामानन्द-दिग्विजय'-मगवदाचार्य, पृष्ठ ५५ । 

३--श्रीवैष्णबमताब्जमास्फर! सगवदाचा, स० ११८६ बि० * भूमिका, पृष्ठ ४ । 


श्०प रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


ब्जभास्कर) श्री स्वामी जी महाराज का द्वितीय ग्रंथ है। इसके पूवे में ्रीमदानन्द 
भाष्य”ः निर्मित हो चुका है। इसीलिये इसमे “आनन्द-भाष्य” से कालक्षेप करने 
की आज्ञा दी गई है। गीताभाष्य और श्रीरामाचन-पद्धति इत्यादि ग्रन्थ इसके 
पीछे निर्मित हुए हैं |?” इस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदाय के लगभग सभी विद्वान 
श्री रामारचन पद्धति को स्वामी रामानन्द कृत ही मानते हैं | जिन्हें इस सम्बन्ध में 
कुछ आपत्ति है वह इसी कारण कि इसके आरम्भ में रामानन्द जी ने जो 
अपनी गुरु परम्परा दी है, वह रामानुज-सम्प्रदाय से उनका निश्चित्‌ सम्बन्ध 
निर्दिष्ट करती है | अतः रामानन्द सम्प्रदाय के वे विद्वान जो रामानुज सम्प्रदाय 
से अपना कोई भी सम्बन्ध स्वीकार नहीं करना चाहते, इस ग्रन्थ को स्वामी 
रामानन्द जी कृत नहीं मानते हैं।' इस निबन्ध में आ्रागे हम देखेंगे कि 
उपलब्ध सामग्री के बल पर रामानन्द स्वामी को रामानुज-सम्प्रदाय से सम्बद्ध 
मानना ही पड़ेगा । कालान्तर में उन्होंने कारणवश अपना एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय 
स्थापित कर लिया | अपने अ्रध्ययन के सम्बन्ध में श्री रामाचन पद्धति? को 
स्वामी रामानन्द कृत मान लेने में हमे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । जहाँ 
तक शुद्ध प्रामाणिक पाठ का प्रश्न है, प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के अ्रभाव में 
हम पशिडत रामटहलदास द्वारा प्रकाशित एवं सम्पादित प्रति का पाठ ही मान्य 
समभते हैं। वस्तुतः पाठ-भेद इस ग्रथ के प्रतिपाद्य को अ्रप्रामाणिक सिद्ध नहीं 
करता, न ही उसे किसी भी मौलिक रीति से प्रभावित ही करता है। 

वर्य विषय--इस ग्रन्थ के आरम्भिक श्लोकों भें भगवान राम एवं श्री- 
रामानुजादि पूर्वाचायों का स्मरण कर रामानन्द जी ने अपनी गुरु-परम्परा दी 
है। छुठें श्लोक में अपने गुरु राघवानन्द जी की उन्होने वन्दना की है । इसके 
उपरात भगवान्‌ राम की पूजा करने की विधियों का विस्तार से वर्णन किया 
गया है। स्वामी जी ने उपासक के शरीर की शुद्धि तथा उसके नित्य-कर्म के 
सम्बन्ध मे विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। मूर्ति-स्नान, पार्षों का आह्यन्‌, 
भगवान्‌ राम का धोडशोपचार से पूजन, फिर साग-सायुध-सपरिकर-पूजनविधि, 
भगवान्‌ राम की स्तुति, राजभोग, भागवतो को प्रसाद-अपण आदि इस ग्रन्थ 


१--परम्परा परित्राण पृष्ठ ३०-३१ में स्वा० भगवदाचार्य ने लिखा है :--सारांश यह 
हे कि श्री राभार्चन पद्धति मै जो परम्परा छपी है वह नवीन कहिपत है और किसी अनभिश्ञ 
पुरुष ने उसमे स्वामी जी के नाम से छपा दी है । इस पद्धति मैं अन्य कितने हो विषय स्वसम्प» 
दाय विरुद्ध छापे गये हैं शीघ्र हो में उलका सशोचन करके हस्तलिखित प्राचीन प्रति के 
अनुसार प्रकाशित कराऊँगा |?” 


११० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


'में रामानन्द स्वामी जी द्वारा लिखित उपनिषद्‌ भाष्य की सूचना दी है ।* 
इनके अनुसार इस ग्रन्थ की विशेषता है, 'परेषा दव्याख्यानेन मालिन्यमुपगताना 
अतीना विशद्धा्थ-प्रकाशन-परम्‌ ।? और स्वय आनन्द-भाष्य? * से इस प्रकार का 
उल्लेख मिलता है: “हत्याद्यमेकश्रतिभिः परमात्मनः सर्वोत्कृष्टदिव्यज्ञानादिमत्वेन 
न क्वापिनिर्विशेषप्रतिपधादकलम्‌ | एतचतत्तदुपनिषद्धिवेचनाया स्पष्टीकृतमस्माभिरिति 
तत एवावगन्तव्य विशेषार्थिभिरतोडन्र विरम्यते ॥? यदि आनन्द-भाष्य” को स्वामी 
रामानन्द कृत मान लिया जाय, तब अवश्य ही यह उल्लेख कुछ महत्त्वपूर्ण हो 
सकता है, अ्रन्यथा नद्वीं। न तो इस ग्रन्थ ( उपनिषद्भाष्य ) की कोई प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति ही उपलब्ध है और न यह अन्थ प्रकाश मे ही आया है। 
वस्तुतः रामानुज--सम्प्रदाय से रामानन्द का कोई भी सम्बन्ध न सिद्ध करने के 
आन्दोलन के फलस्वरूप जब आनन्द-भाष्य? प्रकाशित किया गया, तभी 'उपनिषद्‌- 
साष्य” अथवा “गीतामाष्य” की सूचना तो दे दी गई, किन्तु अज्ञात कारणो से वे 
अब तक प्रकाश मेंन आ सके | जो हो, जब तक ये ग्रन्थ प्राप्त नही हो जाते, 
तब तक उनके सम्बन्ध मे कुछ “भी मत देना उचित नहीं। वेदान्ती जी के 
अतिरिक्त श्रन्य ,किसी भी विद्वान ने इस ग्रन्थ की सूचना नहीं दी है। 


आनन्द-भाष्य--श्रानन्द-भाष्य के प्रकाशन ने रामानन्द-सम्प्रदाय के अध्य- 
यन-क्रम में एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। विद्वानों ने 
ड्स प्रकाशन को प्रारम्भ से ही सन्देह की दृष्टि से देखा है और आज तक सभी 
विद्वान्‌ एक स्वर से इस अन्थ को स्वामी रामानंद कृत नहीं मानते | परिस्थिति 
'तो यह है कि स्वय रामानन्द-सम्प्रदाय में श्रनेक विद्वान ऐसे हैं जो इस भाष्य 
को आधुनिक रचना के रूप में ही स्वीकार करते हैं | उनके अनुसार स्वामी जी ने 
किसी भाष्य की रचना नहीं की थी। हिन्दी साहित्य के भारतीय इतिद्ासकारों 
ने इसे संदिग्ध दृष्टि से ही देखा हे । अतः इस भाष्य के सम्बन्ध में किसी भी 
निश्चित्‌ निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व हमें दोनों पक्ो--इसको प्रामाणिक-अ्रप्रामा- 
'णिक मानने वालों-के तकों को भमलीमाँति समझ लेना चाहिए | 

आनन्द-भाष्य को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के समत--सर्व- 
प्रथम हम इस मष्य के भूमिका-लेखक प० रघुवरदास वेदान्ती के मत को 
उपस्थित करेंगे | सक्षेप मे वेदान्ती जी के बिचार निम्नलिखित हैं ;--- 





१--आलनन्द-भाष्य, भूमिका, प० रघुवरदास वेदान्ती, प० १७ | 
२--आननन्‍्द-भाष्य-जन्म|यधिकर णम्‌ , अध्याय १, पा० १, १० २६ | 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १५११ 


भाष्य-निर्माण का कारण--समस्त भारत का पर्यटन करने के पश्चात्‌ 
रामानन्द जी जब काशी में स्थायी रूप से निवास करने लगे तब उन्हें विशिष्टा- 
द्वैत सिद्धान्त के प्रचार करने की चिन्ता हुई । प्रारम्भ में केवल एक ही श्री सम्प्र- 
दाय था जो अ्नादिकाल से अनवब्छिन्न रूप से चला आ रहा था। कालान्तर में 
मन्त्र, उपास्य, उपासना, आ्राचार आदि के भेद से इस मूल श्रीसम्प्रदाय में दो 
शाखाए हो गई' । एक शाखा में राममन्त्र ही मुख्यमत्न था और उपास्य श्रीं 
भगवान्‌ राम थे, दूसरी शाखा का मुख्यमत्र नारायशमतन्र हुआ और उपास्य थे 
भगवान्‌ नारायण | अनेक विध्न-वाधाओं के कारण रामसम्पदाय छिल्न-भिन्न 
हो गया और इस सम्प्रदाय के अनेक उपासक दूसरे सम्प्रदायों के आ्राश्रय में चल्ले 
गए;। इन उच्छु खल राम-सम्प्रदायानुयायियों को श्री सम्प्रदाय की दूसरी शाखा 
ने शास््रबल से अपने सम्प्रदाय मे मिला लिया और अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ- 
रत्नों की रचना कर यह नारायणीय शाखा बहुत ही प्रसिद्ध हो गईं। अतः 
रामशाखा क्रमश: शिथिल होने लगी। इसके रहस्य-्ग्नन्थ लुस होने लगे | फल- 
स्वरूप अधिक समय व्यतीत हो जाने पर रामशाखा नारायणीय शाखा में घुल- 
मिल कर उससे अपना अ्रभिन्नत्व स्थापित कर बैठी | फलतः श्री राममन्त्र के 
साथ ही श्री नारायणमन्त्र की समानता भी स्वीकार कर ली गई । रामसम्प्रदाय 
के अनेक अन्थ विनष्ट कर दिए, गए | पूर्वाचार्यों द्वारा प्रणीव श्रौतस्मात्ते अन्य 
भी अन्धकार के गह्दर मे फेंक दिए गए।। रामसम्प्रदाय की इस परिस्थिति से 
रामानन्द छुब्ध हो उठे | श्रतः उन्होने हनुमान्‌, ब्रह्मा, वसिष्ठ, पराशर, व्यास, 
शुक, पुरुषोत्तम, गगाधर आदि प्रमुख आचायों की वेदान्त-विषयक धारणा 
के अनुगुण ही आनन्द-भाष्य की रचना की। विशिष्टादैत प्रतिपादक श्री वैष्ण॒व- 
स्वस्व यह भाष्य विद्वानों द्वारा अविदित नहीं है । 


भाष्य के प्रकाशन पर किए गए आशक्तेपों का उत्तर--इस भाष्य को 
अनेक विद्वान नवीन कृति ही मानते हैं, स्वामी रामानन्द प्रणीत नहीं । परिडत 
रघुबरदास वेदान्ती ने इसका उत्तर भी भूमिका में दिया है। उनके अनुसार--( १) 
कुछ लोगों का कहना है कि आनन्द-भाष्य अभिनव-परम्परा का प्रचार करने 
वालों की ही कृति है, रामानन्द स्वामी की कृति नहीं । विशिष्टाद्वैत-मत-प्रतिपादक 
श्री भाष्य के रहते हुए आनन्द-भाष्य की आवश्यकता ही क्या थी ? २--अथवा 
यदि यह ग्रन्थ स्वामी रामानन्द प्रणीत ही है तो लोक मे इसका श्राज से पूर्व 
प्रचार ही क्‍यों नहीं था ” आधुनिक नवीन परम्परा के प्रचार के पूर्व तो इसका 
किसी ने नाम भी नहीं सना था | वेदान्ती जी ने इन प्रकझनों का नप्तर दस एकार 


११२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


दिया है| (१) पहला कारण केवल अनुमानाश्रित है, अतः वह प्रमाण-कोटि में 
नही आरा सकता । फिर लोक में रामानन्द द्वारा रचित यह ग्रन्थ उपलब्ध होता 
ही रहा है | सुधियों के पुस्तकालयों में यह ग्रन्थ सुरक्षित रखा पाया गया है। 
भ्रीरामानन्दीयो को इस ग्रन्थ का सम्यकूज्ञान था। रामानुजीयों को इसका ज्ञान 
नही था, इसके प्रमाण नहीं मिलते | यदि यह कहा जाय कि कुछ वैष्ण॒वो को 
इस ग्रन्थ का पता नही था तो इसी युक्ति से इच्छा न रहते हुए. भी यह मानना 
पड़ेगा कि श्री भाष्य रामानुज कृत नद्दी। यदि विशिष्टाद्वैत मत से पूर्ण भरी 
वैष्णवमताब्जभास्कर आदि रामानन्द स्वामी प्रणीत ग्रन्थ पहले से मिलते रहे हैं, 
तब यह कहना निराधार है कि श्री भाष्य के रहते हुए विशिष्टाद्वैतवादी 
आनन्द-भाष्य की क्या आवश्यकता थी ? एक अश की समानता होने मात्र से 
आनन्द-भाष्य की रचना अनावश्यक नहीं सिद्ध की जा सकती | 


२--बेदान्ती जी ने आगे कुछ ऐसे विद्वानों का मत दिया है जो यह कहते 
हैं कि इतिहासकारों के मत से रामानन्द स्वामी ने केवल श्रीवेष्णवमताब्ज- 
भास्कर और भी रामाचनपद्धति की रचना की है, आनन्दभाष्य की नहीं |? 
उनका यह प्रयास वेदान्ती जी के मत से पयोधरधाराप्रपात से पतित बिन्दुओं 
को पकड़ कर अम्बर पर चढना मात्र है। श्राधुनिक इतिहासकारों का मत श्रप्रा- 
माणिक है, क्योकि रामानन्द-सम्प्रदाय मे आनन्द-भाष्य सदैव उपलब्ध होता 
रहा हैे। फिर आधुनिक इतिहासकारों का मत प्रमाणाभाव मे ठीक भी नहीं 


होता दे | 


कुछ लोगो का यह कहना कि नवीन परम्परा के लिए: प्रमाण की खोज 
करते समय आधुनिक विद्वानों ने ही इस अन्थ की रचना की है, वेदान्ती जी 
के मत से नितान्त ही अ्रनुचित है। वैभव-सम्पन्न व्यक्तियों के गृहो मे अनेक 
बस्तुएँ गुप्त पड़ी रहती हैं । यदि अधिक उपयोग में आने वाली वस्तुश्नों के 
अतिरिक्त कोई मूल्यवान्‌ पदार्थ गुप्त ही पड़ा रहे अथवा यदि किसी वस्तु का 
उपयोग अधिक करते-करते ग्रहपति उसे जीण समझ कर घर मे सुरक्षित रूप से 
रख दे और उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं से काम चलावे तो कोई क्या यह 
कह देगा कि ग़्हपति के पास अ्रमुक वस्तु थी ही नहीं १ अथवा यदि कोई वस्तु 
कभी घर मे अदृष्ट हो जाय और ग्रहपति दूसरी उसी ढग की वस्तु से काम 
चला ले, किन्तु कालान्तर में वह वस्तु उसे फिर मिल्न जाय तो क्‍या यह कहा 
जायगा कि शद्पति के घर में उस वस्तु का अभ्नाव था! इसी प्रकार आनन्दभाष्य/ 


रामानद स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता ११३ 


कता पड़ने पर प्राप्त हो गया । जब्र तक किमी बस्घु का उपयोग नहीं होता, 
तब तक ही उसे दढेंढने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। श्रावश्यकता 
आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पड़ने पर यदि आनन्द-भाष्य”ः खोजियों 
को प्राप्त हो गया तो इसमे आश्चय ही क्‍या है ? फिर लब्ध-प्रचार-परग्परा 
भी नवीन नहीं है । इसका निरूपण अश्रत्माचार्य प्रति विद्वानों ने पहले ही कर 
दिया है। ', 

आनन्द-भाष्य नाम का कारण--इस सम्बन्ध मे वेदान्ती जी ने निम्न- 
लिखित अनुमान लगाए हैं :-- 

१--बअ्रह्म का आनन्द प्रमुख गुण है। अतः आनन्द पदाभिषेयत्रह्म के नाम 
पर ही इस भाष्य का नाम रखा गया होगा। 


२--इसका नाम कठाचित्‌ रामानन्द स्वामी के नाम पर ही पड़ा हो, जिस 
प्रकार श्रीरामानुजभाष्य अथवा श्री शाकरभाष्य आदि भाष्यों के नाम उनके लेखकों 
के नाम पर पड़े | 


ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रतियॉ--वेदान्ती जी ने जिन हस्तलिखित प्रतियों 
के आधार पर इस ग्रन्थ का सशोधन किया है, उनका उल्लेख उन्होने इस 
भूमिका मे किया है। पहली प्रति तो 'सुखद समीरकाश्मीरजनपदनिवासरसिक? 
उनके आचाय ने वेदान्त मे उनकी कुछ गीत देखकर उन्हें दी थी। उस समय 
वेदान्ती जी न्‍्याय-वेदान्त अध्ययन मे निरत थे, अतः उसका उपयोग वे न कर 
सके | जब रामानन्द-सम्प्रदाय को स्वतन्त्र मानने में लोगों ने आपत्ति की तब 
गुरु-पुस्तक-भवन? से उन्होंने इस भाष्य को निकाल कर प्रमाण स्वरूप रखा । 
बेदान्ती जी के अनुसार इस प्रति में अशुद्धता तो नहीं है, किन्तु अनेक अक्षर 
मिट गए हैं। कश्मीर के किसी वेणीराम नाम के परिडत ने राजकीय 
पुस्तकशाला के लिए, स० १८६७ में इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि की थी | 


इस ग्रन्थ की दूसरी प्रति उन्हे अयोध्या में आ्राए हुए किसी नेपाली 
वैष्णव ने अपने स्थान से लाकर दी थी। यह वैष्णव वेदान्ती जी को हरिहर- 
क्षेत्र में मिला था। सामयिक वार्ता प्रसग में ही उसने यह सूचना दी कि उसके 
यहाँ रामानन्द-भाष्य की हस्तलिखित प्रति वतमान है | वेदान्ती जी के अनुसार इस 
प्रति के अन्त मे यह लिखा हुआ है :--इति श्रीमदानन्दनामकेश्रीरामा- 


१ - आनन्दभाष्य-्मशोधक रघुवरदास वेदाती, भूमिका, पृष्ठ २१। 
ढः 


११४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


नन्दभाष्ये चतुर्थोंडप्याय. समाप्त: | श्रीसीतारामापंणुमस्तु | स० श्य३४ लि० प० 
रामसबकदासबैष्णुवेन ।? यह प्रति भी खण्डिताछरो से पूण है । 

इन दोनो ही प्रतियों के आधार पर वेदान्ती जी ने इस ग्रन्थ का सशोधन 
किया है, किन्तु जहाँ दोनो ही प्रतियों मे कुछ शब्द खण्डित हो गए, हैं, वहाँ 
उन्हाने स्वतत्न बुद्धि का प्रयोग भी किया है । वे स्वय लिखते हैं :-“इदन्त्वाचच्महे- 
पुस्तकद्वथमासादयारि स्वीयबुद्धिवैशद्यानुगुण॒ यथासाध्य. सशोध्येदमुपहियते 
भवद्भ्योभाष्यरत्वम । परमुपलब्धयोहयो: पुस्तकयोरेकस्य विशुद्ध्वेडप्पतिजीण- 
त्वादूविगलिताह्षरत्वाच्चापरपुस्तकसाहायूयेनिव स्वथा दुर्वाच्यमपि विशुद्ध पुस्तक- 
पाठ दर्शे दर्शे सशोध्य सत्यप्यपरस्मिन्‌ पुस्तके क्वश्चित्पाठभेदेड्यमेवपाठः स्थापितः 
एबमस्थिते सभावयामः क्वचित्सदिग्घाथंतापिपदे वाक्ये वा सम्पद्यतेति |?* 

भगवदाचायं का मत--परिडत रघुवरदास वेदान्ती की ही भाँति 
रामानन्द-सम्प्रदाय के दूसरे प्रसिद्ध विद्वान्‌ भगवदाचाय भी “आनन्द भाष्य” को 
रामानन्द स्वामी कृत ही मानते हैं। उनके मत को मै यहाँ उन्हीं के शब्दों मे 
उद्धुत कर रहा हूं :- 

“वह आनन्दभाष्य जिसे महान्त रघुबरदास जी ने प्रकाशित कराया है 
चह रामानन्द स्वामी जी का बनाया हुआ है ही नही | वह तो महान्त रघुबराचार्य 
का बनाया हुआ हैं यह बात श्री रघुबर जी ने मेरे पास अपने एक पत्र मे लिखी 
है, मै उस पत्र को किसी भी सभा में रख सकता हूँ ।7* “रघुबरदास या तो 
यह बता दें कि वस्तुतः उन्होंने इस भाष्य को बनाया है और या तो यह ह॒पष्ट 
कर दें कि मैने व्यर्थ की प्रशता इकट्ठी करने के लिए. कूठ ही अपने को आनन्द॑- 
भाष्य का कर्ता लिख दिया है--निर्शयय तो आज यह करना है कि रघुवरदास 
कहते हैं कि मैने इस भाष्य को बनाया है उनका यह कहना सत्य है या 
नहीं १--उनसे स्पष्ट लिखवा लिया जाय कि उन्होंने उस पत्र में अपने को 
आनन्द भाष्य का कर्ता लिख कर सम्प्रदाय का बहुत बड़ा अ्रपकार केबल भ्रम, 
प्रमाद, और विप्रत्निप्सा से ही किया है |... ,..सर्व साधारण और विशेषकर 
वाह्य विद्वानों के भ्रम और शका को दूर करने के लिए, आनन्द-भाष्य को उस 
प्राचीन प्रति को जिस पर से अ्रहमदाबाद वाला सस्करण छुपा ह--एक ऐसे 
स्थान पर कुछ दिनो के लिए! रख दिया जाय जहाँ पर सभी विद्वान उसे देख 


९“-चह।, प्र० श्र | 
२--तत्वदर्शी वर्ष ४, अंक १२, प० ५, सम्‌ १६३२ ई०। 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता श्श्षू 


कर अपना भ्रम मिटा सकें तथा सरकारी एक्सपट के द्वारा उसकी जाँच करा 
कर उसकी प्राचीनता की पुष्टि करा देनी चाहिए |......इस अज्ञानता का अन्त 
तो हो जाना चाहिए. कि हम और आप कह दे कि यह प्राचीन है तो वह 
प्राचीन हो जायगा | प्राचीनता की परीक्षा के लिए नए-नए! उपाय बन गए हैं। 
उन पर थदि आनन्द भाष्यः न टिक सका तो वह सम्प्रदाय के हिंत के लिए 
स्वथा श्रक्षम वस्तु सिद्ध होकर रहेगा ।”?* 


ऊपर के उद्धरण से यह स्पष्ट है कि मगवदाचार्य को रघुवरदास जी ने 
अपने एक पत्र द्वारा सूचित किया था कि आनन्द-भाष्यः वस्तुतः उनकी ही 
रचना है| स्वय भगवदाचार्य ने भी रघुवरदास वेदान्ती द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ को 
पूर्णतया प्रामाणिक नहीं माना है। स्वसम्पादित श्री वैष्णबमताब्जभास्कर की 
भमिक्रा मे वे लिखते हैं, “श्री रामानन्द-सम्प्रदाय मे विन्द-श्री के प्रवतंक या 
प्रचारक श्री स्वामी रामप्रसादाचाय जी महाराज ने वेदान्त-सूत्री पर एक बृहद्‌: 
भाष्य लिखा था जिसका नाम जानकी भाष्य? था, जो अब कुछ वर्षों से प्रकाशित 
भी हो चुका है | उसकी हस्तलिखित कितनी ही प्रतियों भी यत्न-तत्र उपलब्ध 
हैं श्रौर चाहे जब किसी भी कोर्ट में उपस्थित की जा सकती हैं। उसी 'जानकी- 
भाष्य' को श्रत्यल्प परिवर्तन के पश्चात्‌ आनन्द-भाष्यः बना कर अहमदाबाद 
में छुपवा कर प्रक शित कर दिया गया है। उसके सम्बन्ध में तत्वदर्शी में विवे- 
चना-पूर्ण लेख भी निकल चुके हैं | उन लेखो ने सम्प्रदाय की स्थिति को निबंल 
बना दिया है। जब तक प्रामाणिको के समन्ष प्रामाणिक रूप मे यह न सिद्ध 
कर दिया जाय कि यह “आनन्दभाष्य! जानक्रीमाष्यः का ही रूपान्तर नहीं 
है तब तक आनन्दभाष्य! श्री रामानन्द स्वामी जी मदहाराज-प्रयीत है, यह कमी 
माना या मनाया नहीं जा सकता। अब हमारे सम्प्रदाय मे पाप का बहुत बड़ा 
कृप तैयार हो गया है| इस कूर से श्री रामानन्द सम्प्रदाय अपने अज्ञानी और 
अविचारी सेबको के कारण ड्रब कर समाधि ले लेगा |” इस उद्धरण से भी 
स्पष्ट है कि ज्यों भमगवदाचाय आनन्दभाष्य” को स्वामी रामानन्द प्रणीत ही 
मानते हैं, वही उन्होंने इस ब्रात का भी सकेत किया है कि परिडत रघुवरदास 
बेदान्ती द्वारा प्रकाशित 'भष्य!ः शत-प्रतिशत प्रामाणिक नहीं ६ । इसी क रण 
उन्होंने इस 'भाष्यः का चतु्य अध्याय? स्वतन्त्र रूप से हिन्दी अनुवाद सहित 


१--तल्दशीं-त ० भगवदा चाय, वर्ष ७, अँक ७, सन्‌ १६१८ ३०, प्रष्ठ ६-७ । 
२--आ वैष्णवमताब्जम/स्कर, स० भगवदाचार्य, संवत्‌ २००२ वि०, पु० १२। 


११६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


प्रकाशित कराया है | उसकी भमिका में वे लिखते हैं :---“अ्रनन्त भ्रीयुक्त स्वामी 
श्री रामानन्दाचाय॑जी महाराज कृत ब्रह्मसूत्रो का आनन्दभाष्य! मुद्रित हो 
चुका है |...मुद्रित गन्थ सशोधक महाशय की अनवधानता से अत्यन्त अशुद्ध 
है ।...तब्र मैने अपने पुस्तकालय का “आनन्दमाष्य”ः निकाला जो कि मुझे 
मेरे पूज्य श्री गुरु महाराज जी से प्राप्त हुआ है । उसके अनुसार इस मुद्रित 
भाष्य के पाठ में अनेक स्थलों पर अत्यन्त अन्तर है। मुझे मेरे ग्रन्थ का ही 
पाठ शुद्ध और उचित प्रतीत हुआ | अतः इस “आननन्‍्द-प्रपा? सहित भाष्य मे मैने 
अपने ग्रन्थ का ही पाठ रक्खा है ।...मैंने विचार किया कि यदि इस पाठान्तर 
को अ्रपने सम्प्रदाय के अन्य विद्वानो को दृष्टिगत कराये बिना मुद्रित करा देता 
हूँ तो मुझसे भी वैसी ही एक बड़ी भारी भ्रान्ति हो जावेगी जैसी भ्रान्ति अहंकारी 
पुरुष अनेक बार करता है| श्रतः मै अयोध्याजी श्राया |. श्रन्त में सच्च विद्वानों 
(पं० रामबलल्‍लभाशरण, प० सरयूदास जी, वासुदेवदास, प० रामपदाथ दास) ने 
मेरे ही ग्रन्थ के पाठ को समीचीन और उचित मान कर मुद्रित कराने का परामश 
दिया | मेरे आननन्‍्दभाष्य में ब्रह्म-सूत्र की प्रमिताक्षा नाम की एक अन्य 
व्याख्या भी लिखी हुई है जिसके कर्ता श्री देवाचाये जी महाराज हैं जो श्रानन्द- 
भाष्यकार रामानन्द स्वामी जी महद्दाराज से कई पीढी पूर्व के हैं। भ्री नाभा जी 
के भक्तमाल” मे भी जिनका नामोल्लेख है।.. सहर्त वर्षों से भी प्राचीन यह 
प्रमिताक्षरा बृत्ति आज भी साम्प्रदाय्रिकों के प्राचीन पुस्तक-सम्रहालयों में उपलब्ध 
है। 'आनन्दभाष्यः का यही मूल होना चाहिए. ।??* 


इस सम्बन्ध मे भगवदाचाय ने ज्योतिषप्रकाश प्रेस, काशी से प्रकाशित 
“आनन्दभाष्य” के चतुर्थ अश्रध्याय का भी उल्लेख किया है। खेद है कि यह 
ग्रति अब अप्राप्य हो गई है। 


भगवदाचार्य के उपयुक्त वक्तव्यों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं :--- 
अहमदाबाद को प्रति ( महान्त रघवरदास द्वारा संपादित ) का पाठ अत्यन्त 
अशुद्ध है । २--भगवदाचार्य को लिखे गए एक पत्र में रघुबरदास ने आनन्‍्द- 
भाष्य? को निज-कृति कहा है। ३--रघुबरदास का यह कथन भगवदाचार्य के मद 
से केवल भ्रम, प्रमाद, और विप्रल्िप्ता-बश किया गया है | वत्तुतः उनके इस 
कथन मात्र से यह ग्रन्थ उनकी कृति नहीं हो जायगा । ४--फिर कुछ लोगों का 
१-आनन-दुभाग्य- चतुर्थ अध्याय--आनन्दप्रपा टीका साहत, स० भगवदाचार्य, 
भूमिका १० २१६ 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता ११७ 


यह कहना कि अहमदाबाद से प्रकाशित “आनन्दभाष्य” जानकीभाष्य ( लेखक 
रामप्रसादाचार्य ) का ही सक्तिप्त रूपातर है, वस्तुत* ठीक नहीं है। ४-भगवदाचार्य 
के पास “आनन्दभाष्य” की एक गुरुदत प्रति है, उसके पाठ को अब्रध के तत्कालीन 
सभी विद्वान प्रामाणिक मानते थे और उसी के आधार पर उन्होंने “आनन्दभाष्य! 
के चतुथ अध्याय का प्रकाशन कराया है। ६-आनन्दभाष्यः का मूल कदाचित्‌ 
रामानन्द के कई पीढ़ी पूर्व के आचार्य देवाचाय कृत ब्रह्ममृन्रों की प्रमिताक्षरा 
व्याख्या है, जो भगवदाचार्य के गुरुदत आनन्दमाष्य' मे लिखी मिलती है । 
आनन्दभाष्य को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के मत-- 
आनन्दभाष्य को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानां मे रामानन्द-सम्प्रदाय के ही 
एक प्रमुख विद्वान पणेडत रामटठहलदास थे। उन्होने “आनन्दभाष्य? के प्रकाशित 
होने के ( स० श्ध्थू६ वि० ) दो वर्ष पूर्व (सं० श्ध्ू४ वि० ) ही अपने 
ग्रन्थ श्री वैष्णवमताब्जभास्करः में लिखा था,' “घुना जाता है कि नूतन 
परम्पराकार महाशयगण श्रो रामानन्द स्वामी जी के नाम से नूतन वेदान्तभाष्य 
भी तैयार कर रहे हैं | करें, किन्तु विश्व के त्रैकालिक विद्वान्‌ इतिहासकारों ने 
तो यही निश्चित्‌ किया है कि उक्त स्वामी जी के दो ग्रन्थों के अतिरिक्त श्रन्य 
ग्रन्थ हैं ही नहीं | अब उनके नाम से भाष्य लिख कर पट करना मानो उनके 
महत्व व प्रभाव को उड़ा देने का ही ढग है । क्‍योंकि बतेमान एवं भविष्य के 
भव्य-विद्वान्‌ यह तो अवश्य ही क्यो न कहेंगे कि श्री स्वामी जी भाष्य नहीं 
लिख सके | अ्रतः पॉच सौ वर्षों के पश्चात्‌ उनके नाम से आज तैयार किया 
गया । यदि कहूँ का इंट कहीं का रोड़ा भानुमती का किस्सा जोड़ा? वाली 
कहनावट के अनुसार कुछ जोड़-जाड़ के कथड़ी तैयार भी कर लैं, किन्तु भ्री 
रामानन्द स्वामी जी का बल, प्रताप, अलौकिक विद्धत्ता, अतुलशक्ति, प्राचीनाचाय- 
निष्ठा, श्री साम्प्रदायिक सिद्धान्त, रहस्य एवं वाद, तल्वज्ञान तथा कमा, शान्ति, 
सत्यता, न्यायपूर्ण सम्यता, अष्टाग योगमय सिद्धता, त्रिकालज्ञा, अपरिमित ऐश्वर्य, 
लोक-प्रियता इत्यादि महान गुण आज के नूतन भाध्यकारों में क्‍यों होने लगेंगे । 
उन हमारे पूर्वांचाय जी का सहस्लाश भी तो किसी में नहीं है तब उनकी समता 
करना एवं कथनी आप कयैंगे और नाम श्री स्वामी जी का लगाबेंगे यह कितनी 
कालिमा है ! .....आल इंडिया में इजारों नही लाखों विद्वान ही चुके हैं किन्तु 
इन विद्याभास्कर जी (पंडित भगवत्‌ दास अ्रव भगवदाचार्य ) को छोड़ कर किसी 
ने भी श्री अग्बा जी को बद्ध नहीं लिखा । जिन्हें तत्वत्रय मात्र का भी ज्ञान नहीं 


कि ल 
१--.श्री वैष्णवमताब्जभास्कर-सम्पादक पडित रामटहल दास, एण्ठ १३१-२२। 


श्श्ष्द रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


वे भाष्य लिखने मे क्योंकर सफल होगे १ अस्तु । आप भाष्य लिखे किन्तु उसके 
प्रथम आप अपने मस्तिष्क मे अकक्‍ल की लेखनी से हमारा भी एक मन्न अंकित 
कर लेवे वह यह कि सजीब-निर्जीव जड जीवात्मक इस जगत का ब्रह्म सद्दारक 
परिणामी उपादान है श्रथांत्‌ ब्रह्म के शरीर-स्थानीय जड़ वस्तु के द्वाग परिणाम 
होता है !! एवं चरमाव्धान अचिरादि मोक्ष मार्ग सिद्धान्त श्री पूर्वाचार्यों के 
अनुगमन विशिष्टाद्वेत मानोगे तो बलात्क'रेश गलहस्तम्बनतया श्री भाष्यकार 
के सिद्धान्त अनुयायी बने बिना त्रिकाल में भी नहीं रद्द सकोगे | यदि इन 
( मध्ब, शुद्घादवैत, भेदामेद, अद्वैत ) उपरोक्त किसी भी सम्परदाय-सिद्धान्त की 
लेशमात्र भी छाया छू जायगी तो किसी-न किसी सम्प्रदायाचाय के अनुयायी 
बने बिना छुटकारा कभी क्यो होगा ? हम तो यह स्पष्ट कह देते हैं कि जिन्होंने 
नव्य परम्परा जिस मशीन से ढाली उसी मशीन से नव्य-भाष्य भी क्‍यों न ढाल 
दिया जाय ९? 


पंडित रामटहलदास के उपयंक्त वक्तव्य से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते 
हैं। (--आनन्दभाष्य के सम्बन्ध में सं० १६८४ बवि० तक विद्वानों को कोई' 
शान नही था । २--इस 'भाष्यः की रचना नूतन परम्पराकारों की देन है, स्वयं 
रामानन्द ने कोई भाष्य नही लिखा | ३--प्रायः सभी भाष्यो मे क्रिसी-न-किसी 
नवीन मत की स्थापना की गईं है। यदि उनमे से किसी मत का अवलम्बन 
रामानन्द के नाम पर लिखे जाने वाले “भाष्य” में किया गया तो उस सम्प्रदाय 
विशेष से बिना अपना सबंध स्थापित किये निर्वाह न होगा। ४--रामानन्द 
स्वामी जैसी प्रतिभा के अभाव में जो भी “भाष्यः उनके नाम पर लिखा जायगा 
वह विद्वत्तापूर्ण नही हो सकता, श्रतः उससे स्वामी जी का नाम कलंकित 
हो होगा । 


आचाये रामचन्द्र शुक्ल का मत-आचार्य पडित गमचन्द्र शुक्ल के ' 
मत से इधर साम्प्रदायिक रूगड़ों के कारण कुछ नए ग्रन्थ रचे जाकर रामानन्द 
जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं--जैसे ब्रह्मसूत्रों पर आनन्दभाष्य? ओर 
'भगवद्गीताभाष्य”-जिनके संबद्ध मे सावधान रहने को आवश्यकता है। बात 
यह है कि कुछ लोगों ने रामानुज-परम्परा से रामानन्द जी को बिल कुल स्वतन्त्र 
ब प्रमाणित करने के लिए. उनके नाम पर एक वेदान्तमाष्य प्रसिद्ध 
किया है।* 





१-हिन्दी सा० का शतिदस--रामचद्र शुक्ल--पृष्ठ ११६ । 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता श्श्ह 


डा० पीताम्बरद॒त्त बथ्‌ वाल का सत--वेदान्त-सूत्र पर “आनन्दभाष्य? 
नामक एक भाष्य उनके नाम से प्रचलित हुआ है। उसके शूद्राधिकार में शूद्र 
को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं माना गया हे | श्रभी इस भाधष्य? पर कोई 
मत नि श्चत्‌ करना ठीक नही है।* आगे “शआनन्दभाष्यः पर टिप्पणी लिखते 
समय बथू वाल जी ने फिर लिखा है--म॒ुके विदित हुआ है कि इस अन्थ को 
स्वामी रामानन्द को असली रचना मान लेना असद्ग्धि नही कहा जा सकता | * 


इसी प्रकार कल्याण के वेदान्त-अ्रक में प्रकाशित श्री वेष्णुवदास निवेदी के 
थ्री रामानन्दाचाय कृत श्री आनन्द-भाष्य” लेख पर सम्पादक महोदय ने निम्न- 
लिखित टिप्पणी दी हैं :--कुछ सम्प्नान्त महानुभावो का इृढ मत है कि आनन्दभाष्य 
श्री रामानन्द स्वामी द्वारा लिखित नही है । किन्ही आधुनिक सज्जन ने किसी 
कारणुत्श इसे रचकर श्री रामानन्द स्वामी के नाम से प्रचारित कर दिया है । 
वे लोग इस मत के समर्थन में प्रमाण भी देते हैं। परन्तु हम इस विषय मे सबंधा 
अनभिज्ञ हैं, हम नहीं कह सकते कि इसमे कौन सी बात सत्य है और न कल्याण 
इस विवाद मे पड़ना ही चाहता है। यह लेख इसीलिए. इस टिप्पणी सहित 
छापा गया है ।* 


ऊपर “आनन्दभाष्यः को ग्रामाणिक तथा श्रप्रामाशिक मानने वाले प्रमुख 
विद्वानों के मत उद्धत किए गए हैं। अ्रब देखना यह है कि “आनन्दभाष्य” को 
अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानो ने इसके सम्बन्ध मे जितने आक्षेप किए हैं, 
उनका उत्तर भाष्य को प्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वानों ने सम्यकूरीति से 
दिया है या नही १ आनन्दभाष्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित सन्देह प्रकट किए. 
गए हैं -- 
१--रामानन्द स्वामी ने किसी भाष्य की रचना नहीं की थी | यदि उन्होंने 
किसी भाष्य की रचना की होती तो उनके ही सम्प्रदाय में कम-से-क्रम उसका 
पठन-पाठन एवं पूर्ण प्रचार होता । रामानन्द-सम्प्रदाय से पूर्व-सम्बन्धित पडित 
रामटहलदास को इस 'भाष्य” का कोई पता नहीं था | जिस समय उन्होने श्री 
“वैष्णुबमताब्जमाध्कर! का सम्पादन किया ( स० १६८४ वि० ), उस समय तक 
न तो 'श्रानन्दभष्य” की कोई सूचना ही बिद्दानो को थी और न कोई प्रकाशित 


१--हिन्दी काव्य में निर्गेण सम्प्रदाय-अनु० परशुराम चतुर्वेदी, १० २६ । 
२०-वहो, ए्ष्द ४०६ । 
३--कल्याण-वेदांत-अक, गीता प्रेस, स० १६९३ बि०, पृष्ठ २७७ । 


१२० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


है. 
प्रति ही उनके समक्ष थी। २--आनन्दभाष्य” की रचना का सीधा सम्बन्ध उस 
आन्दोलन से है जो रामानन्द स्वामी को रामानुज-सम्प्रदाय से पृथक एवं स्वतन्न 
“री सम्प्रदाय” का एक प्रमुख आचाय सिद्ध करने के लिये उठ खड़ा हुआ हे 
ओर जिसके फल-स्वरूप रामानन्दी श्री सम्प्रदाय” की एक नूतन-गुरु-परम्परा 
का प्रचार किया गया है, जो अग्रस्वामी कृत कही जाती है। ३--किसी भी 
धस्रष्यः की रचना एक स्वतत्न मत स्थापित करने के लिये की जाती है । यदि 
विशिष्टाह्नेत मत का ही समर्थन एवं प्रतिगादन करना था, तो “आनन्द-भाष्य? 
की आवश्यकता ही क्या थी ? “श्री भाष्यः तो इस मत के समथन में लिखा ही 
जा चुका था। 


इन प्रश्नों के जो उत्तर प० रघुतरदास वेदान्ती ने दिए हैं, उनके लिए 
उन्होंने कोई दृढ़ प्रमाण नही उपस्थित किए, | उनके मत संक्षेप में निम्नलिखित 
हैं :--१ प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने यह कहा है कि आनन्दभाष्य? 
का राम नन्द सम्प्रदाय में प्रचार था और इस सम्प्रदाय के विद्वान्‌ उसका पठन- 
पाठन भी करते थे | यदि श्राधुनिक इतिहासकारों को इस ग्रन्थ का पता न हो तो 
इस कारण भाष्य” की सत्ता ही निमूल नहीं हो जाती । आगे चल कर उन्होने 
दो हस्तलिखित प्रतियो का भी उल्लेख किया है, जिनके आधार पर इस ग्रन्थ का 
उन्होंने संशोधन किया है | खेद है, अनेक प्रयास करने पर भी मुझे वे 
हस्तलिखित प्रतियाँ नहीं प्राप्त हो सकी | कम-से-कम अवध ( अयोध्या ) मे इस 
गन्थ की किसी भी हस्तलिखित प्रति का पता नहीं चला | फिर यह भी सत्य ही है 
कि स्वयं रामानन्द-सम्प्रदाय के ही किसी भी भूतकालीन विद्वान अ्रथवा भक्त ने 
इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नही किया है। किसी सम्प्रदाय का एक 
प्रवर्सक विद्वान कोई अन्य लिखें--विशेषकर “भाष्य? जैसा महत्त्पूर्ण ग्रन्थ--ओऔर 
उसके अनुयायी उसके सम्बन्ध मे मौनावलम्बन कर लें, इसे सहसा स्वीकार 
करते नहीं बनता । रामानन्द जैसे महत्वपूर्ण एवं प्रखर सुधारक का लिखा भाष्य 
केवल साम्प्रदाग्रिकों के पुस्तकालथों में पड़ा रह गया, यह स्वयं आश्वयंजनक 
घटना है। २. फिर यदि यह मान ही लिया जाय कि साम्प्रदायिकों में इस भाष्य 
का पठन-पाठन द्ोता ही रहा है, तो इसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियों उपलब्ध 
होनी चाहिए थीं। स्वय. रघुवरदास जी को बड़ी कठिनता से दो हस्तलिखित 
प्रतियों प्राप्त हो सकी थीं। जब तक ये हस्तलिखित प्रतियाँ भी विद्वानों के 
समक्ष उपस्थित नहीं कर दी जातीं ओर उनको प्राचीनता की पूर्ण परीक्षा नही 


कर ली जाती, तब तक आनन्द-भाष्य? को प्रामाणिक रचना मान लेना क्शँ तक 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १११ 


उचित होगा, इसका निर्णय स्वय॑ विद्वद्वभ कर सकता है | फिर यदि भगवदाचाये 
का यह कहना कि रघुवरदास जी ने अपने एक पत्र मे उन्हें यह सूचित किया 
है कि यह “भाष्य? उन्हीं की कृति है, ठीक हो तो इस प्रकाशित आनन्‍्द- 
भाष्यः को सन्देह की दृष्टि से देखना उचित ही है। यदि भगवदाचाये 
वेदान्ती जी के इस कथन को उनका प्रमाद या भ्रम” मानते हैं और 
“आनन्द-साष्य! को स्वामी जी ही की रचना मानते हैं तो उन्हें भी अपनी गुरु- 
दत्त पुस्तक को विद्वानों के समचद्ष रख कर उसकी प्रामाणिकता सिद्ध कर देनी 
चाहिये | जिस प्रमिताक्षरा-ब्त्ति को उन्होंने आनन्दभाष्यः का मूल कहा है, 
उसकी भी अन्य हस्तलिखित प्रतियाँ अप्राप्य हैं | स्वय भगवदाचाय इस बात को 
स्वीकार करते हैं कि जब तक “आनन्द-भाष्य? की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों 
“एकक्‍्सपट्स! द्वारा जाँच नहीं ली जातीं, तब तक यह मनवा लेना कठिन है कि 
“आनन्द-भाष्य” रामानन्द जी कृत ही है ! 


२--जहाँ तक द्वितीय आक्षिप का प्रश्न है, स्वय रघुबरदास वेदान्ती 
यह स्वीकार करते हैं कि आनन्द-भाष्य की खोज का मूल कारण परम्परा-सम्बन्धी 
प्रश्न ही था | जच् तक रामानुज-सम्प्रदाय से रामानन्द-सम्प्रदाय को अमसम्बद्ध 
मानने का प्रश्न नही था, तत्र तक न तो किसी साम्प्रदायिक-भाष्य की खोज ही 
की गई और न ऐसे ही अन्थों को ढेंढा गया जिनमें रामानन्दी-सम्प्रदाय में मान्य 
सिद्धान्तो का विवेचन हो | कारण स्पष्ट था | गमानन्दी विद्वान्‌ श्री भाष्यः का 
पठन-पाठन करते थे ओर केवल आचार-सम्बन्धी स्वतन्त्रताश्रों को छोड़कर अन्य 
सभी दृष्टियों से अ्रपने को वे रामानुज-सम्प्रदायान्तगंत मानते थे । अपने अनेक 
लेखो मे स्वय भगवदाचाय ने इस बात का उल्लेख किया है कि उनके रगमंच 
पर आने के पूव रामानन्दी साधु अपने को रामानुज-सम्प्रदाय से ही सम्बद्ध मानते 
थे। अग्रस्वामी द्वारा लिखित कही जाने वाली गुरु-परम्पता श्राज भी विवाद का 
विषय बनी हुई है। स्वय शामानन्द-सम्प्रदाय मे अनेक विद्वान्‌ उसे स्वीकार नहीं 
करते | इस नवीन परम्परा के प्रवत्तक अपने पक्ष के समथन में कोई लिखित 
प्राचीन सामग्री भी नहीं उपम्थित करते | फिर इस सम्बन्ध से जिस प्राचीन 
थ्री सम्प्रदाय” की कल्पना की जाती है, उसका भी कोई इृढ प्रमाण नहीं उपस्थित 
किया जाता | न तो उसका प्राचीन इतिहास ही कहीं सुरक्षित बतलाया गया है । 
ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न एवं समस्याश्रों के समर्थन में जो भी सामग्री प्रकाशित की 
जाय उसकी आधार-भूता प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ अ्रवश्य ही प्राप्प होनी 
चाहिये | अन्यथा विद्वानों को उन्हें प्रामाणिक मानने में शत-प्रति-शत आपत्ति 
_ होगी | इस भाष्य” के प्रकाशित होने के लगभग ८; वर्ष पूषे जब वेदान्ती पंडित 


१२२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


रघुवरदास जी ने वाल्मीकि-सहिता का श्री भगवदाचायय के सम्पादकत्व में प्रकाशन 
कराया था तब भी उन्होंने भूमिका मे यह लिखा था कि 'ुरातत्वानुसघायिनी 
समिति?, आयोध्या 'कुछ काल से इस चिन्ता में लगी हुई थी कि कोई ऐसा 
प्रामाणिक ग्रन्थ उपलब्ध हो जिसमे श्री रामानन्द-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का अच्छा 
वर्णन हों। अनवरत परिश्रम के बाद ..... . नारठपाचरात्रान्तगंत श्रीमद्वा- 
ल्‍मीकि संहिता की एक प्रति उपलब्ध हो ही गई |” खेद है इस ग्रन्थ की यह 
हस्तलिखित प्रति भी परीक्षा के लिए सामने न आ सकी । 


विपक्षियो का तीसग आत्तिप अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। रामानन्द-सम्प्रदाय 
में आज भी रामानुज-भाष्य का पठन-पाठन होता है। रामानन्दी विद्वान अपने 
मत को विशिष्टाद्वैत मत ही मानते हैं और प्रायः रामानन्दी विशिष्टाद्वैत तथा 
रामानुजी विशिष्टाद्वैत में फोई अन्तर भी नहीं मानते | इसक्रे अतिरिक्त रामानन्द- 
सम्प्रदाय को भी आज "श्री सम्प्रदाय” ही कड़ा जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह 
प्रश्श उठना स्वाभाविक ही है कि आनन्दभाष्यः लिखने की श्रावश्यकता ही 
स्वामी रामानन्द को क्यों पडी ? यदि यह कहा जाय कि उन्हें विच्छिन्न होते हुए 
'अ्रीसग्रदाय! (रामसम्प्रदाय) को स्थिरता प्रदान करनी थी, श्रत* उन्होंने आनन्द- 
भाष्यः की रचना की, तो यह पूछा जा सकता है कि जाति-पाति सम्बन्धी जिस 
उदार दृष्टिकोण का समथन श्री वैष्णवमताब्जभास्कर? में किया गया है, वही 
दृष्टिकोण “भाष्य” में क्‍यों नहीं अपनाया गया ?* इसके विपरीत रामानन्द- 
सम्प्रदाय में जो भी विशेषताएँ श्रब तक उत्पन्न हो गईं हैं, उन सबका समावेश 
इस भाष्य” मे हो गया हे | 
इस प्रकार इम देखते हैं कि आनन्दभाष्य” को रामानन्द स्वामी कृत न 
मानने वाले विद्वानो ने इस सभ्बन्ध में जो-जो प्रश्न उठाया है, उनका पूरा एवं: 
सतोषजनक समाधान रामानन्दी विद्वान्‌ श्रभी तक नहीं कर सके हैं। ऐसी 
परिस्थिति मे इस भाष्य” की प्रामाणिकता के सम्बन्ध मे तब तक सन्देह बना 
रहना स्वाभाविक है, जब तक इस ग्रन्थ की ग्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ हमारी 
जॉच के लिये सामने नहीं श्रा जाती | 
आनन्दू-भाष्य ओर जानकी भाष्य--भाषा, भाव, प्रतिपादन-शैली 
आदि की दृष्टि से रामानन्द-सम्प्रदाय में विन्दु-श्री के प्रवत्तक श्री स्व्रामी रामप्रसाद 
कृत 'जानकीसाध्यः और “आनन्दमाष्य” से पर्याप्त समानता परिल्क्षित होता है | 


१-डा० पीताम्बरदत्त बर्थ वाल--हिन्दी काव्य मै निर्गंण सम्प्रदाय, पृष्ठ २६ । 


रामानन्द स्वामी के अन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १२३ 


कुछ विद्वानों का विचार है कि किसी आधुनिक विद्वान ने जानकी भाष्य” के 
झराधार पर आनन्द-भाष्यः की रचना कर उसे रामानन्द स्वामी के नाम से 
प्रचलित कर दिया है | इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रतियाँ अयोध्या मे उस समय 
भी प्राप्य थी जब आनन्द भाष्य? का प्रकाशन भी नही हुआ ,था और न उसकी 
कोई हस्तलिखित प्रति ही अयोध्या मे वर्तमान थी | स्वयं परिडत रघुबरदास 
बेदाती ने भी इसे स्वीकार किया है, (पुनरयोध्यायामेव कस्मिश्चिद्नैष्णुवमदिरेउप्येक 
पुस्तकमस्तीति श्रुतमस्मामि पर न दृष्टम | एतदपक्रम्य मन्मित्रेण दृष्टतदूभ्- 
न्थेनाम्यघायि यज्न तद्वामानन्दभाष्यमपि तु केनचन बेदान्तसूत्राण्युल्लिख्य तट्टीका' 
मिषेणोपनिषद्गीतावाक्यान्यधम्तादद्धत्य जानकीभाष्यमितिनाम्ना ख्यापितम्‌ ।... 
मन्यामहे श्रेयोनिधानमिदमेवानन्दभाष्य मूलतो विपयेत्य ख्यातिसतृष्ण* 

कश्चिद्रचयाचकार दवचश्चीवर चणामिमा ग्रन्थकन्थाम! ।* 

यहाँ दोनों ग्रन्थों के कुछ उद्धरुणो से यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि. 
उनमें कितनी समानता है : -- 

जानकी भाष्य--आरम्भ का श्रीरामाख्यपरब्रह्मजगज्जन्मादिकारण । 
स्वभक्तेध्येयमाप्यच वन्दे दिव्यगुशाकरम्‌ |! श्लोक आनन्दभाष्य में भी पाया 
जाता है, केवल प्रथम पक्ति में 'जगज्जन्मादिकारण”? के स्थान पर सदाम्नायान्त- 
दीपितम' पाठ है। जानकी भाष्य--१-१-१४ “आनन्दप्रचुर परमात्मेत्यत्रहेतुमाह 
तद्वेतुव्यपदेशाब्चेति !? “एपल्रेवानन्दयतीति?ः एप परमात्माजीवानानन्दयतीति 
जीवानन्ददानैपरमात्मनो हेतुत्वव्यपदेशात्‌, योडन्यानानन्दयतीति स आनन्दप्रचुरों 
भवतीति यथालोके स्वयधनो अ्रन्यं॑ धनिनकरोति तद्ददानन्दयतीति दीर्े छान्दसं 
अथवा इतश्चानन्दमयः परमात्मेत्याह तद्ैतुब्यपदेशाब्च, तस्यानन्दमयस्यापरमा 
त्मत्वे यो जगतूसृष्य्याठिकत्त त्वरूपोअ्व्यभिचारी हेतुस्तस्थ “आनन्दाद्ध्येवलल्विमा- 
निभूतानि जायन्ते? इत्यादिना व्यपदेशादानन्दमय: परमात्मा, तथाहि यतोवा 
इमानि, . (पृष्ठ ४८ ५६) आनन्दभाष्य-१-१-१४-दूसरे वाक्य में 'परमात्मनो? 
ओर हेतु” शब्द के बीच मे “अन्नः शब्द तथा “तद्ददानन्दयतीति? के स्थान परः 
तथानन्दयतीति निरदेशः” शब्द है। शेष पदावली जानकी भाष्य” की ही है। 

जानकी भाष्य-१-१-२७ “भूत-पुथिवी-शरीरहदयानिनिर्दिश्य । 'सैषाचतुष्पदे* 
तिगायत्रयाश्चतुष्पादत्वव्यपदेशस्यतद्दाब्ये ब्रह्मण्येवों पत्ते अच्तरसन्निवेशरू- 
पाया ग यत्रथास्तदनुपपत्तेश्चैचम गायन्नी शब्द निर्दिष्टम्‌ ब्रह्म वज््योतिः शब्दवःच्यं 
भवतीत्यथ: ।? (पृष्ठ ७१) आनन्द भाष्य (प्रष्ठ ८६) में अक्नरशः यही पाठ है| 





१-“आनन्दभाष्य-भू मका, पृ० २१, टिप्पणी । 


श्र्ड रामानन्द सम्प्रदाय तथा दिंदीनसाहित्य पर उसका प्रभाव 


जानकीभाष्य--१-२-४ “नाशारोर? इति पू्वपदस्यानुषग:, नशारीरमनोम- 
यत्वादिगुणकः कुतः “कमंकतृव्यपदेशात्‌”? 'एतमितः प्रेत्य सभवितास्मीति? प्रक्ृत॑ 
मनोमयत्वादिगुण कमुपास्य पंरमात्मान प्राप्यल्वेन कर्मत्वेनव्यपद्शिति | अभिस- 
भवितास्मि प्र'प्तास्मीत्युपासक कतृत्वेन व्यपदिशति | अत उपासकत्वोपास्यत्वयो: 
प्राप्तुप्राप्यत्वयो रेकनिष्ठत्वानुपपत्तेनशारीर उपास्थ , श्रतो न॑ मनोमयत्वादि 
गुणकः $ ( पु० ७६ ) 

आननन्‍्दभाष्य--१-२-४ ( थोडे से हेर-फेर से ) “न शारीर” इति पूछ 
पदानुषगः | शारीगेमनो मयत्वादि गुणशकोन मवितुमहंति। कुतः | कम कतृव्यपदेशात | 
“एतमित: प्रेत्य भिसभवितास्मि? इति प्रकृत मनोमयत्वादि गुणुकमुपास्य॑ परमात्मान॑ 
प्राप्यल्वेन कमत्वेन व्यपदिशति । अभिसभवितास्मीति प्राप्तास्मीत्युपासक जीव॑ 
कतृत्वेनव्यपदिशति | अतः प्राप्ता जीव उपासकः प्राप्यब्रह्मोपास्य न च सत्यां 
गतावेकस्यैव कर्मकतृव्यपदेशों युज्यते । तथोपास्योपासकमाबोडपिमदाधिष्ठान 
एवेति न शारीरों मनोमयत्वादिशुणुक. ॥ ( पृ० ६८-६९ ) 

नोट--इनमे अ्धिकाश वाक्याश दोनो ही ग्रन्थो मे समान हैं । 

जानकी भाष्य--१-२-२८ ( पृष्ठ १०६ ) और आनन्दभाष्य १-२-२८ 
(पृष्ठ १२०) मे सूत्र की व्याख्या करते समय समान शब्दावली का प्रयोग किया 
गया है, केवल आनन्दभाष्य म द्वितीय वाक्य के पू “न देवता न वा? पद और 
अन्त में वोध्य”? पद अधिक मिलते हैं । 


जानकोभाष्य के १-३-१६ ( पृष्ठ १३६ ) सूत्र की व्याख्या आनन्दभाष्य 

( यहाँ उसी सूत्र की सख्या १-३-१७ दी गई है, पृष्ठ १४० ) में पूर्णतया 
समान शब्दावली में की गई है। इसी प्रकार सूत्र १-४-२०, २-१-१२ 
( आनन्दभाष्य” में २-१-१३ ), २-२-२४, २-३-२४७, २-४-३, ३-२-३३, 
३-४-४८ आदि सूत्रों की व्याख्या दोनों ही “भाष्यों? मे पूर्णतया समान शब्दावली 
में की गई है | कुछ सूत्रों की व्याख्या में कुछ और वाक्य या वाक्यांश जोड़ 
भर दिए, गए हैं, व्याख्या की आत्मा ( स्पिरिट ) वही है। “जानकीभाष्य? में 
१-३-३१ (पुष्ठ १६४) सूत्र की व्याख्या में जिस शब्दाबली का प्रयोग किया गया 

है, प्रायः वही शब्दावली आनन्दभाष्य ( सूत्र १-३-३२ ) मे भी प्रयुक्त हुई है, 
केवल दूसरे के अन्त में 'देवानामध्वादिविद्यास्वधिकार इति पूर्वोद्तिस्य जैमि- 
नेमंतम! वाक्य ओर जोड दिया गया है। सूत्र १-४-२४ की व्याख्या दोनों 
ही भाष्यों में प्रायः समान शब्दों मे की गई हैं, केवल जानकीमभाष्य के “तस्प- 
'जगदुत्पादनत्वचेति निमित्तत्वमुपादानलश्च” और '“्रह्मणोनिष्पद्यते? के बीच में 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १२५४ 


अआनन्दभाष्यः मे 'एकस्यैवः शब्द और जोडा गया है। सूत्र २-१-२६ को 
व्याख्या में प्रथम तीन वाक्य तो दोनों मे समान ही हैं। चतुर्थ वाक्य में "जानकी 
भाष्यः के 'तस्य निरवयवत्वपत्ते! तथा “निष्कलमित्यादिनिरवयवत्वशब्दकोप- 
प्रसक्तोरिति? के बीच में आनन्दभाष्य मे (चिदशों जीवविभागयुक्तोडचिद्शश्चा- 
काशादिविभाग विभक्त इल्युक्तोः वाक्‍्याश तथा 'जानकीभाष्य? के 'प्रसक्तोरिति? 
और (पूर्वपक्तःः शब्दों के बीच में “न ब्रह्मणों जगत्कारशत्वमिति? वाक्याश श्रौर 
जोड़ा गया मिलता है। सूत्र ३-४-४८ की व्याख्या में आनन्दभाष्य” में केवल 
एक वाक्य और अन्त में जोड़ दिया गया है--“तस्मादत्र मौनविद्यासहऋरितया 
विधीयते |? कद्दी-कही यह जोड़ केवल एक शब्द का ही है, शेष शब्दावली 
दोनो मे समान है। सूत्र २-३-२६ की व्याख्या में आनन्दभाष्यः के ज्ञान 
गुण शक्तेविपरिलोपोन विद्यते! के स्थान पर आनन्दभाष्य”ः में 'शानगुणस्य 
वितरिलोपोविनाशोनविद्यते” पाठ मिलता है । इसी प्रकार सूत्र २-२-४ को व्याख्या 
में आनन्दभाष्य” के श्रन्तिम वाक्य के गोमयाकारेणपरिणामस्यद्शनाच्च?ः शब्द 
के स्थान पर “शआनन्दभाष्यः में गोमयाद्याकारेण परिणामस्यदर्शनाव्च” पाठ 
मिलता हैं । 


कही-कहीं “आनन्द-भाष्य” मे कुछु कम शब्दों मे ही काम चला लिया गया 
है, फिर भी दोनो की शब्दावली मे अ्रदूभुत साम्य मिलेगा | सूत्र २-४-२१ की 
व्याख्या मे आनन्द-भाष्य”ः में जानकी-भाष्यः का “यन्नपृथिव्याभागाधिक्य सा 
पृथिवीत्युच्यते, यत्रापा भागाधिक्य ता आपइलत्युच्यन्ते, यत्रतेजसो भागाधिक्य॑ 
तत्तेजइत्युब्यते! वाक्य नहीं मिलता, पर शेष शब्दावली में साम्य पाया जाता 
है। सूत्र ३२-३-११ में आनन्द-भाष्य”ः में “'जानकी-भाष्य”ः के “ब्ह्मोपासनासु! 
शब्दमात्र का अभाव तथा “रूपेभ्य ? के स्थान पर “करेम्य ? शब्द पाया जाता है । 
सूत्र ३-३-११ की व्याख्या में आनन्द-भाष्यः में 'जानकी-भाष्यः के केवल दो 
शब्दों 'उद्गीथागभवाश्रुतेरित्यथं:? तथा क्रित्वगभावों हि सहभाव/ का अभाव है। 
शेष शब्दावली में पूर्णतया साम्य है। सूत्र ४-१-८ की व्य/ख्या में आनन्द-भाष्य! 
मे “जानकी-भाष्य” की व्याख्या का अतिम शब्द “अथ:? मान्न नहीं है, शेष शब्दा- 
वली समान ही है। 


कही-कहीं शब्दो में बहुत ही सूक््म हेरफेर किया गया है। इस सम्बन्ध में 

पर्याश्रवाची शब्दों का प्राय सहारा लिया गया है। शेष शब्दावली दोनो में ही 

समान है | सूत्र ३-२-५ की व्याख्या में जानकी-भष्य”ः के अन्तिम वाक्य 
धथाभस्मयोगादर्नेः प्रकाशनसामर्थ यतिरो भावस्तद्वदित्यरथ:! के स्थान पर “आनन्द- 


१२६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


आष्य? में “यथा... ... प्रकाशनसामथ य तिरोभवति तद्दन्ञापितिरोभाव इति? पाठ 
मिलता है । सूत्र ३-४-४५ की व्याख्या में ज्ञानकी-भाष्य के द्वितीय वाक्य 
“यज्मानफलसाधनभूतस्य क्रतोः सागनिष्पादनाय” के स्थान पर “यजमान...भूलस्य 
सागस्य क्रतो निष्पादनाय तथा अन्तिम वाक्य में 'फलश्रुतेरविरोध.” के स्थान पर 
'फलश्रुतेरप्यविरोध:? शब्द या वाक्याश 'आनन्द-भाष्य! से मिलता है। सूत्र ४-१-६ 
की व्याख्या में 'जानकी भाष्य” के वाक्याश 'प्रथिवीपबतादीना यठ्चलत्व दृश्यते 
तदपेक्ष्यध्यायमानस्याचलत्वमावश्यकत्वादामीनस्थैवाचलत्वसम्भवतासीन एवोपासी- 
तेत्यथः के स्थान पर “आनन्द-भाष्यः में ध्यायमानस्थाचलत्वमावश्यक | 
तच्चासीनस्यैच सभमवति | तस्मादासीनेवोपासीतेति? मिलता है। सूत्र ४-३-६ की 
व्याख्या में जानकी-भाष्य” के द्वितीय वाक्य का अचिरादिनागतस्यामृतत्वापुन- 
राइत्तित्व! अश आनन्द-भाष्य” में नही है और अन्त में 'इति श्रुतेश्वावगम्यतेः के 
स्‍थान पर श्रौतामिधानादिति? पाठ मिलता है। सूत्र ४-४-२ में जञानकी-भाष्य 
के इत्यनेनोच्यते? शब्द के स्थान पर “आनन्द-भाष्य” में 'इतिवाक्य विषयः” पाठ 


मिलता है । 


भाव साम्य तो समूचे ग्रन्थ में ही पाया जाता है । इस सबंध में केवल एक 
उदाहरण ही पर्याप्त होगा । सूत्र ३-१-५४ की व्याख्या : 


जानकीभाष्य--प्रथमेद्युलोकाख्याग्नावपामाहुतेरश्रवणात्‌ । किन्तु तस्मि 
न्नेतस्मिन्नग्नी देवाश्रद्धाजुहनतीः ति प्रथमेडस्नौश्रद्धायाएबाहुतेः श्रवणादापोभू- 
तान्तरससृष्टा गच्छन्तीतिनोपपद्मतइति चेन्न हि। यतस्ता एवाप; अश्रद्धाश- 
ब्देनोच्यन्ते । कुतः । उपपत्तेः। वेत्थयथा पंचम्यामाहुतवाप. पुरुषबचसों 
मवन्ती? ति प्रश्नवाक्येड्पामेबाहुते:अवणात्‌ । तासासेव पुरुषबचस्तस्य च कथ 
'चिदप्यनुपपत्तेः | प्रतिबचनवाक्येश्रद्धाशब्देनाप एवोक्ता भवन्ति । “अद्धावाआपः” 
इत्यपाश्रद्धांशब्दवाच्यस्व॑श्रुत्यावगम्यते || ४ ॥? ( पृष्ठ ३६८ ) 


आनन्दभाष्य--प्रथमेद्यलोकाख्याम्रावपामाहुते रश्षवशात्‌ किन्तु त- 
स्मिन्नेत जुब्दति इति प्रथमेउग्नोश्रद्धायाएबाहुते: अश्रवणादा- 
पोभूतान्तरसस्ष्टा गच्छन्तीति नोपपद्मतइत चेन्न, यस्मात्ता एवाप 

'(शब्द्वाच्याभवन्ति । कुतः । उपपत्ते: । भ्रद्धाशब्देनापामेव अहण तथा 
सत्येव प्रश्नस्य तन्निरूपणस्थचोपपत्तिः तथाहि ('वेत्थयथा,.....«- भवम्ति? 
इत्यत्रोह्देश्यतयाडइपामेव पुरुषवचस्त्व प्रष्ठदुरभिमतम्‌ | तथा तत््‌ प्रतिवचनारस्मे तु 
चुलोकाग्नो होम्यत्वेन अ्रद्धाभिगता | तत्र श्रद्धाया ए्वान्नुयत्वम्ेष्टव्यम । नो 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १२७ 


चेत्प्रश्नप्रतिबचनयोविषयभेद्‌* सस्‍्थात्‌ | “श्रद्धावाआपः» इति श्रुतेः श्रद्धाश- 
व्देनाप एथोच्यंते | तथा च भूतसूकमैः स परिष्वक्त एवं गच्छतीति ॥५४॥ 
उपयक्त उद्धरण में कुछ वाक्यों मे तो शब्दसाम्य भी है, पर प्रतिपाद्य दोनो 
का निश्चित्‌ रूप से एक ही है। इस प्रकार के अनेक उद्धरण दोनो ही ग्रन्थों 
के किसी भी पृष्ठ से दिये जा सकते हैं । 
धजानकीभाष्यः निश्चित्‌ रूप से १५० बष से अविक पुराना नहीं है। अतः उस 
समय र म नन्द सम्प्रदाय की जो दाशीनक मान्यताएँ थी, उनका प्रतिबिम्ब उसमें 
पड़ना आवश्यक था | फिर उस समय तक रामानन्दी विद्वान्‌ रामानुज-सम्प्रदाय 
से भी अपने को सम्बद्ध समझते थे और “श्री भाष्यः का पठन-पाठन करते थे। 
जब रामानन्द-सम्प्रदाय में श्रगार का प्रवेश हो गया और “रक्त? श्री के स्थान पर 
(बिन्दश्री! का प्रचार हुआ, तब इसके प्रवत्तक स्वामी रामप्रसाद जी को 
“जानकीभाष्यः के भी लिखने वी आवश्यकता प्रतीत हुई। जानकी-राम की महत्ता 
का स्वीकार तो इस ग्रन्थ में किया गया, किन्तु मूल दाशनिक पृष्ठभूमि श्रीभाष्य? 
की ही बनी रही | कदाचितु उस समय तक रामानन्द-सम्प्रदाय के लोग स्वामी- 
रामानन्द के उदार दृष्टिकोण को भूल कर खान-पान, जाति-पाति के सम्बन्ध में 
सकीण भी हो गए थे | अतः “अपशूद्राधिकरशण? में स्वामी रामप्रसाद जी ने 
शूद्रो को वेदाधिकार नहीं दिया। “आनन्दभाष्य? में भी शूद्रों को इस प्रकार का 
कोई श्रधिकार नहीं दिया गया जब कि श्री वेष्णवमताब्जभास्कर” भ्रन्थ से स्वामी 
रामानन्द जी घोषित कर चुके हैं कि भक्ति मे जाति-पाति का मेदभाव व्यथ है।--- 


प्राप्तुपरांसिद्धिमकिचनोजनो ट्विजातिरिच्छन्छरणं हरि व्रजेतू । 

परंदयालु स्वगुणानपेक्षितक्रियाकलापादिक जाति बन्धनमू ॥* 

अतः यह सन्देह कर लेना कि “आनन्द-भाष्य” की रचना स्वामी जी ने नहीं 
की, कुछ अनुचित सा नहीं प्रतीत होता । इसी आधार पर तो डा० बथ वाले 
ने इस अन्थ की ग्रामाणिकता में सन्देह किया है। एक ही व्यक्ति की कृतियाँ 
होने के कारण आनन्द भाध्यः ओर “श्री वेष्णुवमताब्जमास्कर? में विचारधारा की 
दृष्टि से पर्याप्त साम्य होना चाहिए था। "श्री वैष्णुवमताब्जभास्कर? के लेखक ने 
कही भी अपने मत को विशिष्टाद्वेत के नाम से अभिहत नही किया है। तत्व- 
विवेचन उसका प्रधान उद्देश्य भी नहीं प्रतीत होता है। विशिष्टाद्वैत की स्थूल 





१--ओ वैष्णवमताब्जमा८+र-भगवदाचार्य, पृ० १७३ | 
२--ह६ि० का० नि० संभदाय, डा० बथ वाल, पृष्ठ २६ । 


श्स्प्य रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव 


बातो को अपना कर भो लेखऊ कहीं भी उसके विस्तार मे प्रवेश नही करता है | 
लेखक ने राम को ही पर ब्रह्म एवं अपना आराध्य माना है, फिर भी अन्य 
साम्प्रदायिक आर्य देवों के प्रति उसका दृष्टिकोण सर्वत्र ही उदारता का रहा 
है । वैष्णवानुरूप उदारता ही "श्री वेष्णुवमताब्जभास्कर? ग्रन्थ की विशेषता है । 
दूसरो के मतो के खंडन की प्रवृत्ति भी यहाँ नहीं मिलती । 'आननन्‍द-भाष्यः में 
उतनी ही साम्प्रदायिकता है, जितनी श्री भाष्य? में और “अनन्द-भाष्य” का 
दृष्टिकोण प्राय. उतना ही सकीण है जितना “श्री भाष्य? का | आनन्द-भाष्य? 
में श्री वैष्णवमताब्जभास्कर” के उस उदार दृष्टिकोण का भी अभाव है, जिसके 
अनुसार भक्ति का द्वार शक्त-अशक्त, कुलीन-अकुलीन, ब्राह्मण-शुद्र, स्री चाडाल- 
अ्रादि सभी के लिये खुल गया था। भागवतो की उपासना करने से ब्राह्मणादि 
तक भी सिद्धि-प्राप्त करते हैं, ऐसा श्री वैष्िणवमताब्जभास्कर? ग्रन्थ का निश्चित 
मत है। आनन्द भाष्य? मे इस प्रकार की उदारता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं 
दिखलाई गई है | लगता है ज्यो-ज्यो समय बीतता गया रामानन्दी साधु अपने 
आचार्य के उपदेशों को भूलते गए और रामानुजी साधुओं एवं आचारयों के 
साथ रहते-रहते उनकी भाँति ही साम्प्रदायिक होते गए । “आनन्द-भाष्य? इन्ही 
साम्प्रदायिक संकरीणताओों से परिपूर्ण है और इसी कारण इसे रामानन्द जी 
की रचना के रूप में स्वीकार नही किया जा सकता | 

“आनन्दभाष्य” और “जानकीभाष्य! के तत्व-चिन्तन का स्तर समान ही है, 
दोनों की विचारधारा मे प्रायः कोई श्रन्तर नहीं है। 'जानकीमाष्य” अपने समय 
का प्रतिनिधि भाष्य है। स्वामी रामप्रसाद का समय सं० १८०८ वि० माना 
गया है। इनके इस भाष्यः की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ अयोध्या मे मिल 
जाती हैं | अ्रतः इसकी प्रामाणिकता मे सन्देदह नदी किया जा सकता। ( कुछ 
विद्वानों के अ्रनुसार स्वामी रामप्रसाद जी के विद्वान शिष्य हरिदास जी ने जानकी 
भाष्य? की स्वय रचना कर अपने शुरू के नाम से इसे प्रचारित कर दिया | ) 
आलनन्दभाष्यः की हस्तलिखित प्रतियों का नितान्त ही अभाव है। जिन प्रतियों 
का उल्लेख रघुवरदास जी श्रथवरा भगवदाचार्य जी ने किया है, वे भी श्रनुपलब्ध 
हैं | खयथ भगवदाचार्य जी ने मेरे एकाधिक पत्रों का उत्तर देते समव् इन 
हस्तलिखित प्रतियों के मिलने के स्थान नहीं बतलाए हैं। मैने उस प्रति को 
भी देखने की जिज्ञासा की थी, जिसके आधार पर उन्होंने अहमदाबाद वाली 
श्ानन्दमाष्यः की प्रति छुपवाई थो, किन्तु भगवदाचाय जी से इस सम्बन्ध में 
मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला । रष्ट है, “आनन्दभाष्य” की हस्तलिखिल प्रतियाँ 
किसी आशकावश ही जानबूक कर छिपाई जा रही हैं। “आ्नन्दमाष्यः और 


रामानन्द स्वाप्ती के अन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १५६ 


“जानकीमाष्य”ः मे भाव-भोषा सम्बन्धी कितना साम्य है, इस सम्बन्ध में हम 
ऊपर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत कर चुके हैं। अत. कुछ विद्वानों का यह अनुमान 
कि परम्परा-सम्बन्धी झगड़े के छिड़ जाने पर रामानन्द को स्वतन्त्र आचाय॑ सिद्ध 
करने के लिए साम्प्रदायिक-भाष्य के आधार पर आनन्दभाष्य”ः की रचना 
करके लोगों ने उसे स्वामी जी के नाम पर चला दिया, वर्तमान परिस्थितियों 
मे अधिक तकंसगत एवं महत्वपूर्ण हो जाता है । 

जो हो, इतना तो स्पष्ट ह्वी है कि इस ग्न्थ के प्रकाशन का सम्बन्ध एक 
प्रमुख साम्प्रदायिक समस्या से था और इसके पूब न तो सम्प्रदाय में इसका 
पठन-पाठन ही अधिक होता था और न इसका पास प्रचार ही था। इस अन्य 
की हस्तलिखित प्रतियो के अभाव का यही प्रमुख कारण है। अतः जब तक. 
इस ग्रन्थ की ३००-४०० वर्ष पुरानी एकाधिक हस्तलिखित प्रतियाँ न मिल 
जाय, तन्च तक इसे रामानन्द स्वामी कृत मान लेने का कोई कारण नहीं 
दिखलाई पड़ता है | 

अपने अध्ययन के सम्बन्ध मे हम इसे रामानन्द-सम्प्रदाय का एक प्रग्मुख 
भाष्य मान कर ही इसका उपयोग कर सकेगे, रामानन्द स्वामी की कृति मान 
कर नहीं । इसके आधार पर आधुनिक रामानन्द-सम्प्रदाय की विचार घारा को 
समझा जा सकता है, रामानन्द स्वामी के मत को नहीं, ऐसी मेरी दृढ़ धारणा 
है और इसी रूप में इस ग्रन्थ का उपयोग प्रस्तुत प्रबन्ध मे हुआ है। 

सिद्धांत पटल---सिद्धान्तपटल? रामानन्द सम्प्रदायान्‍्तगंत तपसी-शाखा का 
एक प्रमुख ग्रन्थ माना जाता है| इसके लेखक स्वामी रामानन्द जी ही कहे 
जाते हैं। इस ग्रन्थ के मन्त्रों की सूची पर एक विहगम दृष्टि डालने से ही यह 
पता चल जाता है कि इसकी रचना नाथ-पन्‍थ ओर वैष्णव धर्म में सामंजस्य 
स्थापित करने के दृष्टिकोण से की गई है । रामानन्द-सम्प्रदाय में योग का प्रवेश 
पयद्ारी कृष्णुदास के ही समय में हो गया था। उनके शिष्य कील्‍्ह और 
कील्ह के शिष्य द्वारकादास ने तो इस योग-परम्परा को और भी आगे बढ़ाया | 
इन्हीं के शिष्य-प्रशिष्यों ने अपनी एक अलग शाखा स्थापित कर ली, जिसका 
नाम 'तपसी शाखा” पड़ा, इसी 'तपसी शाखा? की ओर से डाकोर से सिद्धान्त- 
पठल का प्रकाशन कराया गया है, भागव-पुस्तकालय, गायधाट तथा बेकटेश्वर 
प्रेस बम्बई से भी इस अन्थ का प्रकाशन हुआ है | 

रामानन्द ने नाथ-पंथी योग को भी अपने में समेट लिया था और वें 
निरन्‍जन की ही उपासना करते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता | श्रत+ 


१३० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


(सिद्धान्त पटल? को स्वामी रामानन्द्कृत मान लेने मे अनेक आपत्तियाँ हो 
सकती हैं | कम-से-कम इस ग्रथ में ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके बल पर यह कहा 
जा सकता है कि यह ग्रन्थ रामानन्द स्वामी कृत नही है। १-इस ग्रन्थ में सर्वत्र 
ही रामानन्द जी का गुरु रामानन्द के नाम से स्मरण किया गया है (हम 
यहाँ गायघाट, काशी से प्रकाशित प्रति से ही पृष्ठ सख्या देंगे )। भ्रन्थ के 
अन्त में लिखा है 'इति श्री गुरु रामानन्द जी कृत सिद्धान्त पटलम्‌ (अवधूत-मार्ग) 
समाप्त ।? (पृष्ठ ५०) । ग्रन्थ के मध्य में भी इस प्रकार के श्रादरसूचक शब्द का 
प्रयोग रामानन्द जी के नाम के साथ किया गया है। जैसे “इति श्री शुरु रामानन्द 
स्वामी की पचमात्रा सम्पूर्णम |? (पु० ४)। या 'इति श्री गुरु रामानन्द का 
वैराग्य-आभूषण-मत्रः । (पृष्ठ १०) । 

२--कभी-कभी रामानन्द जी के नाम के साथ इस प्रकार शुरु? शब्द का प्रयोग 
किया गया है, जिससे यह्द स्पष्ट हो जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके उपदेशों 
का या तो सग्रह कर रहा हो अ्रथवा स्वयं उनके नाम पर लिख रहा हो । स्वय॑ 
रामानन्द इस प्रकार अपने को नहीं लिख सकते थे--“श्री गुरु रामानन्द को 
बच्चा सच्चा जोग”, ओम अब जागे श्री शुरु रामानन्द अवधूता | सेली सिंधी 
जंग लंगोटा....!?* “आसन बेठे गुरु रामानन्दा | दोऊ कर जोड़ आसन की रक्षा 
करें | देव तैंतीस कोटि रक्षा करें ?९ “श्री गुरु रामानन्द स्वामि की कण्ठी हीरा 
तीन लोक मे छाजैः?” “गुरु परताप बाधम्बर चलाया। और चलाया मृगछाला । 
जापर बैठे श्री गुरुरामानन्द जी ।”* 'ऊँ स्वामी जी जगजहूरा पग की खड़ाऊँ पग 
का तोड़ा !?* ओरों श्री गुरु रामानन्द जी सेली सिंघी जग लगोटा!।” “शब्द खरूपी 
श्री शुरुराघवानन्द जी ने श्रीरामानन्द जी क सुनाया |? छोटे से मोटा करि 
गुरु रामानन्द जीं बोले भस्म को करो विचार |! 'ऊँ आदि शेष लींन्दह लक्ष्मण 





१--सिद्धान्त पटल, पू० ४१ । 
२--वही, ए० रे | 

३--बही, ए० ६ । 

४--वही, पू० ७। 

५--वही, पू० ८। 

६--पू० ६ । 

७०-३० ९९। 

८--इ० १७ । 

8६-१० ४० | 


रामानन्द स्वामी के अन्धथ तथा उनकी प्रामाणिकता १३१ 


अवतार । गुरु रामानन्द गुण के रासी | रटे ररकार मायावादी मतराम रघुनाथ 
उपासी | श्री रंगधाम हरिनिकट निवासी? !' “प्रथम त॒म्ब कबन चलाया। 
नवनाथ चोरासी सिद्धों ने चलाया | फेर तुम्बा कवन चलाया शुरू राघवानन्द जी 
ने चलाया | फिर तुम्बा कवन चलाया । गुरु रामानन्द जी ने चलाया | एक-एक 
तुम्बा राखो भाई ।?* 


उपयेक्त उद्धरणो से स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ का लेखक रामानन्द से मिन्न 
ही कोई व्यक्ति है । 


३--कहीं-कहीं रामानद के लिये 'गुसाई (गोसाईं)” शब्द भी लिखा गया है, 
साथ ही “कबीर! तथा 'जमाल? का भी नाम आ गया है। ओऔरो अ्रवधूत बाघ सिंह 
मग छाला बिछाई कौन गुरु फुरमाई | श्री गुरु रामानन्द गोसाई ।?*९ “श्री गुरु 
रामानन्द निर्वाण गुसाई | जिन्‍ने बाधम्बर करके चलाई |? * कबीर के नाम से 
छुद भी इस ग्रथ भे मिलते हैं | गुरु के शब्द सो भिन्षा मॉगो । अन्तकाल नहीं 
भारी | दास कबीर कहै फोली कूडा साथ | दूध की भिक्षा परमारथ राम ।?* “कहै 
कबीर सुनो जमाल । पंचधूनी चेता बेहाल ॥?* “सतगुरु हम पर मेहेर करि एक 
किया परसग । बादर उमग्यो प्रेम को भीज्यों सगरो अ्रग ।”९ 


इस प्रकार अन्तःसाक्य के बल पर इस ग्रन्थ को स्वामी रामानन्द जी कृत 
नही ही माना जा सकता | कुछ संस्कृत छन्दों को छोड़ कर ( कदाचित्‌ ये छद 
सकलित हैं ) भाषा-शैली की भी दृष्टि से यह एक निम्न कोटि की रचना है । 
उदाहरण के लिये निम्नलिखित मन्न को लिया जा सकता है :--- 


है “सुई-सुई का धागा। खलका चोला शीवन लागा। धोला काला डोरा । 
ऊ रमे साधु का चोला । चकक्‍कू चकमक मतगा चीपिया | पथरी गोपी चन्दन । 
गगा की रज चेला विलसे शुरु की साखी । सरस्वती उपदेश बतावे |”* आदि | 


१-- १० ४४ | 
२--वही, पृष्ठ ४५। 
२-० ५४८5 २३० ॥ 
४--प०्ठ ३०। 

५ इप्द ९६ । 
६--एृष्ठ ३१। 

७9-- पृष्ठ ४४ । 

बा पृष्ठ ४ ) 


१३२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


कबीर और कमाल के नामों का आना भी रामानन्द की रचना इसे सिद्ध 
नहीं करता | इसे कबीरदास की भी रचना नहीं मान सकते | एक तो इसमें 
वैष्णव कर्म-काश्ड को पूरी मान्यता दी गईं है, दूसरे कबीर के नाम पर 
पाए गए ग्रन्थों में 'सिद्धान्त-पटल? का कहीं नाम भी नहीं आता ।* इस गअन्थ के 
र्वयिता कदाचित्‌ कोई क्षेमदास हो, जिनका नाम इस ग्रन्थ में इस प्रकार आया 
है 'गगा की रज चेला विलसे गुरु की साखी । सरस्वती उपदेश बताबे । क्षेमदास 
गुरु अगम समावै ।/* “मक्तमाल? के अनुसार रामानन्द की शिष्य-परम्परा मे 
एक खेमदास पयहारी कृष्णदास के शिष्य टीला जी के शिष्य थे* और 
दूसरे अग्रदास के ।* टीला की परम्परा में थोग का प्रचार अधिक था और 
ग्रग्म की परम्परा में शुगार का। श्रतः यह अनुमान कदाचित्‌ अखसगत न होगा 
कि इस ग्रन्थ के रचयिता ठीला जी के शिष्य खेमदास (क्षेमदास ?) ही रहे हों और 
ग्रन्थ के माहात्म्य को बढाने के लिये उन्होंने एक ओर तो रामानन्द का नाम 
दे दिया हो और दूसरी ओर कबीर के पदो का भी संग्रह कर लिया हो । रामा- 
ननन्‍्द सम्प्रदाय के (तपसी शाखा को छोड़ कर ) प्रमुख विद्वान्‌ भी इस ग्रन्थ 
को स्वामी रामानन्द जी कृत नहीं मानते ।* 

राम रक्षा स्तोनत्र--सिद्धान्त पटल? को भाँति 'रामरक्षा स्तोत्र? भी स्वामी 
रामानन्द जी कृत कहा जाता है। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की १६००ई० 
की खोज रिपोर्ट में यह ग्रन्थ रामानन्द्‌ कृत कहा गया है और इसका प्रासि-स्थान 
प० माखनलाल मिश्र, मथुरा कहा गया है। १६ ०६-७-८ की रिपोर्ट में इस ग्रन्थ 





१---द्वि० सा० आ० इ०, डा० वो, पृष्ठ ३५८०६७ । 

२--सिद्धान्त पटल, पृष्ठ ४। 

३--भक्तमाल, छप्पय ११७ | 

४०-वही, छेप्पय, ११८। 

५--परम्परा-परित्राणम-मगवदाचाय पृ० ३१-३२ । “जहाँ एक ओर ऐसा कहते हें बहाँ 
दूसरी ओर सिद्धान्त पटल को सामने रखते हैं और कहते हैं कि शी स्वामी रामानन्द जी 
का बनाया हुआ है । स्वामी जी का बनाया हुभा दे इसमें कुछ प्रमाण दोगे या ऐसी ही 
युगलभक्षण करते रददोगे ।......तुम सममते थे कि इस “सिद्धान्त पटल” को भागे ले पटको 
यदि कोई झूठा कहैगा तो तपसीमहात्मा माथा फोड़ डालेंगे और सत्य कहेंगा तो गोवर- 
गयेशों का दुर्गन्धितमत सिद्ध दो जावेगा ।... ..-तपसी महात्माओं को मैं समझा लूगा। मैं 
भानता हैँ कि वे जल्दी नहीं सममोंगें। परन्तु यह तो मुझे विश्वास हे कि ओऔ रामानन्दस्वामी 
जी के वह सच्चे भक्त हैं ।! इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भगवदाचार्य पटल को स्वामीजी कृत 


चहीं मानते । 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १३३ 


के लेखक कबीर माने गए हैं | खोज रिपोट सन्‌ १६०६-१०-११ के अनुसार 
इसकी एक प्रति प० भानुप्रताप तिवारी, चुनार के यहाँ पाई गई थी। 
खोज रिपोर्ट सन्‌ १६१७-१८-१६ ई० के अतुसार इसकी एक अन्य प्रति 
लक्ष्मण किला, अयोध्या में रामरक्षा सन्‍जीवन-मंत्र के नाम से पाई गई थी | 
विषय मंत्र बतलाया गया था। उन्ही वर्षों की रिपोर्ट मे लक्ष्मण-कोट, अयोध्या 
में रामरक्षा मन्न नाम से एक अन्य प्रति का भी उल्लेख किया गया है। इस 
ग्रन्थ की प्रतिलिपि “श्री स० १६४४ मिती माघ कृष्ण ३, बुधवासरे? की गईं थी | 
१६२०-२१-२२ की खोज रिपोर्ट के अनुसार इस ग्रन्थ की एक ग्रतिलिपि ठाकुर 
दास पचायती, खजुआ, फतेहपुर में पाईं गई थी। इसके विषय परमात्मा व गुरु को 
बन्दना, कष्ट-पीडादि के दूर होने का आदेश, योगिनी आदि को आदेश, 
खेचरी मुद्रा, चन्द्र- सूय को आदेश तथा राम, लक्ष्मण, सीता श्रौर हनुमान से 
रक्षा प्राथना आदि कहे गए. हैं। १६२६-३०-३१ की खोज-रिपो्ट के अनुसार 
इस अन्थ की एक प्रति डा० बर्थ बाल को श्री रामानुज के नाम से मिली थी, 
यद्यपि उनके ही अनुसार, यह १६३० वाली रिपोर्ट की प्रति से मिलती- 
जुलती है । इस अन्थ की एक और प्रति आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल के 
पास थी, जिसकी सूचना उन्होने अपने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास? नामक 
ग्रन्थ में दी थी ।* 

इस ग्रन्थ की एक प्रति मुझे श्रयोध्या में प्रास हुईं है । किसी रामानन्दी 
विद्वान ने इस अन्थ के रामानन्द स्वामी कृत होने को सूचना नहीं दी है। खोज- 
रिपोट के सम्पादको मेन तो मिश्रबन्धु* ही इसे स्वामी रामानन्द कृत मानते 
हैं, न श्री हीरालाल जैनरे ही। ५० रामचन्द्र शुक्ल ने तो यहाँ तक लिखा है, 
ऑऋाड़-फूक के काम के ऐसे-ऐसे स्तोन्न भी रामानन्द के गले मे गए हैं ।?* 
हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास मे डा० रामकुमार वर्मा का भी मत 
है, “सम्प्रदाय सम्बन्धी एक अन्थ का पता चलता है। वह है “राम-रक्षास्तोत! या 
सजीवन-मंत्र!, पर उस ग्रन्थ की रचना इतनी निम्नकोटि की है कि वह रामानन्द 
के द्वारा लिखा गया ज्ञात नहीं होता | यह भी संभ्रव हो सकता है कि मन्र था 


१--हिन्दी साहित्य का इतिहास-प०रामचन्द्र शुक्ल, ए० १२२ । 

२०--खोज रिपोर्ट, १६०६-११ । 

३--इट अपीयसे डु बी ए वर्क आवू ए वेरी इन्फीरियर कलास,भआव्‌ राश्टर' श्री हीरालाल 
जेन । खोज रिपोर्ट-१६ १७-१६ । 

४--द्वि० सा० ३०, ए० १५३ । 


१३४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


स्तोत्र लिखने मे प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं हो पाता |... ...सम्भव है प्रारम्भिक 
रामरत्ञषा स्तोत्र रामानन्द ने लिखा हो, बाद में उसका रूप विक्रृत हो गया हो । 
यह भी सम्भव है कि रामानन्द के शिष्यों मे से किसी ने रामानन्द के नाम से 
ही यह ग्रन्थ लिख दिया हो । जो हो, यह रचना अत्यन्त साधारण है ।??* 


खोज-रिपोर्ट में प्राप्त कपर जिन प्रतियो का उल्लेख किया गया है वे भी 
एक दूसरे से पूर्णतया मिलती-जुलती नही प्रतीत होतीं। इन प्रतियों के प्रारम्भ 
और श्रत के जो उद्धरण रिपोट में दिए गए. हैं तथा जो प्रति मेरे पास है उसके 
आधार पर यह निश्चित्‌ रूप से कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ भाषा-शैली की 
दृष्टि से बड़ी ही निम्न-कोटि का है । नाथ और निरन्जन सम्प्रदायों का भी इस 
ग्रन्थ पर पूरा प्रभाव पड़ा हुआ प्रतीत होता है। निरन्‍जन, अलख, पिण्ड 
निराकार, कमलदल, त्रिकुटी, श्रादि की चर्चा के साथ ही राम, सीता, लक्ष्मण 
और हनुमान का भी स्मरण किया गया है | इस प्रकार विषय की दृष्टि से 
सिद्धान्त-पटल और रामरत्ता स्तोन्न मे पर्याप्त समानता पाई जाती है। अतः यह 
अनुमान कर लेना असगत न होगा कि रामानन्द स्वामी का योग से सबंध 
दिखलाने के लिये ही सिद्धान्त-पटल की भाँति इस अंथ को भी स्वामी रामानन्द 
जी के नाम पर प्रचलित कर दिया गया होगा । इतनी निम्नकोटि की रचना स्वामी 
रामानन्द की कृति तो नहीं ही हो सकती | नीचे खोज-रिपोर्टों मे दिए गए कुछ 
उद्धरण यहाँ भी उद्धत कर दिये जाते हैं। प्रायः सभी प्रतियों में पर्याप्त पाठ- 
भिन्नता है-- 


१६०० की खोज-रिपोट से प्राप्त प्रति :--- 


प्राम्भ--श्री गणोंशायनमः । अथ राम रक्षा लिषितम | ओं सध्या- 
तारणी सर्वंदोष निवारिणी । सध्याकरे बविन्न ढरें पिंक प्राण की रक्षा नाथ निरन्‍जन 
करे ध्यान धाम (?) मन पहुपै पंचहुताशनम्‌ क्षमा जाप समाधि पूजा नमो देव 
निरन्ज़नम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्त--गर्जेत पवन बाजन्त वेयश शंख सब दल्ते त्रिकुटी सार॑ | दास 
रामानन्द निज्ञु तत्व विचार । निज्ञु तत्त्व ते होते ब्रह्मशानी । भ्री रामरत्ञा दीयठ 
धरे प्राणी । राजद्वारे पथे धोरे सग्रामे शन्नसकटे ।, जाप लागा धीरे | श्री रामचन्द्र 
डचरेते लक्ष्मण जी सुनते जानकी सुनते । हनुमान्‌ सुनते पाप॑ न लिफपस्ते । 


१०-०हिं० सा० आ० इ०-डा० वर्मा, पृ० स० ४८१ | 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाखिकता श्ड्र्छू 


पुन्य ना हरन्ते । सध्याकाले प्रातःकाले जे नरा पठन्ते सुनते मोक्ष-फल पावते | 
इति रामरज्ञा रामानन्द की | 

१६०६-११ की खोज-रिपो् से प्राप्त प्रति-- 

प्रारम्भ :--श्री गशेंशायनमः । ओं अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बीजमन्नै 
मूलमत्र | औओं अखण्डमरलाकारव्याप्ते विष्णु सर्व चराचर । तस्मे भ्री शुरुभ्यो 
नम. पर गुरुभ्यो नमः परमात्मा गुरुभ्यों नमः ओं आदि देव आदि गुरुदेव परम 
गुरुदेव अनन्त गुरुदेव अलख गुरुदेव के चर्नारविन्दे नमस्तेतद्पददशंण तस्मे 
श्री रामरत्बादद | 

अन्त :--ओआं बज्नआसन बज्जकेवार बच् बाधो रसौ द्वार जो बत्र पर मेले घाव 
उलटी बच्र ताही को खाय | हृदय मेरे हरि बसे देखे देव अ्रनन्त श्री रामचन्द्र 
रद्या करे... ...आदि | 

मेरे पास जो पुस्तक है उसका आदि इस प्रकार है --्रों सध्यातारिनि 
स्वंदुःखनिवारिनि, संध्याटरे विन्नहरे पिण्डप्राण की रक्षा श्री रामनिरन्‍्जन करें । 
शानदिप मनपुष्प पचरइनिद्रि हुता ज्ञेमा जाप समाधि पुजा, श्रों नमो देव निरन्‍जनम। 

अन्त--गाजन्ते गगण बाजन्ते मधुर शंख सब्द धुन त्रीकुट सारा। 
श्री रामानन्द निज तत्व विचारा । ब्रह्म चिन्हते सोई ब्रह्मश्षानी। आ श्री रामरत्षा 
दिये उर धरे प्रानी । राज द्वारे पथे धोरे सम्रामे सन्नचु संकटे | श्री रामरक्षा स्तोत्र 
मत्र श्री रामचन्द्र उच्चरन्ते, श्रीलद्मणकुमार सुनन्‍्ते । बीजमन्न जपते । श्रीसीता 
सुनते | श्री हनुमान सुनन्‍्ते, प्रानी लागे रहन्ते | ते नरा मोक्ष फल पावन्ते। 
इति श्री रामानन्द स्वामी कृत श्री रामरक्षा स्तोन्न मन्न श्री बेठ द्वाका मदिर 
श्री रामकरोखा निवासीना श्री मद्भगवन्नारायण वशोद्भव वैष्णव भरी महन्तो 
सीयाराम दासेन यथा शक्ति सशोधित श्री द्वारकानाथ स्तुति, श्री द्वारका माहात्म्य॑ 
इृदम्‌ पुस्तक समाप्तिमगमत्‌ । 

प्रायः यही भाषा-शैली श्रन्य प्राप्त प्रतियो की भी है, श्रतः अन्य उदाहरण 
देना अनावश्यक प्रतीत होता है | 

योगचिन्तामणि--योगचिन्तामणि की सूचना प० रामचन्द्र शुक्ल ने 
अपने हिन्दी साहित्य का इतिहास? नामक ग्रन्थ में दी है | उन्होंने लिखा है;--- 
'रमानन्द स्वामी और योग का सम्बन्ध दिखाने के लिये स्वामी रामानन्द के नाम 
से चलाये हुए. ऐसे दो रद्दी प्रन्थ हमारे पास हैं--एक का नाम है योग-चिन्ता- 
मणि, दूसरे का नाम है रामरक्षा स्तोत्र । आगे शुक्ल जी ने इस ग्रन्थ से 
एक पद उद्धुत भी किया है। 


१० हिन्दी साहित्य का इतिद्ास--प० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १२२ । 


प्र 
१३६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदौ-साहिध्य पर उसका प्रभाव 


विकट कटक रे भाई | काया चढ़ा न जाई । 

जहँ नाद बिन्दु का हाथी | सतगुरु ले चले साथी ॥ 

जहाँ है अष्टद्ल कमल फूला | हंसा सरोबर में भूला | 

शब्द तो हिरदय बसे, शब्द नयनों बसे, शब्द की महिमा चार 

वेद गाई ॥ 

कहे गुरु रामानन्द जी, सतगुर दया करिमिलिया, सत्य का शब्द्‌ 
सुनु रे भाई ॥ 

सुरत नगर का सयल । जिसमें है आतमा का महल || 


उपयुक्त उद्धरण में 'कहै गुरु रामानन्द जी? पद से स्पष्ट है कि यह रामानन्द 
स्वामी की रचना नही है। भाषा-शैली भी बड़ी ही अ्रप्रौढ़ है। रामानन्द जी के नाम 
पर प्रचलित हिन्दी भाषा में लिखे गए पदों (हनुमान्‌ जी की स्तुति या अन्य पद) 
की भाषा-शैली बड़ी ही गेंठी हुई एव मजी सी है | इस दृष्टि से भी 'योग-चिन्ता- 
मणि? रामानन्द स्वामी जी की रचना नहीं प्रतीत होती । रामानन्द-सम्प्रदाय के 
विद्वानो ने इस भ्रन्थ के सम्बन्ध मे न तो कोई सूचना ही दी है और न इसे 
स्वामी जी कृत रचनाओं की सूची में परिगणित ही किया है। श्रयोध्या 
के लगभग सभी प्रमुख रामानन्दी विद्वानों से मैने पूछ-ताछ की, परन्तु वे इस 
अन्ध के सम्बन्ध में मुझे कोई भी सूचना नहीं दे सके । ज्ञात नहीं शुक्ल जी ने 
किस सूत्र से इस ग्रन्थ का सचय कर लिया था | जो भी हो, इतना तो निर्विवाद 
है कि यह रचना वैष्णव रामानन्द की नहीं है, चाहे ओर किसी रामानन्द की हो 
तो हो | मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार रामानन्दी सम्प्रदाय की 
तपसी-शाखा मे सिद्धान्त-पटल का प्रचार कर दिया गया है, उसी प्रकार 'रामरक्षा 
स्तोत्र! श्रोर 'योगचिन्तामणि? भी स्वामी रामानन्द जी के गले मढ दिए गए: हैं। 
सम्प्रदायों के इतिहास मे ऐसी घटनाएं श्रसम्भव नहीं होती | साम्प्रदायिक विचार- 
धारा का विवेचन करनेवाले "वैष्णव-घमेरत्नाकर? के विद्वान रामानन्दी लेखक 
प॑० गोपालदास ने भी इस अन्थ का कोई उत्लेख नहों किया है। ऐसी परिस्थिति 
में इस अन्थ को स्वामी जी कृत नही ही माना जा सकता । 


श्री गुरु रामानन्द्‌ कबीर जी का ज्ञान तितक--खोज रिपोर्ट सन्‌ 
१६१७-१८-१६ ई० में इस अन्थ का उल्लेख किया गया है। श्री सरत्वती- 
भण्डार, लक्ष्मण किला, अयोध्या में इसकी एक प्रति सुरक्षित है। भ्रन्थ के 
लेखक कदाचित्‌ कबीर जी हैं | सभा की एक रिपोर्थ मे इस ग्रन्थ से जो उद्ध- 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १३७ 


रण दिए गए, हैं उनसे यह स्पष्ट है कि यह अ्न्थ स्वामी रामानन्द-कृत नहीं है। 
नीचे का उद्धरण इसके प्रमाण में दिया जा सकता है | 

“गुरु रामानन्द जी के वदन पर सदके करूं सरीरा। अ्रब की बार उबार 
ल्ेहु स्वामी कम घुज दास कबीर |” या | “इति श्री गुरु रामानन्द कबीर जी का 
ज्ञान तिलक सम्पूर्णम |? लक्ष्मण किला के पुस्तकालय में मुके यह पन्थ नहीं 
मिला | 

श्री रामाराधनम्‌ ( संस्कृत ) तथा वेदान्त-बिचार” ( भाषा )-- 
लक्ष्मण किला, अयोध्या के पुस्तकालय की सूची में ये दोनो श्रन्थ मुझे 
स्वामी रामानन्द जी के नाम से मिले हैं। पहले मे कदाचित्‌ 'ैष्णवमताब्ज- 
भास्कर? तथा श्री रामाचनपद्धति? श्रादि के आधार पर भगवान्‌ रामचन्द्र की 
स्तुति की गई है और अन्त मे कदाचित्‌ सकलनकर्ता ने अपनी बनाई हुई स्तुति 
भी जोड़ दी है। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में मुझे किला के महन्थ से कोई भी 
सूचना नहीं मिल सकी | इस समय यह ग्रन्थ पुस्तकालय में है मी नही ' 


वेदान्त विचार--किले के पुस्तकालय की पुस्तक-सूची मे इस अन्थ के 
लेखक स्वामी रामानन्द कहे गए हैं, पर प्रयास करने पर भी मुझे यह ग्रन्थ नहीं 
मिल सका | इसे भी किसी ने वहाँ से हटा दिया है। अतः इसके सम्बन्ध में 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । हो सकता है, ये स्वामी रामानन्द वैष्णवाचाय 
स्वामी रामानन्द से भिन्न हो, क्योंकि रामानन्द-सम्प्रदाय में इस वेदान्त भाष्य की 
कोई चर्चा नहीं पाई जाती | 

रामानन्द आदेश--हिन्दी-पुस्तक-साहित्य *? मे डा० माताप्रसाद गुप्त 
ने सिद्धान्त-पटल के साथ ही इस ग्रन्थ को भी स्वामी रासानन्द कृत माना है। 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन, अहमदाबाद से मोहनदास आत्माराम ने कराया था। यह 
ग्रन्थ अब अप्राप्य है। अनेक प्रयास करने पर भी मुझे; इसकी कोई प्रति प्राप्त 
न हो सकी | श्रतः इसके सम्बन्ध में कुछु भी निश्चित्‌ रूप से नहीं कहा 
जा सकता है। सम्भवत: इसमें स्वामी रामानन्द जी के कुछ उपदेशों का 
सग्रह हो। 

राममंत्र जोग अन्थू--प० बलदेव उपाध्याय के अनुसार यह २१ दोहा- 
चौपाइयो का एक छोट से पद है, जिसमे राम मन्न के श्रवण तथा जप का 
सुन्दर ॒ विधान बतलाया गया है। इसके श्रन्त मे कहा गया है-- 





१. डॉ० मा० प्र० गुप्त-ह्विन्दी पुस्तक साहित्य पृ० २४ १,५६३ । 


श्श्ष्य रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


जैसे पांयी लंण मिलावा 

ओसी धुनि में सुरति समावा ॥| १६।॥ 
राममंत्र असी विधि षोजे 

जो कोई षोजे राम । 
सत गुरु के परताप तें, 

रामानन्द जी हम पाया बिसराम ॥ २०॥ 


( यह 'सेवादास की बानी? में संग्रहीत है। हस्तलेख न० ८७३, पु० ६३३, 
सं० १६५६ ) 
राम अष्टक--यह अष्टक काशी-नागरी-प्रचारिणी, सभा के पुस्तकालय 
में शब्द सागर? ग्रन्थ मे ( हस्तलेख ६५१, लि० का० श्८६७, ना० प्र० 
सभा संग्रह ) संग्रहीत है। ८ पदों में राम की स्तुति की गई है। छन्द के 
अन्त में निम्नलिखित पद मिलता है “श्री राम जीव पूरन ब्रह्म है?--छन्दान्त मे 
आता है--- 
राम अष्टक पढ़त निसुदिन 
सत्यलोक सोग डोत॑ | 
रामानन्द अवतार अवधु 
श्री राम जीव पूरन ब्रह्म है ॥ 


ग्यानलीला--१३ छन्दों मे इस पद में भगवान्‌ के गुण गाने, तथा 
भक्ति करने का विशेष उपदेश दिया गया है--- 
है हरि बिना कंणा रखवारो। चित दे सुसिरो सिरजन हारौ | 
संकट ते हरि लेत उबारी | निसदिन सुमिरो नाम मुरारी ॥ 
नांव न केवल सबसे न्‍्यारा | रटतअघट घट होइ उजारा॥ 
रामानन्द यूं कहे समुकाई | हर सुमर॒या जमलोक न जाई |! 
( दस्तलेख नं॑० ७४६ समा-संग्रह ) 
उपयेक्त अन्थों की समीक्षा--इन तीन अन्‍्थो की सूचना “भागवत 
सप्रदायः* में प० बलदेव उपाध्याय जो ने दी है। उन्होने इन सभी पदों को 
स्वामी रामानन्द कृत स्वीकार कर लिया है । ये ग्रन्थ नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी 
में सरक्षित हैं। जहाँ तक उपलब्ध सामग्री का प्रश्न है, रामानन्द के नाम पर प्रच- 
लित हिन्दी ग्रन्थ प्रायः अप्रामाणिक ही हैं। श्रमी तक जो भी हिन्दी अन्थ स्वामी 





१०-भागवत-सम्प्रदाय', बलदेव उपाध्याय, पृू० १५७३ | 


गमानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता श्डेृ्‌ 


जी के नाम पर उपलब्ध हुए, हैं, उनकी भाषा-शैली बड़ी ही निम्नकोटि की है ॥ 
छुन्द-नियम-हीन तो वे हैं ही |, श्रीराम रक्षा स्तोत्र, योगचिन्तामणि, सिद्धन्त- 
पटल भी तो इसी कोटि की रचनाएँ, हैं, रामानन्द-सप्रदाय में स्वामी जी के 
हिन्दी-ग्रन्थों का प्रचलन एक दम नहीं है। अतः जब तक उन भ्रन्थों की 
एकाधिक हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध न दो जायें अथवा उनकी प्राचीनता' 
निर्विवाद सिद्ध न हो जाय, तब तक उनके सम्बन्ध में निश्चित मत व्यक्त कर 
देना श्रान्ति-हीन नहीं हो धकता | 


रामानन्द जी के कुछ फुटकल पद 
हनुमान-स्तुति 

आरति कीजे हनुमान लला की । दुष्ट दलन रघुनाथ कला की ॥ 
जाके बल भर ते महि कॉपे | रोगसोग जाकी सिमा न बॉघे ॥ 
अन्जनी सुत महा बल दायक | साधु संत पर सदा सहायक ॥ 
बाएँ भुजा सब असुर संघारी | दाहिन भुजा सब संत उधारी ॥ 
लघ्िमन धरति में मूछि पस्थो। पेठि पताल जमकातर तोस्थों॥ 
आनि सजीवन प्रान जबास्थो। मही सबन के भुजा उपास्थों ॥ 
गाढ़ परे कषि सुमिरो तोहीं | होहु दयाल देहु जस सोहीं ॥ 
लंका कोट. समुन्दर खाई | जात पवन सुत बार न लाई॥ 
लंक प्रजारेि असुर सब मास्थो | राजा राम के काज सवांस्थों॥ 
घंटा ताल. मालरी बाजे। जगमग जोति अवध पुर छाजे ॥ 
जो हनुमान जी की आरती गावे | बसि बैकुंठ अमर पद पावे॥ 
लंक विधंस कियो रघुराई। रामानन्द आरती गाई।॥ 
सुर नर मुनि सब करहि आरती | जे जै जे हनुमान लाल की॥ 

इस पद को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डा० श्यामसुन्दर दास, सर ग्रियसन, 
डा० रामकुमार वर्मा श्रादि सभी विद्वान्‌ रामानन्द कृत ही मानते हैं। पच गया 
घाट, काशी में मैने भी एक दृद्धा के मुख से यही पद कुछ हेर-फेर के साथ सुना 
था | अयोध्या में इस पद का प्रचार मुझे नहीं दिखाई पड़ा। अतः इसकी' 
प्रामाणिकता नितान्त असदिग्ध नहीं है | 


आदि ग्रन्थ में प्राप्त पद 


कहाँ जाइए हो घरि ल्ागो रग। भेरो चंचल मन भयो अपंग ॥ 
जहाँ जाइए तहूँ. जल पषान | पूरि रहे हरि सब समान || 


१४० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


वेद स्मृति सब मेल्हे जोइ | जहाँ जाइए हरि इहों न होइ॥ 
एक बार सन भयों उसंग | घसि चोआ चन्दन चारि अंग ॥ 
पूजत चाली छाईं छाइईं। सो ब्रह्म बतायो गुरु आप सांइई॥ 
सतग़ुर मैं बलिहारी तोर।सकल विकल भ्रम जारे मोर ॥ 
रामानन्द रमे एक ब्रह्म | गुर कै एक सबद कोटि कोटि क्रम्स | 


उपयक्त पद को मेकालिफ़र' ने स्वामी रामानन्द कृत ही माना है और 
उनका अनुसरण करके ही उनके बाढ के प्रायः सभी विद्वानों ने उस पद को 
स्वामी रामानन्द कृत मान लिया है | प्रो० रानडे ने हिन्दी रहस्यवाद पर अपने 
जो लेख इधर लीडर आदि समाचार-पत्नो के पत्रिका-अग ( मैगजीन सेक्शन ) में 
छुपवाये हैं, उनमे भी उन्होंने रामानन्द के नाम पर प्रचलित इस पद्‌ को उनकी 
प्रामाणिक रचना मान लिया है | 'इस मत के समथन में कहा यह जाता है कि 
ध्गरादि ग्रन्थ” मे संग्रहीत होने से इस पद मे प्रायः परिवर्तन कम ही हुए. होंगे 
ओर फिर आदि ग्रथ मे इन पदो के सग्रहकर्ता ने किसी सामान्य व्यक्ति के पदों 
का संग्रह नहीं किया है । जिन भक्तों के पदो का इस अन्थ में सकलन है, वे सभी 
उच्चकोटि के थे। अतः ये रामानन्द वेष्णव भक्त रामानन्द्‌ ही होगे, दूसरे 
नही । इसी विश्वास पर भेकालिफ़ ने अपने दि सिंख रिलीजन” भे रामानन्द 
स्वामी का जीवन-चरित भी लिख दिया है, किन्तु जिस प्रकार सूरदास मदनमोहन 
आर कृष्ण भक्त ( बल्‍लभानुयायी ) सूरदास मे मेकालिफ़ ने कोई अन्तर नहीं 
किया, वैसे ही यह सम्भव है कि उन्होंने उपयुक्त पद के लेखक को वैष्णव 
भक्त रामानन्द ही समझ लिया हो। '"कम-से-कम आचाय शुक्ल का तो यह इृढ़ 
मत है, “इस उद्धरण से स्पष्ट है कि अन्थ साहब से उद्धत दोनों पद भी वैष्णव 
भक्त रामानन्द के नहीं हैं; और किसी रामानन्द के हों तो हो सकते हैं [”* 
शुक्ल जी के मत मे अधिक सार प्रतीत होता है । रामानन्दी-सम्प्रदाय में वस्तुतः 
अधिकाश वर्ग रामानन्द को विशुद्ध वैष्णव भक्त मानता है, केवल तपसी-शाखा 
के भक्त उन्हें योग-मत के भी प्रवतक मानते हैं। किन्त॒ हम ऊपर देख चुके 
हैं कि इस शाखा में जो भी ग्रन्थ स्वामी रामानन्द्‌ जी के नाम से पाए गए. हैं, 
वे स्वामी रामानन्द जी की प्रामाणिक कृतियाँ नहीं हैं | अतः यह बहुत सम्भव 
है कि ग्न्‍न्थ साहब के निर्माण-काल तक रामानन्द के नाम पर ऐसे पद भी चल 
पड़े हों, जिनमे उन्हें 'घट के भीतर ब्रह्म के दर्शन करने वाले के रूप में वर्णित 


१--दि सिख रिलीजन-वा० ६, पृष्ठ १०५। 
२--हिन्दी साहित्य का शइतिहास-रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ ११६७२० | 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनको प्रामाणिकता १४१ 


किया गया है | ग्रन्थ-साहब विशेष कर निगंण-मभावना से पूर्ण पदों का ही सकलन 
है, अत यह अनुमान और भी दृढ़ हो जाता है । मुझे आचाये शक्ल जी का 
मत अधिक समीचीन लगता है, क्योकि जिस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदायान्तगेत 
'रसिक? ( श्गारी ) भक्त रामानन्द स्वामी को श्गारी ही मानते हैं ( जीवाराम 
कृत रसिक प्रकाश भक्तमाल ), उसी प्रकार 'तप्सी? शाखा वाले रामानन्दी साधु 
स्वामी जी को पूर्ण योगी के रूप में ही स्वीकार करते है । प्रचलित परम्परा 
एवं “श्री वेष्णवमताब्जभास्कर से स्पष्ट है कि रामानन्द जो न तो श्वगारी हो थे 
और न नाथपथ से प्रभावित योगी। उनकी भक्ति विशुद्ध दास्यभाव की थी । 
फिर श्राधुनिक रामानन्दी-सम्प्रदाय में रामानन्द के नाम से इस पद का-कोई नाम 
तक नही जानता, ऐसा मै अ्रयोध्या के रामानन्दी-सम्प्रदाय के निकट सम्पक में 
आकर ही कह रहा हूँ, बल्कि मै तो यहाँ तक अनुभव करता हूँ कि अ्रवध में 
रामानन्द की केवल सस्कृत भाषा म लिखी गई रचनाएँ ही प्रचलित है, हिन्दी 
भाषा में उनके पदों का कोई सकलन सुनने तक को नही मिला | 


रज्जब दास के सवोंगी अन्थ में प्राप्त पद 


हरिबिनु जन्म वृथा खोयो रे । 

कहा भयों अति मान बड़ाई धन सद अध' मति सोयो रे ॥ 
अति उत्तंग तरु देखि सुहायों सेवल कुसुम सूवा सेयो रे। 
सोई फल्ल पुत्र कलत्र विषे सुष अन्ति सीस धुनि-धुनि रोयो रे॥ 
सुमिरन भजन साध की संगति अंतरि सन बैल न घोयो रे। 
रामानन्द रतन जम त्रासे श्री पति पद काहे न जोयो रे ॥ 

डा० बर्थ वाल ने इस पद को स्वामी रामानन्द जी कृत ही माना है। उनके 

अनुसार इस पद में रामानन्द जी ने “निवृत्ति-मार्ग का पूर्ण उपदेश दिया है |? 


शिव-रामाष्टक 


शिव हरे शिवराज सखे अभो, त्रिविध ताप निवारण हे प्रभो। 
अज महेश्वर यादव पाहि मां, शिव हरे विजय कुरु मे वरम्‌ ॥ १॥ 
कमललोचन राम दयानिधे, हरशुरो गजरक्षक गोपते। 

शिवतनोभव शंकर पाहिमां, शिव हरे विजय कुरु मे वरम्‌ ॥ २ ॥ 


१--ट्वि० का० नि० स०, ४० ३६ । 
२०--वही, पु७ ३६ । 
३--साहित्य पत्रिका, स० १६७६, श्री बिन्दु ब्ह्यचारी द्वारा प्रकाशित पद । 


१४२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


र्वजन रन्‍जन मंगल मंदिरं, भजति ते पुरुर्ष परमं पदम्‌ | 


भवति तस्य सुख परमादभुतं, शिव हरे . .... . .. वरम्‌ ॥ ३॥ 
जय युघिष्ठिरवल्लभभूपते, जय जयाजित पुण्य पयोनिधे | 
जय कृपामय कृष्ण नमोउस्तुते, शिव हरे . .. .. - वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
भव विमोचन साधव सापते, सुकवि सानस हंस शिवा रते । 
जनकजारत राघव रक्ष मां, शिव हरे ..... - - वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अवनि मण्डल मगल मापते, जलद सुन्दर राम रमापते | 
निगम कीति गुणाणंब गोपते, शिव हरे. ...... वरम्‌ ॥ ६॥ 
पतित पावन नाममयी लता, तवयशों विमल॑ परिगीयते | 
तद॒पि 'साधव मसाम किसुपेक्षसे, शिव हरे ..... . वरम्‌॥ ७॥ 
अमरतापर देव रमापते, विजयस्तवव नाम घनोपसा | 
मयि कथा करुणाणंव जायते, शिव हरे... .... वरम्‌ ॥ ८॥ 


हनुमतः प्रिय चाप कर प्रभो, सुरसरिध्रतशेखर हे गुरो | 
मम विभो किमु विस्मरण ऊृत॑ं, शिव हरे विजय॑ कुरु में बरम्‌ ॥ ६॥ 
नरहरे रति रजन सुन्दरं, पठति यः शिवराम कृत स्तवम्‌ | 
'विशति रामरमा चरणाम्बुजे, शिव हरे विजय कुरु में बरमू ।|१०॥ 


ग्रातरुत्थाययोंभक्त्यापठेतेकाग्रमानसः । 
बविजयोजायते तस्य विष्णुसाराध्यमाप्नुयात्‌ ॥ 


श्री बिन्दु ब्रह्मचारी ने उपयुक्त पद को स्वामी रामानन्द कृत माना है | 
'रामानन्द जी की कोई दूसरी इस ग्रकार की रचना उपलब्ध नहीं होती, जिसमें 
भगवान्‌ शकर की इतनी प्रशसा की गई हो और उनको राम के समान कहा 
गया हो | अतः निश्चित आधार के अभाव में इसे प्रामाशिक मान लेना 
ठीक नहीं | 

अध्यात्म रासायण--परिदत रघुबर मिट्ट्लाल शास्त्री, एम० ए०, एस० 
ओ० एल०, साहित्याचार्य, वेदान्ततीर्थ ने इस ग्न्थ को पुष्कल तक से स्वामी 
रामानन्द कृत ही सिद्ध करने का प्रयास किया है ।* शाश्री जी के तर्कों का 
आधार 'भिविष्य पुराण” के प्रतिसर्ग पवे का वह उल्लेख है, जिसके अनुसार 
काशी के किसी शिवोपासक रामशर्मन्‌ को शिवरात्रि के दिन असन्न होकर शिव 


१--दि आथरशिप आवू अध्यात्म रामावण-ओ० रघुवर मिट्टूलाल शास्त्री, गगानाथ का 
रिसर्च इन्‍्स्टीट्यूट जनेल, वा० १, पार्ट २, फरवरी १६४४। 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता १४३ 


भगवान्‌ ने राम-लक्ष्मण का ध्यान और बलभद्र की पूजा वरदान स्वरूप दी | 
भक्त रामानन्दः हो गया और द्वादश वर्षीय कृष्ण चैतन्य के पास जाकर उनके 
आदेश से उसने “अध्यात्म रामायण” की रचना की ।* इससे शास्त्री जी 
अनुमान करते हैं कि शैब धर्म का परित्याग कर वैष्णव धम अ्रपना लेने के 
पश्चात्‌ तथा अ्रपने रामानन्दीय वैष्णव सम्प्रदाय की स्थापना करने के पू्व काशी 
के रामानन्द ने अध्यात्म रामायण! की रचना की थी | कृष्ण चैतन्य के सम्पक 
मे उनके आने की कथा केवल प्रतिसर्ग पव॑ के लेखक का आविष्कार है, क्योंकि 
इस संग में स्थान-स्थान पर उसने कृष्ण चैतन्य के महत्व को बढ़ाने की चेष्टा 
की है। अपने इस अ्रनुमान के सम्बन्ध म शास्त्री जी ने निम्नलिखित तक दिए 
हैं---(१) 'अ्रध्यात्म रामायण? सामान्यतया बह्माण्ड पुराण का एक अग एव परम्परा 
से व्यास की रचना माना जाता है | किन्तु न तो “श्रध्यात्म रामायण? से युक्त इस 
पुराण की कोई दस्तलिखित प्रति ही प्राप्त हुईं है और न तो इसकी प्रकाशित 
प्रति में ही अध्यात्म-रामायण” अगस्वरूप प्राप्त होता है। नारदीय पुराण ने भी 
इस प्रकार का कोई सकेत नहीं किया है। परिडत ज्वालाप्रसाद मिश्र ने अध्यात्म- 
रामायण को उपपुराण एवं तुलनात्मक दृष्टि से नवीन रचना कहा है। डा० 
भण्डारकर ने भी मराठी सन्‍्त एकनाथ के साक्ष्य पर इसे एक आधुनिक रचना 
( १४०० ई० से-१६०० ईं० के बीच ) माना है और लाला बैजनाथ ने भी इसे 
१४ वीं शताब्दी की रचना के रूप म॑ स्वीकार किया है, जब कि तन्‍नत्रो का पूरा 
ग्रचार हो गया था | 


२-- भविष्य पुराण” के प्रतिसग पव के अनुसार इस ग्रन्थ के लेखक काशी 
के कोई रामशमन्‌ थे, जो पहले शैब थे किन्तु बाद मे वैष्णव हो गए | “भविष्य 
पुराण” की यह सूचना विश्वसनीय है, क्योंकि उसने यह भी सूचना दी थी कि 
श्री कृष्ण जन्म-खड ( ब्रह्म बैवत्ते पुराण का एक अग ) के लेखक रूप गोस्वामी 
हैं, न कि व्यास और आधुनिक अनुसधानो ने उसकी इस सूचना का समर्थन 
भी किया है | शासत्री जी के अनुसार “भविष्य पुराण? द्वारा उल्लिखित रामशर्मन्‌ 
प्रसिद्ध वेष्णव भक्त रामानन्द ही थे। कृष्ण चैतन्य के शिष्य रामानन्द ( राय ) 
उड़िया कृष्ण भक्त थे, काशी के रामानन्द नही | रामानन्द्‌ राय के अतिरिक्त ६ 

य रामानन्द नाम के व्यक्तियो का उल्लेख टी० आफ्रेक्ट * ने किया है, किन्तु 
भविष्यपुराण” मे रामशर्मन्‌ के विषय में दिए गए अन्य उल्लेखो तथा प्रमुख 


१--भविष्य पुराण, चतुंखण्ड, १६ अध्याय, श्लोक २१ से ३२ तक। 
२--कैटलोगोरस केटालोगोरम, पृ० ५२००२ १, टी० आफ कट । 


१४४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


वैष्णव आचार्य रामानन्द के जीबन पर दृष्टि डालते हुए. हमे अन्य रामानन्द को 
इस ग्रन्थ का प्रणोता नहीं स्वीकार करना चाहिए | अपनी प्रमुख विशेषताओं के 
कारण वैष्णव आचार्य रामानन्द स्वामी ही इस ग्रन्थ के प्रणेता हो सकते हैं, 
अन्य व्यक्ति नहीं । इस मत का समथन करने के लिये शात्री जी ने दो अनुमान 
प्रस्तुत किए. हैं :---एक तो यह कि “भविष्य पुराण? के उल्लेखो तथा अन्य विद्वानों 
के मत से प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानन्द का सम्बन्ध काशी से ही था और दूसरा 
यह कि रामानन्द ने अपनी रामोपासना में शाकर-अद्गैत और विशिष्टाद्वैत का पूर्ण 
व्यावहारिक सामजस्य किया है | अपने इन अनुमानों के समथन में शाल्लरी जी ने 
निम्नलिखित प्रमाण दिए हैं :---१ “भविष्य पुराण? के प्रतिसर्ग पव॑ के अनुसार 
सू्थ के अश से काशी में रामानन्द का जन्म हुआ | उनके पिता कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण देवल थे | रामानन्द वाल्यावस्था से ही ज्ञानी थे तथा राम की उपासना 
किया करते थे | श्रव माता-पिता द्वारा परित्यक्त होकर वे राघव की शरण आए: | 
फिर चतुदंश कलायुक्त भगवान्‌ राम ने सीता सह्दित उनके हृदय में अपना 
निवास-स्थान किया । यह रामानन्द वास्तव मे वैष्णवाचार्य रामानन्द हो थे। 
इसी प्रतिसर्ग पर्व के श्रनुसार शकराचाये से पराजित होकर मानदास चमार का 
पुत्र रैदास रामानन्द के पास आकर उनका शिष्य हो गया, जिलोचन, नामदेव 
तथा नरसी मेहता का काशी आकर रामानन्द का शिष्य हो जाना भी इस पद में 
कहा गया है । इसी प्रकार रामानन्द को रकन, सघना के गुरु कबीर, पीपा, तथा 
नानक का गुरु कहा गया है और साथ ही यद्द भी कद्दा गया है कि रामानन्द के 
एक शिष्य ने अ्रयोध्या मे बलात्‌ म्लेक्ष बनाए गए. हिन्दुओं को फिर से वैष्णव 
बनाने के लिए एक यन्त्र स्थापित किया था । ये वैष्णव सयोगी कहे गए | इसी 
प्रतिसर्ग पर्व मे यह भी कहा गया है कि मुकुन्द ब्रह्मचारी के २० शिष्य अप्रि मे 
जल जाने के बाद विभिन्‍न महापुरुषों के रूप में अवतरित हुए। इनमें श्रीघर, 
शम्भु, वरेश्य, मघुत्रतिन श्रोर विमल क्रमश: ठुलसी शर्मा, हरिप्रिया, अ्रग्रभुक, 
कीलक तथा दिवाकर के रूप में अवतरित होकर रामानन्द-सम्प्रदाय मे दीक्षित 
हो गए । 


इसी प्रतिसर्ग पं से यह भी ज्ञात दोता है कि रामानन्द शाकर-दर्शन की 
ओर भी झ्ुके थे | इस सम्बन्ध में दो उल्लेख महत्वपूर्ण हैं:-- 


कः--एक के अनुसार रामशर्मन्‌ रामानुज के बड़े भाई और दाक्तिणात्य 
आचार्य शर्म के पुत्र थे । ये पतंजलि के अनुयायी थे । तीर्थयात्रा के सम्बन्ध 
में वे एक बार काशी आए और वहाँ उन्होंने शंकराचाय से शाज्न्रार्थ किया, किन्तु 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता 48. ॥ 


पराजित एवं अपमानित होकर अपने घर लौट गए, | फिर शास्त्रों मे निष्णात 
रामानुज ने शंकराचार्य को पराजित कर भाई का बदला छुकाया । इस कथा से 
शास्त्री जी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह मनगढ़न्त कथा केवल इस तथूय 
की ओर सकेत करती है कि कृष्णुभक्ति ने उस शाकर अद्वैत पर भी विजय पा 
ली थी जिसके आगे प्रसिद्ध वैष्णव भक्त रामानन्द को भी, जिनकी गुरुपरम्परा 
उनके अनुयायियों द्वारा रामानुज की अपेक्षा अधिक प्राचीन कही जाती है 
और जिनके सभी आचार्य दाक्षिणात्य ये, कुक जाना पढ़ा । ख--दूसरे 
उल्लेख के अनुसार मानदास के पुत्र रेदास ने काशी आकर रामभ्क्त कबीर 
को परास्त किया, किन्तु शकराचार्य से वादविवाद में परात्त होकर बह रामानन्द 
का शिष्य हो गया । शासत्री जी के अनुसार इस कथा से भी रामानन्द का शाकर 
अद्वैत से सम्बन्ध ज्ञात हांता है । 


२---भविष्य पुराण” तथा आधुनिक विद्वानों मे केवल मैकालिफ़ और 
फ़कृहर को छोड़ कर अन्य सभी विद्वान्‌ अ्गस्त्य-सहिता के साक्ष्य पर रामानन्द 
का जन्म प्रयाग मे ही मानते हैं | डा० बथ वाल तथा 'प्रयाग-माहात्म्य” के लेखक 
श्री शालिग्राम श्रीवास्तव भी इसी मत का समथन करते हैं | शास्त्री जी ने अपने 
पक्ष के समर्थन में डा० बथ बाल के उस मत को भी उद्धुत किया है, जिसके 
अनुसार रामानन्द ने योग ओर भक्ति, अद्वैत और विशिष्टाट्रैत का अपने मत 
में समन्वय किया था। इन साक्ष्यों के आधार पर शात्री जी का कथन है कि 
'अध्यात्म-रामायण? के लेखक वैष्णवाचार्य रामानन्द ही थे जिन्हें तृतीय प्रतिसर्ग- 
पर में रामशमन्‌ और रामानन्द दोनों ही नामों से श्रभिष्टित किया गया है तथा 
जिन्हे काशी निवासी कहने के साथ ही दात्निणात्य भी कहा गया है | 

३--रामानन्द-सम्प्रदाय में रामतापन्युपनिषद्‌ का पठन-पाठंन अ्रधिक होता 
रहा है । वेबर के अनुसार रामाननद जी इस उपनिषद्‌ से भी ग्रभावित थे | 
रामतापन्नी और “अध्यात्म रामायण” मे बहुत अधिक निकट का सम्पर्क परिलक्षित् 
होता है। कदाचित्‌ ज्यों-ज्यों समय बीवता गया समानन्दी सम्प्रदाय में अध्यात्म- 
रामायण” का पठन-पाठन उसके अधिक अद्वैवोन्मुख होने के कारण कम होता 
गया । इस प्रकार रामतापनी और 'अ्रध्यात्म-रामायश” की पारस्परिक समानता 
भी श्रथ्यात्म रामायण” को रामानन्द की कृति सिद्ध करती है । 


४०“ खध्यात्म रामायण? मे अद्वेत मत के अतिरिक्त तान्त्रिक एवं यौगिक 
प्रभाव भी परिलक्षित होता है। गदाघर द्वारा लिखित हस्तलिखित भ्रन्थ 'सप्रदाय- 
प्रदीप” से हमें विदित होता है कि तान्त्रिक प्रणाली से विष्य[ु की उपासना करने 

,१० 


१४६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


वाले रामानन्द से वल्‍लभाचारय ने थाणेश्वर में भेंट की । रामानन्द ने तो कृष्ण- 
भक्ति नही अपनाई किन्तु उनके भाई शकर और उनके शिष्य राणाव्यास 
बलल्‍लभाचार्य के शिष्य हो गए । शास्त्री जी का अ्रनुमान है कि यहाँ प्रसिद्ध 
वैष्णुव भक्त रामानन्द का ही उल्लेख किया गया है और इससे यह सिद्ध हो जाता 
है कि रामानन्द पर तन्‍्त्रो की प्रणाली का भी पूरा प्रभाव था | 


५--श्राधुनिक रामानन्दी विद्वान्‌ रामानुज की परम्परा से पृथक्‌ जो अपनी 
(तथाकथित अग्रस्वामी कृत) गुरु-परम्परा देते हैं, उसमे कुछ नाम तो “अध्यात्म 
रास्तायण” की दी हुई परम्परा से मिलते हैं और शेष मे से ५ तो वही नाम हैं जो 
शकराचार्य की गुरु-परम्पग में पाए जाते हैं। इनके आनन्दान्त नाम शंकर मत 
के आचायों की ही भाँति हैं| इससे यह सिद्ध होता है कि रामानन्दी वैष्णव एक 
और तो शिव की पूजा करते तथा उनके प्रति उदार हैं और दूसरी ओर इससे 
यह भी सिद्ध द्ोता है कि रामानन्दीय वैष्णवधर्म रामोपासना पर विशेष बल देने 
के लिये शाकरअद्वैत से उसी प्रकार उत्पन्न हुआ, जिस प्रकार कृष्णभक्ति पर बल 
देने के लिये श्रीधर, वोपदेव, हेमाद्रि, मधुसूदन सरस्वती झादि अद्वत भक्तों की 
परम्परा चल पढ़ी और यहद्द भक्ति मोक्ष की ओर ले जाने वाले ज्ञान की 
सहायिका समझी गई | इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये रामभक्तों के हिता्थ 
रामानन्द ने “श्रध्यात्म रामायण? की रचना की थी। इसने रामभक्तों के लिये 
वही काम किया जो उप्यक्त कृष्णभक्तों के लिए. श्रीमद्भागवतमहापुराण? को 
रचना ने किया था । रामानन्द 'महाभागवत पुराण? से बहुत अधिक प्रभावित 
थे और उनके “अध्यात्म रामायण? मे ये प्रभाव पूर्णंरूप से परिलक्षित होते हैं । 

६--अन्तःसाहय के भी आधार पर, शास्त्री जी के मत से, अध्यात्म- 
रामायण? रामानन्द स्वामी की ही रचना प्रतीत होता है । 


क--नयद्यपि इस अन्य के वक्ता शिव और ब्रह्मा ने पावंती और नारद को 
क्रमशः केलाश और सत्यलोक में इसका उपदेश दिया था, किन्तु “माहात्म्य 
संग! में इसबात का सकेत किया गया है कि इस अन्थ को वर्तमान रूप देने का 
श्रेय सुदूर भविष्य में किसी नर को दी होगा। इस मानव ने शिघपार्वती के 
सस्वाद के प्रारम्भ होने के पूर्व ही दो बार सीता पति राम को नमस्कार किया है। 
इसी ने प्रारम्भ के तीन श्लोकों में इस ग्रन्थ के महत्त्व का वर्णन किया है | 
इस मत्य लेखक ने ही छठे सर्ग के अ्रन्त में शिव के मुख से कहलवाया है कि 
उन्होंने वेदों के सारअंश ( अध्यात्म रामायण ) का संक्षेप मे पावंती को अवशा 
कराया हैं। पुनश्च इस लेखक ने अनेक स्थानों पर इस बात के भी उल्लेख 


श्ष्य रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-सहित्य पर उसका प्रभाव 


रामशर्मन्‌ ) कान्यकुब्ज ब्राह्मण देवल के पुत्र रूप में सन्‌ १२६६ ई० में प्रयाग 
में उसन्न हुए ये | १२ वर्ष की आयु मे वे काशी आकर श्रद्वेत वेदान्त तथा शैब 
मत और रामभक्ति के कर्मकाण्डों का श्रध्ययन करने लगे और अपने सम्प्रदाय 
की स्थापना करने के पूर्व उन्होंने श्रपनी समन्वय-भावना के अनुरूप “अध्यात्म 
रामायण? की रचना की, जिसमे उन्होंने धर्म और दर्शन का समन्वय किया। 
इसी ग्रन्थ से प्रेरणा पाकर उनके सम्प्रदाय में सगुण और निर्गंण भक्ति की 
प्रणाली चल पड़ी । 


शास्त्री जी के सत की आलोचना कः--शातस्त्री जी ने “भविष्य-पुराण? 
के तृतीय प्रतिसर्ग पर्व में वर्णित रामशर्मन्‌ एवं प्रसिद्ध वैष्णब आचाय रामानन्द 
को एक व्यक्ति मान कर ही अपने तर्क की दीवाल खड़ी की है और इस काये 
की सिद्धि के लिये उन्हें बड़ी खीचा-तानी भी करनी पड़ी है। वस्तुतः यदि 
धतिसर्ग पर्व” का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायमा 
कि रामशर्मन्‌ और रामानन्द वस्तुतः दो भिन्न व्यक्ति थे । रामशर्मन्‌ के विषय में 
इस पर्व मे जो उल्लेख हुआ है, उसके आधार पर उनके जीवन के सम्बन्ध में 
हमें निम्नलिखित सूचना मिलती है :--- 


१--रामशमन्‌ काशी के एक शिवोपासक भक्त थे। शिवरात्रि को शिव ने 
प्रसन्न होकर उन्हें राम लक्ष्मण का ध्यान और बलभद्र की पूजा बरदान स्वरूप 
दी थी | रामानन्द होकर वे कृष्णचैतन्य के पास आए और उनके आदेशों से 
उन्होंने “अध्यात्म-रामायण” की रचना की | २--रामशर्मन्‌ दाक्षिणात्य श्राचाये 
शमन्‌ के पुत्र और रामानुज के बड़े भाई थे | वे पतंजलि ( योगी ) के अनुयायी 
थे । काशी में उन्हे शकराचाय ने वाद-विवाद में परास्त किया था। लज्जित 
होकर जब वे अपने घर गए, तब उनके छोटे भाई ( रामानुज ) ने उत्तर आकर 
काशी में शकराचाय को प्रत्येक शास्त्र में परास्त किया | 

दूसरी ओर रामानन्द के विषय मे “भविष्यपुराण” के इसी प्रतिसर्गपर्व भे 
कट्ठा गया है ,-- 

१--वे सूर्य के अश से काशी मे कान्यकुब्ज ब्राह्मण देवल के पघुत्र-रूप में 
उत्पन्न हुए थे । वे प्रारम्भ से ही ज्ञानी तथा रामभक्त ये। माता-पिता से त्यक्त 
होकर जब वे राघव की शरण गए, तब भगवान्‌ राम ने अपनी चौद॒ह कलाश्रों 
सहित सीता के साथ उनके हृदय मे अपना निवास-स्थान बनाया । 

२--६नहीं रामानन्द के शिष्य रैदास, कबीर, नामदेव, त्रिलोचन, नरसी 


रामानन्द स्वामी के अन्थ तथा उनकी प्रमाणिकता १४६ 


मेहता आदि कहे गए हैं और इन्हीं के एक शिष्य ने अयोध्या में म्लेच्छ हो गए. 
हिन्दुओं को फिर वैष्णव बनाया था ! 

३--इनन्‍्हीं रामानन्द जी के सम्प्रदाय में मुकुन्द ब्रह्मचारी के ५ शिष्य अपने 
दुसरे जन्म में तुलसीशर्मा, हरिप्रिया, अग्रभुक, कीलक तथा दिवाकर नाम से 
दीक्षित हुए थे । 

ऊपर के इस विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि रामशमंन्‌ रामानन्द 
से एक भिन्न व्यक्ति थे। अतः '“्रध्यात्म-रामायण? रामानन्द की रचना नहीं 
सिद्ध होती | फिर यह भी विचारणीय है कि द्वैतवादी चैतन्य ने अद्वैती अध्यात्म 
रामायण” की रचना ही करने का क्यो आदेश दिया! 

खः--“भविष्य-पुराण” का उल्लेख ऐतिहासिकता की पूरी अवहैलना 
करता है, अ्रत' वह अ्रप्रामाणिक हैं, इसे हम पिछले द्वितीय अध्याय में सिद्ध 
कर चुके हैं । 

ग--शास्त्री जी के अनुसार रामानन्द ने शाकर अद्वैत और विशिष्टाद्रैत का 
अपने मे समन्वय किया था और वे तलन्‍न्रों से भी प्रभावित थे । इस सम्बन्ध में 
शास्त्री जी ने जो तक दिए, हैं वे बहुत अधिक प्रबल नहीं हैं :-- (१) शकराचाय 
से पराजित आचार्य शर्मन्‌ के पुत्र तथा रामानुज के बढ़े भाई योगी रामशर्मन्‌ को 
रामानन्द मानकर यह अनुमान करना कि वे शाकर अ्रद्वैत के सामने क्रुक गए. थे, 
नितान्त ही श्रप्रामाणिक है । न तो रामानन्द राम.नुज के बड़े भाई ही थे और 
न शकराचाये के समकालीन । किसी मी उल्लेख का इस प्रकार खीच-तान कर 
अपने मत की पुष्टि के लिये मनमाना अथ लगा लेना प्रमाणु-कोटि में नही हीं 
आरा सकता | “भक्तमाल?, “अ्रगस्त्यसहिता? तथा रामानन्द-सम्प्रदाय की मान्यताश्रों 
के आधार पर तो यही निष्कर्ष निकलता है कि रामानन्द विशुद्ध वैष्णव भक्त थे, 
योग का अवेश तो उनके सम्प्रदाय मे बहुत बाद को हुआ | 

२--रामानन्द को अद्दैत से प्रभावित सिद्ध करने के लिये शाज्न्री जी ने 
भविष्यपुराण” का एक दूसरा प्रमाण यह दिया है कि मानदास चमार के पुत्र 
रैदास ने काशी में रामभक्त कबीर को परास्त कर शकराचाय से शाल्लार्थ किया 
और अन्त म उनसे पराजित होकर रामानन्द का वह शिष्य हो गया। इस 
उल्लेख की इतिद्दास-शान शून्यता पर यदि कोई विचार न भी किया जाय तो भी 
यह निष्कर्ष कैसे निकाला जाय कि रामानन्द शकर के अद्वित से प्रभावित थे ! 
रामभक्त कबीर को परास्त करने तथा अद्वेत से पराजित होने वाले रैदास ने क्या 
रामभक्ति और अद्वैत का समन्वय रामानन्द में पाया था! यह अधिक सम्भव 


१५७० रामानन्द सम्प्रदाय तथा 'हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


है कि निंगंण भक्त कबीर और अ्रद्वेती शंकराचाये से विभिन्न ही मार्ग रामानन्द 
का रहा हो | कम-से-कम परम्परा ( रामानन्दी ) तो इसी पक्ष में है। इतिहास 
इस बात का साक्षी है कि रैदास पर कबीर का प्रभाव अधिक था। रामानन्द से 
तो उन्होंने रामभक्ति ही पाई थी | रामानन्द की सबसे बड़ी देन शकर और 
रामानुज मे समन्वय स्थापित करना नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी देन तो इस 
बात मे थी कि उन्होने भक्ति का द्वार सभी जातियो एवं वर्णों के लिये उन्म्रक्त 
कर दिया था | उनका “श्री वैष्णुवमताब्जभास्कर' ग्रंथ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है | 


३-- रामानन्द पर तात्रिक प्रभाव सिद्ध करने के लिये शासत्नरी जी ने गदाधर 
द्वारा लिखित हस्तलिखित ग्रथ सम्प्रदायप्रदोप? का प्रमाण प्रस्तुत किया है, जिपके 
अनुसार थाणेश्वर में तात्रिक प्रणाली पर विष्णु के उपासक शकर के भाई 
रामानन्द से बह्लभाचार्य जी की भेट हुई थी | शास्त्री जी ने यहाँ भी एक 
सकेतमान्न को प्रमाण कोटि में रख लिया है| उपलब्ध सामग्री के आधार पर 
यह एक सिद्ध सत्य है कि रामानन्द का स्थायी निवास स्थान पच गगा धाठ ही 
था। अपनी दि्ग्विजय-यात्रा के संबंध में भ्रवश्य ही वे भारत-भश्रमण को निकले 
थे। फिर इस भ्रमण का एक तो पूरा उल्लेख नहीं मिलता और यदि 
दैरागी-परम्परा को कोई महत्व दिया जाय तो सत्य यही है कि किसी भी बैरागी 
विद्वान द्वारा लिखित स्वामी रामानन्द के जीवन-चरित में स्वामी जी के बलल्‍्ल- 
भाचाय जी के सम्पक में आने का कोई उल्लेख नहीं मिलता | वलल्‍लभ का 
जन्म-सवत्‌ १५३६ वि० में हुआ था, जबकि रामानन्द जी संबत्‌ १४६७ वि० 
में ही साकेतवासी हो चुके थे | अ्रत* यदि “सम्प्रदायप्रदीप! एक प्रामाणिक 
ग्रन्थ हो, तो ये रामानन्द निश्चय ही वैष्णवाचाय रामानन्द स्वामी से भिन्न 
रहे होंगे । स्वय “भक्तमाल” में एक ब्रजवासी रामानन्द भक्त का उल्लेख 
किया गया है । रामानन्द के शिष्यो मे कोई राणाव्यास भी था, ऐसा उल्लेख 
रामानन्द के सम्बन्ध में प्रामाणिक बृत्त उपस्थित करने वाले ग्रन्थों--“अगस्त्य- 
संहिता? तथा “भक्तमाल”-में नहीं मिलता | इसके अ्रतिरिक्त शास्त्री जी ने डा० 
बथ वाल के मत को इसी पक्ष को सघल बनाने के लिए उद्धत किया है। डा० 
बथंवाल जी ने एक ओर अपने मत की पुष्टि में “सिद्धान्त पटल” का सहारा 
लिया है, जो रामानन्द स्वामी जी की कृति नही है, और दूसरी श्रोर उन्होंने 
राघवानन्द जी के योग द्वारा ही रामानन्द के प्राण बचाने का भी उल्लेख किया 

हैं। इस जनश्रुति का कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिलता | यदि यह सत्य 


२०-सक्तमाल-रूपकला-छप्पय ५१७, पृ० ६५५ । 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता श्पूर्‌ 


हो तो भी यह कहना कि रामानन्द भी तन्‍त्र से प्रभावित थे, केवल अनुमान 
कोटि मे ही आ सकता है | रामानन्द जी के सम्प्रदाय में योग का प्रवेश पयहारी- 
कृष्णदास जी के समय से हुआ है | रामानन्द-सम्प्रदाय का अधिकाश रामानन्द्‌ 
को विशुद्ध वैष्णव मानता है और स्वय स्वामी जी के ग्रन्थों से भी यही बात 
प्रमाणित होती है । 

४--रामानन्द को श्रद्वेत से प्रभावित सिद्ध करने के लिये शास्त्री जी ने 
आधुनिक रामानन्दी-सम्प्रदाय में मान्य शुरुपरम्परा का उल्लेख किया है, जिसके 
अनेक आचार्यों के नाम प्रायः वही हैं, जो “अध्यात्म-रामायण” की परम्परा में 
पाए जाते हैं । आनन्दान्त नाम तो इस बात के प्रमाण हैं ही, किन्तु, आधुनिक 
रामानन्द-सम्प्रदाय में प्रचलित गुरुपरम्परा स्वय॑ एक विवादय्स्त विषय है । जिन 
महात्मा अग्रदास के नाम से यह चलाई गई है, उनके किसी प्रकाशित अन्थ में 
इसका उल्लेख नहीं है। रामानन्दी विद्वान इस पक्ष के प्रमाण मे उनके द्वारा 
लिखित कोई दृस्तलिखित ग्रन्थ प्रस्तुत नहीं करते, जिसकी परीक्षा विद्वान कर 
सके | कुछ रामानन्दीयों का तो यह अनुमान है कि यह परम्परा श्राधुनिक युग 
के ही किसी विद्वान ने गह् ली है | जो हो, इस बात को तो कोई रामानन्दी 
स्वीकार नहीं करता कि उसका रामाबत सम्प्रदाय शकरन-सम्प्रदाय से किसी भी 
प्रकार सम्बद्ध है । श्रतः शासत्री जी का यह अनुमान प्रामाणिक आधार के अभाव 
में इलका हो जाता है । * | 

शास्री जी ने अ्रध्यात्म रामायण” को रामानन्द स्वामी की कृति सिद्ध करने 
के लिये कुछ और प्रमाणों का उहल्ेख किया है । संक्षेप में उन पर भी विचार 
करना ठीक होगा । 


(१ ) रामतापन्युपनिषद्‌? श्रौर “अध्यात्म रामायण? में पारस्परिक समानता 
अमेक स्थलों पर पाई जाती है, यह सत्य भी हो तो इसके श्राघार पर यह कह 
देना कि “्रध्यात्म रामायण” स्वामी रामानन्द जी की कृति है, तर्क॑संगत नहीं 
प्रतीत होता । रामानन्द-सम्प्रदाय में इस उपनिषद्‌ का विशिष्टाद्वैत सम्मत ही 
अथ किया जाता रहा है । इस सम्बन्ध में हरिदास जी द्वारा लिखित “रामतापन्यु- 
पनिषद्-भष्य” प्रमाण के लिये रखा जा सकता है | फिर यह कैसे सम्भव हो 
सकता है कि सम्प्रदाय के संस्थापक स्वयं स्वामी रामानन्द की कृति को उन्हीं 
का सम्प्रदाय भूल जाय ! रामानन्द-सम्प्रदाय में तो “अ्रध्यात्म-रामायण” के पठन- 
पाठन की भी कोई परम्परा नहीं मिलती | रामानन्दीयों के अनुसार यह ग्न्य 
उनके सम्प्रदाय का मान्य अन्य नहीं है । 


श्पूर्‌ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


(२ ) शास्त्री जी ने अ्रध्यात्म-रामायण” में तारकमन्न, शालिआ्राम, “अगस्त्य- 
संहिता?, राघव, राम-आनन्द के साथ-साथ प्रयोग तथा एक बार अविभक्त रूप 
में 'रामानन्दः शब्द के प्रयोग आदि के आधार पर इस ग्रन्थ को स्वामी रामानन्द 
जी कृत सिद्ध किया है, किन्तु इसके लिये उन्हें बहुत खींचा-तानी करनी पड़ी 
है। 'रामानन्द” तथा 'राघव? वहाँ “भगवत्‌ प्राप्ति का आनन्दः और 'रामचन्द्र? 
के अथ में प्रयुक्त हुए; हैं| 

(३ ) तुलसीदास के “श्रध्यात्म-रामायण? से प्रभावित होने से यह नही कहा 
जा सकता कि धोर साम्प्रदायिक होने के नाते ही उन्होने रामानन्द की कृति से 
थ्रभाव ग्रहण किया होगा । सत्य तो यह है कि उदार बुद्धि तुलसी की साधना 
समन्वय की साधना थी । उन्हे जहाँ-कहीं भी जो अच्छा लगा, उसको उन्होंने 
अपना लिया है। अतः यह नहीं कह्य जा सकता कि तुलसी ने जो कुछ किया 
उसके मूल प्रेरथा खोत रामानन्द जी ही थे । वस्तुतः रामानन्द जी के अ्न्थों के 
ड्ेँढने का कम लोगों ने प्रयास किया है, श्रौर इसके कारण ही उन्हें स्वामी जी 
के विषय में श्रनेक अनुमान लगाने पड़े हैं। 

(४ ) दीनार! शब्द का प्रयोग १६-१७ वी० शताब्दी तक लोग करते 
रहे हैं, केक्‍ल इसी के आधार पर “अध्यात्म-रामायण? रामानन्द की कृति नहीं 
हो जाता | 

(४ ) इसी प्रकार 'अ्रध्यात्म-रामायण? को हस्तलिखित प्रतियों तथा इसकी 
टीकाझ्ोों के १४ वीं शताब्दी से अधिक प्राचीन न होने के कारण भी उसे 
रामानन्द द्वारा लिखित मान लेना तक सगत प्रतीत नहीं होता | वस्तुतः सत्य तो 
यह प्रतीत होता है कि “अध्यात्म-रामायण' के लेखक कोई रामशर्मा नाम के 
अद्वैती रामभक्त दी थे, जो रामानन्द से भिन्न थे। शंकर मतानुयायी अनेक 
विद्वान श्रद्वेत में विश्वास करते हुए भी भक्त थे। मधुसूदन सरस्वती इसी प्रकार 
के विद्वान थे | 

निष्कषे--अ्रध्यात्म-रामायण? स्वामी रामानन्द की रचना के रूप से किसी 
भी रामानन्दी विद्वान्‌ द्वारा मान्य नहीं है और न तो इस प्रकार का कोई प्रमाण 
ही मिलता हे जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि वैष्णव मत में 
दीक्षित होने के पूर्व रामानन्द अद्दैत मत के अनुयायी थे | जिन लेखकों ने इस 
प्रकार की जनश्रुति का उल्लेख किया है, उन्होंने भी अपने मत की पुष्टि मे 
कोई प्रमाण नहीं दिया है । इस अनुमान का कारण कुछ पाश्चात्य विद्वानों का 
यह कथन है कि रामानन्द दाज्षिणात्य थे। डा० फकदर ने इसी के आधार पर 


रामानन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाशिकता १५३ 


पहले रामानन्द को दक्षिण के किसी राम-सम्प्रदाय से सम्बद्ध और उत्तर भारत में 
अपने साथ 'अ्रगस्त्य संहिता”, “अध्यात्म रामायण”, 'रामतापन्युपनिषद्‌! आदि 
लाकर प्रचार करने वाला कहा था और यह भी कहा था कि उत्तर भारत में 
आने पर वैष्णवभक्त राघवानन्द ने रामानन्द को अपने सम्प्रदाय में मिला लिया 
था, किन्तु प्रमाणाभाव में डा० फ़क्हर को इस अनुमान को छोड़ना पढ़ा, 
और फिर वे राघवानन्द जी को ही दाज्षिणात्य मानने लगे थे। शाज्लनी जी ने 
बहुत दूर तक डा० फ़क्हर के पूष॑ अनुमान का ही सहारा लिया है| अगसूय- 
संहिता? तथा 'भक्तमाल? एवं रामानन्द सम्प्रदाय की सारी परम्पराओं के अनुसार 
रामानन्द राघवानन्द के शिष्य थे और उन्हीं के सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे । 
केवल कुछ जनश्रुतियों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि राघवानन्द 
जी के यहाँ आने के पूर्व गमानन्द जी किसी अद्वैती गुरु के शिष्य थे । वैष्णव- 
धर्म-रत्नाकर? के लेखक गोपालदास तथा 'रसिक-प्रकाश-भक्तमाल? के टीकाकार 
ने इस जनश्रुति का उल्लेख भी किया है, किन्तु इसका कोई निश्चित्‌ आधार 
अब तक मुझे नही मिल सका | यदि इस जनश्रति को कभी सत्य भी सिद्ध किया 
जाय तो यह कह देना कि रामानन्द ने ही “अ्रध्यात्म-रामायण” की रचना की, 
शात्नी जी द्वारा दिए गए तकों की अपेक्षा श्रधिक स्पष्ठ एवं सबल प्रमाण की 
अपेक्षा करेगा । जब तक ये स्पष्ट प्रमाण सम्मुख नहीं श्राते तब तक हम 
अध्यात्मनरामायण” को स्व/मी समानन्द जी को रचना के रूप में स्वीकार नही 
कर सकते | 
उपयुक्त विवेचन के आधार पर रामानन्द स्वामी के नाम पर प्रचलित अ्रन्थों 
को निम्नलिखित श्रेणियों मे विभक्त किया जा सकता है ;--- 
१--रामानन्द स्वामी के प्रामाणिक भुख्य ग्रन्थ :--- 
( क ) भरी वैष्ण॒व-मताब्ज-भास्कर | ( ख ) श्री रामा्चन पद्धति । 
२--रामानन्द स्वामी के नाम पर प्रचलित ग्नन्‍्थ :--- 
( के ) आनन्दभसाष्य । ( ख ) १--सिद्धान्तपपटल २--रामरक्षा स्तोत्र 
३--थोग-चिन्तामणि । 
३--रामानन्द स्वामी द्वारा लिखित कही जाने वाली ऐसी रचनाएँ 
जो अब तक प्रकाश में नहीं आ सकी हैं | 


( के ) गीताभाष्य (ख ) उपनिषद्भाष्य (ग) भ्रीरामाराधनम्‌ 
(घ ) रामानन्द आदेश | ( छ ) वेदान्त विचार | 


१५४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा दिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


उपयुक्त ग्रन्थों मे 'गीतामाष्य' और “उपनिषद्भाष्य! की सूचना मात्र मिली 
है। न तो इनकी हस्तलिखित प्रतियो का ही कोई पता है श्रौर न ही इनके कहीं 
से प्रकाशित होने की ही सूचना मिली है। अन्तिम दो पुस्तकें श्रयोध्या के 
लक्ष्मणकिला में वर्तमान कही जातो हैं, किन्तु इस समय वे वहाँ भी उपलब्ध 
नहीं हैं । विदान्तत्रिचार' भी किले के पुस्तकालय में वर्तमान कहा जाता है | 
(च )--राम मन्त्र जोग अथ, राम अ्रष्टक, श्ञान लीला-इनकी हस्तलिखित 
प्रतियों नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी के पुस्तकालय मे सुरक्षित हैं । 
४--रामानन्द स्वामी की अप्रामाणिक रचनाएँ :-- 
( क )--श्री गुरु रामानन्द कब्रीर जी का ज्ञानतिलक | 
(ख )--अ्रध्यात्म-रामायण | 
४--रामानन्द स्वामी के पद 
( क )--आरती कोजै हनुमान लला की । 
(ख )--श्रादि ग्रन्थ में प्राप्त पद | 
( ग )--सवांगी मे प्र।्त पद । 
(घ )--शिव रामाष्टक । 
इन पदों में पहले दो पदों को अ्रधिकाश विद्वान्‌ प्रामाणिक मानते हैं, किन्तु 
रामानन्द-सम्प्रदाय.ः मे इनका कोई प्रचार नहीं दिखलाई पड़ता | अतः अपने 
प्रस्तुत अ्रध्ययन में हमने उनका कोई उपयोग नहीं किया है। अन्तिम दो पदों 
की प्रामाणिकता नितान्त ही सदिग्घ है । 
निष्कषे--प्रस्तुत अध्ययन में श्री वैष्णवमताब्जभास्कर?, “भी रमार्चन 
पद्धति? तथा आनंद-भाष्य”ः का ही उपयोग हुआ है। यद्यपि आनन्दभाष्य! 
स्वामी जी कृत नहीं है, ऐसा मेरा दृढह विश्वास है, फिर भी आधुनिक रामानन्द- 
सम्प्रदाय का वह एक प्रतिनिधि भाष्य? है, इस हृष्टि से उसकी विचारधारा को 
समझ लेना श्रत्यन्त आवश्यक था | 


चतुर्थ अध्याय 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ 


रासानन्द-सम्प्रदाय की उत्पत्ति--रामानन्द-सम्प्रदायः की उत्पत्ति के 
संबंध में कोई निश्चित्‌ सामग्री हमे नहीं मिलती । नाभादात ने अपने “भक्तमाल” 
में श्री रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत है अनुसरयो ।? शीर्षक पक्ति वाले 
छुप्पय मे रामानन्द को राधवानन्द का शिष्य एव रामानुज-सम्प्रदायान्तगंत एक 
आचाय॑े के रूप में स्वीकार किया है। भक्तमाल? के अनुसार* रामानन्द एवं 
रामानुज़ के बीच में तीन प्रमुख आचाय हो चुके थे। रामानुज के उपरान्त 
देवाचार्य, हर्याननन्‍्द, राघवानन्द और तब रामानन्द जी हुए। नाभाजी के इस साक्ष्य 
के आधार पर आधुनिक काल के पाश्चात्य एवं पौर्वात्य सभी विद्वान रामानन्द- 
सम्प्रदाय को रामानुज-सम्प्रदाय की एक शाखा विशेष के रूप में स्वीकार करते' 
चले आ रहे हैं | ग्रवश्य ही अधिकांश विद्वानों ने रामानुज-परम्परा में रामानन्द 
को पॉचवें आचाय॑ के रूप में स्वीकार नहीं किया है । उनके अनुसार नाभा जी 
ने केवल मुख्य-मुख्य आचारयों के ही नामो का उल्लेख किया है, बीच के अन्य 
आचायौं को या तो वे नहीं जानते थे अथवा अनावश्यक एवं महत्वहीन समझ 
कर उन्होंने उन्हें छोड़ ही दिया हो । स्वयं 'रामारचन पद्धति?" नामक अपनी 
कृति में रामानन्द जी ने अपनी जो गुरु परम्परा दी है, उससे भी यह सिद्ध हो 
जाता है कि वे रामानुज-सम्प्रदाय से ही पहले सम्बद्ध थे | यह परम्परा इस प्रकार 
है :--रामानन्द से ऊपर शुरुओ के क्रमानुसार नाम इस प्रकार हैं :--रामानन्द-- 
राघवानन्द-हर्यानन्द-अियानन्द-देवानन्द-द्वारानन्द-रामेश्वर-सदा चार्य--गगाघर-- 
पुरुषोत्तम-देवाधिप-माधवाचाय--वोपदेव-क्रेश-रामानुज-पूर्श-यामुन-राममिश्र-- 





१--नाभादास, भक्तमाल, स० एवं टीकाकार रूपकला, छृप्पय ६8२ । 
२०--श्री रामार्चनपद्धति' सं० पं० रामटहलदास, पृ० ३४-३५ । 
रक्षा 


१५६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


पुण्डरीकाकज्ष-नाथमुनि-शठकोप-पृतनापति-जनकजा--श्रीयम । पंडित रामनारायण 
दास* द्वारा सम्पादित “श्री रामाचनपद्धति? में रामानन्द जी के नाम से जो गुरु- 
परम्परा प्रकाशित हुई है, बह उपयक्त गुरु-परम्परा से कुछ भिन्न सी है। इसमें 
धुतनापति? के स्थान पर सिनेश? नाम ढिया गया है। 'ुरेश? तक दोनों ही 
परम्पराओ्ों के नामों में साम्य है, किन्तु इसके अनन्तर दूसरी परम्परा में 
धोपदेव” के स्थान पर 'पराशरः और “माधवाचाय के स्थान पर “लोकाचार्य! 
का नाम मिलता है। “'देवाधिप” का नाम इस परम्परा में भी आता है, किन्तु 
इसमें 'शैलेश” और “बरबर” के दो और नाम आते हैं। “पुरुषोत्तम” के स्थान 
पर यहाँ 'नरोत्तम” नाम मिलता है। फिर “गगाधर” से लेकर 'दिवानन्दः तक 
सभी नाम दोनों ही परम्पराओ्रों मे समान रूप से मिलते हैं। देवानन्द के अनन्तर 
दूसरी परम्परा में श्यामानन्द, श्रुतानन्द, चिदानन्द, पूर्ानन्द के नाम और 
मिलते हैं | श्रियानन्द और राघवानन्द तो समान रूप से दोनों ही में पाए, जाते 
हैं, किन्तु हर्यानन्द के स्थान पर प॑० रामनारायण दास द्वारा सम्पादित ग्रन्ध 
में हक! नाम मिलता है, जो कदाचित्‌ उन्हीं के लिए प्रयुक्त है | 


इन दोनो ही परम्पराओ्रो में किसको प्रामाणिक और किसको अ्प्रामाणिफ 
माना जाय, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | जब तक इस प्रन्थ की 
प्राचीन हस्तलिखित पोथियाँ न प्राप्त हो जायें, तब तक इस सम्बन्ध में किसी 
अन्तिम निशंय तक पहुँचना प्रायः असम्भव सा है। परिडत रामठहलदास ने 
ओ वैष्णव-सताब्ज-भास्कर? ग्रन्थ में स० श्प्ष्य्ण्वि० की लिखी भ्री बालानन्द जी 
के स्थान की जो परम्परा दी है, उसमे रामानन्द जी से पूर्व के आचार्यों के 
नाम इस प्रकार हैं * नारायण-लक्ष्मी-विष्वक्सेन-शठकोप-नाथमुनि-पुणडरी- 
काक्ष-राममिश्र--यामुनसुनि--पूर्ण मुनि-रामानुज-गोविन्द--भट्ाकं-वेदान्ति जी- 
कलिजितू-कृष्णाचायं-लोकाचाय-शैलेश--बरबर मुनि--पुरुषोत्तम-देवाचाय-हर्या- 
चाय-राघवानन्द-रामानन्द* | परिडत रामटहलदास ने गलता-गादी की जो ग़ुरु- 
परम्परा प्रकाशित की है, उसमें प्रायः वही क्रम है जो बालानन्द जी के स्थान 
की परम्परा में है। अन्तर दोनों मे केवल इतना ही है कि गलता की गुरु-परम्परा 

१-श्री रामार्चनपद्धति -“स० १० रामनाराययदास-, प्र० बोटेलाल लक्ष्मी चन्द, 

पृ७ २-३ । 
२-- श्री वेष्णवमताब्जभास्कर, स० पणिडत रामटइल दास, पृष्ठ &८१ै००॥ 
३--वही, पृष्ठ १०६ । 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ' प्‌ 


में पुरुषोत्तम का नाम नहीं पाया जाता | इसी प्रकार रेवासा* गांदी की गुरु-परम्परा 
में भी पुरुषोत्तम का नाम नहीं है। कूबाजी" की द्वारा-गादी की गृरु-परम्परा 
बालानन्द जी के स्थान की परम्परा से पूण तया मिलती है। अत यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि सं० श्यू८ू० वि० के लगभग तक रामानन्द-सम्प्रदाय 
के प्रतिद्ध स्थानो (बाला जी का स्थान, गलता, रेवासा, कृबा जी का गादी-स्थान) 
मे उपयक्त गुरु-परम्परां ही मानी जाती रही है। यहाँ “भरी रामाच॑न-पद्धतिः की 
गुरु-परम्पपा की तुलना इस परम्परा से की जा सकती है .--इनमे पहली 
( पद्धति की ) परम्परा के राम-सीता के स्थान पर दूसरी में नारायण और लक्त्मी 
के नाम पाए जाते हैं | साथ ही पहली परम्परा के क्रेश, वोपदेव, माघवाचार्य, 
देवाधिप, गगाघर, सदाचार्य, रामेश्वर, द्वारानन्द, श्रियानन्द आदि नाम दूसरी 
परम्परा में नहीं पाए. जाते और दूसरी ओर गोविन्द, भद्टाके, वेदान्ति जी, कल्ि- 
जित्‌, ऋृष्णाचार्य, लोकाचार्य, शैलेश, बरबर आदि दूसरी परम्परा के नाम पहली 
परम्परा मे नही पाए, जाते । फिर पहली परम्परा के देवानन्द के स्थान पर दूसरी 
परम्परा मे देवाचाय नाम पाया जाता है। श्रतः यह कहना कि इन दोनो ही 
परम्पराश्नों में कौन अधिक प्रामाणिक है, सम्भव नहीं है। यदि “रामाचन-पद्धति? 
की प्राचीन एवं प्रामाशिक हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हो जॉब, तब अवश्य 
इस सम्बन्ध में कुछ हृढ़ता से कहा जा सकता है। फिर भी इन प्रमाणों 
से यह सिद्ध हो ही जाता है कि रामानुज-सम्प्रदाय से ही रामानन्द स्वामी 
का पूर्व-सम्बन्ध था । विद्वानों का श्रनुमान हैरे कि बहुत अ्रधिक तीर्थाटन करने 
के उपरान्त रामानन्द जी जब श्रपने गुरुमठ आये तब उनके गुरुभाइयो ने 
उनके साथ भोजन करने में आपत्ति की। उनका अनुमान था कि अपनी 
तीथंयात्रा मे रामानन्द ने अवश्य ही खान-पान सम्बन्धी छुआछूत का कोई 
विचार नहीं किया होगा। अपने शिष्यो के इस आग्रह कौ देख कर राघवानन्द 
ने रामानन्द को एक नूतन सम्प्रदाय चलाने की अनुमति दे दी। फलत॑: 
रामानन्द-सम्प्रदाय का जन्म हुआ । खेद है, इस किंवदन्ती का कोई प्रामारशिक 
सूत्र अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। 


रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान पंडित रामटहलदास के भी अनुसार 
रामानन्द-सम्प्रदाय रामानुज-सम्पदाय की एक शाखा विशेष है। अपने मत के. 





4 “-वदी, पृष्द ९ 4 4 | 
२०-वही, एष्ठ ११७-१८। 
३२०--“भक्तमाल-रूपकला?, ४० २६० । 


१५८८ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


समर्थन में खसपादित “श्री वैष्ण॒ब-मताब्ज-भास्कर ग्रन्थ! के अन्त में परिशिष्ट मे 
उन्होंने जो तक उपस्थित किए हैं*, उनमे मे कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं :-- 


पर्डित रासटहल दास के तके 

( १ ) लगभग ५४०० वर्ष से रामानन्दीय-सन्त समाज अपने को श्री रामा- 
नुजान्तर्गत मानता एवं उनका अनुयायी कहता चला आया है | 

(२ ) रामानन्द जी के दादा गुरु हर्याचा्य ने 'रामस्तवराज-माष्यः में 
अपने को रामानुज सिंडातानुयायी मान कर विशिष्टाद्वेत का ही प्रतिपादन 
किया है | 

(३ ) 'रसिक-प्रकाश-भक्तमाल? में हर्यानन्‍्द जी के विषय में लिखा है कि 
उन्होंने, 'लक्ष्मी-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध मन्त्र तारक जो पारक है सोई करी शिष्यन 
'को शासना' | 

(४ ) अ्रनन्तानन्द ने अपने ग्रन्थ 'हरिभक्ति सिन्धु वेला? मे राघवानन्द को 
“रामानुज कुलोद्धव” कह्ा है | 

(४ ) अयोध्या, बड़ी जगह के महन्थ श्री रघुनाथ प्रसाद ने निज गुरु! 
नामक ग्रन्थ में तथा श्री राममनोहर प्रसाद ने “सम्प्रदाय-दिग्दशन? ग्रन्थ में 
श्री रामानन्द खामी जी को रामानुज स्वामी की ही शिष्य-परम्पता का एक 
आचार्य माना है। इसी प्रकार मथुरगदास के नाम से छुपी गुरुपरम्परा के विरुद्ध 
एक वक्तव्य मे भी श्रीराममनोहर प्रसाद ने रामानन्द स्वामी का सम्बन्ध रामानुज- 
सम्प्रदाय से ही जोड़ा हैं | 

(६ ) परिडत रघुवरशरण ने "श्री वेष्णब-मताब्ज-भास्कर की “अ्रथ- 
-प्रकाशिका टीका” में राघवानन्द स्वासी को श्री रामानुज-सम्प्रदायनिष्ठ ही लिखा 
है। इसी प्रकार देव मुरारी खामी के शिष्य श्री मलूक जी ने “श्री गुरु-प्रणाली- 
“निष्ठा? ग्रन्थ से राघवानन्द जी को रामानुज जी के ही अ्न्वय का माना है । 
“री वेष्णव-धरम-रत्नाकर ग्रन्थ में डाकोर के पशिडित गोपालदास ने भी राघवा- 
नन्द जी को रामानुजान्बय समुद्धृत कहा है । खोजी जी को द्वारा गादी पालड़ी स्थान 
की गुरु-परम्परा में भी राघवानन्द जो को 'रामानुजबंशोद्धृत! लिखा गया है । 

( ७ ) खय खामी रामानन्द जी ने अपने ग्रथ “भरी वैष्णव-मताब्ज-मास्करः 
मे प्राचार्या चार्यवर्यान यतिपतिसहितान्प्रोक्तवास्तप्रणम्थ | भ्रीमास्तस्मै- 
रमेशशरणमुपगतस्तद्विजिज्ञासु मुल्यैःः कह कर रामानुजादि पूर्वांचायों का स्मरण 


“श्री वैष्णव-मताब्ज-भास्कर', पृ० ४२०१२ ६ । 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ १५६ 


किया है | इसी प्रकार “भरी रामाचन पद्धति? ग्रन्थ में तो अपनी गुरु-परम्परा भी 
उन्होंने लिख दी है। यहाँ रामानुज से वे स्पष्ट ही अपना पूर्व सम्बन्ध मानते हैं । 
वध सिद्धान्त पटल? में भी स्वामी जी ने रंगधाम के रामानुजाचार्य को ही मुख्याचार्य 
गुरु माना है । 

(८ ) रामकबीर की “पचमात्रा? म गोरखनाथ के प्रश्नो का उत्तर देते' हुए 
कबीर ने कहा है कि :--- 


आदि नरायन मूल हमारा, रामानुज की शाखा। 
ररंकार मे रमता जोगी श्री गुरु रामानन्द जी भाखा ॥ 
| 


इसी प्रकार बोध सागर! में 'प्रथम श्री सम्प्रदाय बखानों | रामानुन आचारज 
मानों ।! कह कर सत्य कबीर जी ने अ्रपनी गुरु-परम्परा दी है, जिसमे उन्होंने 
नारायण, लक्ष्मी, विष्वकृसेन, पुण्डरीकाक्ष, राममिश्र, यामुनाचार्य, पूर्णाचार्य, 
रामानुज, देवाचाय, हर्यानन्द, राधवानन्द, रामानन्द श्रादि को ग़ुरु-शिष्य के क्रम 
में रक्‍्खा है। 

(६ ) अ्ग्रदास ने खसग्रहीत आनन्दतत्व दीपिका! में रामानुज को आदि 
गुर लिखाहै।.... 

( १० ) 'भक्तमाल? में नाभादास ने जो अपनी ग़ुरु-परम्परा दी है, उससे 
उन्होने लक्ष्मी, विष्वकूसेन, शठकोप, वोपदेव, श्रीनाथ, पुण्डरीकाक्ष, राममिश्र, 
यामुन, देवाचाय, हर्यानन्द, राघवानन्द, रामानन्द आदि का उल्लेख करते हुए 
रामानन्द को 'रामानुज की पद्धति का दी प्रचारक कहा है। इसी प्रकार रीवा 
नरेश रघराज सिंह ने भी उपयक्त मत को स्वीकार किया है | सस्कृत भक्तमाल 
में भी रामानन्द के शिष्यों को 'रामानुज-कुलोद्धवाःः ही कहा गया है। भक्तमाल 
के श्रन्य टीकाकारों-रूपकला जी, बैजनाथ प्रसाद, श्रीरसरगमणि आदि--ने 
रामानंद को रामानुज कुलोदरूव? ही कहा है। 

(११ ) रामानुज-सम्प्रदाय के अनेक संत-भक्तों ने रामानुज स्वामी की 
बेन्दना रामानन्द जी के साथ की है | रसरगमणि ( भक्तमाल टीका ), अग्रस्वामी 
( श्री रघुनायथ लीलाग्त तथा रामसारसंग्रह ), प० रामनारायण दास ( औरामा- 
ननन्‍्द जन्मोत्सव ) आदि ने रामानन्द के साथ ही रामानुज स्वामी की भी 
बदना को है । 

(१२ ) ख्वामी-नारायणी” मत के सन्त अपना सम्बन्ध श्री रामानुज एव 
रामानन्द से जोड़ते -हैं । 


२१६० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदीन्साहित्य पर उसका प्रभाव 


( १३ ) 'रसिक-प्रकाश-भक्तमाल” के डीकाकार श्री जानकी रसिक शरण 
जी, लद्टमणकिला के जानकीवर शरण जी, रेवासा के बालअली जी ( सिद्धान्त- 
दीपिका ), थ्री सम्प्रदाय भास्कर अन्थ में श्री रामरगीलेशरण जी, “तुलसी तत्व 
भास्कर? अन्थ भें काशी-कमन्चा स्थानाधिपति महन्थ हरिप्रसाद जी श्रादि लगभग 
सभी प्रसिद्ध स्थानों के महन्थों ने रामानन्द-सम्प्रदाय को रामानुज-सम्प्रदायान्तगंत 
दी माना है | 

( १४ ) अनेक रामानन्दी विद्वानों ने अपने अन्थो मे रामानुज स्वामी की 
बन्दना की है | इसी प्रकार अनेक निम्बाक-सम्प्रदाय के विद्वानों ने भी रामानुज 
स्वामी से ही रामानन्द स्वामी का सम्बन्ध स्थिर किया है | 


( १५ ) गलता, रेवासा, श्री बालानन्द जी का स्थान, भ्रींयड़ा, पिंडोरी, 
खोजी जी की पालड़ी, टीला जी की द्वारा गादियों की प्राचीन शुरुपरम्पराएँ 
रामानुज-सम्प्रदाय से ही रामानन्द का सम्बन्ध जोड़ती हैं | इसी प्रकार रामानुज 
सम्प्रदाय के वृद्ध महात्मा तोताद्र को मूलगादी तथा “श्री भाष्य? को साम्रदायिक, 
भाष्य मानते आए हैं । 

( १६ ) जब-जब रामानुजाचार्यों पर आपत्ति पड़ी है, रामानन्दीय अ्रखाड़ो 
ने सैनिक रीति से उनकी सहायता की है। शास््राथ मे उन्हे जिताया है तथा 
काची के प्रतिवादि भयकर जी पर जब-जब नाथपांथयों ने आक्रमण किया, तब- 
तब धीरमदास जी ने नागा श्रतीतो द्वारा उनकी सहायता एवं रक्षा की। अनेक 
बार रामानन्दी साधुओं ने रगाचाय जी के शिष्य रामप्रपन्न स्वामी जी की पालकी 
भी उठाई है | 

इन उपयुक्त तकों के आधार पर पं० रामटहलदास जी ने यह खिद्ध करने 
का प्रयास किया है कि रामानन्द स्वामी रामानुज-सम्प्रदाय के ही एक विद्वान थे 
और रामानन्द-सम्प्रदाय रामानुज सम्प्रदाय की द्वी एक शाखा है | 

उपयुक्त मत के विरोधी एक अ्रन्य मत के प्रक्तंक हैं पं० रघुवरदास जी 
वेदान्ती और पोषक हैं श्री भगवदाचायं जी | इस मत के अनुसार * रामानन्द 
स्वामी रामानुज-सम्प्रदाय के न तों आचाये थे और न उक्त सम्प्रदाय से उनका 
कोई सम्बन्ध ही था। आदि-काल में एक द्वी श्री सम्प्रदाय” था। कालान्तर 
में मन्त्र, उपास्य, उपासनादि आचारों की मिन्‍नता के कारण इस “श्री सम्प्रदाय! 
की दो शाखाएँ हो गई | एक के परमाचाय थे श्री राम और दूसरी शाखा अष्टा- 


१--“आनन्दभाष्य” की भूमिका--प० रघुवरदास वेदान्ती, पृष्ठ ६» ० 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ १६२१ 


छ्वर मन्त्र के प्रवत्तक नारायण को अपना प्रथम ग्राचार्य मानती थी । कालान्तर 
में राम-सम्प्रदाय में कुछ शैथिल्य आ गया । श्रतः रामोपासकों मे कुछ ने तो' 
इस सम्प्रदाय का परित्याग ही कर दिया, कुछ किंकत्तंव्य विमूढ़ हो गए. और 
कुछ सम्प्रदायान्तरों में चले गए।। श्री नारायण मन्त्र के उपदेष्टा श्राचार्यों ने 
ऐसे उच्छू खलो को अपनी श्ञानगरिमा से प्रभावित कर अपने में समेठ लिया । 
इसी समय इस शाखावालो ने “श्रीसम्प्रदाय! के समस्त मूल ग्रन्थों को भी हस्तगत 
कर लिया । अन्थाभाव मे “श्री सम्प्रदाय” में ( रामसम्प्रदाय ) और भी शिथिल्लता 
आरा गई । इस सम्प्रदाय के आचार्यों द्वारा प्राशपण से सुरक्षित किए गए भी ग्रन्थ 
प्रचाराभाव में लुप्तप्राय हो गए | श्रत*” शास्त्र सम्पन्न श्री नारायण सम्प्रदाय” 
से कुछ दिनों मे इस सम्प्रदाय वालो ने छीर-नीरबत अभिन्नता स्थापित कर ली | 
लोगों ने श्री राममन्त्र और श्री नारायण मन्त्र में सामान्याघधिकरण स्थापित कर 
लिया । परिणाम-स्वरूप श्री रामसम्प्रदाय के अनेक अन्थ दूसरी शाखा द्वारा 
विनष्ट कर दिए, गए । पूर्वांचार्यों द्वारा प्रणीत ग्रन्थ भी अज्ञान के गहदर गत्ते 
में फेंक दिये गए!। अपने सम्प्रदाय की इस दुरबसस्‍्था को देख कर रामानन्द 
स्वामी के मन में इसके उद्धार की भावना उठी। अत. जो कुछ भी अल्प 
सामग्री सम्प्रदाय मे अवशिष्ट थी उसी के आधार पर उन्होंने हनुमान , अ्ह्मा, 
वसिष्ठ, पराशर, व्यास, शुक, पुरुषोत्तम, गगाधर आदि प्रमुख आचार्यों के. 
हृदयावेदक “आनन्दभाष्यः की रचना की । विशिष्टाद्वेत मत प्रतिपादक यह अन्य 
श्री वैष्ण॒वों का सर्व॑स्व है | 


इस मत का समथन करते हुए! भगवदाचार्य जी' ने निम्नलिखित तके 
दिए, हैं--- 

१--हमारे सम्प्रदाय के प्रमुख विद्वान अ्रग्रस्वामी ने हसारी गुरु-परम्परा इस 
प्रकार दी है :-राम-सीता-हनुमान-ब्रक्मा-बसिष्ठ-पराशर-व्यास-शुकदेव--पुरुषो- 
त्तमाचायं-गगाघराचार्य-सदाचार्य-रामेश्वराचाय--द्वारानन्द--देवानन्द-श्यामानन्द 
श्रुतानन्द-चिदानन्द-पूरयोननन्‍्द-आभरियानन्द-हर्यानन्‍्द-राघवानन्द-रामानन्द । कुछ 
काल से ही लोग यह मानने लग गए, थे कि भगवान रामानन्द रामानुज स्वामी की 
परम्परा मे हैं। अब सभी “भेख ने अग्रस्वामी की परम्परा स्वीकार कर ली है। 

२--मन्जमेद सम्प्रदाव-मेद में मूल कारण है। श्री रामानुज-सम्प्रदाय मे 
नारायण मन्नः ही सोक्षप्रद माना गया दै। श्री रामानन्द सम्प्रदाय में राममत्र- 

राज? मोक्षप्रद माना जाता है। 


१--परम्परा-परिन्राण'«मगवदा चार्य-श्री रामानन्द साहित्य प्रचार मण्डल द्वारा प्रकाशित ॥ 
६१ 


१६२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


३--श्री रामानुज-सम्प्रदाय मे चतुभुज नारायण उपास्यदेव हैं, हमारे यहाँ 
द्विभुज भगवान उपास्य देव हैं । उनके यहाँ श्री नारायण अवतारी हैं, हमारे 
यहाँ श्री राम जी अ्वतारी हैं। अ्रतः मत्र भेद तथा उपास्य भेद से इन दोनों 
सम्प्रदायो में स्वाभाविक भेद है श्रोर वह सदा रहेगा। 

४--रामानन्द स्वामी को रामानुज स्वामी के शिष्य-प्रशिष्यो में स्वीकार 
करने से श्री रामानन्द जी गुरुद्रोही एवं पातकी सिद्ध द्ोते हैं और श्री रामानन्दी 
वैष्णव 'पन्‍्थाई? | 

५--ह यांचाय ने जिस “श्री भाष्यकार! की बदना की है वे “श्री गुरुभाष्य? के 
लेखक पुरुषोत्तमाचाये जी हैं । 

६--- रसिक प्रकाश भक्तमाल? मे प्रयुक्त 'लक्ष्मीसम्प्रदाय” शब्द “श्री सम्प्रदाय” 
( रामानन्दी सम्प्रदाय ) के श्र मे आया है । फिर वहाँ हर्याचाय को रामोपासक 
कहा भी तो गया है । 


७--्वरि भक्ति सिन्धु बेला? मे 'रामानुज कुलोद्भवर्म! के स्थान पर वास्तव 
में 'रामानूक-कुलोद्मव्म! होना चाहिये । यदि राघवानन्द रामानुज-परम्परा में होते 
तो “नारायण मत्र” का प्रचार न कर राममंत्र का प्रचार क्यो करते ? 

८--इसी प्रकार जिन-जिन लोगो ने राघवानन्द को 'रामानुजान्वयेजातः? 
लिखा है उन्होंने 'रामानूक” के स्थान पर भूल से रामानुजः शब्द का प्रयोग 
किया है | 

8--जी महात्मागणु अपने रामानन्द-सम्प्रदाय का सम्बन्ध रामानुज स्रामी 
से भानते हैं वे वास्तव में बहकाए गए हैं । 

१०-- श्री वैष्णुवमताब्जमास्कर? मे रामानन्द ने स्पष्ठतया न तो रामानुज 
का ही नाम लिया है और न शढकोप का ही। भरी रामाचेनपद्धति” में भी 
“यतिराज” शब्द राघवानन्द स्वामी जी के लिये आया है, रामानुज के लिये नहीं | 
फिर 'रामाचेनपद्धति? की परम्परा वास्तव में नवीन कल्पित परम्परा है। 


११--- सिद्धान्त पटल? वास्तव में श्रप्रामाणिक अन्य है, अतः उसके उल्लेखों 
को आधार मान कर रामानन्द का सम्बन्ध रामानुज स्वामी से नहीं जोड़ा 
जा सकता | 

१२--राम कबीर जीं को “पंचमात्राः अथवा शअ्रग्रस्वामी ऊंत आनन्दतत्व- 
दीपिका आदि जिस किसी ग्रन्थ में रामानुज शब्द आया हे, वहाँ 'रामादूक” ही 
होना चाहिए । 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ १६ ३ 


३--नाभादास के “'भक्तमाल? में दी हुई गुरु-शिष्य परम्परा श्री रामाचन 

पद्धति? में दी हुईगुरु परम्परा से नहीं मिलती । श्रतः एक-न-एक को श्रप्रामाणिक 
मानना ही होगा । पहली परम्परा नारायण से प्रारम्भ होती है, दूसरी श्रीराम से । 
“श्री रामानुज पद्धति प्रताप अबनि अमृत हुवे अनुसरयो? का तात्पय है कि 
रामानन्द ने शाज्याथ आदि करके रामानुज की ही भाँति विशिष्टाद्वैत मत का 
प्रक्तन किया | 

१४--संस्कृत 'भक्तमाल? अ्रप्रामाशिक रचना है, श्री रामरसरगमणि ने 
रामानुज के साथ रामानन्द का नाम भी एक भक्त के नाते ही गिनाया है, जो 
क्ष्म्य है । 

१५---ओ रामानन्द जन्मोत्सव, सिद्धान्ततत्व दीपिका, ओभी सम्प्रदायभास्कर 
आदि ग्रन्थों में रामानुण स्वामी से भ्रमवश ही रामानन्द का सम्बन्ध जोड़ा 
गया है। उसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है । 


१६---इसी प्रकार जिन महान्ताो ( १० हरिहरप्रसाद-“तुलसी तत्वभास्कर, 
मुंगेर के पडित सनन्‍्तदास-परमसाकेत धाम”, नरघोघी स्थानाधिपति महात्मा राम 
लोचनशरण-:वैष्णुवाश्रम सिद्धान्त विवेकः आदि ) ने आधुनिक काल में प्रकाशित 
अपने ग्रन्थों मे रामानन्द का सम्बन्ध रामानुज स्वामी से जोड़ा है, उन्होंने किसी 
प्रामाणिक आधार पर ऐसा नहीं किया है | केवल जनश्रुति का ही अवलम्बन 
किया है । 

भगवदाचाये जी का निष्कषे--वस्तुतः अग्रस्वामी जी द्वारा दी गई 
रामानन्द-सम्प्रदाय की प्रामाणिक गुरु-परम्परा इस प्रकार है :--भ्रीराम-सीता- 
हनुमान-अह्मा-वसिष्ट-पराशर-व्यास-शु क-पुरुषोत्तमाचायं-गगाधराचार्य-सदाचार्य- 
रामेश्वराचार्य-द्वारानन्दाचार्य - देवानन्दाचाय -श्यामानन्दाचार्य - श्रुतानन्दाचार्य- 
चिदानन्दाचार्य-पूर्णानन्‍्दाचाय-शअियानंदाचाय-हर्यानदाचाय-राघवानद-रामानद्‌ । 


उपयुक्त मतों की समीक्षा--द्वितीय मत के अनुयावियों ने अपने पक्ष 
के समर्थन मे फेवल एक सबल प्रमाण दिया है :--वह है रामानन्द-सम्प्रदाय 
आऔर रामानुज-सम्प्रदाय मे मंत्र, उपास्य, उपासनापद्धति श्रादि की दृष्टि से कुछ 
मौलिक भेद । इन दृष्टियो से रामानन्द-सम्प्रदाय और रामानुज-सम्प्रदाय में भेद 
है भ्रवश्य, किन्तु दाशनिक सिद्धान्त की दृष्टि से दोनो ही सम्प्रदाय विशिष्टाद्वैत 
मत के अनुवर्ती हैं । फिर यह क्‍या सम्भव नहीं कि रामानन्द ने रामानुज-सम्प्रदाय 
को स्वसमयानुकूल मीड़ने की दृष्टि से मत्र; उपास्य एवं उपासना पद्धति को 
अधिक उदार बना कर मूल दाशंनिक सिद्धान्त वही रहने दिया हो ! कम-से-कम 


१६४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


रामानन्द के सम्बन्ध मे प्रचलित जनश्रुतियों तो इसी का समर्थन करती हैं। 
नाभाजी के “भक्तमाल?, री वेष्णुवमताब्जभास्कर! एवं “श्री रामाचेन पद्धति? के 
उल्लेख एव रामानन्द-सम्प्रदय की समस्त प्राचीन परम्पराएँ इस बात का सकेत 
करती हैं कि श्री रामानन्द-सम्प्रदाय का श्री रामानुज-सम्प्रदाय से पूब सम्बन्ध 
अवश्य ही चला आरा रहा है। यदि अग्रस्वामी ने किसी गुरु-परम्परा का निर्माण 
किया होता तो निश्चय ही नाभादास जी द्वारा उसका पालन किया गया होता । 
फिर अ्रग्नखवामी के नाम पर जिस परम्परा का प्रचार किया गया है, उसकी 
आधार-स्वरूप प्राचीन हस्तलिखित पोथी न तो कही पग्राप्य ही है और न उनका 
किसी अन्य पूर्वाचार्य ने उल्लेख ही किया है। अ्रग्नदास के शिष्य स्वया नाभा 
जी अपने गुरु के आदेश से जिस “भक्तमाल' की रचना करते उसी मे वे अपने 
पृववांचायों को विस्मृत कर जाते, यह एक आश्चर्य जनक बात है। अ्र॒तः जब 
तक अग्रदास कृत शुरु-परम्परा की प्रामाणिक एवं प्राचीन हस्तलिखित पोथी नहीं 
मिल जाती तब तक इस परम्परा को नितान्त ही सन्देह की दृष्टि से देखा जाना 
चाहिये । परम्परा के विरोधी सत्य की प्रतिष्ठा जिन प्रबल तकों एवं प्रमाणो 
के आधार पर की जानी चाहिए,, उसका भगवदाचाये जी मे नितान्त ही अमाव 
है। क्स्तुतः जब से रामानन्द-सम्प्रदाय को रामानुज-सम्पदाय से पृथक सिद्ध करने 
का प्रश्न उठा है, तभी से इस परम्परा का प्रचार किया गया है और साथ ही 
अनेक नवीन कल्पित अन्थ स्वामी रामानन्द के नाम पर चलाए गए हैं | शुक्ल 
जी* ने हिन्दी साहित्य का इतिदास” में ठीक ही कहा था कि ऐसे भ्रन्थो के 
विषय में सतक रहने की आवश्यकता है । प्राचीन अन्धों मे इच्छानुसार पाठान्तर 
कर देना ( रामानुज के स्थान पर रामानूक रख देना ) निष्पक्ष एवं वैशानिक 
पथ नहीं कहा जा सकता । 


दूसरी ओर पंडित रामटहल दास के तक अधिक प्रामाणिक एवं विचार 
संगत हैं । अपने मत के समथन में उन्होने प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार की 
परम्पराओ्रो एवं पुस्तकों से प्रमाण उद्धुत किए हैं | अतः: परम्परा एवं प्राचीन 
उल्लेखों की दृष्टि से पडित रामटहलदास का ही मत समीचीन जान पड़ता है। 

डा० फकृहर* ने जिस प्राचीन रामावत्‌-सम्प्रदाय की कल्पना की है, उसके 
सम्बन्ध में वे स्वय कोई प्रमाण उपस्थित न कर सके | इसी कारण बाद में चल 
कर उनकों अपना पूर्वपथ छोड़ कर यह कल्पना करनी पड़ी कि वास्तव में राघवा- 





१.-हि० सा० इ०--पडित रामचन्द्र शुक्ल, ९० ११६ । 
२--जे० श्रार२० ए० एस०--दि हिस्टारिकल पोजीशन अब राम्रानन्द । 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ श्ध््षू 


नन्द ही इस रामावत-सम्प्रदाय के आचाय थे और उत्तर-भारत में आकर उन्होने 
रामानन्द को अपने प्रभाव में लाकर एक नए आन्दोलन को जन्म दिया । 
क्रमशः रामानन्द रामानुज-्सम्पदाय के भी सम्पक में आते गए । उनके शिष्य- 
प्रशिष्य तो इस सम्प्रदाय के इतने निकट सम्पर्क में आ गए कि दोनों में 
अभिन्नता सी हो गई । नाभाजी के पूर्व ही यह कार्य सम्पन्न हो चुका था ।* 

खेद हे, डा० फकृदर का अनुमान प्रमाणाभाव मे हमे मान्य नहीं हो सकता । 
अतः उपलब्ध सभी प्रामाणिक सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि रामानन्द स्वामी का पूर्व सम्बन्ध रामानुज-सम्प्रदाय ही से था । 

रामानुज-सम्प्रदाय से रामानन्द के प्रथक्‌ होने का कारण एवं 
उनके द्वारा बेरागी-सम्प्रदाय की स्थापना--इस सम्बन्ध में सीताराम शरण 
भगवान प्रसाद रूपकला'" ने एक किवदन्ती का उल्लेख किया है जिसके 
अनुसार रामानन्द को खानपान-सम्बन्धी नियमों मं अधिक उदासीन देख कर 
उनके गुरुभाश्यों ने अपने साथ बैठ कर भोजन कराने में आपत्ति की। अ्रतः 
गुरु राघवानन्द को विवश होकर अपने प्रतिभाशील शिष्य रामानन्द को नवीन 
सम्प्रदाय चलाने की आशा देनी पड़ी । रामानन्द द्वारा प्रचारित उदार भक्ति- 
मार्ग को देखते हुए. यह कल्पना असगत नहीं जान पड़ती | फिर भी इसके पक्ष 
में कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं उपलब्ध होती। रामानन्द के शिष्यों मे जुलाहां, 
चमार, जाट, क्षत्रिय एवं स््रियाँ आदि सभी थे | भक्ति का द्वार उन्होंने सभी के 
लिये मुक्त कर दिया था । 

रामानन्द-सम्प्रदाय ओर रामानुज-सम्प्रदाय में अन्तर 


रामानन्द-सम्प्रदाय 

१--यहाँ द्विभुज श्रीराम परमोपास्य हैं । 

२---साम्प्रदायिक मन्न है ओउमरामाय नम.?। 

३--इस सम्प्रदाय का नाम “श्री सम्प्रदाय” या “रामानन्द-सम्प्रदाय” या विरागी- 
सम्प्रदाय” है । 

४--इस सम्प्रदाय मे झ्राचार पर अधिक बल नहीं दिया जाता | कमंकाश्ड का 
महत्व यहाँ बहुत कम है। 

५०--इस सम्प्रदाय में शुक्ल भ्री, बिन्दु श्री, रक्त श्री, लस्करी आदि अनेक प्रकार 

के तिलक प्रचलित हैं | ' 


१--वही, सन्‌ १६२२ ई० | 
“२--रूपकला-मक्तमाल । 





१६६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभ्नाव 


रामसानुज-सम्प्रदाय 
१--चतुभुज नारायण--परमोपास्य है। 
२--साम्प्रदायिक मत्न--श्रोठम नारायणायनमः है । 
३--सम्प्रदाय का नाम---लछुमी-सम्पदाय? या श्री-सम्प्रदायः है । 
४--अआचार पर बहुत अधिक बल दिया गया है ! 
५--इस सप्रदाय का प्रधान तिलक है-किनारे-किनारे शुक्ल वर्ण, बीच मे रक्त श्री। 


दोनों सम्प्रदायों में, समानता--दोनों सम्प्रदायो मे प्रमुख समानता यह 
है कि दोनो ही विशिष्टाद्वैत मत को स्वीकार करते हैं| दोनो ही ब्रह्म को चिद्चिद्‌- 
विशिष्ट मानते हैं तथा दोनो ही के मत से मोत्ष का उपाय परमोपास्य की 
“प्रपत्ति? है । 


रामसानन्द सम्प्रदाय का विकास--रामानन्द-सम्प्रदाय या वैरागी-सम्परदाय 
की स्थापना--गुरु राघवानन्द की अनुमति पाकर रामानन्द जी ने साधुओ का एक 
विशाल दल सुसगठित किया जिसे उन्होंने 'बैरागी? नाम से सबोधित किया । 
विल्सन के मत से इन साधुओ को उन्होने 'श्रवधूत”! के नाम से भी अभिहित 
किया । तभी से रामानन्द सम्प्रदाय का नाम वैराग्री-सम्प्रदाय या श्रवधूत मार्ग हो 
गया ।* किन्तु, सत्य यह है कि रामानन्द-सम्प्रदाय की तपसी शाखा के साधु 
ही अपने को अ्रवधूत-मार्गी कह्दते हैं, शेष वैरागी ही । 

रामानन्द स्वासी के शिष्य--क-'भक्तमाल? के अनुसार रामानन्द के 
शिष्यो में प्रमुख निम्नलिखित थे।* अनन्तानन्द, कबीर, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, 
पद्मावती, नरह॒र्याननन्‍्द, पीपा, भावानन्द, रेदास, घना, सेन श्रोर सुरसुरी । 


ख--अग्रस्वामी कृत 'रहस्यन्नय”ः की संस्कृत ठीकारे में गालवानन्द और 
योगानन्द को भी रामानन्द स्वामी का शिष्य स्वीकार कर लिया गया है। रूपकला 
जी" ने भी गालवानन्द जी को स्वामी रामानन्द जी का शिष्य स्वीकार किया 
है। योंगानन्द को नामादास” जी ने अनन्तानन्द जी का शिष्य कहा है” | 
नामा जी का मत अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि एक तो के स्वय रामानन्द- 





१--एच० एच० विल्सन-रिलीजस सेक्ट्स अब हिन्दूज, ९० ५६ । 
२---रूपकला, भक्तमाल, १० २८२, डछेप्पय ६६१। 

३--बही, पृ० शण्दच्पार । 

४ु-वही, पू० २८४ढ ! 

धू--वदही, पू० २६८ । 


सम्प्रदाय का इतिहांस तथा सम्बद्ध शाखाएँ १६७ 


सम्प्रदाय के ही एक विद्वान्‌ भक्त ये, दूसरे योगानन्द उनसे तीसरी पीढी ऊपर 
के ही भक्त थे । 


ग--श्रगस्त्थसंहिता? * में स्वामी जी के इन शिष्यो को द्वादश महाभाग- 
वतो का अवतार भी मान लिया गया है| श्रनन्तानन्द जी को ब्रह्मा जी का, 
सुरसुरानन्द को नारद का, सुखानन्द को शम्भु का, नरहर्याननन्‍्द को सनत्कुमार 
का, योगानन्द को कपिल का, पीया को मनु का, कबीर को प्रह्नाद का, भावानन्द्‌ 
को जनक का, सेन को भीष्म का, धना को बलि का, गालवानन्द को शुकदेव का 
तथा रैदास को यमराज का अश्रवतार इस ग्रन्थ मे कहा गया है। पद्मावती जी 
को दूसरी लक्ष्मी के समान कहा गया है | 

इन उपयुक्त अन्थो के अ्रतिरिक्त रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रायः सभी ग्रन्थों मे 
“भक्तमाल? के ही मत को स्वीकार किया गया है |* रामानन्द-सम्प्रदाय से प्रच- 
लित प्रायः सभी परम्पराएँ एवं जनश्रुतियाँ भी 'भक्तमाल! के मत का ही समर्थन 
करती हैं । हिन्दी साहित्य के प्राय सभी इतिहासकारो ने 'भक्तमाल? के मत को 
ज्यो-का-त्यों स्वीकार कर लिया है किन्तु, संत-साहित्य के विशेषज्ञ कुछ ऐसे भी 
विद्वान्‌ हैं जिन्होंने अनेक प्रकार की सामग्री की पूर्ण परीक्षा करके यह निर्णय 
किया है कि आनन्दान्तः नाम वाले शिष्यो को स्वामी रामानन्द जी का शिष्य 
मान लिया जा सकता है, किन्तु कबीर, सेन, धना, पीपा और रैदास के विषय 
में यही बात हृढता के साथ नहीं कही जा सकती | पं० परशुराम चतुवेदी* 
इस श्रेणी से। बद्दानो में स्वप्रमुख हैं | इस सम्बन्ध मे उनका निष्कर्ष यह 
है? :-..अतएव उक्त सभी पर बातों विचार करते हुए यही श्रनुमान लगाया जा 
सकता है कि उक्त पॉच व्यक्तियों म से कदाचित्‌ किसी ने भी स्पष्ट शब्दों में 
स्वामों रामानन्द को अपना गुरु स्वीकार नही किया है और उनमे से सभी ने 
उनका नाम तक नही लिया है। कम-से-कम पीपा जी ने अपने को कबीर साहब 
द्वारा तथा धन्ना ने नामदेव, कबीर साहब, रैदास, तथा सेन नाई की कथाओ 
द्वारा प्रभावित होना स्वीकार किया है। सम्भव है उक्त सभी सन्‍्त एक ही समय 
और एक ही साथ ऐसी स्थिति में वर्तमान भी न रहे होंगे जिससे उनका स्वामी 
रामानन्द का शिष्य और आपस में गुरुभाई होना किसी प्रकार तिद्ध किया जा 


कि8०_»कममममषकावीबॉकपेक+3-०७०१७७+क 


१--रामानन्द जन्मोत्सव, रणदर पुस्तकालय, डाकौर, पं० रामसारायणदास, पृ० २० । 
२--देखिये इस ग्रन्थ का “अध्ययन की सामग्री” नामक अध्याय । 

३--परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परम्परा, पृ० २२६३-२७ । 

४“-चंद्दी, पृष्ठ २२७ | 


श्क्ष्ष्य रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सके |? चतुर्वेदी जी ने इन शिष्यो के जीवन एवं उनकी रचनाओं से सम्बन्धित 
सभी प्रकार की सामग्री की पूरी छानबीन कर ली है, अत. उनका निष्कर्ष 
महत्वपूर्ण श्रवश्य हो जाता है, किन्तु जो कुछ भी सामग्री उन्हे उपलब्ध हुई है 
उसकी प्रामाणिकता की पूरी जॉच उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया है। इन 
भक्तों के पदों का जब तक कोई प्रामाणिक संस्करण नही प्रकाशित हो जाता, 
अथवा अन्य कोई प्रामाणिक सामग्री-जो चतुर्वेदी जी के मतों का समथन कर 
सके--नहीं प्राप्त हो जाती तब तक भक्तमाल” मे उल्लिखित एवं अन्य समस्त 
उपलब्ध परम्पराश्रों तथा जनश्रुतियों से समर्थित मत को सहज ही में श्रप्रामाशिक 
कह कर टाला नहीं जा सकता | वस्तुतः इस सम्बन्ध में इतनी स्वल्प सामग्री 
उपलब्ध हुई है कि “भक्तमाल? या “श्रगस्त्यसंहिता” के मत को स्वीकार कर 
लेने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग भी नहीं है। नाभादास स्वय रामानन्दीय 
वैष्णव ये और रामानन्द की चौथी पीढ़ी के भक्त-कवि थे | परम्परा एव सत्संग 
से जो ज्ञान उन्हें मिला उसका सकलन उन्होंने अपने ग्रन्थ “भक्तमाल? में 
किया है | * 

कबीरादि उपयुक्त ५ भक्तो को पडित परशुराम चतुर्वेदी ने इस प्रकार रखा 
है .-स्वामी रामानन्द, सेननाई, कबीर साहब, पीपा, रैदास, ओर धन्ना | उत्तरी- 
भारत की सन्त-परग्परा? से उनके इस मत का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है। यहाँ स्वामी जी के शिष्यो के जीवन एवं उनकी रचनाओ पर नवीन शोधों 
के आधार पर प्रकाश डालने की चेष्टा की जा रही है । 

अलननन्‍्तानन्द--अनन्तानन्द को नामा जी ने रामानन्द स्वामी का सर्वप्रमुख 
शिष्य कट्टां है । इनका प्रताप इतना प्रखर था कि इनके चरणों का स्पर्श कर 
योगानन्द, गयेश, कर्मचन्द, अ्रल्द, पयहारी, सारी रामदास, श्री रंग तथा नरहरि 
दास आदि भक्त लोकपालों के सहश हो गए थे |" इन्हीं श्रनन्तानन्द जी ने 
“हरिमक्ति-सिन्धु-वेला? नामक ग्रन्थ की रचना की थी । महात्मा जीवाराम जीरै 
ने अनन्तानन्द को रामानन्द जी के द्वाद्श शिष्यों में सबसे ज्येष्दूय कहा है। 
उनके अ्रनुसार ये बहुत बड़े शंगारी भक्त थे | 'जनकलली? के बड़े ही कृपा पात्र 





१--बही, ए्ृष्ठ ७२० । 

२--योगानन्द गयेश कर्मचन्द अल्हपेहारी । सारीरामदास ओ रंग अवधि 
शुयमहिमाभारी ।। तिन्दके नरहरि उदित सुदित मेहा मगलतन | रघुवर यदुवर गाइ विमल 
कीरति सच्योधन । दरिभक्ति सिंधुवेलारते पानिपद्मजासिर दए। अनन्तानन्द पद परसिके 
लोकपाल से ते भए ॥| ३७ ॥ १७७, रुपकला सपादित, भक्तमाल, पृष्ठ २६४८। 

2--रसिक अकाश भक्तमाल-जीवाराम, छप्पय १६ । 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ १६६ 


थे तथा रास-रस मे डूबे रहते थे। कहा गया है समाधि? की श्रवस्था में उनके 
नेत्रों से विर्दी की भाँति आंसू चला करते थे :--- 


रसिक समाधी प्रबल कृपा डर दाह लहे हैं । 

जनक लली के ऋपा रासरस पूरि रहे हैं । 

आंसू चलत समाधि में अद्भुत गतिविरही लहे । 

शिष्य किये यहु विरतिरति तिनके गुनगन को कहे | 

छुप्पय ११ 

शसिक प्रकाश भक्तमाल? के टीकाकार श्री जानकी रसिकशरण जी के अनुसार 
जिस रामभक्ति का प्रचार शठकोप-रामानुज आदि ने किया था वह भक्ति-लता 
बीच ही भे सूख गई थी। रामानन्द ने उसे पल्‍लवित किया और अनन्तानन्द्‌ 
तो रामानन्द के चरणों के सबसे श्रधिक अनुरागी थे ही। ठीकाकार ने इन्हें 
चारु-शीला जी के रूप का उपासक भी कहा है | 

रूपकला जी* ने इनके सम्बन्ध मे एक चमत्कारपूर्ण घटना का भी उल्लेख 
किया है । कभी साभर देश के मालियो ने आपके साथ के योगियो को विही 
का फूल नहीं लेने दिया । फल स्वरूप दूसरे दिन उस ढेश भर मे विही नहीं 
पाया गया। राजा यह सुन कर अनन्तानन्द की शरण आया ओर तत्पश्चात्‌ 
वह देश भगवद्भक्त हो गया | 

अनन्तानन्द जी का शेष जीवन-बृत्त अज्ञात है। 'महाभागवतचरित? मे 
चितीशतनय सखा नाम से विनायक जी ने जो जीवन चरित “अ्रनन्तानन्द? जी की 
दिया है, वह नितान्त ही कल्पना प्रसूत है। हमारे श्रध्ययन को उससे कोई गति 
नहीं मिलती । 

कबीर--कबीर के सम्बन्ध में सनन्‍्त-साहित्य एवं कबीर के विशेषज्ञो ने 
बहुत कुछ कहा है। अत. उसकी पुनरावत्ति यहाँ श्रनावश्यक ही होगी । उनके 
जीवन-वृत्त से सम्बन्धित मुख्य समस्याओ पर ही यहाँ प्रकाश डाला जा सकेगा | 
प्रायः सभी उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कबीर दास स्वामी रामानन्द के ही शिष्य 
ठहरते हैं, किन्तु वे रामानन्द से पूर्णतया प्रभावित ही थे, ऐसा सिद्ध करने का प्रयास 
रीवा नरेश विश्वनाथ सिद्द को छोड़कर अभी तक किसी ने भी नहीं किया हैं| 
कदाचित्‌ इसी कारण प्रसिद्ध रामानन्दी विद्वान्‌ भगवदाचाये जी ने कह्दा है कि 
रामानन्द के शिष्य कबीर प्रसिद्ध सन्त कबीर नही थे, बल्कि राम कबीर थे जिन्हें 


न्‍सकममकंकामइरन्मक्कअफतकलनाआ कपास कर 


-- रुपकलॉ,भक्तमाल, पृष्ठ २६६ । 


१७० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


अ्रमवश सन्‍त कबीर समझ लिया गया है ।* अयोध्या मे एक 'रामकब्रीर-पन्थ? 
है, जिसका केन्द्र 'हनुमन्निवास”' है। इस पन्‍थ के भक्त अपने को रामानन्दीय 
वैष्णव मानते हैं और रामकबीर जी को अपना प्रधानाचार्य । उनके अ्रनुसार 
रामकबीर स्वामी रामानन्द जी के सगणमागों शिष्य थे। इस पन्‍्थ के भक्त राम 
को उसी दृष्टि से देखते हैं, जिस दृष्टि से अन्य रामानन्दीय भक्त । १० परशुराम 
चतुर्वेदी* के अनुसार कबीर पन्‍थी लोगो का अ्रनुमान है कि रामकबीर पन्‍्थ 
के प्रचारक कोई प्मनाभ? जो थे, परन्तु वे कबीर के शिष्य प्मनाभ ही थे इस 
सम्बन्ध में वे प्राय मौन रहते हैं | हनुमत्‌ निवास के महन्थ से मिलने पर मुझे 
केवल इतना दी ज्ञात हो सका कि रामकषीर जी रामानन्द के एक प्रिय शिष्य 
थे, उनके जीवन-बृत्त के सम्बन्ध में कोई सूचना नही मिल सकी | यह सम्भव है 
कि रामकबीर जी के अनुयायियो ने ही बाद मे चल कर उनको प्रसिद्ध निर्गंण 
सन्त कबीर से एक कर दिया हो, साथ ही उनकी रामोपासना मे अपनी 
श्रास्था पूर्ववत्‌ रखी हो । जो हो, इस सम्बन्ध मे जब तक पुष्ट प्रमाण न मिल 
जाय तब तक प्रसिद्ध सन्‍त कबीर को ही रामानन्द का शिष्य मानना उचित है। 
भ्क्तमाल”? तथा श्रगस्त्य-संहिता? में उन्हीं का उल्लेख है | कबीर का समय पंडित 
परशुराम चतुर्वेदी ने स>० १४२५-१४०५४ वि०* तक माना है, रामकबीर का 
नहीं | इस सम्बन्ध में कोई निश्चित्‌ एवं प्रामाणिक सामग्री अभी तक उपलब्ध 
नहीं हो सकी है, अतः जो कुछ भी कहा गया है वह तके एवं अनुमान पर ही 
अधिक शअ्राश्रित है । चतुर्वेदी जी के मत से कबीरदास जुलाहे ही ये, मूलतः हिन्दू 
कोरी या विधवा ब्राह्मणों के गर्म से उत्पन्न नहीं । डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी के 
मत से कन्नीरदास कुछ ही पहले धघर्मान्तर ग्रहण करने वाले बौद्ध मतानुयायी जोगी 
कुल में उत्पन्न हुए. थे, किन्तु चतुर्वेदी जी का मत है कि उन्हे जुलाहा मान कर भी 
उनके जीवन एवं सस्कारो से सम्बन्धित समस्‍यायें सुलक्कताई जा सकती हैं | 
चतुबंदी जी का निश्चित्‌ मत है, “कबीर के जन्म स्थान के लिए काशी 
से बढ़कर अभी कोई दूसरा स्थान सिद्ध नहीं हो सका और हम समभते हैं कि 
उसे मगहर, नेलहरा (आजमगढ़) अथवा अन्यत्र कही भी ठहराने के लिए: कुछ 
अधिक प्रमाण चाहिए |? परम्परा से भी कब्नीर का जन्म काशी में ही मानए 


किम 3 >कक-००+> कक, 





सनक कत--3+आन फनममकानककनननन_झका-क+>>मकी सनजऊ *डुब-० बनननमवा3, 


१-- “श्री राम कबीर को हमारा-सम्प्रदाय श्री स्वामी जी का शिष्य मानता है । संतकबीर 
कोई दूमरे हैं”-परम्परा परित्राण, पृ० ३३ । 

२--परशुराम चतु्वेदी-उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृ० २६२ । 

३--बंदी, पृष्ठ ७३३ | 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ १७१ 


जाता रहा है | कबीर के नाम पर एक उक्ति भी इस सबंध में प्रचलित है-- 
“काशी में हम प्रगट भए हैं रामानन्द चेताए |? 


रामानन्द-सम्प्रदाय के इतिहास-प्रन्थो से यह स्पष्ट है कि कबीरदास स्वामी 
रामानन्द जी की दिग्विजय ( तीथ॑ यात्राएँ १ ) मे उनके साथ-साथ रहै। उनकी' 
रचनाश्रों से भी यह स्पष्ट है कि उन्होने सत्सग के लिए विस्तृत भ्रमण एव 
देशाटन किया था । पीताम्बर पीर के लिए वे कभी जौनपुर भी गए थे, शेखतकी 
के लिए कड़ामानिकपूर तथा मंसी भी गए ही होंगे | प० परशुराम चतुबंदी 
ने अनुमान के आधार पर उनके रतनपुर ( अवध ), जगन्नाथपुरी, भड़ौच, 
बाधवगढ़ एवं मथुरा में भी जाने का उल्लेख किया है। किनकेड और पासनीस 
के मतों के आधार पर उन्होंने उनके पठरपुर जाने की भी संभावना की है। फिर 
भी इस सम्बन्ध मे 'भक्तमाल? एवं रामानन्द-सप्रदाय के ग्न्थों के आधार पर 
केवल इतना ही कद्य जा सकता है कि कबीरदास ने विस्तृत देशाठन कर ज्ञानाजन 
किया था। 


कभीरदास के पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध मे अनेक अनुमान लगाए गए 
हैं। यहाँ उनकी छानबीन करनी उद्दिष्ट नही है। 'कबीरदास” के विशेषज्ञ 
प० परशुराम चतुर्वेदी के मत से कबीर के पिता कोई “बडुगोसाई” थे, मा को 
उनके कठी-माला धारण करने का अपार शोक था | कबीर के एक पुन्न भी था, 
जिसका नाम था कमाल और जिसके विषय मे प्रसिद्ध है कि उन्होंने उसे प्रचार 
के लिए. अहमदाबाद की ओर भेजा। परम्परा से उनकी स्त्री का नाम लोई” 
प्रसिद्ध है, कहीं-कही उनकी रचनाओं मे उसे “धनियाँ? भी कहा गया है, जिसे 
लोगो ने 'रामजनियाँ” भी कहना प्रारम्भ कर दिया था। कबीरदास का व्यवसाय, 
कपड़ा बुनना था, किन्तु इस कार्य मे भी व प्रायः शिथिल ही रहा करते थे | 
फिर भी कबीर संतोषी थे, उनके यहाँ इस गरीबी मे भी संतो की भीड़ लगी 
रहती थी | 


कनीरदास के उपलब्ध चित्रों के आधार पर प० परशुराम चतुर्वेदी का मत 
है कि उनके जीवन मे सादगी ही दीख पड़ती है, आडबर नहीं | 


उपयक्त परिचय से स्पष्ट है कि कबीर का प्रामाणिक इतिबृत्त उपस्थित 
करना अभो भी शेष है।इस सम्बन्ध मे यद्यपि डॉ० रामकुमार वर्मा, 
डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी तथा ५० परशुराम चत॒वंदी जी के प्रयास स्तुत्य हैं, फिर. 
भी कबीर के सम्बन्ध भे सभी समस्याओं पर उपयक्त विद्वानों का एक मत न होना 


२७२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सिद्ध करता है कि उनके मत तकांश्रिव अधिक हैं ओर उनका आधार नितात 
अतिम नहीं कहा जा सकता । 

कबीरदास की रचनाओ का सग्रह “कबीर-ग्रन्थावली?, संत कबीर” या बीजक” 
में उपलब्ध होता है | इनके अतिरिक्त अनेक गन्थो का पता चला है, जिनकी 
प्रामाणिकता की पूरी जॉच अ्रभी नही हो पाई है। डॉ० वर्मा ने उन पर विस्तार 
से हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” मे विचार किया हैं। कबीर के अन्धों 
की प्रामाणिकता पर श्री पारसनाथ तिवारी ने इधर शोधकाये किया है। कबीर-पथी 
साहित्य पर डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं | 

सुखानन्द--नाभादास ने सुखानन्द के सम्बन्ध मे निम्नलिखित छुप्पय दिया है--- 

सुखसागर की छाप राग गोरी रुचि न्यारी | 

पद्‌ रचना गुरुमत्र मनो आगम अलनुद्दारी ॥ 

निसिदिन प्रेम अवाह द्रवत भूधर ज्यों निमेर । 

हरिगुन कथा अगाध भाल राजत लीलाभर ॥ 

संत-कंज पोषन विसल, अति पियूष सरसी सरस । 

भक्तिदान भें हरन झुज, सुखानन्द पारसपरस ॥* 

श्री सुखानन्द जी अपने पदों मे 'खुखसागर”ः की छाप दिया करते थे, गौरी 
राग मे उनके अनेक पढ नाभा जी के समय तक पाए, जाते थे | गुरुमन्र अथवा 
सहितातन्र के समान ही उनके पद नियमित हैं, उनकी रुचि लोक से न्यारी ही 
थी । जिस प्रकार पहाड़ से करना रात-दिन भरता रहता है, उसी प्रकार उनके 
नेत्रो से प्रेमाशु॒ करा करता था | सुखानन्द दिन-रात भगवान्‌ का ही गुण-गान 
किया करते थे। वे कथा-लीलारूपी विमल शअ्रम्ृत से युक्त संतजन-कमल के 
पोषक सरस सरोवर के ही समान थे | भगवान्‌ की कथा-कहते समय उनका 
ललाट अत्यन्त प्रभा-युक्त हो जाता था। भगवान्‌ की भुजाश्ों की भाँति ही वे 
भक्ति का दान करने तथा प्राणिमात्र के कष्ट को दूर करने में लगे रहते थे | 
जीवों के लिये तो वे पारसमणि की द्वी भाँति थे | खेद है, सुखानन्द जी के ये 
पद अब अप्राप्य हैं। उनके जीवन के सम्बन्ध मे भी कोई अन्य सामग्री हमें नदी 
मिलती । 'अगस्व्वसंहिता? से जो सामग्री मिलती है, वह नितात ही अ्रनुपयोगी है। 

सुरसुरानन्दू--सुरसुरानन्ठ जी के सम्बन्ध मे “भक्‍तमाल?” में निम्नलिखित 
छुप्पय* दिया गया है ।--- 


१--असक्तमाल, १० प॥्२७ | 
२--वही, पृष्ठ ५२६ | 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ १७३ 


एक समय अध्वाचलत बरावाक छल पाए | 

देखा देखी शिष्य तिनहेूँ पाछे ते खाए ॥ 

तिन पर स्वामी खिजे बमन करि बिन बिस्वासी । 

तिन तैसे परतच्छ भूमि पर कीन्ही रासी ॥ 

सुरसुरी सुबर पुनि उद्गले पुहुप रेनु तुल्लसी हरी | 

महिमा महा प्रसाद को सुरसुरानन्द सांची करी॥ 
इस छुप्पय से स्पष्ट है कि स्वामी सुरसुरानन्द बडे ही समर्थ भक्त थे। छुल द्वारा 
दिए, गए मास-युक्त बड़े को उन्होंने खा तो लिया, किन्तु जब उन्हे इस छुल का 
ज्ञान हुआ तो पुष्प-रेण तथा तुलसी पत्ती के रूप मे वमन कर दिया | इनके अन्य 
शिष्यो ने शुद्ध मास ही वमन किया । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ओर 
सुरसुरानन्द सभी भोज्य पदार्थ को परमेश्वर का प्रसाद समझ कर स्वीकार करते 
थे और दूसरी ओर वे खान-पान के सम्बन्ध मे बड़े ही उदार दृष्टिकोण के 
भक्त थे। श्रवैष्णवो के हाथ का भी भोजन स्वीकार कर लेते थे। । गुरु 
रामानन्द के संदेश के वे एक सच्चे प्रचारक थे | घरणीदास जी सुरसुरानन्द 
जी की शिष्य-परम्परा में थे | 


सुरुरानन्द जी के जीवन-वबृत्त के सम्बन्ध मे और कुछ भी ज्ञात नही है । 
नरहर्यानन्‍द-- नाभादास” जी ने अपने “भक्तमाल? * में नरहर्थानन्द जी के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित छुप्पय दिया है :-- 

पतमर लकरी नाहि शक्ति को सदन उदारों | 

शक्ति भक्त सो बोलि दिनहिं प्रति बरही डारे | 

लगी परोसी होस भवानीभ्बैंसो मारे | 

बदले की बेगारि मंड़ वाके सिर डारे | 

भरत प्रसंग ज्यों कालिका लड़ू देखि तन में मई । 
निपट नरहयोनन्द को करदाता दुर्गा भई ॥ 


वर्षा के कारण नरहर्यानन्द्‌ की कुटी म सन्‍्तों के भोग के लिये लकड़ी न थी । 
विचार कर वे दुर्गा का मंदिर उजाड़ने लगे। देवी ने मदिर उजड़ता देख कर 
एक बोक लकड़ी नित्य देने की उनसे प्रतिज्ञा की | किसी पड़ोसी ने उनको 
देखा देखी मंदिर उजाड़ना चाहा तो देवी उसका प्राण लेने पर तुल गई | 
अन्त मे उसने इस शर्ते पर छोडा कि वह नरहर्यानन्‍्द को एक बोक लकड़ी 


अमुइुयार“ंनअमभ॒०«»५५+ मम जमकर सी स न ाअनमकभ ग9४४३४४७७४७ाएर कम पुरी कक प ५ पत्र परत + आफ न- पर थक +ब ४ १ 0५९३० नाक 4४०० एअाक मर भामक 


"१७४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


'नित्य पहुँचाया करे। आगे नाभा जी ने नरहयानन्‍द को दिग्गजों के समान 
स्थानाधिपति, परमशूर, धीर एवं भक्त-्पालक भी कहा है। * इनका शेष जीवन 
अशात है । 
सुरसुरी--नाभा जी के 'भक्तमाल? में सुरसुरी जी के सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित छुप्पय मिलता है :--- 
अति उदार दम्पती त्यागियृह बन को गवने । 
अचरज भयो तह एक सन्त सुन जिन हो विमने ॥ 
बैठे हुते एकान्त आय असुरनि दुख दीयो । 
सुमिरे सारंगपानि रूप नरहरि कौ कीयो ॥ 
सुरसुरानन्द की घरनि को सत राख्यों नर सिह जल्यो | 
महासती सत ऊपमा त्यों सत्त सुरसुरी को रहो | 
एक बार घर की सारी सम्पक्ति दान कर दम्पति ( सुरसुरानन्द स्वामी तथा 
सुरसुरी जी ) बन गए.। वहाँ कुछ यवन आ्राकर सुन्द्री सुरसुरी का सतीत्व नष्ट 
करना चाहते थे, पर उन दम्पती की प्राथना पर भगवान्‌ ने उर्सिह रूप घारण 
कर यबनो का विनाश किया । फिर अपना मधुर रूप दिखा कर भक्त दम्पति को 
भगवान्‌ ने कृतार्थ किया । 
सुरसुरी जी का शेष वृत्त अशात है | 


सेन नाई--नाभादास जी ने सेन नाई के सम्बन्ध में निम्नलिखित छुप्पय 
लिखा हैरे :-.. 
प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो । 
छिप्र छुरहरी गह्दी पानि दरपनतहें लीनो ॥| 
तादशह्ने तिहि काल भूप के तेल लगायो | 
उल्नटि राव भयो शिष्य प्रगट परचौ जब पायो ॥ 
स्याम रहत सनमुख सदा ज्यों बच्छा हित घेन के | 
बिदित बात जग जानिये हरि भये सहायक सेन के |! 
इस छुप्पय से सेन के विषय भे केवल इतना ही ज्ञाव होता है कि वे भगवान्‌ 
के बड़े ही कृपा पात्र थे । ।जस प्रकार गाय बछुड़े की रत्चा करती है, उसी प्रकार 


१०वडी, १० ६४८ । 
२०चही, पृ० ५३० । 
रे“ वेही, पृ७ ५५०२४ । 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ: १७४ 


अग॒वान सेन की रक्षा किया करते थे, यह बात संसार भर को विदित थी | सेन 
के लिये उन्होंने नाई का रूप धारण कर हाथ में छुररी और दर्पण ले लिया 
और सेन के समान रूप घर कर राजा को तेल लगाया । जब राजा को यह रहस्य 
जात हुआ तब वह सेन का शिष्य हो गया। स्पष्ट है, सेन जाति के नाई थे । 
परन्तु यह कौन राजा था, नामा जी ने इसे स्पष्ट नही किया । 

'भक्तमाल? के प्रसिद्ध टीकाकार श्री प्रियादास जी* ने उपयुक्त छुप्पय 
की टीका करते हुए! सेन के सम्बन्ध में कुछ विशेष सूचनाएँ दी है। उनके 
अनुसार सेन बॉघवगढ़ के राजा के नाई थे। कही राजा को तेल लगाने जा रहे 
थे तभी मार्ग में कुछ हरिभक्त मिल गए | सेन घर लौट आए और बड़े आदर 
सत्कार से उन्होंने साधुझो की सेवा की फिर बे राजा के समीप गए और उनसे 
देर से शाने का कारण बताया । राजा सारे रहस्य को जान गया | उसने कहा 
कि सेन ने तो उसकी सेवा अपने समय पर ही आकर की थी | सेन को यह 
जानकर बड़ा आश्चय हुआ । राजा ने सेन के विलम्ब से पुनः आने की जब 
कथा सुनी तो वह दौड़ कर सेन के पैरों पड़ गया और उनका शिष्य हो गया | 
प्रियादास के समय तक सेन के परिवार के लोग भक्त होते आ रहे थे । 

किन्हु प्रियादास ने भी इस राजा का नाम नही बताया है। इस सम्बन्ध 
में महाराज रघुराज सिंह जी ने कुछ सकेत किए हैं :-- 

बांधवगढ़ पूरब जो गायो | सेन नाम नापित तंह जायो ॥ 
ताकी रहे सदा यह रीती | करत रहे साधुन सों ्रीती | 

तंह को राजा रामबघेला । बरन्यो जेहि कबीर को चेला ॥ 
करे सदा तिन की सेवकाई । मुकुर दिखाबे तेल लगाई !। 

सेन के लिये भगवान्‌ ने जब नापित का रूप धारण कर लिया तब ३--- 


अस गुनि सेनहि मिले महीपा | सिंहासन बेठाइ समीपा || 
गुरू सरिस पूजन कियो अतिसय आनन्द दाइ | 
साधुन सब सेवे नगर दिन डॉंड़ी पिटवाइ ॥ 
राजाराम साधु सेवकाई | करन लगे रोजे चितलाई ॥ 
इन राजाराम को रीवा नरेश ने कबीर का शिष्य कहा है। रघुराज सिंह ने 
अपनी वंश-परम्परा भी दी है। उसमें वे स्वयं राजा राम बघेल के बश मे बारहवे 


१--भक्तमाल, रूपकला, पृ० ५२६-२७ | 
२--भक्तमाल राम रसिकावली, रघुराजसिंह, पू० १०११ | 


१७६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


राजा ठहरते हैं। राजा राम का समय* स० १६११-१६४८ वि० तक माना 
जाता है| रघुराज सिह जी ने भी इन्हें अकबर का समकालीन बतलाया है । 
रघुराज सिंह के अनुसार सेन को स्वामी रामानन्द जी पहले शिष्य नही बना रहे 
थे | बाद मे उसे सन्‍त जान कर स्वीकार कर लिया | 

रघु॒राज सिंह के साक्ष्य को स्वीकार कर लेने से अनेक कठिनाश्याँ 
उत्पन्न हो जाती हैं :--- 

१--सेन को राजा राम बघेल ( स० १६११-१६४८ वि० ) का समकालीन 
मान लेने मे रामानन्द स्वामी को कम से कम १६ वीं शताब्दी के उत्तराद्द तथा 
१७ वीं के पूर्वार्द में भी वर्तमान रहना स्वीकार करना होगा । पीछे हम देख चुके 
हैं कि रामानन्द की मृत्यु १४६७ वि० मे ही मानी जाती है । 


२--राजाराम कबीर के शिष्य माने गए हैं, किन्तु “भक्तमाल? या प्रियादास 
की ठीका में जिस राजा का उल्लेख हुआ है, वह सेन से प्रभावित होकर उनका 
शिष्य हो गया था | १० परशुराम चतुर्वेदी* जैसे सत साहित्य के ममंश विद्वान 
कबीर का समय स० १४२५ वि० से १४०५ वि० तक मानने लगे है । ऐसी 
परिस्थिति मे स> १६११ वि०-१६४८ वि० तक वर्तमान रहने वाले राजा 'राम? 
कबीर के शिष्य नहीं हो सकते । 


इन्ही दृष्टियों से १० रूपनारायण पाण्डेयरें ने रीवा वाले सेन का समय 
स० १४५७ वि० के लगभग माना है | शिवसिंह सरोज में एक और सेन कवि 
का उल्लेख हुआ है, जो सं० १४६० वि० में उपस्थित थे | श्रतः जान पड़ता है 
रीवा नरेश रघुराज सिंह ने श्रमवश सेन के समकालीन बाधवगढ़ नरेश को 
राजाराम ही मान लिया है। सेन कदाचित्‌ अवध राजा दशरथ के सुत 'राजाराम? 
के उपासक या दास थे ।* 


सेन निश्चित्‌ रूप से रामानन्द के समकालीन थे। गुरुग्रन्थ साहब* मे 

उन्होने अपने एक पद में लिखा है--- 

१--हिन्दी साहित्य का इतिहास--प० रामचन्द्रशुक्ल, ए० ११७। 

२--उत्तरी भारत को संत परम्परा, ३० ७छरेरे । 

३ --शिवेसिंद सरोज, परिशिष्ठ, ए० ६ । 

४--भूपदीप घृत साजि आरती । वारने जाऊँ कमलापतो । मंगला इरिमिगला नित मंगल 
राजाराम राय को । स्ुरुअंथ साहब, लेखक-सेन | 

प्--शुरुग्रन्थ साइव । 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा मम्बद्ध शाखाएँ: १७७ 


उत्तम दियरा निरमल बाती । तुम्ही निरंजन कमला पाती ॥ 
रामभगति रामानन्दु जाने | पूरन परमानन्द बखाने ॥ 
मदनमूरति सय तसी गुविन्दे | सैन समणय भजु परमानन्दे ॥ 


इससे स्पष्ट है, सेन रामानन्द के समकालीन ही थे | ऐसे मह्पुरुष के वें 
शिष्य भी हो गए होंगे, इसमे सन्देह नहीं किया जा सकता | 


कुछ लोगो ने सेन को बीदर नरेश की सेवा में नियुक्त श्ञानेश्वर' के 
समकालीन तथा उनकी शिष्य-मण्डली में सम्मिलित भी कहद्दा है। पंढरपुर के 
भगवान्‌ विट्डलदास की स्तुति में लिखे इनके कुछ मराठी “अमभग! भी पाए गए हैं। 
एक “अभग! मे उन्होंने अपने को नाइन के उदर से उत्पन्न भी कहा है। इनके 
दिये दर्पण में भगवान्‌ की चत॒भुजी मूर्ति देख कर तथा तेल की कटोरी में भी 
उन्हीं भगवान्‌ का दर्शन कर राजा इनका शिष्य हो गया । प्रो० रानडे ने इनका 
समय सं० १५०५ वि० माना है | प० परशराम चतुर्वेदी ने* श्री बी० एस० 
परिडत का मत “उत्तरी भारत की सत परम्परा? मे उद्धत किया है, जिसके श्रनुसार 
बाधवगढ़ के सेन ने ही मराठी के अभगो की भी रचना की है। प्रमाणाभाव 
में इनका मत चतुर्वेदी जी को मान्य नही है , किन्तु भक्तमाल की कथा तथा 
महाराष्ट्र भे प्रचलित कथा दोनों मे ही सेन से राजा का प्रभावित होना कहा 
गया है। एक में स्वय भगवान्‌ भक्त का रूप धर कर आये थे, दूसरे में भगवान्‌ भक्त 
के हाथों की आरसी तथा तेल मे अपने चतुभुजी विग्रह से प्रकट हुए. थे | अतः 
यह अनुमान कर लेना कि दोनों सेन एक ही हैं, कल्पना को दूर तक खींचना नहीं 
कहा जा सकता । 

इतना अवश्य द्दी अनुमान किया जा सकता है कि कदाचित्‌ सेन पहले 
बारकरी सम्प्रदाय से प्रभावित थे और बाद मे चल कर स्वामी रामानन्द के शिष्य 
हो गए, । सभव है मराठी “अ्रमग”? सेन के नाम पर चला दिये गए हों । चतुवंदी 
जी का यह अ्रनुमान कि स्वामी रामानन्द के समकालीन होने के नाते सेन 
शानेश्वर के शिष्य नहीं कहे जा सकते, उचित ह्वी प्रतीत होता है। अ्रगस्त्यसहिता, 
भक्तमाल तथा समस्त रामानन्द-सम्प्रदाय की परम्पराएँ. सेन को स्वामी रामानन्द 
का शिष्य ही मानती आई हैं | सेन का शेष जीवनन्चृत्त अज्ञात है। 


सेन के नाम पर सेन-पथ का उल्लेख डॉ० ग्रियसन ने किया है, परन्तु 





१--उत्तरां भारत की संत परम्परा, पृ० २३६१-३२ । 
५२ 


इस समय यह प्रचलित नहीं जान पड़ता । अन्यन्न इसका कोई भी उल्लेख नही 
मिलता है | 

घना जी--'भक्तमाल”? मे घना जी के सम्बन्ध मे निम्नलिखित छुप्पय 
मिलता है--- 


घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खबाये । 

तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाये ॥ 

आसपास कृषिकार खेत की करत बड़ाई | 

भक्तभजे की रीति प्रगट परतीति जु पाई ॥ 

अचरज मानत जगत में कहूँ निपज्यो कहूँ वे बयो | 

धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अकुर भयो ॥ 

'क्तमाल?, पृष्ठ ५२१ 

इस पद से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि घना जी एक बहुत बढ़े भक्त 
थे। अ्रपनी खेती बारी की भी चिन्ता न करके वे अपना सारा समय भक्तों की 
परिचर्या मे लगा देते थे | भक्तो के लिये उन्होने बोने के लिये रखे गेहूँ को भी 
व्यय कर दिया, पास के किसान उनके खेत में केवल बैल मात्र धुमाने पर हँसते 
थे, किन्तु भक्ति के प्रभाव से धना के खेत में सबसे श्रच्छा गेहूँ हुआ । 


भक्तमाल? के प्रसिद्ध टीकाकार श्री प्रियादास ने बतलाया है कि घना 
जी ने कभी एक ब्राह्मण को भोग लगाते देख कर उनसे शाल्लग्राम की मूर्ति 
मागी, किन्तु प्िडत जी ने एक पत्थर का ठुकड़ा देकर कहा कि इसकी भली 
भांति पूजा करना | घना जी ने ब्राह्मण देवता की ही भाँति भगवान्‌ के सामने 
भोग रख दिया । मूर्ति ने भोग नहीं लगाया। घना ने भी भोजन छोड़ दिया । 
कुछ दिन बीतने पर भगवान्‌ ने उनकी श्रद्धा देख कर उन्हें दर्शन दिया और 
खयय भोग लगाया | बाद में भगवान्‌ धना जी के गऊ भी चराने लगे । एक वर्ष 
बाद जब ब्राह्मण देवता आए तो धना ने उन्हें भी भगवान्‌ के दशनं कराए। 
कुछ समय के उपरान्त भगवान्‌ के आदेश से घना जी काशी आए और स्वामी 
रामानन्द जी के शिष्य हो गए | 


श्री गुरुन्मन्थ साहब * में उद्धता घना जी के एक पद से ज्ञात होता है 
कि नामदेव, कबीर, रैदास, एवं सेन नाई की ख्याति से प्रभावित हो कर घना भी 
भक्ति की ओर आए और अन्त में उन्हें भी ईश्वर-साक्षादकार हो गया-।-पँ० 





१-- शुरु ग्रन्थ साइबन्तरणन्तारण संस्करण, रायु आसा, पद २, ६० उंबफ़्घक | 


सम्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ १७६ 


परशुराम चतुर्वेदी का मत है* कि धना जी ने अपने किसी पद मे रामानन्द 
के शिष्य होने का उल्लेख नही किया है। साथ ही उनके स्वामी रामानन्द के 
शिध्य होने का प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं मिलता | अन्य-साइब? में उद्धत पद से 
तो यही अनुमान किया जा सकता है कि वे नामदेव, कबीर रैदास, और सेन से 
छोटे भी थे | चतुर्वेदी जी ने इनका समय विक्रम की सोलहवी शताब्दी के प्रथम 
अथवा द्वितीय चरण में माना है अपने पक्ष के समथन मे उन्होने मीराबाई का 
वह पद उद्धुत किया है, जिसमे उन्होंने धना का उल्लेख किया है। मैकालिफ़ ने 
इनका समय १४१४ ६० (१४७२०) माना है। रामानन्द और घना के गुरु-शिष्य 
होने के सम्बन्ध में सारी परम्पराएँ एक मत हैं। नाभादास कृत भक्तमाल, अगस्त्य- 
संहिता, अग्रस्वामी कृत रहस्यत्रय की टीका तथा रामानन्दी सम्प्रदाय के अमभ्य गन्थों 
में घना को स्वामी रामानन्द का शिध्य ही कहा गया है। जब तक अधिक निश्चित्‌ 
एव प्रामाणिक सामग्री न मिल जाय, तब तक इस परम्परा के विरुद्ध मत देना 
सन्देह से शून्य नही हो सकता | इस दृष्टि से मैकालिफ़ की दी हुई तिथि 
परम्परा के अधिक समीप पहुँचती होने से सत्य के श्रधिक निकट जान पडती है | 


किक 


घना ने अन्थ साहब के एक पद मे अपने को जाट कहा है। मैकालिफ़ 
के अनुसार ये राजस्थान के ठाक इलाके के अन्तर्गत धुञ्नन या घुआआन आम के 
निवासी थे | यह स्थान देवली छाबनी से २० मील दूर है। गुरुग्रन्थ साइब में 
घना के चार पद प्राप्त होते हैं, जिनसे स्पष्ट है कि उनकी भक्ति बड़ी ही निष्काम 
थी । प० परशुराम चतुर्चेदी ने उनके आधार पर घना जी के बिचारो पर भी 
प्रकाश डाला है। 
रीवानरेश रघुराज सिंह ने घना को वरुणदिशा का रहनेवाला बताया है। 
धना के जीवन-बृत्त के सम्बन्ध में अन्य सूचनाएँ अप्राप्य हैं | 
प्रीपा--भक्तमाल” मे नाभादास जी ने पीपा के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
छुप्पय दिया है*--..- 
प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो | 
सत्य कब्यो विहि शक्ति सुदृढ़ दरिशरणबतायो ॥ 
श्री रामानंद पद पाइ भयो अति भक्ति की सीवों | 
गुण असंख्य निर्मोल्ल संत धरि राखत गऔवां | 


कि असल तल भला ला भा यााााााआ॥७७॥ल्‍७७७७७एएछ 


१--उत्तरी भारत की सन्‍त परम्परा, १० २५१ | 
२->दि सिख रिलीजन, वा० ६, ९० १०६०९ | 
३---भक्तमाल, टीकाकार रुपकला जी, ६० ४६२ 





१८३० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


परसि प्रणाली सरस भई सकल विश्व मगल कियो | 

पीपा प्रवाप जग वासना नाहर को उपदेश दियो ॥ 

पीपा ने वासना-नाहर ( बहुत दूर से मनुष्य आदि की गन्ध को जानने 
वाला ) को भी उपदेश दिया था। पीपा पहले शक्ति के उपासक थे | एक 
बार देवी से इन्होंने मुक्ति की याचना की; तत्न देवी ने इन्हें रामानन्द जी की 
शरण में जाने को कद्दा | स्वामी जी की कृपा से पीपा भक्ति की सीमा हो गए- 
असख्य गुणों के आकर हो गए । पीपा सनन्‍्तों की सेवा बड़े ही ग्रेम से करते थे । 
पीपा जी की प्रणाली सरस निकली ओर विश्व मंगल का कारण बनी | हिंस 
सिंह भी पीपा जी के प्रभाव से ज्ञानी हो गया | 


इस छुप्पपय की टीका करते हुए प्रियादास जी ने लिखा है कि वे 
गांगरौन गढ़ के राजा थे । देवी के आदेश से ये स्वामी रामानन्द जी के शिष्य 
होने के लिये काशी आए, किन्तु स्वामी जी ने एक राजा? से मिलना श्रस्वीकार कर 
दिया । फलतः पीपा ने अपनी सारी सम्पत्ति दीनों को बाँठट दी। फिर स्वामी जी 
के आदेश से ये कुएँ में भी कूद पड़े । शिष्यों ने स्वामी जी मे इनकी अद्भुत 
श्रद्धा देख इन्हें कुएं से बाहर किया । स्वामी जी ने पीपा को स्वीकार कर लिया | 
उन्हे अपना शिष्य बना कर स्वामी जी ने अपनी राजधानी लौट जाने को कहा | 
गुरु के आदेश से पीपा अपनी राजधानी आकर सन्त सेवा करने लगे । एक 
वर्ष बाद उनका निमन्त्रण पाकर अपने चालीस शिष्यो के साथ स्वामी जी 
गांगरौन गह गए.। स्वामी जी के साथ कबीर और रैदास आदि शिष्य थे। 
पीपा ने पालकी पर सभी को बैठाया ओर राजधानी ले जाकर उनकी बड़ी 
सेवा की । 

जब स्वामी जी चलने को हुए तब पीपा भी उनके साथ हो गए। 
उनकी रानी सीता भी साथ लग गई ।ै। श्रन्य रानियो ने पीपा को रोकने के लिये 
एक ब्राह्मण को धन का लोभ देकर विष खा लेने को कहा । विष खाकर ब्राह्मण 
जब मर गया तब स्वामी जी ने उसे जीवन-दान देकर लोट जाने को कहा । शेष 
समाज द्वारावती की ओर चल पड़ा | वहाँ रह कर कुछ दिनोपरान्त सभी लोग 
काशी की ओर लौट पढ़े | गुरु की आज्ञा लेकर पीपा द्वारावती में कृष्ण से 
मिलने के लिये सीता सहित समुद्र में कूद पड़े | फिर तो, कद्दा गया है, श्री कृष्ण 
ने वहाँ उनका अपूर्व स्वागत किया । भगवान्‌ ने अपनी छाप देकर समुद्र तट तक 
स्वयं आकर पीपा को बाहर पहुँचाया । 

बाहर पीपा का लोगों ने अपूर्व स्वागत किया। दशनार्थियों की भीड़ 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ श्च्यर 


लग गईं | पीपा यह देख कर बन की ओर चले गए | कहा गया है कि छूटे 
मिलान पर पठानों ने इन्हें लूट लिया और सीता को लेकर वे भग गए। 
भगवान्‌ की कृपा से सीता फिर इन्हें मिल गई । पीपा ने सीता को घर लौट 
जाने को कहा, किन्तु वे साथ लगी दी रह्दी । श्रन्त में दूसरे मार्ग से पीपा जी 
ने एक गॉव मे आकर शेषशायी नामक देवता के दर्शन किए. | पथ मे मित्र 
किसी सिंह को उपदेश भी दिया | 


अपनी यात्रा में पीपा जी ने लाठियों को हरे बॉस में परिवर्तित कर 
दिया, किसी चीधर भक्त की दरिद्रता देख सीता स्वय वारमुखी बन कर बाज़ार में 
बैठ गई | जब लोगों को पता चला कि ये भक्त पीपा जी की ज्नी हैं तो उनके 
सामने नाज, सोना आदि का ढेर लग गया । फिर चीधर से विदा ले पीपा टोड़े 
ग्राम आए | वहाँ, कह्दा जाता है, पीपा के घर ७०० स्वण मुद्राएं बरस पडी | 
चोरो ने विच्छू समझ कर उन्हे गिराया था| पीपा ने उन मुद्राओं से तीन रात- 
दिन साधुओं का अपूर्व स्वागत किया । वहाँ के राजा सूर्य सेन मल को पीपा जी 
ने अपना शिष्य भी बनाया । 


सन्‍्तो के स्वागतार्थ सीतासहचरी ने रात उसके पास जाने की प्रतिज्ञा 
करके एक बनिये से कुछ अन्नादि लिए | रात वर्षा होने लगी। पीपा ने स्वय 
सीता को उस बनिये के पास पहुँचाया । बनिया यह देख सीता के पैरों गिर पड़ा 
आर उसने उनसे क्षमा मॉगी। पीपा की शरण आकर वह निष्काम भक्त 
बन बैठा । 


पीपा जी ने ठाकुर जी को दह्दी देने के उपलक्ष्य मे एक गूजरी को 
अपार धनराशि दे दी। एक देवी उपासक ब्राह्मण को सीताराम का भक्त 
बना दिया । इसी प्रकार के अनेक चमत्कार पीपा जी के नाम पर दिये गए. हैं। 
पीपा का समस्त जीवन सन्त-सेवा एवं श्रा्तों की सहायता में ही बीता | 


पीपा का जन्म काल मैक्नालिफ तथा डॉ० फ़कहर ने सं० १४८२ वि० 
माना है। गागरौन राज्य की वशावली को दृष्टि मे रख कर जेनरल कर्निंघम 
ने इनका समय स० १४१७ से १४४२ के बीच माना है | पं० परशुराम 
चतुर्बेदी' ने उनका समय स० १४६४ से १४७४ के लगभग माना है। अपने 
मत के समथन मे उन्होने राजस्थान के इतिहास का हवाला देते हुए. बतलाया है 


१--उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृष्ठ २२३ । 


श्ष्पर्‌ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


कि पीपा के बड़े माई अचलदास खीची के साथ राणा कुम्मा (सं० १४७४- 
१५२४ वि०) की बहन लाला का ब्याह हुआ था और ये उनकी प्रथम रानी थीं । 


डॉ० फ़कहर के मत को मान लेने पर पीपा स्वामी रामानन्द के शिष्य 
सिद्ध नहीं होते। फिर फ़कहर साहब ने अपने मत का आधार भी स्पष्ट 
नही किया है। इस मत को स्वीकार कर लेने पर वे कबीर के भी समकालीन 
नही ठहरते, जब कि प्रियादास ने स्पष्ट ही यह उल्लेख किया है कि स्वामी 
रामानन्द के साथ कबीर और रैदास भी गागरौन गए थे । चतुर्वेदी जी के भी मत 
को मान लेने पर पीपा स्वामी रामानन्द के शिष्य नहीं ठहरते, क्योंकि स्वयं 
चतुर्वेदी जी ने ही स्वामी जी की मृत्यु-तिथि स० १४६७ वि० मानी है। फिर 
राजस्थान के इतिहास की तिथियो की प्रामाणिकता के विषय में भी सभी विद्वान 
एकमत नहीं है। स्वय जनरल कर्निंधम ने गागरौन राज्य की वंशावली की 
छानबीन करके ही पीपा जी का समय स्थिर किया था और उनके द्वारा स्थिर 
किया हुआ समय स्वामी रामानन्द जी तथा कबीरदास के जीवन काल से पूरा 
मेल खाता है। इसी कारण डॉ० बथ वाल ने उसे स्वीकार भी कर लिया है| 
जो हो, इतना तो निश्चित ही है कि पीपा स्वामी रामानन्द के प्रिय शिष्य और 
कबीर के समकालीन थे | भक्तमाल, अ्रगस्त्वसहिता तथा आधुनिक रामानन्दी 
सम्प्रदाय के अन्थ इसी मत का समथन करते हैं। वैरागी-परम्परा में पीपा का 
रामानन्द के द्वादश शिष्यो में प्रमुख स्थान है। 


श्री रूपकला जी ने पीपा जी की बानी” नामक एक ग्रन्थ पर्यात 
समय हुए; छुपवाया था, पर अब वह श्रप्राप्य है। आदि अन्य! में इनका एक 
पद पाया जाता है, जिसमे उन्होंने ॥परडः ओर “ब्रह्माए्ड” दोनो में वतमान 
रहने वाले सत्य को एक ही बतलाया है और कहा है कि खोजने पर वह मिल 
भो जाता है | 


शेदास--रैदास जी के सम्बन्ध में नाभा जी ने निम्नलिखित छुप्पय* 
लिखा है :--- 
सदाचार श्रति शास्त्र बचत अविरुद्ध उचारयो | 
नीर खीर विवरन परम हंसनि डर धास्थो ॥ 
भगवबत कृपा प्रसाद परम गति इहि तन पाई । 
राज सिहासन बेठि ज्ञाति परतीति दिखाई।| 


१ -“"भ््तमाल, पृष्ठ ४७० | 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ श्ष्रे 


बर्णाश्रम अभिमान तजि पद्रज बन्दहिं जासु की | 
सन्देह मन्थि खण्डन निपुन, वानि विमल रेदास की । 
इस छुप्पय से रैदास जी के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएँ मिलती 

हैं :--रैदास की विमल वाणी, सदेह अन्थि का खश्डन करने में निपुण थी। 
उन्होने जो कुछ भी कहा वह सदाचार, श्रुति और शात्र वचन सम्मत था। 
सत्यासत्य का उनमें बड़ा सुन्दर विवेक था। भगवाय् की कृपा उन्हें यहीं इसी 
शरीर मे प्राप्त हो गई थी। वर्णाश्रम का अभिमान छोड़ कर लोग उनकी 
पद वंदना करते थे । उन्होने कभी राजसिंहासन पर बैठ कर अपने उत्तम कुल 
का व्यक्ति होने का विश्वास लोगों को कराया था। 


इसकी टीका करते हुए प्रियादास ने लिखा है कि रैदास जी पूर्व जन्म 
में स्वामी रामानन्द की सेवा में रत एक ब्रह्मचारी थे। एक दिन आलस्य 
वश ब्रह्मचारी उस बनिये के यहाँ से भीख मॉग लाया जो चमडे का व्यापार 
करता था । भोग के समय ध्यान में अपने इष्ट को न पाकर स्वामी जी ने 
ब्रह्मचारी से मिक्षा-प्राप्ति के स्थान के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की और यह जान 
कर कि यह भीख चमड़े के रोजगार करने वाले व्यापारी के यहाँ की है, ब्रह्मचारी 
को चमार हो जाने का शाप दिया | यही ब्रह्मचारी रैदास होकर उत्पन्न हुआ । 

जन्म लेने पर रैदास मा का दूध नहीं पीते थे, पर स्वामी जी के आदेश 
से उन्होने माता का स्तनपान किया | इनकी भक्ति देख माता-पिता ने इन्हें घर के 
पीछे कुटी बना कर रहने का आदेश दिया। माता-पिता से कोई सहायता न पाकर 
रैदास मोल के चमड़े की पनही बना कर व्यापार करने लगे । कभी उनके सत्कार 
से प्रसन्न होकर साधु वेष-घारी भ्रगवान्‌ ने उन्हें पारस पत्थर दे दिया। किन्तु 
रैदास ने उसका कोई उपयोग नही किय।। इसी प्रकार उन्हें ठाकुर जी का आसन 
भाड़ते समय रोज ५ ख्ण संद्राएँ मिलने लगीं। रैदास को पूजा से भी भय 
हुआ | कहते हैं भगवान्‌ ने स्वप्न मे साज्षात्‌ उपस्थित होकर उन्हें उन मुद्राश्रों 
के उपयोग करने की आज्ञा दे दी | इस द्रव्य से रैदास ने एक मंदिर, संत 
निवास, तथा स्वयं रहने के लिए एक धर बनवा कर चदवा, ध्वजा, पताका से 
उसे सजा दिया | उनके बढ़ते हुए. यश से साधु समीप आने लगे, किन्तु ब्राह्मणों 
को मत्सर हुआ | बादशाह ने रैदास को बुलाया, किन्तु उनकी भक्ति का प्रताप 
देख कर ठाकुरजी की सेवा-पूजा उन्हें सोप दी। रैदास का यश चारो ओर 
फैल गया । 


चित्तौड़ की काली रानी उनसे गुरुसंत्र पाकर उनकी शिष्या हो गई । ब्राह्मणों 


श्ध्ड रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


ने शूद्व को मत्न देने का अनधिकारी कह कर राजा से रैदास की निनन्‍्दा की । 
शास्त्रा् मे रैदास ने उन्हें परास्त किया और सिंहासन पर रखी हुई शालग्राम 
की मूर्ति को 'पतित पावन नाम कीजिये प्रगट आजु” पद्‌ गाकर अपने समीप बुला 
लिया, जबकि ब्राह्मणों द्वारा वेदशास््र आदि सुन कर भी वह मूर्ति नहीं हिली थी । 


भाली रानी ने रैदास को कभी अपनी राजधानी में बुलाया। वहाँ 
बाह्मयणयों की प॑क्ति मे भोजन करते समय दो-दो ब्राह्मणों के बीच रेदास जी दिखाई 
पड़ने लगे । इससे ब्राह्मण बडे ग्रातकित हुए! | इसी प्रकार रैदास ने अपने शरीर 
की त्वचा न्‍्यारी कर स्वर यशोपबीत लोगो को दिखलाया था। यह भी कहा 
जाता है कि कभी गगा जी कठौते मे उनके घर आ गई और जड़ाऊ ककणश 
दे गई । 

स्वयं रैदास ने' अपने को चमार जाति का कहा है और यह भी बत- 
लाया है कि भक्ति के प्रताप से परिडत लोग भी इनको प्रणाम करने लगे थे। 
अनन्तदास ने भी इन्हें चमार ही कहा है। घनन्‍्ना भगत ने भी उन्हें ढोरों का 
व्यवसायी होते हुए. भी माया का परित्याग करने वाला कहा है ।* 

सामान्यतया रैदास जी भी स्वामी रामानन्द जी के द्वादश शिष्यों में प्रमुख 
माने जाते रहे हैं। “अ्रगर्य सहिता? “'भक्तमाल?, 'प्रियादास की टीका”, रीवा 
नरेश रघुराज सिंह का ग्रन्थ “भक्तमाल रामरसिकावली?, आ्रादि इसी मत का 
समथन करते हैं | फिर भी विद्वानों को श्रभी इस पत्ष मे नि्रान्त प्रमाण नहीं 
मिल सके हैं। परशुराम चतुवंदी जी प्रसिद्ध भक्त रैदास को मीराँच्ाई का गुरु 
नहीं स्वीकार करते । इनके अनुसार मीरा के गुरु रैदास पथ के कोई रैदास भक्त 
रहे होंगे । 

इसी प्रकार क्लाली की रानी को राणा साग्रा ( सं० १५३६-१५८८४ विं० ) 
की बहिन मान कर चतुर्वेदी जीरे॑ ने रैदास का समय विक्रम की सोलहवीं 
शताब्दी के प्रायः अन्त तक माना है, जिसे स्वीकार कर लेने पर रैदास को स्वामी 
रामानन्द की मृत्यु के उपरान्त प्रायः १०० वर्ष बाद तक जीवित रहते हुए मानना 
पड़ेगा | श्रतः जब तक कुछ और श्रधिक निश्चित्‌ सूत्र न मिल जाँय तब तक 
रैदास को स्वामी रामानन्द का समकालीन ही मानना पढ़ेगा | यह सम्भव है कि 
रैदास स्वामी जी की इद्धावस्था में भी थोड़ी ही श्रायु के रहे हों | 

१७-अन्ध साइबन्रागु मलारन्पद 4 । 


२--अन्थ साइब, रागुआसा, पद २। 
३--परशुराम चतुवेदी-उत्तरीभारत की सतपरम्परा, प० २३६-श५। 





श्ष्यर्‌ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


गयेश--एक प्रसिद्ध भक्त के रूप में ही प्रख्यात हैं । 

कमचन्द--ये नामानुरागी साधुसेवी तथा शुरुनिष्ठ ये ।* 

श्रीरंग जी--थे दौसा के सरावगी बनिये थे। एक यमदूत की प्रेरणा से 
ये साधु हुए थे | इन्होंने अपने पुत्र को सताने वाले प्रेत को मुक्ति दी थी | पीपा 
जी भी इनके समक्ष एक बार गए थे । * 


सारीरासदास--इन्होंने चित्रकूट के राजा को उसकी प्रजा सहिंत 
भक्त बना दिया ।* 

नरहरिदास--इन्‍्हें कुछ लोग अनन्तानन्द का शिष्य और कुछ श्री रग जी 
का शिष्य कहते है | कुछ लोगो का मत यहद्द है कि ये तुलसीठास के गुरु थे ।* 

अल्ह जी--अल्ह जी के प्रभाव से अ्म्ब की डाल अपने आप क्रंक गई 
थी | मालियों से यह समाचार पाकर कोई राजा उनका शिष्य हो गया था।* 
नाभादास ने इन्हे हरिगायक कहा है ओर कहा है कि ये पद रचना मे भी 
प्रवीण थे ।* खेद है कि इनके पद अब नहीं मिलते। अल्ह जी के शिष्य 
रामरावल जी औ्रौर रामरावल जी के शिष्य राघवदास जी हुए ( भक्तमाल, छुप्पय 
श्यू७ पु० ७८२ ) | 

पयोहारी श्री कृष्णदास--अ्रनन्तानन्द जी के शिष्यो में पयोदारी भ्री 
कृष्णुद[स सबसे अधिक प्रभावशाली भक्त थे | इनके सम्बन्ध में नाभाजी ने 
निम्नलिखित छुप्पव लिखा है :--- 


जाके सिर कर धरयो तासु कर तर नहि अड्यो। 
अप यो पद निर्वान सोक निर्भेय करि छड्यो ॥ 
तेज पज बल भजन महामुन्रि ऊरध रेता। 
सेवत चरण सरोज राय राना भुवि जेता ॥ 
दाहिमा बंश दिनकर उदय, सनन्‍्त-कमल हिय सुख दियो | 
निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास अनपरिहरि पयपानकियो ॥* 
१-बही, ४० ३०६ | 
२--वह्दी, ६० २०००१ | 
३०-वही, प० ३०६०७ । 
४--वही, पृ० ३०७-८ । 
५--वही, १० '४ए८। 
६--वढी, १० ७६३ । 
ऊउन्नहमत्तेम।ल, ए० ३०२ ! 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ ध्ध््ड 


कृष्णुदस जी का नाम 'प्योहारी? इसलिये पड़ा कि उन्होने अ्रन्न का 
परित्याग कर केवल दूध का ही सेवन किया | कलि मे वेराग्य की ये सीमा थे | 
जिसके सिर पर इन्होंने अपना कर रखा, उससे फिर कुछ याचना नहीं की | 
ये तेज के पंंज, भ्रीराममजन के महाबल से युक्त, महाम॒नि और छर्ध्व॑रेता थे । 
दाहिमा ब्राह्मणों के वश मे सूथ के समान उद्त होकर कमल रूपी समस्त सतो के 
हृदय को आपने अपूर्व आनन्द दिया । 

भक्तमाल” मे एक कुण्डलिया भी इनके सम्बन्ध मे नाभादास जी ने 
दी है :-- 

गलते गलित अमित गुण सदाचार सुठि नीति। 

दधीचि पाछें दूसरि करी ऋष्णदास कल्नि जीति ॥ 

कृष्णुदास कलि जीति न्‍योति नाहर पल दीयो | 

अतिथि घस्से श्रति पाल्ि अरगट जस जग में लीयो ॥ 

उदासीनता अवधि कनक कामिनि नहि रातो | 

रामचरण मकरन्द रहत निशिदिन मद मातो ॥ 

गलतें गलित अमित गुण सदाचार सुठि नीति । 

दधीचि पाछें दूसरि करी ऋष्णदास कलि जीति ॥ 

कृष्णदास ने दधीतचि की. भाँति गुफाद्वार पर आए सिंह को अ्रतिथि 
जान अपना मास दे दिया | वैराग्य की ये मयांदा थे, कनक कामिनी से निर्लित 
ये और केवल रामचरण कमल के अनुराग रूपी मकरन्द का पान कर तृप्त थे | 
सदाचार और नीति युक्त प्रणाली पर चल कर गलते में ( आमेर ) आपने अपनी 
गादी स्थापित की | प्रियादास का मत है कि पयोहारी जी जब सिंह को मास दे 
रहे थे, तभी भगवान ने साक्षात्‌ प्रकट होकर उन्हे दर्शन देकर कृतार्थ किया था। 

प्रियादास जी ने पयोहारी! जी के सम्बन्ध मे कुछ और सूचनाएँ 
दी हैं। इन्दोने कुल्ह के राजा के पुत्र को बचाया था और पव॑त की कन्द्रा मे 
दशन देकर अपना भक्त बना लिया | इसी प्रकार किसी गर्भिणी के बालक को 
हरिमक्त होने की भविष्य वाणी की और वह बालक दरिभक्त हुआ भी | 

पयोहारी जी ने सबसे बढ़ा काम जी किया वह था आमेर से नाथपथी 
योगियो को हटा कर वहाँ रामानन्दी-सम्प्रदाय की इृढ़ स्थापना करा देनी | उत्तर 


१--वही, ए० ८६५ । 
२“वही, पृ७ २०४१० ४। 


श्प्प्प रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


भारत मे रामानन्दीयों की यह सर्वप्रथम गादी थी। आगे चल कर इस गादी को 
वही महत्व मिला जो रामानुजीयों के लिए “तोताद्रि? का है। इसी से गलता को 
“उत्तर तोताद्रि! कहा गया है। इस सम्बन्ध में एक कथा कही जाती है :--- 
८एक समय पयोहारी जी केवल रात भर रहने के लिए आमेर में योगियो के 
मठ में गए, कनफटे योगियो द्वारा उठ जाने का आदेश पाकर इन्होने अपनी 
अंगोछी मे घूनी उठा कर दूसरे स्थान पर आसन जमाया | आग से कपड़े को 
न जलता देख कर योगियों का महन्थ बाघ बन कर इन्हे खाने दौड़ा। पयोहारी 
जी ने उसे गदहा बना ठिया | साथ ही योगियों के कान की मुद्राएं, आपसे आप 
गिर कर पयोहारी जी के सामने एकत्रित हो गई । फिर योगियो के कहने पर 
आमेर के राजा ने पयोहारी जी की बड़ी प्राथना की, महन्थ फिर मनुष्य हो गया 
आर योगियों को उनकी मुद्राएँ फिर मिल गई” । महन्थ को वह स्थान छोडना 
पड़ा |” इस प्रकार गलता आपकी प्रसिद्ध गादी हुई । 
पयोहारी जी को गऊ अपने आप दूध दे जाती थी। जीवाराम जी 
कृत रसिक प्रकाश भक्तमाल? के अनुसार ये सीता जी के ब्रत को धारण करने 
वाले रसरीति के उपासक थे । (पुष्कर छाया भजन भूमि प्रगटी सिय प्यारी | पूर्व 
सूचिका घरी कथा प्रिय लेहु सुधारी' ।* पयोह्टारी जी साख्य, योग, भक्ति योग, 
भावना रहस्य आदि के ज्ञाता थे। इन्होंने १९ वर्ष का तपोनुष्ठान किया । 
छुठवें वर्ष इन्हे '(सियावर” के दर्शन हुए । पहले ये पुष्करत्षेत्र मे रहते थे | बाद 
को गालवाश्रम ( गलता ) जाकर इन्होंने अपनी प्रसिद्ध गद्दी स्थापित की। 
घसिक ग्रकाश भक्तमाल” के टीकाकार का मत है कि ये अष्टयाम सेवाभाव के ही 
प्रचारक थे । इनके दो प्रसिद्ध शिष्य थे कौल्ह और अ्रग्म। गद्दो तो इन्होने कील्ह 
को दी, पर भावना रहस्य में अ्ग्न को छुका दिया । 
कृष्णदास पयोहारी की शिष्य-परम्परा--भक्तमाल” मेरे नाभा 
स्वामी ने पयोहारी श्री कृष्णदास के निम्नलिखित शिष्यो के नाम दिए हैं :--- 
कील्ह देव, श्रग्नदेव, केवलदास, चरणदास, ब्रतहठीनारायण, सूर्यदास, पुरुषा 
जी ( पुरुषोत्तमदास ), पृथुदास, त्रिपुरदास, पदूमनाभ, गोपालदास, टेकाराय, 
गदाधारी, ( गदाघरदास ), देवा पण्डा, हेमदास, कल्याणदास, गंगावाई, 
विष्णुदास, कान्दरदास, भ्रीरगाराम, श्रीचादन जी, सबीरी और गोविन्ददास । 


१-वही, ए०३०५ तथा “रसिक प्रकाश भक्तमाल? की दीका, छप्पय १२ । 
२--रसिक प्रकाश भक्तमाल, छप्पय १२ । 
२--भक्तमाल, नांभादास दृप्पय ६४८, पू० इंण्फ। 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ श्ष्प्ह्‌ 


नाभादास का कथन है कि ये सभी शिष्य श्री गुरु-प्रसाद से जीवो को संसार 
से पार उतारने वाले और सीताराम-भक्ति मे परम परायण थे । पयोहारी जी के 
इन शिष्यो मे ३ सब प्रमुख थे : कील्ह देव, अग्रदेव, टीला जी | 

कील्ह देव तथा उनकी शिष्य-परम्परा--नाभा जी ने इनके विषय में 
कहा है “+- 

रामचरण चिंतवनि रहति निशिद्न लो लागी । 

सर्वेभूत शिर नमित सूर भजनानेंद भागी ॥ 

सांख्य योग मत सुदृढ़ कियो अनुभव हस्तामल। 

ब्रह्मरन्ध करि गौन भये हरितन करनी बल ॥ 

सुमेर देव सुत जग विद्ति भू विस्तार॒ुयो विमल यश | 

गांगेय मृत्यु गन्ज्यो नहीं, त्यों कौल्ह करननहि कालबश ॥* 

इससे स्पष्ट है कील्ह बहुत ही बड़े ध्यानी, विनम्र, माया-मोह से परे, भजना- 
नन्‍्दी, एवं योग-शास्त्र-प्रवीण थे । इन्होने भीष्म की भाँति मृत्यु को वश मे कर 
लिया था | इनके पिता का नाम सुमेरदेव था । तीन बार इन्हें सर्प ने काटा, फिर 
भी इन पर विष ने कोई प्रभाव नहीं डाला । अंत में इन्हे सारूप्य मुक्ति मिली | 

इस छुप्पप की ठीका करते हुए प्रियादास ने बतलाया है कि एक बार 
कील्ह मथुरा के राजा मानसिंह के यहाँ बैठे थे, तभी आकाश की ओर देख कर 
इन्होंने कहा कि “बहुत अच्छा, भज्ते पधारिये! | राजा ने इस प्रकार उनके कह 
उठने का कारण पूछा | कील्ह ने कहा कि मेरे पिता आकाश मार्ग से परमधाम 
को जा रहे हैं | राजा ने गुजरात भेज कर दूतों से पता लगवाया तो सुमेरदेव की 
मृत्यु की घटना सही निकली | मृत्यु के समय कील्ह ने सतो को बुला कर उनके 
मध्य बैठे-बैठे ही दशमद्वार से प्राण परित्याग कर दिया | इस प्रकार कील्ह की 
सिद्धता और योग का प्रभाव मध्ययुग मे छा गया था | 

शसिक प्रकाश भक्तमाल्!' के अनुसार पयोहारी जी ने इनको ही 
अपनी गद्दी दी थी । इनका मन योग की ओर अ्रधिक क्रका था, फिर भी ये रास 
विहार में निरत रहते थे | मघुपुरी में एक बार ये जब समाधिस्थ हो गए, 
बादशाह ने इनके सिर में कील ठोंकी, पर इन्हे पता तक न चल्ला | कील्ह की इस 

योग-परम्परा को इनके शिष्यों ने बहुत आगे बढ़ाया । 


१--भक्तमाल, रुपकला, १६० छुप्पय । ( 8८३ ) ए०३२०६ 
२--रांसक प्रकाश भक्तमाल-जावाराम, छप्पय १२ । 


१६० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


“रसिक प्रकाश भक्तमालः के टीकाकार का कथन है कि कील्ह की 
शिष्य-परम्परा मे श्गार भी खूब फला फूला | इनके शिष्य लघुकृष्णदास, उनके 
'विष्युदास, और विष्णुदास के शिष्य 'रघुपति रहस्य प्रदीपिका? के लेखक 
नारायण दास थे | नारायणुदास के शिष्य ह्ृदयदेव थे और ह्ृदयदेव के शिष्य 
रसिक शिरोमणि मधुराचार्य थे ! इनके सम्बन्ध में आगे हम श्रौर अधिक 
प्रकाश डालेंगे । 

कील्ह देव की शिष्य-परम्परा--नाभादास” के अनुसार कील्ह देव 
के निम्नलिखित शिष्य थे-- 

आसकरन ( राजषिं ), रूपदास ( ये गुरुभक्त थे ), भगवानदास, चतुरदास 
( इन्हे अभय छाप मिला ), छांतर स्वामी (ये बढ़े चतुर थे ), लाखा (ये 
बड़े अद्भुत थे ), रायमल ( ये मन बचन कर्म से क्षेमघुक्त थे ), रसिक रायमल, 
गौरदास, देवादास, दामोदर आदि श्री हरि के रग मे रगे थे । ये रामदासत्व में 
दृढ़, धर्म धुर्धर एवं सीताराम भजन में परम सुभठ थे । 

इन शिष्यो में राज्षि आसकरन'" “जानकी मोहन! और 'राधिका- 
मोहन” दोनो के ही उपासक थे | ये कछुवाहे पृथ्वीराज के वशज, भीमसिंह के 
पुत्र और नरवरगढ के राजा थे | ये धमंशील, गुणों की सीमा, महाभागवत, शूर, 
धीर, उदार, विनययुक्त, सदाचारी एव हरिभक्त-अ्रनुरक्त थे । नियम से अपने 
इष्ट की पूजा किया करते थे | इनकी पूजा के समय मदिर में कोई जा नहीं 
सकता था | कभी किसी बादशाह ने इन पर चढ़ाई करनी चाही, पर राजा पूजारत 
थे, श्रतः कोई पास न गया । तब उनके मन्नी के अनुनय पर स्वयं बादशाह मंदिर 
में गया | वहाँ पूजा कर ये देवता को साष्टाग प्रणाम कर रहे थे। बादशाह ने 
इनकी एंड्री काट दी, पर इन्हें पता तक न चला । फिर पूजा समाप्त कर राजा ने 
बादशाह की आवभगत की । आसकरन जी की मृत्यु पर बादशाह ने उनके मदिर 
में पुजारी नियुक्त कर दिया | 

अग्रदेव तथा उनकी शिष्य-परम्परा--नाभादास ने अपने गुरुदेव 
अंग्रदेव जी के विषय में निम्नलिखित छुप्पय दिया है |* 


सदाचार ज्यों सन्त प्राप्त जेसे करि आये | 
सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाये ॥ 
१--मभक्तमाल, समामादास-9 ८८ छुप्पय, १० व्॑फनंड8 | 


२०-मक्‍तमाल, ७७४ दुप्पय, प्रं० ८७६०७८ तथा ग्रियादास को टीका । 
३०-*भकक्‍तमाल, प० ३१२ । 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएं १६५ 


प्रसिध बाग सों श्रीति सुहथ कृत करत निरन्तर | 
रसना निर्मेत्न नाम मनहूँ बरसत धाराधर ॥ 


कृष्णदास कृपा करि भक्ति दत्त, मन बच क्रम करि अटल दयो | 
अग्रदास हरिभजन बिन काल वृथा नहि बित्तयों॥ 
इस पद से अग्रदास की कुछ प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं। वे 
सीताराम के भजन के बिना किचिन्मात्र भी समय व्यथ नहीं बिताते थे । सदाचार॑ 
निरत थे, तथा भगवान के चरणों की सेवा ओर उनका स्मरण बड़ी सावधानी 
से किया करते थे | अपने हाथ से लगाई पुष्पवाटिका को भगवान्‌ का प्रमोदबन 
मान कर उससे बड़ी प्रीति करते थे | रांतददिन उनकी जिह्ला से सीताराम की 
ध्वनि निकलती थी | मानो आनन्द का मेघ मधुर शब्द करके बरसता हो। गुरु से 
उन्हे मनसा-वाचा-कर्मंणा तीनों प्रकार की भक्ति मिली थी | 
२०--प्रियादास ने बतलाया है कि एक बार आमेर का राजा मानसिंह 
€ महांराज मानसिंह अकबर के समकालीन एव उसके प्रिय अ्रधिकारी थे, अतः 
अग्रदास का सं० १६१३ में वर्तमान होना निश्चित्‌ रूप से सिद्ध होता है। ) 
स्वय श्रग्नदास जी से मिलने गया, पर ये वाटिका के एक वृक्ष के नीचे बैठ कर 
ध्यानस्थ हो गए; थे। नाभा नी जब उन्हें दूंढने गए, तब वे गुरु की दशा देख 
स्वय भी भाव-विहल हो उठे | राजा यह देख कर श्रवाक्‌ रह गया | 


28. 


'रसिक प्रकाश भक्तमाल” ने इनकी प्रशसा मे निम्नलिखित छुप्पय 
दिया है :--- 

अक्षर पद अनुप्रास मधुरता बालमीकि सम | 

आशय गूढ़ उपाय प्रीति रसिकन के संगम ॥ 

रैवासे जानकी बललभी रहसि उपासी | 

ललित रसाश्रय रंगमहल कलकुज खबासी ॥ छप्पय १४॥ 

अपग्रस्वासि श्री अग्रसहचरी जनकलली की । 

युष्पवाटिका मिलन हेतु प्रिय भोति भली की ॥ 

चन्द्रकत्ा प्रिय नाम श्याम सिय वश की राखी । 

प्रगट र्वामि पद लही ध्यान रस मन-सन चाखी ॥ 
अन्थकार अूंगार-रंस-सागर” 'मन्जरि ध्यान? ही | 
भेदी अनभेदी पढ़े रसिक रास पथ जान ही ॥ छप्पय १५॥ 





१--रसिकप्रकाश भकक्‍्तमाल, छप्पय १४०१४ तथा टीका । 


१६२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा ईिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


इन छुप्पयो में स्पष्ट ही अग्रस्यामी को सखी भावना का उपासक 
कहा गया है | इनकी रचनाओ्रों में बाल्मीकि जैसी मधुरता थी, श्थगार में इनका 
नाम अग्रसहचचरी था | ये चन्द्रकला सखी के उपासक थे | श्यगार रस सागर, 
ध्यान मजरी इनकी प्रसिद्ध कृतियोँ हैं । 


इन छुप्पयो के टीकाकार का कथन है कि अग्रदास शील के आचाय थे | 
रस-सम्प्रदाय वस्तुत, उन्हीं से पल्‍लवित हुआ । ज्ञान को मिटा कर उन्होने माधुय 
भाव की भक्ति चलाई | अपनी वाटिका में वे बारहों महीने रास किया करते थे। 
इन्होंने 'केलि कुंज बासिनी मनोजरति नासिनी के प्रथम समागम के स्वच्छ पद 
गाये हैं ।? भक्ति, रसिकता, दमग्पतिविलास, रस-साग्र की ये नौका थे। इनके 
ललाट मे ऊध्वंपुण्ड, द्वादश तिलक, कण्ठ मे दो मालाएँ, धनुर्वाण, भुजमूल पर 
मुद्रा, पीत उपबीत, कौपीन श्रादि सुशोभित थे | कीहह की आज्ञा मानकर ये 
शैवासे आए थे, वहाँ एक भरना के पास उन्होंने लली-लाल का मंदिर बनवाया 
और नाभा जी को उनको सेवा में नियोजित कर दिया। शयनकुंज, मज्जन- 
निकुंज, भूषण-बसन-निकुज आदि की इन्होने रचना की | भक्ष्य, भोज्य, लेहय, 
चोष्य, पान-भोजन आदि की पाकशालाएँ भी इन्होंने 'लली-लाल” के लिए, 
बनवाईं | रास योग्य मण्डलियो का भी इन्होंने सगठन किया । 


अष्टयाम, कुस्डलिया, पदावली, ध्यानमजरी आदि इनके प्रमुख ग्रन्थ 
हैं। रामानन्द-सम्प्रदाय में माधुयंभक्ति शाखा के अग्रदास प्रथम आचाय 
माने जाते हैं। नाभादास ने इनकी माधुय-भावना पर कुछ भी प्रकाश नहीं 
डाला है, केवल अपने हाथ से लगाई वाठिका मे इनकी अनुरक्ति की ओर 
उन्होंने कुछ सकेत-मात्र कर दिया है । नाभादास के ये गुरु थे। अतः इनका 
समय* १६८ वी शताब्दी के अन्त ओर सत्रहववीं शताब्दी वि० के प्रारम्भ तक माना 
जा सकता है | सं० १६१३ में इनका वर्तमान होना ऊपर कहा ही जा चुका है। 
भक्तमाल की रचना नाभा जी ने विक्रमीय स१६४० और विक्रमीय सं १६८० के 
बीच की । 

अग्रदेव की शिष्य-परस्परा--नाभा जी ने भक्तमाल मे श्रग्रदास के 
निम्नलिखित शिष्य बतलाए, हैं*--जंगी जी, प्रयागदास, विनोदी, पूरनदास 
बनवारीदास, नरसिंहदास, मगवानदास, दिवाकर, किशोर, जगतदास, जगन्नाथदास, 
सलूधौ, खेमदास, खीची, धर्दास, लघुऊधो । 





१->नाभादास-भक्तमाल-छप्पय ७२५, ए० ८१५ ! 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ १६२ 


७--ये सभी शिष्य भागवत धर्म की ध्वजा के समान थे । जिन-जिन के सिर 
पर अग्र जी ने अपना हाथ रखा वे सभी श्रपने तथा शरणागत जीवों के तापन्नय 
मिटाने वाले हुए. | इन शिष्यो में प्रयागदास जी अग्रदास के प्रिय शिष्य ये । 


प्रयागदास--इनके विषय में नाभा जी ने लिखा है कि अग्रदेव की 
कृपा से प्रयागदास की भक्ति पूरी पड़ गई | मन-वचन-कर्म से ये मक्त और 
भगवान्‌ दोनों की ही सेवा किया करते थे । रास मे प्रभु की छवि का दर्शन 
कर ये सशाहीन हो कर भगवान्‌ में मिल गए. | बलिया के आरा” और “क्यारे? 
आम के निमन्त्रण पाकर इन्होंने एक साथ ही दोनों स्थानों की प्रतिष्ठा रक्‍्खी | ये 
दोनों ग्रामों के बीच बैठ गए.। दोनों मे एक कोस का श्रन्तर था। दोनों ओर पंगत 
बैठ गई, न तो सामान द्वी घटा और न किसी के यहाँ सामान नहीं पहुँच पाया । 
प्रयागदास ने दोनों ही स्थानों पर प्रसाद लिया ।* 


नाभादास--अग्रदास के दूसरे प्रमुख शिष्य थे स्वयं नाभा जी । ये अग्रदास 

के सबसे प्रिय शिष्य थे। इनकी सिद्धता से प्रसन्न होकर अग्रदास ने इन्हें 
“भक्तमाल? की रचना करने का शआ्रादेश दिया था ।* प्रियादास ने इनके जीवन 
पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है।* उनके अनुसार नाभा जी का जन्म 
हनुमानवंश में हुआ था । ये बाल्यावस्था में हगहीन थे | जब नाभा जी ५ वर्ष 
के हुए. तब देश में बहुत भयकर अकाल पड़ा | श्रतः इनकी माता ने उन्हें 
किसी बन में छोड़ दिया | कील्ह और अ्रग्न इसी मार्ग से कहीं जा रहे थे | अनाथ 
समझ्त कर उन्होंने इस बालक को उठा लिया | उन्होंने उससे कुछ प्रश्न किए, 
आर उसने उन्हे उत्तर भी दिया। सिद्ध महात्माश्रों मे कील्ह जी ने अपने 
कमण्डल से उस पर जल के छीटे दिये, उसो क्षण उसकी आँख खुल गई । 
जोड़ी को देख कर बालक धन्य हो गया। 

१--हनुमान वश के सम्बन्ध में मुंशी ठुलसीराम और तपस्वी राम जी ने यह 
मत दिया है कि इस वश के प्रवत्तक हनुमान के श्रंशावतार समर्थ रामदास ( कहा 
जाता है इनके एक छोटी सी पछ भी थी ) थे, जो तैलग में गोंदावरी के समीप 
रामभद्राचल के निवासी थे | उनके वश के लोग हनुमान वंशी कहे गए। के 
गान-विद्या मे निपुण होते हैं और राज-दरबार भे ही प्रायः रहा करते हैं। 

१--अदी, ३० ८६३ । 

२--भक्‍्तमाल, रूपकला, १० ४०, दोहा तथा प्रियादास की टीका । 

३--वही, पृ० ४३, कवित्त ८२० | 

४--भक्तमाल, रूपकला, पृ० ४३ पर उद्धृत । 

शररे 


१६४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


२--रीवा नरेश रघुराज सिंह ने 'सो शिश लागूली द्विज केरो! कह कर 
हनुमान वंश का लागयूली ब्राह्मण” अर्थ किया है | कुछ लोग इन्हें डोम वंश में 
उत्पन्न कहते हैं | रूपकला जी का मत है कि यह शब्द पश्चिम में भगी के अथ 
में नहीं प्रयुक्त होता बल्कि वहाँ डोम, कलावन्त, ढाढ़ी, भाँठ, कत्थक आदि 
गान-विद्या से जीवित रहने वाली जातियों के नाम हैं | स्वय लाखा भक्त का परिचय 
देते हुए. नाभा जी ने उन्हे (१०७ छुप्पय) वानरवंशी लिखा है। और प्रियादास 
ने उसकी टीका करते हुए लिखा है “लाखा नाम भक्त ताकों बानरी बखान कियो 
कहे जग डोम जासो मेरो सिर मौर है? (कवित्त ४२२) । इनके यहाँ सन्‍्तो को 
असाद भी पाना लिखा गया है। 

३--कुछ भावुक भक्तों ने नाभा जी को ब्रह्मा का अबतार भी कहा है। 
रूपकला जी ने नाभा नाम पड़ने का कारण देते हुए! बतलाया है कि भक्ति की 
वृद्धि के लिए. शकर जी ने इनुमान जी का स्वेद नभ से गिराया | उसी से इनका 
नाम 'नभभूज” या नाभा जी हुआ । * 

४--कील्ह की आज्ञा से अग्रदेव ने ह्वी नाभा को मंत्र दिया था। गलता में 
इन्हें साधु-सेवा मे नियोजित किया गया था । सन्‍्तो के पद पखारते-पखारते इनकी 
अक्ति बढ़ी ही प्रौढ़ा दो गई । 

प--नाभा जी के आदेश से ही प्रियादास ने स० १७६६ में भक्तमाल की 
“भक्तिरसब्रोधिनी? टीका सम्पूर्ण की थी । 

६--प्रियादास ने बतलाया है कि “नाभा? जी नाभाअ्र॒ली?” के भी नाम 
से पुकारे जाते थे | शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और <ंगार के पंचरंगी पुष्पो 
की बैजयन्ती माला प्रियतम इष्टदेव के लिये इन्होंने बनाई थी। प्रियादास ने 
थोड़े ही शब्दों मे भक्तों के अ्रपार गुणों को वर्णित करने की नाभादास की 
अद्भुत शक्ति की बड़ी प्रशंसा की है।* वे कहते हैं : 'छुने है श्रगर अब जाने 
मैं भ्रगर सही, चोवा भये नाभा सो सुगंध भक्तमाल है ।? नाभादास जी की दृष्टि 
देश-काल की सीमाओं से नहीं बधी थी । वे दूर की वस्तु देख लेते थे और 
पिछले काल की बातों का भा साक्षात्कार कर लेते थे। अ्रग्नरदास को इसी कारण 
उन पर अपार प्रीति हो गई | 


१--बही, ए० ६६७-६८ 
२--वही, ए० ४५ । 
३०-बढीं, ए० ४६ ! 
४--बहो, पृ० ३६९। 
वही, १० रे३ । 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ १६५ 


७--नाभा जी का प्रथम नाम नारायणदास था।* रूपकला" जी के 
अनुसार स० १६५३२ मे कान्हरदास जी के भण्डारे के महोत्सव में सभी सनन्‍्तों ने 
मिल कर इन्हें “गोस्वामी? पद से विभूषित किया था। “भक्तमाल” की रचना 
स० १६३१ के पश्चातू तथा स० १६८० के पूव लगभग १६४६ वि० में मानी 
जाती है | रूपकला जी के अनुसार इनको मृत्यु स० १७१६ में हुईं। रूपकला 
जी का यह भी कहना है कि प्रियादास को नाभा जी की जो आज्ञा हुईं थी वह 
४.० व पीछे ध्यान के समय हुई थी । 


८--रसिक प्रकाश भक्तमाल? के अनुसार नाभादास विलज्षण रसिक थे | 
इन्होने अ्रष्टयाम” नामक एक ग्रथ की भी रचना की थी | श्राज कल इसके दो 
रूप मिलते हैं । एक ब्रजभाषा गद्य मे, दूसरा पद्य मे । यह कह सकना कठिन 
है कि इनमे कौन अ्रधिक प्रामाणिक है । “रसिक प्रकाश भक्तमाल? के टीकाकार 
का भी कहना है कि ये युगल उपासना के रहस्य को खूब जानते थे। “भक्तमाल? 
तो आपका अपूर्व अ्थ है दी । 


टीला जी की शिष्य-परम्परा-“भक्तमाल? के लेखक ने ठीला जी 
को सुमेर पंत के शिखर के समान ऊँची कोटि का भक्त कहा है।* इनके 
प्रमुख शिष्यो के नाम निम्नलिखित हैं--- 


१--लाहा, इनकी शिष्य-परम्परा में अनेक प्रकाशमान भक्त हुए। 

२--इनके पुत्र परमानन्द्दास--ये विश्वविख्यात योगी थे । 

३--६ खरतरदास, खेमदास, ध्यानदास ओर केशवदास आदि भक्त बड़े 
ही उदार एवं हरिभक्तानुरागी थे । 

७--त्योला--ये जाति के लोहार थे | 

८--हरीदास--ये हनुमान जी के बड़े ही प्रिय भक्त थे | 

ये सभी भक्त 'नवघा-भक्ति? के आगर थे, अच्युत कुल वैष्णवों की सेवा 
करते थे और इस प्रकार भगवान की अनपायिनी दशघा भक्ति ( प्रेमा-भक्ति ) 
के अ्रधिकारी हुए । 

न तो टीला जी के जीवन के सम्बन्ध में ओर न उनके शिष्यों के ही 
सम्बन्ध में भक्तमाल' में सूचनाएँ मिलती हैं । 








५७७४७ ४७७७७७७७//एएशशशशशभाभाााआआल आल नलनननलललन ३ मनु चल लुललनलननललइ 


१०वही, पू० ६१४ | 
२--बढही, ए० ६५३ | 
३-भक्तमाल, नाभा जी, पृष्ठ 5१२६ ६३ वा छप्पय )। 


१६६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


मध्ययुग तथा उसके अनन्तर 
रामानन्द स्वामी के शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा स्थापित द्वारा-गाद्यों 
तथा 
रामानन्द-सम्प्रदाय का विस्तार 
मध्ययुग में अनन्तानन्द के शिष्य-प्रशिष्यो ने उत्तर-भारत में अपनी गादियाँ 
स्थापित की और रामानन्द-सम्प्रदाय को सभी वैष्ण॒व-सम्प्रदायों मे प्रचलतम बना 
दिया | इसी कारण भक्तमाल के लेखक ने उनका वर्णन विशेष विस्तार से किया 
है | रामानन्द के अन्य शिष्यो की शिष्य-परम्परा के विषय में उसमे कोई उल्लेख 
नहीं है । अतः यहाँ हम रामानन्द स्वामी के शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा स्थापित उन मुख्य 
गादियों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं; जहाँ से गुरुमत्न पाकर रामानन्दी साधु समस्त 
भारतवर्ष मे फैल-फैल कर अपने कुल का विस्तार कर रहे हैं। यह सूचना परिडत 
रामट्हलदास द्वारा प्रकाशित 'रामानन्द-सम्पदाय की द्वारा गादियों का विवरण? *, 
नामक ग्रन्थ के आधार पर ही दी जा रही है। स्वयं मैंने अयोध्या के प्रमुख सन्तों 
रामपटठल आदि ग्रन्थों से इस विवरण की परीक्षा भी कर ली है । 
१--अनन्तानन्द की द्वारा गादी--अ्रनन्त गुफा (मोहल्ला अन्तापुरा), मथुरा 
में यह गादी वतंमान है । 
२--सुरसुरानन्द की द्वारा गादी--सौरूजी घाट मे (अब गंगा की बाढ़ से 
नष्ट) इनकी द्वारा गादी थी। इस समय आू में 
सिद्ध बाबा का स्थान इनकी द्वारा गादी है । 
३--न रहर्यानन्द की द्वारा गादी--गढ़खला (रियासत जंजीरा, राजपूताना) । 
४--सुखानन्द की द्वारा गादी--१--धौरतया (जयपुर, सेखावटी) | 
२--जामडोली स्थान | 
४--रामकबीर जी की द्वारा गादी--कदमखण्डी (दरज, गोवद्धन के पास) । 
कहा जाता है नवंदा तट पर भ्डोंच के पास शुक्लतीर्थ 
में रामानन्द जी ने एक दतवन गांड़ दी थी। उससे 
एक विशाल वटबृतद्ध हो गया। वही रामयश ब्राह्मण 
का पचसंस्कार कर स्वामी जी ने उसका नाम रामकबीर 
दास रख दिया | तभी से ये प्रसिद्ध हो गए. | यह कथा 


१--रामानन्द-सम्प्रदाय की द्वार गादियों का विवरण-रामटइलदास (रणदर पुस्तकालय, 
डाकोर) । 


सम्प्रदाय का इतिद्दास तथा सम्बद्ध शाखाएँ १९६७ 


नमंदा के मालसा स्थान के किसी माधवदास ने पै० 
रामठहलदास को घुनाई थो | 
६--भावानन्द की द्वारा गादी--१--जयपुर, सेखावटी, चूरू रायगढ़ के पास 
फतेहपुर में है। 
२--गढ़ बिठनी स्थान, गुजरात । ये रामानन्द स्वामी 
के शिष्य थे | 
७--पीपा जी की द्वारा गादी--१--रामड़ा, पीपा जी की कुटी, बंटद्वारका | 
२--गागरौनगढ़, काठियावाड़ । 
मेवाड़, काठियावाड़ और गुजरात में इनके स्थान हैं । 
८--योगानन्द जी की द्वारा गादी--१--रामकोठ, जैसलमेर रियासत । 
२--दरियाबाद, ति्छी । 
३--शुशनेरा (उज्जैन) | ये अनन्तानन्द केशिष्य थे | 
&--अनभयानन्द की द्वारा गादी--१--जयपुर-चॉदपोल । श्री बालानन्द जी 
का स्थान सर्वप्रधान गादी है। द्वारा अखाड़ों के सबंध 
में चारो सम्प्रदाय की पूज़्यगादी यही है। इन्होंने दी 
अखाड़ों की स्थापना की | 
२--दक्षिण में द्ाथी राम जी का स्थान । 
३--पानीपत करनाल में कराला स्थान | 
अनभयानन्द्‌ की ग़ुरुपरम्परा--रामानन्द--मभावानन्द--रामधीरानन्द--- 
अ्नभयानन्द | 
१०--कील्ह द्वारा गादी--१--गलता-जयपुर । 
२--मथुरा (गलता-कुंज), प्रयाग घाट । यहाँ कील्ड 
की गुफा भी है । 
कील्ह की परम्परा--रामानन्द--अ्रनन्तानन्द--पयोहारी--कौोल्ह | 
११--अग्नदास की द्वारा गादी--रेबासा, जयपुर-सेखावटी । 
ये कृष्णुदास पयोहारी के शिष्य थे। इनकी शिष्य 
परम्परा मे जगी, त्यागी-तनतुलसीदास-देवमुरारी-मलूक, 
भगवन्नारायण, दिवाकर, पूर्ण, बरीठी, नाभा आदि 
थे | सम्पूण भारत इनकी शिष्य-परम्परा में है। 
१२०--टीला जी की द्वारा गादी--१--खेलना, भोलास, श्रातेला (जयपुर) | 
२--खादुखण्डेला, करोली रियासत ये कृष्ण॒दात पयहारी 
के शिष्य थे। इनके शिष्य सम्पूर्ण आरत में फैले हुए हैं। 


श्ध्ध् रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


१३--भगवन्नारायण द्वारा गादी--पिण्डोरीघाम, पजाब । ये अ्ग्रस्वामी के 
शिष्य थे । 


१४--केवल कूबा जी द्वारा गादी--भकीथड़ा, जोधपुर ( मारबाड़ ) | ये 
सुरसुरानन्द के शिष्य माधवानन्द के शिष्य गरीबानन्द 
के शिष्य लक्ष्मीदास के शिष्य गोपालघूघरिया के शिष्य 
नरहर्यानन्‍्द के शिष्य थे । ये नाभादास के भक्तमाल 
के अनुसार* मघुकरी माग कर भक्तो की सेवा 
करते थे | प्रियादास के अनुसार ये जाति के कुम्हार 
थे | कुआ खोदने की प्रतिशा कर किसी दिन एक 
वशणिक से ये कुछ रूपये उधार ले श्राए। कहते हैं 
कुआ खोदते समय ये नीचे दब गए, कुंआ बैठ गया | 
एक मास बाद कुंए से किसी ने रामध्वनि निकलती 
सुनी | खोदने पर ये निकल पड़े, कूबड़ अवश्य ही 
इनकी टूट गई थी। अतः ये कूबा जी कहे गए, 
द्वारका जाकर ये छाप लेना चाहते थे, पर प्रभु ने 
इन्हें घर पर ही शख-चक्र की छाप दे दी। गोमती 
और समुद्र के बीच रेती पड़ गई, अतः तीथ-माहात्म्य 
घटता देख इन्होंने अपनी सुमिरनी भेज कर दोनो का 
संगम करा दिया | भक्त-सेवा इनका प्रधान शुण था। 
इनकी जञ्री ने अपने भाई के लिये खीर बनाई, पर उसे 
उन्होने सन्‍तों को खिला दिया ओर जब ज्लरी रूठ गईं 
तो उसे घर से निकाल भी दिया | अकाल-त्रस्त होकर 
बह स्री फिर भीथड़ा लोट आईं | श्रयोध्या मे लक्ष्मण 
किला तथा सारन, चिराद के स्थान इन्हीं के 
द्वारा के हैं । 

१४--६ुन्दुराम जी की द्वारा गादी--( दामोदरदास ) रामतीथ, पजाब | ये 
अनभयानन्द के शिष्य थें 

१६--तनतुलसीदास की द्वारा गादी--म॒ड़िया रामपुर ( बाराबंकी ) । ये 
अग्रदास के शिष्य त्यागी जी के शिष्य थे। इनका 
दूसरा नाम चतुभुजी जी था । 


'काालमलानकवकनसन अपर, नेक कप लप_व० पा ८५५०४ अ सन जंगल र कर; वन + ४० कल धरापत५+9+ पल फट २+३ कान. 


१«भक्तमाल, पृ फऋरछब३ 6 '] 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ १६६ 


१७--देवमुरारी जी की द्वारा गादी--दारागंज, बड़ा स्थान, प्रयाग | ये तन- 
तुलसीदास के शिष्य थे। इनका नाम अभयमुरारी भी 
था | भजनपरायण एव इष्ट सेवा में ये रत रहते थे | 


१८--मलूक जी की द्वारा गादी--कड़ा, मानिकपुर, प्रयाग । ये देवमुरारी के 
शिष्य थे । 'रसिकप्रकाश भक्तमाल” के अनुसार ये 
बड़े ही भजनानन्दी एवं रामलीला प्रेमी थे । 
ये आठोयाम भक्ति मे निरत थे | 

१६--देव भडंगी की द्वारा गादी--आगर, जिला इटावा | ये तन तुलसीदास 
के शिष्य थे । 


२०--हटठीनारायण की द्वारा गादी--आखू पुर निवाणग्राम, जयपुर सेखा- 
वटी । ये पयोद्दारी कृष्णदास के शिष्य थे । 

२१--द्वाकर की द्वारा गादी--१--जामल स्थान, द्यौसा ( जयपुर ) 
२--छालकटोठा, जोधपुर । ये कर्मचन्द के पुत्र तथा 
अग्र के शिष्य थे। नाभादास के भक्तमाल में ७ वे 
छुप्पय मे इनका उल्लेख है । 

२२--खोजी की द्वारा गादी--पालड़ी ग्राम, जयपुर सेखावटी लोहानगर से 
पश्चिम । ये अनन्तानन्द के शिष्य गयेश के शिष्य थे। 
इन के शिष्य भगवानदास थे । (भक्तमाल, छुप्पय श्दू८) 

२३--पूरण बेराठी की द्वारा गादी--ग्वालियर में गंगादास की बड़ी शाला 
पर सरफा स्थान । ये अग्रदास के शिष्य थे | 

२४--लालतुरंगी ( बाबा लाल ) की द्वारा गादी १--हूरिया आम, महदा- 
बल रियासत । पंजाब में इमकी सिद्धाई प्रसिद्ध है । 
२--घानपुर आम, जिला गुरुदासपुर मे इनकी दूसरी 
गादी है। ये तन तुलसीदास के शिष्य थे | 

२४--रामथम्भन की द्वारा गादी--१--दादुरंखा का पिए्ड, पजाब 
२--रामथम्मन आम में भी इनकी समाधि गादी रूप 
से पूजित है। ये पयोहारी भ्रीकृष्णदास के शिष्य 
सूर्यदास के शिष्य थे । 

२६--राम रावल को द्वारा गादी--खोड़ स्थान, जोधपुर । ये अल्ह के शिष्य थे। 

२७--राधवचेतन की द्वारा गादी--भाण्डारेज स्थान, जोधपुर । ये रमरावल 
के शिष्य थे | साघुसेवा मे प्रसिद्ध थे । 


२०० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-सहित्य पर उसका प्रभाव 


२८--ज्ञानी नाभा की द्वारा गादी--१--श्रानासागर तालाब पर पहाड के 
नीचे ज्ञानी जी का स्थान अजमेर जिला में है। 
२--रेवासा के रेवालसर पहाड़पर नाभा जी की गढ़ी 
है। ३--पृष्कर राज्य हनुमानघाद ४--बराटा ग्राम, 
जिला सागर । ये अग्र जी के शिष्य थे | 

२६--गोविन्ददास की द्वारा गादी--लोहानगर, जयपुर, सेखावटी मे है। 
ये अग्र के शिष्य नाभा के शिष्य थे | रेबासा में भी 
इन्ही की गादी है। सवग्रथम “भक्तमाल?” श्रोता यही थे | 

३०--कमचन्द की द्वारा गादी--रेवासा ग्राम, जयपुर | ये अ्रनन्तानन्द के 
शिष्य थे | 

३१०-कालूनयना की द्वारा गादी--मेड़मोमना ग्राम, जोधपुर (मारवाड़) | 
ये पूर्शबेराठी जी के शिष्य थे । “दोह्या-मालिका? इनका 
प्रसिद्ध अन्थ है । 

२२०-लाहारास की द्वारा गादी--खाटुखण्डेला आम, करोली रियासत | ये 
टीला के शिष्य थे | 

३३--हनुमान हटठीले की द्वारा गादी--शेरगढ़ के पास अलवर राज्य मे 
महदी स्थान मे है। ये अग्र के शिष्य थे । 

३४--त्यागी जंगी जी की द्वारा गादी--पटियाला, पजाब मे है। प्रयाग मे 
भूसी में त्यागी जी की गुफा है । 

२५--अलखराम की द्वारा गादी--अ्रह्मा शहर, हनुमानगढ़ी | ये योगानन्द 
के शिष्य थे । कामरूपकामाक्षा स्थान में अलख गुफा 
उन्ही की है | 

२३६--श्रीरामरमानी जी की द्वारा गादी--१--जोशधपुर जिला में मेड़ता । 
२--शुनोरा वत्स बन, ब्रज । ये श्रग्रदेव के शिष्य 
खेमदास के शिष्य थे । भक्तमाल ११६ छप्पय (पृष्ठ 
७३३) में ये राजारामरयन जी के नाम से विख्यात हैं । 


कुछ प्रसिद्ध द्वारा भादियों की गुरु-परम्परा 
गलतागादी की शुरु-परम्परा (स० १६७७ तक)---१--रामानन्द 
२---अनन्तानन्द ३--इष्णदास ४--कोल्ह जी ४--छोटेकृष्णदास ६---विष्या- 
(--भी वैष्णवमताब्जभास्कर, स० प० रामटइलदास जी के परिशिष्दांग में उद्धृत । 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ २०१ 


दास ७--नारायणदास ८--हरिदेवाचार्य ६--रामप्रपन्नाचार्य १०--हरियाचार्य 
११--अ्रियाचार्य १२--जानकीदास १३--रामाचार्य. १४--सीतारामाचार्य 
१५०-हरिप्रसादाचार्य १६--हरिबल्लभाचार्य १७--हरिशरणाचाय ( सं० १६७७ 
वि० में वर्तमान ) । 

प॑० रामठहलदास के अनुसार यह परम्परा सं० १६१८ में पयहारी जी से 
कील्ह को मिली, बाद मे आचायों के नाम जुड़ते गए। यहाँ रामानन्द जी के 
पूर्व की परम्परा छोड़ दी गई है । 

रेवासा गादी की गुरु परम्परा--१--रामानन्द २--अनन्तानन्द 
२---कझष्णुदास ४--श्रग्रदास ४--विनोदीस्वामी ६--ध्यानदास ७--रामचरणुदास 
८---बालकृष्णदास ६--सुखरामदास १०--रामसेबकदास ११--केशवदास 
१२---जानकीदास १३०-सहजरामदास १४--मगीरथदास १५४-- रामानुजदास 
१६--चत॒भुज-रामानुजदात १७--जगन्नाथाचार्य ( स० १६७७ कार्तिक कृष्ण 
१२ रविवार में वर्तमान ) | 

इस परम्परा को सर्वप्रथम स० १७३४ में बालअ्रली ( बालक्ृष्णदास ) ने 
लिखी । बाद के श्राचायों के नाम पीछे जोड़े गए--प० रामठहलदास | 

बालानन्द जी के स्थान की गुरु-परम्परा--सं० १८८० वि० की लिखी- 
१०“-रामानन्द २--सुरसुरानन्द ३--करेबल्लानन्द ४--विमलानन्द ४--रामसुधीरा- 
नन्‍द ६--भावानन्द ७--श्रनभयानन्द ८--विचित्रानन्द ६०-“-विमलानन्द 
१०--ब्रह्मानन्द १ १--त्रजानन्द १९--बालानन्द १ ३०-गोविन्दानन्द १४--गेंभीरा 
नन्‍द १४--सेवानन्द १६--रामानन्द १७--ज्ञानानन्द १८-“माधवानन्द 
१६--रामकृष्णानन्द | 

( वैष्णव शारंगदास द्वारा विरचित ) 

'ल्श्करी वंश! की मूल गादी यही है। इनकी शिष्य-परम्परा बढ़ी ही 
व्यापक रही । 

सक्षेप में दी इस परम्परा के विस्तार का कुछ आभासमात्र नीचे की तालिका 
मे दिया जा रहा है| 

अनभयानन्द के शिष्य--१--अ्रखश्डी २--हाथीराम ३--दामोदरदास 
४--तुहीराम ५--सिद्धबावा ६--मौनीजी--जगजीत ७--मोटेसिद्ध जी 
८“-गिरनारी ६--बाघम्बरी १०--श्यामानन्द ११--विचिन्रानन्द | 


हाथीराम की शिष्य-परम्परा--( वेकट्देश, दक्षिण में मूल भादी ) 
१--गिरिधरदास २--भक्तराम ३--लच्छीराम ४-- हरिदास ४--गोवद्धनदास 


२०२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


६---तुलसीदास ७--आत्माराम ८--हरीराम ६£--जानकीदास १०--गोवद्धंनदास 
११--सेवादास १९--धर्मदास १३--भगवानदास १४--महाबीरदास १५६--राम 
किशोरदास १६--प्रयागदास । 

अनभयानन्द्‌ की दूसरी शिष्य-परम्परा--अ्रनभयानन्द--विश्वम्भराननद-- 
रामलला | 

रामलला की शिष्य-परम्परा--क ( नरघोधी गादी ) हरिकृष्णदास--- 
बृजनन्दन दास--अ्रलखराम--जयकरण दास--रघुनाथ दास--भगवान दास+- 
रामप्रकाश--अगरदास---रामलोचनदास । 


ख--तस्मैया बाबा मठियानी स्थान--भक्तराम--जयकृष्णुदास--बनवारी-- 
रामरक्षा दास--लल्लितदास--देवादास--लखननारायण दास | 

ग--मिरजापूर की गादी--रामलला---लक्ष्मीराम दास--नन्दराम दास--- 
सगवानदास रामप्रसाद दास--अयोध्या दास--लक्ष्मण दास--गोपाल दास-+- 
रामचरण दास--देवा दास--श्रानन्ददास । 

घ--रामपट्टी गादी--रामलला--पूर्ण दास--रामचरण दास--दयाल 
दास--तिलक दास--जगन्नाथ दास--बलदेव दास--नरसिंह दास- टीकम 
दास--सत्यदेव दास--मनमोहन दास । 

इसी प्रक्रार बसइया, बनवारी पट्टी, रायपुर, मुरदिया में रामलला जी के ही 
शिष्यों की गादियाँ हैं | 

मटियानी से व्याही, बिड़रक, सिमरदेही, ब्रिशनपूर, निपनियां और पुखरौनी 
आदि स्थानों में गद्दियाँ स्थापित हुईं । अवध, मिथिला, पजाब, गुजरात आदि 
मे भी इस वश की गादियाँ स्थापित हैं। 'लश्करी-वश परिचय” ग्रन्थ भे पँ० 
रामटहलदास ने इनका बड़े विस्तार से वर्णन किया है। अ्रनावश्यक समझ कर 
यहाँ उन सबका उल्लेख नहीं किया जा रहा है | 

डाकोर की गुरु-परम्परा--श्रप्रदेव--छोटेरामकिसन जी--आ्रात्मप्रसन्न- 
दास--रामप्रपन्न दात--हृदयराम जी---केशवदास---मसगवान दास--बालक दाख-- 
मस्तराम--देवादास--जरूनी दास--सरयू दास--सियाराम दास--कौशल्या दास- 
बलदेव दास | 

कूबा जी की द्वारा गादी--रामानन्द--सुरसुरानन्द--माधवानल-- 
गरीबानन्द--लक्ष्मी दास--गोपाल गुगरिया--नरह॒रयानन्‍्द--केवल कूबा-- 
दामोदर दास--दरीदास--हरिभक्तराम--प्रहाद दास--कनीराम दास--भागवत 
दांस--नरसिंह दास | ह 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ: २०३ 


टीला जी की गादी--( खेलना, भोलास, जयपुर ) 

कृष्ण दास--टीला--लाहाराम--अ्रगद परमानन्द--गोदा[वरी दास--भागी- 
रथ दास--क्षेमदास--रामदास--छुबीलेदास--गोबर्दधध दास--जानकी दास--- 
सहजराम---मंगलदास--भरतदास--मथुरादास--दामोद्र दास--गोकुलदास 
नारायण दास | 

रामानन्द-सम्प्रदाय मे गलता, रेवासा, बालानन्द जी का स्थान, डाकोर, कूबा 
जी की द्वारा गादी तथा टीला जी की गादी आदि सर्वप्रमुख गादियों हैं । इन्ही 
की शिष्य-परम्परा सारे भारत मे फैली हुईं है । इनमे से एक-एक का परिवार 
इतना विस्तृत है कि उसका पूर्ण क्या थोड़ा सा परिचय भी यहाँ नहीं दिया ना 
सकता । यह परिचय कोई विशेष महत्व भी नहीं रखता । नामावली को भश्रपेक्षा 
सम्प्रदाय पर पड़े प्रभावों का यदि अध्ययन कर लिया जाय, तो व्यक्तियों के 
ग्रध्यपन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती | इसलिए अब हम रामानन्द- 
सम्प्रदाय पर पड़े अन्य सम्प्रदायों के प्रभाव का ही अध्ययन करेंगे । इसी सम्बन्ध 
में इस सम्प्रदाय से संबद्ध-शाखाओं तथा सम्बद्ध पथों का भी अध्ययन किया जा' 
सकता है। 


रामानन्द-सम्प्रदाय पर अन्य सम्प्रदायों का प्रभाव 
रामानन्द-सम्प्रदाय और योग 


तपसी शाखा--गत पृष्ठो मे रामानन्द-सम्प्रदाय के विस्तार का इतिहास' 
प्रस्तुत करते समय हमने देखा है कि योग ने इसे प्रारम्भ से ही प्रभावित करना 
श्रारम्भ कर दिया था | नाभाजी कृत 'भक्तमाल? तथा “रसिक प्रकाश भक्तमाल? 
दोनो ही ग्रन्थो से यह स्पष्ट हो जाता है कि गलता में रामानन्द-सम्प्रदाय की 
सर्वप्रथम गादी नाथपंथियों को यौगिक चमत्कारो से परास्त कर कृष्णदास पय- 
हारी जी ने स्थापित की थी। अगोछी में आग की धूनी उठा लेना, योगियों के 
महन्थ को गधा बना देना तथा योगियों की म॒द्राओं का अपने श्राप निकल कर 
पयोहारी जी के समक्ष एकत्रित हो जाना आदि चमत्कार उनके योग-बल से ही 
संभव हुए, होंगे | फिर यह ग्रश्न उठ सकता है कि पयोहारी जी को यद्द योग मिला 
कहा से १ क्‍या अनन्तानन्द ने भी योगसाधना की थी और वही पयोहारी जी को 
गुरु-दीक्षा रूप में दी थी अथवा पयोहारी जी ने स्वय ही नाथपथियों के सम्पके 
में आकर उन्हें परास्त करने के लिए योग में भी सिद्धि प्राप्त कर ली १ जहाँ तक 
पता है अनन्तानन्द की भक्ति विशुद्ध वैष्णवी भक्ति थी। योग मे उनकी रुचि, 


२०४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


नहीं थी । 'हरिभक्तिसिन्धु बेला! ग्रन्थ, कहा गया है, विशुद्ध वैष्णवी-भक्ति से 
परिपूर्ण है । हाँ, उनकी सिद्धि की चर्चा श्रवश्य ही आधुनिक रामानन्दी विद्वानों 
ने की है। अतः अनन्तानन्द से पयोहाारी जी को योग न मिला होगा । पयोहारी 
जी, नाभादास के अनुसार, राजपूताने के दाहिमा ( दाधीज्य ) बआह्मण थे । 
राजपूताने में विक्रम की १४ वीं-१६ वी शताब्दी तक कनफटे योगियो का पर्याप्त 
प्रभाव था | अतः वहाँ की जनता का उनसे प्रभावित हो जाना असम्भव नहीं । 
पयोहारी जी पर बाल्यावस्था में इन नाथपंथी साधनाओं आदि के स्पष्ट संस्कार 
भी पड़े ही होगे । उन्होंने अनन्तानन्द से वैष्णव-घर्म में दीक्षा प्राप्त की थी 
अवश्य, पर संस्कारगत योग से वे मुक्त न दो सके होंगे | नाथपंथियों को हटा 
कर जब अपने सम्प्रदाय की गद्दी स्थापित करने का प्रश्न उठा होगा, तो उनका 
यह संस्कार और भी प्रबल हो उठा होगा । 

इस संबंध में ध्यान देने की एक बात और है। पयोहारी जी ने अपने 
दो प्रमुख शिष्यो-कील्ह और अग्र-मे कील्ह को ही गलता की गादी का अधिकारी 
बनाया, अग्र को नही | कील्ह की प्रद्धत्ति योग की ओर अधिक थी । नाभादास के 
अनुसार उन्होंने भीष्मपितामह की भाँति मृत्यु को स्ववश कर लिया था। 
इन्होंने साख्य और योग दोनों शात्रो के सिद्धान्तों का सुदृढ़ अ्रनुभव प्राप्त 
कर लिया था | प्रियादास ने इनके और-और यौगिक चमत्कारों का वर्णन भक्त- 
माल की ठीका में किया है | इससे स्पष्ट है कि पयोदारी जी ने कील्ह की इन्हीं 
सिद्धियों से प्रभावित होकर अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी इन्हें बनाया होगा | 
नाथपथियों की दृष्टि गलता की ओर लगी ही रही होगी | वे उसे हस्तगत भी 
कर लेना चाहते द्वोंगे | कोल्ह ने वहाँ रह कर पयोहारी जी के उद्देश्य को पूरा 
भी किया। स्वय योग-निष्णात तो वे थे ही, अपने शिष्यों को भी उन्होंने योग 
का भरपूर शान कराया | नरबर गढ़ के कछुबाहा राजा आसकरन उनके शिष्य 
थे, मथुरा के राजा मानसिंह क यहाँ उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाया ही जाता था। 
इससे स्पष्ट है कि राजस्थान के राजन्य बर्ग पर इनका बहुत ही प्रखर प्रभाव था | 
नाथपथी योगी इनके विरोध भे सिर उठा नहीं सकते थे । 

कील्द जी के शिष्य द्वारकादास ने कील्ह की परम्परा को और आगे 
बढ़ाया । श्रष्टाग योग में ये पूर्ण निष्णात थे | कूकस आम से बहुत समय तक 
ये नदी के जल में ड्डब कर ध्यानस्थित रहे । घर-द्वार से इन्हें पूर्ण विराग था। 


१--खेंद है, भ्रप्रकाशित दोने के कारण यद्द भ्थ लेखक को मिल नहीं सका । 
२०**भकक्‍तमाल, नाभांदास, छुप्पय ४०, 2० २०६ | 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ, २०५४ 


कील्ह के ये बड़े कृपा पात्र थे, अत. उन्हीं की कृपा मे इन्होने माया का भी विनाश 
कर दिया | नाभा जी का कहना है कि श्रष्टागयोग? तन त्यागियों द्वारिकादास 
जाने दुनी |? द्वारकादास ने अ्रष्ठाग योग के माध्यम से शरीर त्याग किया, यह 
सारा संसार जानता है | 

इस प्रकार पयोहारी जी की शिष्य-परम्परा में भक्ति के साथ-साथ 
योगाभ्यास भी होने लगा । धीरे-धीरे रामानन्दी वैष्णवो की एक शाखा मे योग- 
साधना का पूरा समावेश हो गया । यह शाखा 'तपसी शाखा? के नाम से विख्यात 
हुईं और इस शाखा के साधु तपस्वी महात्मा के नाम से पुकारे जाने लगे | आज 
भी राजस्थान, पंजाब आदि में तपस्वी महात्माश्रो का बाहुलय है। अखाड़ो के 
नागा प्रायः इसी शाखा के अन्तर्गत आते हैं | इन्हे कभी-कभी “अवधूत? भो कहा 
जाता है और इस शाखा को अ्रवधूत-मार्गी-शाखा | 

तपसी शाखा के प्रमुख ग्रन्थ--तपसी-शाखा क॑ मूल ग्रन्थ हैं :--सिद्धा- 
न्तपठ्ल, रामरक्षा स्तोत्र और योगचिन्तामणि | ये सभी भन्थ रामानन्द स्वामी 
द्वारा विरचित कहे जाते हैं| रामानन्द स्वामी के नाम पर प्रचलित ग्रन्थों को 
प्रामाणिकता की पूरी जॉच करके हमने पीछे यह सिद्ध किया है कि ये ग्रन्थ स्वामी 
रामानन्द जी कृत नहीं हैं, फिर भी 'तपसीशाखा” के मूल सिद्धान्त इनमे निदह्चित 
हैं। इसे अ्स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन अ्न्धों मे भक्ति और योग का 
समन्वय सत्र ही दृष्टिगत होता है। 

सिद्धान्त-पटल का विषय--सिद्धान्त पटल में निम्नलिखित विषयो का 
समावेश किया गया है । 

१--रामानन्द स्वामी की पचमात्रा--सेली, सिंगी, लगोदा, कोली, रूणडा, 
चबर, कुझ्ली, कड़ा, सुमिरनी, माला, शख, तुम्बी, गूदरी, मोरचग, कलगी, 
आदि साथु-वेष के सम्बन्ध में, चककू, चक्मक, गोपीचन्दन, फरसी, गुप्ती, खड़।ऊ 
कण्ठ का द्वीरा, कान की कुंजी आदि योगी की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में, इस 
पंचमात्रा मे चर्चा की गई है । २--आसनमंत्र ३--कणठी हीरामत्र ४--कुंचीम॑त्र. 
५---चीपियामत्र ६---मृगछाला मत्र ७--वैराग्यआ्राभूषणमत्र ८--श्रीधारण करने 
का मत्र, ६--छुछीमंत्र, १०---अ्रलफ्रीमंत्र, ११--सनकादिकमत्र १२--कुंचीमंत्र 
१३ -- निरन्‍जनतारकमन्न, १४--कायाधामक्षेत्र १५--सिन्दूर चढ़ावनमत्र १६-- 
वेराग्य बीजमञ्न, १७--अ्रमर बीजमन्र १८--रह्मतारकमत्र १६--यजल्ञोपबीतमन्न 
२०--जटामंत्र २१--कामघेनुमन्र २२--परसुरियाकामधेनु मत्र २३--चूलाचेता- 
वनमंत्र २४--जानकीजुगलभण्डार मंत्र २४०-लद्टमीमत् २६--भणडारमंत्र 


२०६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


२७--विल्कमत्र २८--प्रसादीमत्र २६--भागवतीमंत्र ३०--कुरलामंत्र ३१--- 
हीरामंत्र १२--द्वितीय हीरामत्र ३३--यशोपवीत धारण मंत्र ३४--स्कन्द पुराण 
का यज्ञोपवीत लक्षण ३४--यशोपवीत चढ़ावनमत्र ३६--यज्ञोपवीत शुद्धि-मन्र 
३७--बाधम्बर चिन्तामर, मगछाला मत्र रे८--धूनीपानी मत्र ३६--पचधूनी- 
मन्न ४०--सप्तधूनीमन्न ४१--धूनीप्रदक्षिणमत्र॒ ४२--ह्वितीय पच्॒ धूनीमत्र । 
४३--स्वाह्ममत्र ४४--शखबीजमंत्र ४४--हट्वितीय चीपियामत्र ४६--गुरुरामा- 
नन्‍्द जी का वेरागबीजमत्र ४७--भस्मगायन्नी ४८--भस्मगायन्नी ४६--विभूति 
पलटनमन्न ४०---लगोटी आड्बद मतन्र। ४१--कलगी कपाली, अचलाबीजमनत्र । 
४२--मोलीमत्र ५३--अन्नपूर्णाबीज मत्र | ५४--सम्परदायमत्र ५५४---तुलसी- 
बीजमत्र ५६--तुम्बाब्रीनमंत्र ५७--कठारीमत्र ५८--शुरुब्रीजम त्र १६---राम- 
बीजमन्न ६०--विष्णुवैराग्य बीजमत्न ६१-म्लाक्तकामत्र | ६२---सगुदाप्रत्ञालनमन्न 
६३--शुदाशुद्धिमंत्र ६४--बनसज्यामन्र । 


हक 


इस ग्रन्थ से स्पष्ट है कि यह अवधूतमार्ग (इस ग्रन्थ के श्रन्त से 
लिखा भी है “इति श्री गुरु रामानन्द जी कृत सिद्धान्तपठल अवधूतमार्ग सम्पूर्ण? ) 
का प्रमुख अन्ध है। अवधूतमार्ग” की विचारधारा पर यह ग्रन्थ पर्याप्त प्रकाश भी 
डालता है । इसम एक ओर उन सामग्रियो का बन किया गया है, जो वस्ताभूष- 
णादि के रूप में नाथपथी योगियो द्वारा धारण की जाती थी जैसे-सेली, सिगी 
कंजी, कड़ा आदि, ओर दूसरी ओर नाथपंथी पारिभाषिक शब्दावली-हसा, शब्द, 
अगम, सोहम्‌, पिएड, अजरा, सतगुरु, निर्गंण, निरन्‍्जन, विभूति, अलख, गगन, 
अजपाजाप, अष्टकमल, त्रिवेणी सेज, चन्द्र, सूथं आदि के अतिरिक्त नवनाथ 
चौरासी सिद्धो आदि की भी चर्चा की गई है | साथ दी इस ग्रन्थ में माला सुमि- 
रनी, तिलक, गायत्री, हनुमान की पूजा, शाल्षग्राम, यज्ञोपवीत, रामलच्मण, 
जानकीमाता, ब्रह्माविष्णुमहेश्वरादि देवता, असादी, कठी, शख, सम्प्रदायमं॑त्र, 
आदि का भी पयांत मात्रा मे प्रयोग मिलता है । वैष्ण॒वों को गुरु बोजमंत्र का 
जाप करना चाहिये, इससे यम का बन्धन कठेगा और भक्त को बैकुण्ठ मिलेगा ।? 
ऐसा भी आदेश इस ग्रन्थ मे दिया गया है | ठाकुर जी का टहलमाहात्म्य भी इस 
ग्रन्थ के अन्त में वर्णित है | इस प्रकार कद्टा जा सकता है कि स्वामी रामानन्द्‌ 
जी की कृति न होने पर भी इस ग्रन्थ का एक अ्रदूधृत एव अद्वितीय महत्व है | 
'इसमे निश्चित रूप से योग ( नाथपथी ) और वैष्णवीमक्ति का समन्वय किया 
गया है | इस प्रयास की अवहेलना नहीं कीं जा सकती | 


योग चिन्तामणि--इस ग्रन्थ में योग की ही चर्चा विशेष की गई है 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ २०७ 


यह ग्रन्थ अप्राप्य है। इसका विशेष प्रचार भी नहीं दिखलाई देता | कम-से-कम 
अवध के श्री रामानन्दीय वैष्णवों मे तो इसका प्रचार है ही नहीं, इतना मै अपने 
व्यक्तिगत अनुभव के बल पर कह सकता हूँ | इसका एक प्रमुख कारण यह है 
कि इस ग्रन्थ में योग की चर्चा प्रधान है | १० रामचन्द्रशुक्ल ने 'हिन्दी साहित्य 
का इतिहास?* नामक अन्थ में जो पद योगचिन्तामणि? से उद्धत किया है, वह 
'तो शत-प्रतिशत योग-सम्प्रदाय से ही प्रभावित है। काया, कटक, नाद-विन्द, 
सतगुर, अष्टद्ल-कमल, हसा, सरोवर, शब्द, सुरत, सयल, आत्मा का महल आदि 


अनेक शब्द नाथपथियो के ही हैं | 


श्री रामरक्षा स्तोत्र की एक प्रति मुझे श्रवध, लक्ष्मण किला से 
प्राप्त हुई है । उसमे योग का प्रभाव स्पष्ट ही देखा जा सकता है। सन्ध्या, 
निरजन, नाद, सुधुम्ना, पचमुद्रा, खेचरी-भूचरी, अगोचरी, उनमनी, चाचरी, 
पिंक ( पिए्ड ), जिकुटी, अलख, अ्रष्टद्ल कमल, विन्दु, सतगुरु आदि शब्द 
यहाँ प्रचुरमात्रा मे मिल जाते हैं । लक्ष्मण, जानकी, हनुमान और राम का भी 
बीच-बीच में नाम आरा गया है। भाषा वैसे सामान्यतया बड़ी ही निम्नकोटि की 
है | फिर भी बीच-बीच मे सस्कृत का भी प्रयोग मिल जाता है । रचना वस्तुतः 
रामानन्द जी की नहीं है | 


निष्कषे--इन तीनों ही ग्रन्थों में सिद्धान्त-पटल! अवधूत-मार्ग का 
सर्वप्रिय अन्थ है | इसका प्रचार भी पर्याप्त है। अतः तपसी-शाखा के विचारों का 
इसमे पूण प्रतिनिधित्व हुआ है । योग और प्रेम का इसमे बड़ा ही सुन्दर 
समन्वय हुआ है। रामानन्द का सिद्धान्त विशुद्ध प्रेम पर बल देता था और इस 
प्रेम को लेकर ससारु्षेत्र में आने वाले यात्रियों ने वातावरण के अनुकूल उसे 
दढाला भी । नाथपंथ और रामानन्द की प्रेम-भावना को समेट कर आगे बढ़ने 
बाली 'तपसीशाखा? का प्रयास बहुत कुछ इसी प्रकार का था | बहुत सभबव है 
ऐसा ही उदार दृष्टिकोण लेकर कबीर ने तपसी-शाखा के महात्माश्रों का भी 
मार्ग-प्रदर्शन किया हो | स्वय रामानन्द मे ही ये प्रबृत्तियाँ समवेत हो गई हो, 
इसके दृढ़ प्रमाण नही मिलते | जो कुछ भी सामग्री श्रब तक प्राप्त हो सकी है, 
उससे स्पष्ट ही वे विशिष्टाद्वैत मतानुयायी विशुद्ध वैष्ण॒व प्रतीत होते हैं । 

रामानन्द-सम्प्रदाय के अखाड़े इसी शाखा के अन्तर्गत आते हैं, किन्तु 
उनका वर्णन हम इसी श्रध्याय मे आगे चल कर करेंगे | 


१--रामचन्द्रशुक्ल, “हिन्दी साहित्य का श्तिहयस! 7० १२२ । 


स्न्य रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


२---रामानन्द-सम्प्रदाय और माधुयभाव 
रसिक-सम्प्रदाय या सखी-सम्प्रदाय 

सक्षिप्त परिचय--रामानन्द-सम्प्रदाय मे माधुर्यंभाव का प्रवेश कब ओर 
किसके द्वारा हुआ, यह निश्चित्‌ रूप से नहीं कहा जा सकता। नाभादास ने 
'भक्तमाल”ः मे किसी रामानन्दी भक्त को स्पष्ट रूप से साधुर्योपासक नही; 
कहा है। रामानन्द के सभी शिष्य उनके अनुसार 'दशधा भक्ति? में निष्णात 
थे | कुछ लोगों का अनुमान है कि भक्ति की यह दशवीं प्रणाली कदाचित्‌ 
प्रेमामक्ति है। कबीरदास ने अपने को प्रियतम राम की “बहुरियाः कहा 
भी है। तो क्‍या यह अनुमान कर लिया जाय कि कबीर माधुयं-भाव के 
उपासक थे? किन्तु, कबीर ने तो अपने को 'राम की कुतिया! भी कहा 
है। फिर कन्नीर के श्वगार और सूरदास के श्टगार मे अन्तर भी है। सूर 
का शृंगार उनके लीलावाद” का एक अ्रंग था, किन्तु कबीर का श्रृंगार 
हृदय की प्रियतम भावनाश्रो में भगवान्‌ को बॉध लेने के प्रयास-स्वरूप था। 
अतः उनका श्रृंगार सर्वत्र मर्यादेत ही रहा। इसी प्रकार रामानन्द स्वामी के 
अन्य शिष्यों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। उनकी भक्ति में अनुभूति 
की तीत्रता अवश्य थी, पर यह तीत्रता मर्यादासगत थी | ठुलसीदास की रचना 
में गीतावली के उत्तरकाण्ड से सूरदास के अनुकरण पर कुछ श्शगार आ गया है, 
पर उसमे “गोप्य केलि!? को कोई स्थान नही है। जहाँ तक पता है मध्ययुग से 
केवल मानदास ऐसे भक्त थे जिन्होंने रघुनाथ की गोप्यकेलि प्रकट की थी* । 
यद्यपि उन्होंने रामायण और हनुमन्नाटक की सभी रहत्योक्तियों का वर्णन भाषा 
में किया था, फिर भी कौशल्ेन्द्र के चरणों मे उनका अनन्य दास्यभाव भी था। 
किन्तु इससे यह अनुमान तो किया ही जा सकता है कि मध्ययुग में ही राम 
भक्ति में शंगार का भी प्रवेश हो चुका था और प्रियादास के सादुय पर यह भी 
कहा जञा सकता है कि स्वय नाभादास जी के समय में सखी-भाव का भी प्रवेश 


१--गोप्य केलि रघुनाथ की मानदास परगठ करी ॥ 
करुणाबीर सिंगार आदि उज्जवल रस गायो । 
परडपकारक धीर कवित कविजन मन सायो || 
कौसलेस पद-कमल अननि दासत अत लीनोौ । 
जानकी जोवन सुजंस रहत निसिदिन रंग भीनो ॥ 
रामायन नाटक की रहसि उक्ति भाषा घरी । 
गोप्यकेलि रघुनाथ की मानदास परगट करी ॥ 
--भक्तमाल, पृ० ७७५४ 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएं २०६ 


रामानन्द-सम्प्रदाय में हो चुका था। नाभादास को व्रियादास ने नाभाश्रली? के 
नाम से भी अमिहित किया है ।* 

रामानन्द-सम्प्रदायान्‍्तगंत रसिक-सम्प्रदायः के प्रसिद्ध विद्वानू महन्थ 
जीवाराम ( चिराद, छुपरा ) ने अपने ग्रन्थ 'रसिक-प्रकाश भक्तमाल? मे अपने 
सम्प्रदाय का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत किया है। यह ग्रन्थ वि० की उनन्‍नीसवी 
शताब्दी के अत और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ की कृति है। ये ग्योध्या के 
प्रसिद्ध महन्थ तथा राम-भक्ति मे श्रृंगार के प्रथम प्रचारक जानकीघाट, अयोध्या 
के महात्मा रामचरणदास के शिष्य थे | 

'रसिक प्रकाश भक्तमाल”? के अनुसार रामानन्द स्वामी के दादा शुरू 


हर्यानद जी के 'सदाचार मे रसिकता? वर्तमान थी ।* राघवानन्द जी थे तो 
हर्यानन्द के शिष्य, पर शिव को उन्होने अपना गुरु मान लिया था। उन्होंने 
हनुमानू जी (सीता जी की चारुशीला सखी के अ्रवतार ) से इनका 
सम्बन्ध कराया ओर रसिक-सम्प्रदाय चलाने की इन्हे आज्ञा दी | शकर की 
आज्ञा का राघवानन्द जी ने मलीभाति पालन भी किया । उन्होंने कराल काल को 
जीत कर रामानन्द को अपना शिष्य बनाया । फिर तो प्रगटी भक्ति अ्रनादि 
अवध गोपुर स्वच्छुन्दाःः | गुरु ने रामानद को रसिक-रीति देकर सम्प्रदाय का 
कितना उपकार किया १ 


रामानन्द जी के द्वादश शिष्यो मे अनन्तानन्द जी बड़े ही श्गारी थे | 
इनके सम्बन्ध में जीवाराम जी ने लिखा है:--- 
“रसिक समाधी प्रबल कृपा उरदाह लहे है । 
जनक लली के क्ृपा-रास-रस पूरि रहे है ॥ 
आखू चलत समाधि में अदभुत गति विरही लहे ।”* 
आगे अनन्तानन्द जी को 'मानसीछुविसरसी का मराल” और चारुशीला का 
रूपोपासक कहा गया है | अनन्तानन्द जी के शिष्यो में कृष्णुदास पयोहारी ने 
योग और श्यगार दोनो का ही अपने में अद्भुत समन्वय किया था। १२ वर्ष 
तपस्या करके इन्होने सीता जी के दशन ग्राप्त किये थे। अष्टयामीय सेवाभाव के 


१->मक्तमाल, रूपकला, १०३९१, कवित ५। 
२--रसिक प्रकाश मक्तमाल, छुप्पय 8, ए० १०। 
३-वही, डप्पय १०, एष्ठ १०। 
४-“रसिक प्रकाश भमक्तमाल, द्धप्पय १०, ६० १०। 
४--बही, छुप्पय ११ । 

१४ 


२१० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


ये प्रचारक भी कहे गए है | पयोहारी जी के दो प्रमुख शिष्य हुए. कील्ह 
ओर अग्न । 

कील्ह दास मूलत- योगी थे । फिर भी वे 'रासविहार निरत” रहा करते 
थे | कील्ह की परम्परा म॑ लघुकृष्णुदास ( साधुसेवी ) के शिष्य विष्णुदास के 
शिष्य नारायणदास थे, जिन्होंने 'रघुपतिरहस्यग्रदीषिका? ग्रन्थ की रचना की थी। 
इन्हीं के शिष्य हृदयदेव के शिष्य रसिकशिरोमणि” मधुराचार्य जी थे | श्रग्रदेव 
के समान ही इन्हे रस-रीति के प्रचारक द्ोने की ख्याति मिली थी | श्वगार रस 
की शास्त्रीय व्याख्या भी इन्होंने अपने ग्रन्थ 'सुन्दरमणि संदभ? मे की है। 

अग्रदेव को “अग्रञली? या अग्रस॒हृचरी भी कहा गया है। इनकी पद- 
रचना वात्मीकि के समान ही होती थी । इन्होने रैवासा में जानकी-बल्लभ की 
रहस्य-रीति की उपासना की थी और रगमहल तथा अनेक ऊकंतो का निर्माण भी 
कराया था | इन्हें लेखक ने चन्द्रकला-सखी का उपासक बतलाया है । ये रस- 
सम्प्रदाय के प्रथम आचाय माने गए है । 'रसिक्रप्रकाश भक्तमाल? के टीकाकार 
जानकीरसिकशरण का कथन है कि इन्होंने “केलि कुंज वासिनी मनोजरतिनासिनी 
के प्रथम समागम के स्वच्छ पद गाये हैं ।” भक्ति, रसिकता, दम्पति-विज्ञास श्रौर 
रस-सागर की ये नौका थे। अग्नदास के “अरष्टयाम?, श्वगाररस-सागर?, ध्यान 
मजरी?, 'पदावली?”, 'कुण्डलियाँ” आदि पंथ प्रविद्ध हैं।! स० १६३२ बि० के 
स्तगभग इनका वर्तमान रहना माना जाता है । 

इन्ही अग्नदेव के शिष्य थे नाभादास जिन्हें नाभाअ्र॒ली? भी कहा गया हे। 
इन्होने अ्रष्टयाम”, 'भक्तमाल” आदि ग्रन्थो की रचना भी की थी। अग्म की 
'परम्परा को नाभा जी ने और भी आगे बढ़ाया | कहा गया है ये 'युगल-उपासना? 
के रसस्‍्थ को भलीमभॉति जानते थे | इनका आंवर्भाव-काल सं० १६५४७ वि० 
माना गया है। अग्रदास के चरण-चचरीक कुछ और भक्त हो गए. हैं, जिन्होंने 
आंगार-रस की अनक प्रकार से अभिवृद्धि की। इन भक्तों में बालअ्रली, 
रूपअली, मधुराचार्य, हर्यांचाय, रामसखे, रामदास गूदर, रामप्रसाद, भेंम सखी, 
चित्रसिन्धु तथा रघुरवशरण आदि प्रमुख हैं। यों तो 'रसिक प्रकाश भक्तमाल? 
में शवाधिक माधुर्योपासक भक्तों के नाम दिये गए हैं और उनकी व्यक्तिगत 
विशेषताश्रों का भी लेखक ने बड़ी ही सूच्र्मता से विषेव्वन किया है, किन्तु यहाँ 
हम उनमें से कुछ प्रमुख भक्तों की ही विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकेंगे । ये 
सारी सूचनाएँ 'रसिक प्रकाश भक्तमाल? के आधार पर ही दी जा रही हैं | 


१--चढह।, दुृप्पय १४०१४५। 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ २११ 


सलूकदास--से अग्रस्वामी के शिष्य जगी जी के शिष्य तनतुलसीदास के 
शिष्य देवमुरारि के शिष्य थे | रामकथा में इनका अनुराग बाल्याबस्था से ही 
था | कभी-कभी रामलीला का भी ये अनुकरण करते रहते थे | लेखक ने इनके 
विषय में कहा है, जानकी जीवन रघुनाथ रघुनन्दन है राघों प्राण प्यारे यह बानी 
उरधारी है? | कहा जाता है एक बार मगवान्‌ ने इनकी गठरी इनके घर पहुँचा 
दी थी | तभी से ये विरक्त होकर देवमुरारी के शिष्य हुए। भगवान्‌ को इन्होने 
पान के बीडे का भी भोग लगाया था। ये अष्टयामीय उपासना में रात-दिन निरत 
थे। कहा गया है इन्होने तीन दिन तक गया मे छ्ूब कर जगन्नाथ जी तक की 
यात्रा की और वहाँ जाकर उनके दशन किए । 


केवल कूबा--द्वारागादियो का विवरण देते हुए इनके सम्बन्ध मे कुछ 
विशेष सूचनाएँ दे दी गई है | इनके बारह शिष्य थे | उनके नाम के अन्त में 
इन्होंने “कल्याण? शब्द रक्‍खा था, जैसे अधिकारी कल्याण, पुजारी कल्याण 
आदि | कहा जाता हे--रसिक प्रकाश भक्तमाल के मत से--मद्दाकवि तुलसीदास 
इन्हीं के गुरु भाई थे। यह परम्परा इस प्रकार दी जाती हे--- 

सुरसुरानन्द-गोपालदास-रघुनाथदास-नरहरिदास-क-केवलकूचा ख-तुलसीदास | 
तुलसीदास के सम्बन्ध में यह परम्परा कहाँ तक सही है, यह नही कहा जा सकता | 
फिर भी इसे स्वीकार करने में अनेक आपत्तियाँ है। पहली तो यह कि तुलसी- 
दास के सम्बन्ध मे किसी अन्य सूत्र से यह ग्माणित नहीं होता कि उनका 
बाल्यकाल राजस्थान में व्यतीत हुआ था, दूसरे यह कि जीवाराम जी ने भी 
तुलसीदास को केवलकूबा का गुरुभाई नहीं लिखा है। यह मठ उनके अन्थ के 
टीकाकार का है | सभव है तुलसीदास को भी गारी विद्ध करने के लिए. यह मत 
गढ लिया गया हो | कोई प्राचीन उल्लेख इस मत का समथन नही करता है। 

सूर किशोर--सूर किशोर जी की भक्ति वात्सल्य-भाव की थी। सियाजू 
इनकी कन्या के रूप में अवतरित हुई थी। मिथिला में मणिभूमि मे इन्होंने 
उपास्य स्थल प्रकट किया था । ये कील्ह स्वामी के पौचन्-शिष्य थे | रात-दिन ये 
लली-लाल को रिभ्ाते और उन्हीं का गुणगान किया करते थे | इन्होने अवध, 
कामदगिरि ( चित्रकूट ) तथा जनकपुर में बहुत समय तक निवास किया था | 
हनुमान्‌ की कृपा से उन्हे 'लली” के दर्शन हुए थे | उन्होने विदेहराज जनक की 
भॉति सीताराम का विवाह किया था। कमलानदी के तठ पर राम का ये सजन 
किया करते थे, वहीं 'छुख भेंघ” की इन पर दृष्टि हुईं थी | अ्रवध में ये अधिक 
नहीं रह सके थे | इन्हे 'लली? का सकोच असझ्य था, अतः अन्त में ये मिथिला 


२१२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


में रहने लगे। इन्होंने अनेक सुन्दर-सुन्दर पदों की रचना की है। मिथिला-विलास' 
की रचना सं० १८६५ वि० मे इन्होने की थी । 

प्रयागदास ( प्रागदास )--सूरकिशोर के शिष्य, किन्तु सख्यभाव के 
भक्त थे | ये चित्रकूट में रहा करते थे | राम को इन्होंने अपना बहनोई माना 
था। ये सभी को सखा कह कर पुकारते | किसी पशिडत से यह सुन कर कि राम 
बिना पनही पहने ही बन चले गए, इन्होने पनही खरीदी और चित्रकूट जाकर 
“लाल? को दूढा | वहाँ उन्हें न पाकर ये पचवटी गए और वह पनही अपने 
सखा “राम? को पहनाई । अवध, प्रयाग, मिथिला, चित्रकूट इनके विहार-स्थल थे । 


बालअली--इन्‍्होने स्वप्त में अग्रस्वामी से रसिक-रीति पाई थी, अतः 
सदाचार में इनका अधिक विश्वास नहीं था | इनका नाम 'जनककिशोरीशरण” 
पड़ गया | इन्होने 'नेह-प्रकाश?, ध्यानमंजरी? श्रादि ग्रन्थो की रचना की है। 
पहले कभी इन्होने रामानुज-साष्य का श्रवण कर अद्दोबल गद्दी का चिन्ह घारण 
किया था, अ्रग्न के स्वप्त पर ये बदल गए | कुछ दिनो तक ये अवध, रामघाठ 
पर भी रहे । अन्त मे इन्होने रैबासा को अपना प्रधान निवास-स्थान बनाया | 
यही शशगार पर 'तत्वदीपिका? अन्थ का निर्माण हुआझ्रा | बालअली के शिष्य 
“रूपसखी? जी ने सखीभाव को व्यापक बनाया था। इन्होंने ७०० सखियाँ, यूथ, 
यूथेश्वरियाँ, मुग्धा, मध्या, प्रौढ्ा आदि सखियो के भेद भी किए. बालअली जी 
स० १७३५ वि० में वर्तमान माने जाते हैं ( प॑० रामटहलदास ) | 


मधुराचाय--मधुराचार्य जो सरस श्गार के उपासक थे | इन्होने 
रगमहल, केलिकुज आदि की कल्पना की थी । ये निमिवंशोत्पन्न तथा पयहारी 
रसिकेन्द्र के कृपा पात्र थे। इन्होने द्वादश वाषिक रास किया था | अनेक अन्थो 
की रचना करके इन्होने रास-पद्धति को पुष्ट किया था। रामायण का एक बहुत 
सुन्दर तिलक भी इन्होने लिखा था। इनके द्वारा आयोजित छुठें रास मे, कहा 
जाता है, पयोहारी जी अलिवेश में आये थे | गालवाश्रम छोड़ कर बहुत समय 
तक ये चितन्नकूट रहे | वही मन्दाकिनी तट पर इन्होंने रामतत्वपरत्व सिद्ध करने 
वाला एक ग्रन्थ लिखा जो अब शअ्रप्राप्य है। इन्होने सीतापुर नाम का नगर भी 
बसाया था | कहा जाता है, अंत मे ये प्रयाग में रामघाट पर रहने लगे थे। इनके 
शिष्य हर्याचार्य बड़े ही रास-रस-रसिक थे। मधुराचार्य का अ्न्थ 'सुन्दरमणि- 
सदर्भ? माधुयभक्ति का एक अपूर्व ग्रन्थ है। कील्ह के उपरान्त ये गलता गादी 
के ५, ५ महन्थ थे, इनका समय दि० की १८ वी. शताब्दी के पूर्वार्द्ध में माना जा 
सकता है | 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ २१३ 


रामसखे--रामसखे जी के सम्बन्ध में रसिक प्रकाश भकक्‍तमाल' में 
"निम्नलिखित छुप्पय दिया गया है :--- 
सरस काव्य गुण ललित वलित दम्पति रस लीने । 
पढ़त शुनत सन सोद श्रेम-पथ रसिक रॉगीले | 
ब्रह्म सम्प्रदा मुनि अगस्ति परिणाम हहे हैं। 
मत असेद खण्डन समर्थ बहु ग्रथ कहे हैं ॥ 
गोलोक अवधि अवतार महि बन प्रमोद रस रास उर | 
श्री रामरास पद्धति अचुर रामसखे बानी सघुर ॥* 


रामसखे दक्षिण मे मेहर के रहने वाल्ले थे। एक बार गुरु के साथ वे गलते गए 
तो वहाँ रास-रग मे ड्वब् गए | इप्ट मे उनका अटूट अनुराग देख कर स्वामी 
जी ने अ्रत्वी-भाव लेने को कहा | वहा से कामदवन ( चित्रकूट ) आकर इन्होने 
राम-जानकी का दशन किया और केलि-कंज, बन, तड़ाग, वाटिका बनाकर 
वही रहने लगे | पुनः शरभग, अत्रि, अगस्यादि के आश्रमो का दशन करते 
हुये ये पचवटी गए, मैहर में इन्होंने पुनः गुरु का दर्शन किया। पुन' 
चित्रकूट लौट कर वहाँ उन्होने रास का प्रचार किया | तत्शश्चात्‌ वे अवध 
आकर मिथिला की ओर चले गए | मिथिला में सोमवट के नीचे इन्होने राम, 
लक्ष्मण-भरत और शज्रुन्न के दर्शन किए, तथा राम को सीता की सखियो 
( गोपकन्याओ्रो ) से दि-दान लेते हुए भी देखा | राम की वशी-ध्वनि भी उन्हे 
सुनाई पड़ी | रामसखे जी ने मानलोला, दानलीला आदि की रचना की और 
सखी-सखवा दोनों ही भावो का गान किया | ये चारुशीला के उपासक थे । नाम, 
धाम, रूप और लीला को हृढ करने वाले इनके पदो का बहुत ही महत्व है | 
इन्होने १२ वर्ष तक तप करके सीताराम का दर्शन करने की प्रतिज्ञा की थी पर 
बीच मे ही इन्हें उस लोक के दर्शन हो गए. जहॉ-- 
सम्पुट अकार मध्य रतन प्रकार शुश्रकोटि शशि सूर ते प्रकाश 
अधिकाय के । 
बड़े बड़े चोक सप्त आवरण बीच एक मण्डप पुनीत कहि सके 
ह कोन गाय के।॥। 
दंपति सहेली कोटि कोटि अलबेली जिन रूप के निहारे रहै 
इन्द्रालजाय के। 


१--रसिक प्रकाश भक्‍तमाल, मदन्ध जीवाराम, छप्पय ३२, ए० २२। 


२५१७४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदौ-साहित्य पर उसका प्रभाव 


महारासथली की अनेकन सुगंध गली जहां लत्ली लाल नित्य रमत 
लुभाय के ॥ 

हीरो से जड़े द्वार, कल्पतरु, वेदिका, पुष्पवाटिका, तड़ाग आहठि के इन्हें 
दर्शन हो गए | पुनः इन्होने कामदगिरि की प्रदक्षिणा की, सभी आश्रमों को 
देखा और शुरु का दर्शन कर पुनः चित्रकूट आ गए । यही इन्हाने अपने दो 
प्रसिद्द ग्रन्थों रामसखे पढावली! तथा “नृत्यरात्रवमिलनः! की रचना की | इनके 
शिष्यो मे चित्रनिधि, प्रेमसिन्धु ओर शीलनिधि आदि प्रमुख थे | स० श्ष्य०७४ 
वि० भे इनका वर्तमान रहना कहा गया है | 

कपानिवास--कृपानिवास जी ने रैवासे जाकर दीक्षा ली थी | ये सखी 
भाव के उपासक थे | अष्टयाम एवं मानसीपूजा में ये बड़े ही पढ़ थे | शियाचार्य 
से इन्होने पूर्वरीति-प्रीति के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना था| तयश्चात्‌ ये कुछ 
समय तक उज्जैन में रहे ओर कुछ समय तक सीतामढी, मिथिला में | ये चारु- 
शीला सखी के उपासक थे, हनुमान ने स्वय प्रकट होकर अपने को चारुशीला 
बता कर उनमें इनके श्रनुराग को दृढ़ किया | पुनः ये अवध, चित्रकूट और 
उज्जैन की ओर गए! | इस बीच इनके भावों में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका था। 
इन्होने तत्सुख विधान किया । महादेव सिधिया उज्जैन में इनके पास आकर 
इनका शिष्य हो गया था। इन्होने अनन्य चिन्तामणि?, 'समयप्रबन्ध?, वर्षोत्सव 
पदावली?”, लगन पन्‍चीसी? तथा 'रामरसामृत सिन्धुः आदि ग्रन्थों की रचना की 
थी। माधुय-मक्ति के ये प्रमुख आचाय माने जाते हैं। इन्होंने अपने लिए 
सीता के साथ आये हुए. बालकों का भी भाव रखा। ये अग्रपथानुयाबी थे | 
सभा की खोज-रिपोट के आधार पर ये अयोध्या के महन्थ थे तथा म० १६०० 
वि० के पूव वर्तमान थे | इनके गुरु हनुमान प्रसाद थे । 


रामप्रसाद---स्वामी रामप्रसाद जी ने अग्रस्वामी के पथ को और भीः 
दृढ़ किया | इनका मुख्य निवास स्थल श्रवघध था। रगमहल मे ये अ्रपने हाथ से ही 
भाड़, लगाया करते थे | इन्होने सीता जी की बिन्दी के अनुकरण पर बिन्दु-श्री 
का प्रचार किया | इनकी जन्मसूमि मलीहाबाद थीं। बहुत समय तक इन्होंने, 
नैमिषारण्य मे रह कर भक्ति की थी। कनकभवन मे नित्य ही ये लली-लाल के 
दरशनार्थ जाते थे | भक्तों से सब दिन नृत्य करते एवं कराते ये | सीता जी को 
इन्होंने साक्षात्‌ सामने देख कर कुक कर प्रणाम किया | सीता जी ने इनके 
मस्तक पर हाथ रखा | अतः इन्होंने उनसे विन्दी ले ली। राजा द्वारा कश्ठी- 
माला पहना कर भेजे गए' गदहे की भी इन्होने प्रदक्षिणा की थी और कहा जात? 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्द शाखाएँ २१५ 


है मुसलमानों तक को अ्रपनी पक्ति मे बैठाया | लोगों ने शका करने पर उन्हें 
शिखायुक्त पाया | श्वुगार-रस के ये परमठपासक एवं दशधा भक्ति के आगर थे | 
भगवान्‌ ने स्वय इनकी ओर से मोदी के रूपये चुकाए थे | इनका प्रसिद्ध ग्रथ 
है 'जानकीभाष्य? | रामानन्द सम्प्रदाय का यह एक प्रामाणिक ग्रन्थ है| इनके. 
शिष्यो---राम, भगवान्‌ , लच्छीराम, मस्तराम, परमेश, नन्‍्दलाल और हरिदास-े 
हरिदास सबसे अधिक विद्वान एवं भक्त थे | हग्दिस जी ने रामतापनीसाष्य? , 
“रामस्तवराजभाष्य”, रहस्यन्नयभाष्य”, दशनामापराध' व्याख्या, “प्रपत्तिरहस्थ,? 
“उपनिषद्भाष्य,? “गीताभाष्य” आदि भाष्यो की रचना की है। ये बहरे, किन्तु 
अध्ययन शील थे | रामप्रसाद जी का समय स० श्८ू०८ वि० माना गया है | 


रामचरणदास---बाबा रामचरण॒दास अ्रयोध्या के जानकीधाट के महन्थ 
थे। ये दीनबन्धु ( रामप्रसादजी ) के शिष्य ग्घ॒नाथप्रसाद के शिष्य थे। लोग 
इन्हें गोस्वामी जी का अवतार मानते थे। उन्होंने तुलसीदास के गुप्त &गार 
को प्रकट किया था । बाल्यावस्था से ही ये सीताचरणानुरागी थे | गुरु से इन्हें 
धुगल उपासना? का मत्र मिला था, किन्तु इन्होंने मिथिला, अवध, चित्रकूट 
आदि की यात्रा करते हुए रैवासे जाकर मानसी-रहस्य-पथ-पीषक ग्रन्थों को चुना 
ओर उन्हें अवध लाकर अष्टयामीय भक्ति का प्रचार किया | स० १८८ माघ 
शुक्ल नवमी को रैंवासे से ये अपने गुरु के पास आए थे । इनके बनाए ग्रन्थों में 
'सीतारामनवरत्न-सग्रह?, “अ्रष्टयाम?, 'रसमालिका!? आदि प्रसिद्ध हं। आधुनिक: 
काल मे रामभक्ति मे श्षगार के सर्वग्रथम प्रचारक बाबा रामचरणुदास ही कहे 
जाते हैं। इन्होंने अपनी इस माधुये-भक्ति-शाखा का नाम 'खिसुखीः शाखा 
रखा | इन्हीं के शिष्य छुपग के महन्थ जीवाराम थे, जिन्हाने 'रसिकप्रकाश- 
भक्तमाल् ग्रन्थ की रचना की है। इनका समय वि० श्८४४ से वि० १८६० 
तक माना जा सकता है | 


जनकराजकिशोरीशरण--ये रामचन्द्र के रूप, लीला, धाम और 
गुण के उपासक थे । ये रहनेवाले तो थे सुदामापुरी के, परन्तु किसी सन्त के साथ 
ग्रवध आ गए' | 'करुणासिन्धु? जी के शिष्य होकर ये 'रसिकअली? के नाम से 
विख्यात हुए. थे | कनकभवन के निर्माण का प्रारम्भ इन्हीं की देखरेख मे हुश्रा 
था | माधुय भक्ति के ये बहुत बडे पोषक थे । अत' इन्होने कारीगरों को घुंघरू 
पहनाकर मन्दिर बनाने का आदेश विया | बीच-बीच मे ये उन्हे भरपूर जलपान भी 
कराते थे | ग्रतः धन का अपव्यय देख कर करुणासिन्धु जी ने महल का बनना 
सोेक दिया | पुनः ये आवेश में आकर मिथिला चले गए। सावनदिंडोल, रास, 


२१६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


व्याह, होली, जन्म-दिन आदि उत्सवों मे इनकी अपार प्रीति थी। इन्होने उनसे 
सम्बन्धित अ्रन्थो की भी रचना की है | 'सिद्धान्त-मुक्तावली? इनका प्रमिद्ध ग्रन्थ 
है। ये चारुशीला के उपासक कवि भक्त थे। ये वि० की १६ बीं शताब्दी के 
उत्तराद्द में बतमान थे । 
महन्थ जीवाराम--जीवाराम जी छुपरा के श्री शकरदास जी के पुत्र एव 

शिष्य थे | शकरदास जी दैवज्ञ शोभाराम की छोटी स्त्री के पुत्र थे। इन्होने अवध, 
बद्रीनाथ और उज्जैन आदि की विस्तृत तीथ-यात्नाएँ की थी | उज्जैन म किसी 
“वधूतिन” से इन्होने व्याह भी कर लिया | जीवाराम इसी के चौथे पुत्र थे | 
अपने पिता-गुरु की आज्ञा मान कर जीवाराम जी अवध आए और इन्होने बाबा 
रामचरणदास से माघुय भक्ति ली। “करुणासिधु? जी ने इन्हे उपदेश देते हुए 
६४ प्रकार की भक्ति बतलाई थी | जीवाराम जी ने अपनी शाखा का नाम 'तत्सुखी” 
शाखा रक्‍खा | इनके अनुसार एक पत्नी ब्रत-धारी भगवान्‌ राम के साथ स्वसुख' 
सभव नही, केवल उनके विलास को तटस्थ होकर देखा भर जा सकता है | स० 
१८६६ वि० में इन्होने 'रसिक प्रकाश भक्तमाल? की रचना की थी। इसी कारण 
इन्हें (द्वितीय नाभा' भी कहा जाता है। जीवाराम जी का चिराद (छपरा) मुख्य 
स्थान था । 

युगलानन्य शरण--जीवाराम जी के शिष्यो मे सवप्रमुख थे युगलानन्य शरण | 
अयोध्या का लक्ष्मण किला इन्ही का बनवाया हुआ है। पहले ये गुम्तारघाट, 
फ़ैजाबाद में रहा करते थे | सन्‌ १८४५७ ई० के गदर के उपरान्त अग्रेजों ने यहाँ 
अपनी फ़ोजी छावनियाँ बनाई | तब ये अवध चले गए | ये बड़े ही सिद्ध सन्त 
थे | दिन-रात भगवान्‌ के ध्यान एवं नाम-स्मरण भें निरत रहा करते थे । इन्होने 
चित्रकूट में अनेक वर्ष रह कर घोर तप भी किया था। इन्हीं के आदेश पर 
रीवानरेश रघुराजसिह ने चित्रकूट में प्रमोदवन तथा श्रनेक क्रीड़ा कुन्जो का 
निर्माण करवाया | थुगलानन्यशरण जी सखी-भाव के बहुत बड़े प्रचारक थे | 
लक्ष्मण किला, गोलाघाट, ऋणमोचन घाट तथा इनुमन्निवास आदि स्थानों के 
श्रृंगारीमक्त इन्ही की शिष्य-परम्परा में आते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ८४ 
ग्रन्थो की रचना की थी इनमे से अधिकाश हस्तलिखित रूप मे लक्ष्मणकिला 
में सुरक्षित हैं। उज्ज्वल उत्कयठा विलास?, 'अवधविहार'; “चतुष्टगुटिका?, 
“'उत्सवविज्ञासिका?, 'जानकीसनेह हुलास”, 'सीतारामनामप्रतापर प्रकाश”, 'प्रेमपरत्व 
अभा दोहावली?, मिघुरमंजुमाला ( इश्कलण्ड )?, श्रथपचक”, 'नामकाति” आदि 
अन्थ ही अभी तक प्रकाश में आ सके हैं | 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ २१७ 


सक्षेप मे ईसा की १६ वीं शताब्दी के अन्त अथवा बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
क ऊुछ वर्षों तक के 'रसिकसम्प्रदाय” का यही इतिहास है । 

नीचे श्रवध एवं मिथिला के आधुनिक माधुयोपासक भक्तों की परम्परा दी 
जा रही है। रसिको का मत है कि श्रगार का मूल प्रवतेन अग्नदास ने किया था, 
अतः आधुनिक श्वगारी भक्त अपनी परम्परा का प्रारम्भ अग्रदास से ही मानते हैं । 
अग्रदास के साहित्य से महन्थ रामचरण॒दास करुणासिधु जी ने आधुनिक युग 
में सवप्रथम माधुयंभाव की प्रेरणा पाई थी। उनके तीन शिष्य थे--जीवाराम 
(युगल ग्रिया ), दरिदास और जनकराजकिशोरीशरण | जानकी घाट पर इनकी 
एक स्वतंत्र शिष्य परम्परा चली | 

जीवाराम जी के सर्वप्रमुख शिष्य थे युगलानन्य शरण । ये लद्बमणशकिला, 
अवध के सस्थापक थे | युगलानन्य शरण जी के स्वामी जानकीवरशरण और 
जानकी-जीवनशरण दो प्रमुख शिष्य हुए। जानकीवरशरर की शिष्य-परम्परा बहुत 
ही पल्‍लवित हुईं | इनकी शिष्य-परग्परा मे रामबल्‍लभाशरण ( गोलाघाट ), राम- 
जीवनशरण ( सद्गुरुभवन, ऋणमोचनघाट--अयोध्या ), ललित किशोरी शरण- 
श्रहिल्यास्थान--मिथिला, गोमतीदास ( साधकशिष्य ) आदि प्रमुख भक्त हुए.। 
इन भक्तों में भी रामबल्लभाशरण ओर गोमतीदास ने बहुत ही यश अजित 
किया | रामबल्‍लभाशरण के श्री कान्तशरण--गोलाघाट ( ये अ्रभी वर्तमान हैं ), 
सियालाल शरण ( मिथिला--सीतामढी ) दो प्रख्यात शिष्य हुए. | गोमतीदास 
के मठ के वर्तमान उत्तराधिकारी हैं, रघुनन्दन शरण जी ! 

जानकीजीवनशरण की परम्परा मे कोई प्रसिद्ध भक्त नहीं हुआ । 


जानकीघाट की गुरुपरम्परा इस प्रकार है:--- १--रामानन्द २--अनन्ता- 
नद ३--कृष्णदास ४--शअ्रग्रस्वामी ४--रामभगवान ६--लदंमणुदास ७--- 
मस्तराम ८--लक्ष्मीराम ६--ननन्‍्दलाल १०--चरणदास ११--हरिदास १२-- 
रामप्रसाद १३--रघुनाथप्रसाद १४--राम चरण दास १५४--सीतारामसवक १६० 
जानकीवरशरण १७--श्री लद्मणशरण १८--मैथिलीरमणशरणु--ये यहाँ के 
वर्तमान महन्थ हैं । 

जनकराजकिशोरीशरणु--(_रसिकश्नली )--इनसे दो शाखाएँ चली । 
अवध की शाखा में फकीरेराम नाम के प्रसिद्ध भक्त हुए, मिथिला की शाखा मे 
विहार कुण्ड के जानकीकान्तशरण और रामसुन्दरशरण इनके दो ग्रसिद्ध शिष्य 
हुए. । आज भी उनको शिष्य-परम्परा जीवित है ।* 





१--यह परम्परा मुझे गोलाधाट, अबध, के महात्मा श्री श्रेकान्तशरणजी से प्राप्त हुई है। 


श्श्द् ग॒मानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


रामानन्द-सम्प्रदाय (रसिक शाखा) के वरतेमानकाल के कुछ प्रसिद्ध सक्त 

अवध के भक्त:--१--प० रामबल्‍लभाशरण--महान्त, जानकीघाट । 
इन्होंने अनेक प्राचीन साम्प्रदायिक ग्रन्थो का प्रकाशन कराया था तथा सम्प्रदाय 
को सुसगठित करने का पूरा प्रयास किया है। अ्रभी कुछ ही ठिन हुए 
इनका साकेतवास हुआ है। २--परणिडित रामबतलभाशरण--( गोलाघाट )। ये . 
प्रसिद्ध ऋगारी भक्त थे। भ्रीकान्तशरण जी इन्हीं के शिष्य हे। ३--प० 
रामपदार्थशास वेदान्ती--प० रामबलल्‍्लभाशरण, जानकीघाट, के शिष्य एक 
सम्प्रदाय के एक मान्य विद्वान हैं। अपने गुरु के यही वतमान उत्तराधिकारी 
हैं ।४--सोतार।मशरण भगवान प्रसाद रूपकला---अभी कुछ द्वी दिन हुए 'रूपकला? 
जी का साकेतवास हुआ है। अयोध्या में स्वर्गद्वार में इनका प्रमुख निवास स्थान 
था । ये पहले विहार मे जिला विद्यालय निरीक्षक थे। भक्त हो जाने के उपरान्त 
इन्होने अवध को ही अपना प्रमुख निवास स्थान बनाया | नाभा जी के 'भक्तमाल” 
पर्‌ इनकी टीका सबसे सुन्दर टीका मानी जातो है। ४--महात्मा अ्रन्जनीनन्दन- 
शरण--ऋरणमोचनघाट, अयोध्या । ये रूपकला जी के शिष्य हैं। मानस पर 
धानस-पीयूष” नाम की इनकी टीका बहुत ही विद्धत्तापू्ण एवं प्राचीन समस्त 
प्रमुख टीकाओ के भावों का समन्वय करके लिखी गई है। ६--प१० रामकुमार 
दास, रामायणी--मणिपवेत । श्राप रामचरितमानस के बडे ही सुन्दर व्याख्याता 
हैं । तुलसी सबंधी साहित्य का बहुत ही सुन्दर संकलन आपके यहाँ है। ७--महान्त 
रामशो भादास---मशिराम की छावनी | ये रामानन्द-सम्प्रदाय के सही माने से 
सुसगठनकर्ता हैं | इन्होने आर्थिक सहायता देकर अनेक साम्प्रदायिक अन्थों का 
प्रकाशन कराया है | इनके अ्रतिरिक्त अ्रयोध्या में अन्य अनेक भक्त एवं महात्मा 
हैं, जिन्होंने भक्ति-साहित्य की पर्यात श्रभिवृद्धि की हे, स्थानाभाव से उनके नाम 
नहीं गिनाए' जा रहे हैं । 

अबध के बाहर के भक्त-- १--प० रघुबरदास वेदान्ती जी सिंगड़ा के 
महान्त थे । इन्होने सम्प्रदाय को दृढता प्रदान करने का अथक प्रयास किया था | 
“आनन्दभाष्यः का सम्पादन इन्होंने ही किया था। श्रभी कुछ ही दिन हुए. इनका 
साकेतवास हो गया है। २--भगवदाचाय---अहमदाबाद-- रामानन्द-सम्प्रदाय की 
दाशनिक एबं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सबसे अधिक प्रकाश में लाने का प्रयास 
आपने ही किया है। सम्प्रदाय की विचारधारा को समझे के लिए मगवदाचार्य 
जी के ग्रन्थों का अवलोकन नितान्त आवश्यक है। श्राप रामानन्द-सम्प्रदाय को 
रामानुज-सम्प्रदाय से भिन्न और स्वतम्त्र मानते है। इस सबंध में कुछ अत्यन्त 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ: २१६ 


महत्वपूर्ण सामग्री का आपने उद्घाटन भी किया है। वेदान्त पर आप का “साष्य? 
भी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त आपने “आनन्द भाष्य”ः के चतुथ अध्याय की 
हिन्दी टीका भी प्रकाशित की है | 
अन्य विद्वान भक्त---१--प० अ्रवधकिशोरदास--मिथिला | आपने 
 रामानन्द जी के जीवन से सबधित रामानन्द-नाटक की रचना की है । २--पै० 
देवदास (आबु )-आपने 'जगद्गुरुरामानन्दाचाय” नामक एक मन्दर ग्रन्थ लिखा है। 
३--स्वामी जयराम देव--अवधी भाषा में श्रीरामानन्दायन? ग्रन्थ आपने हीं 
लिखा है | ४--श्रीकान्तशरण-मानस पर 'सिद्ध'न्ततिलक! इनकी प्रसिद्ध टीका है। 
१---महात्मा गोमतीदास-हनुमन्निवास, अयोध्या के आप एक प्रख्यात सिद्ध भक्त थे | 
सम्प्रदाय के अ्रन्य भक्त, जिनके नाम ऊपर नहीं गिनाए गए, किसी भी 
हृष्टि से महत््वहीन नहीं कहे जा सकते, उन्होंने अपनी साधना से सम्प्रदाय को 
सुदढ बनाया है, इसमे सन्देह नही | केवल स्थानाभाव के ही नाते उनके नाम' 
यहाँ नहीं गिनाये जा रहे हैं । 


सखी भावना के मूलतत्त 

अग्रदास के अनुसार साधक को दो प्रकार की सेवाएँ करनी चाहिये--- 
मानसी-सेवा और वाह्म-सेवा । 

मानसी-सेवा--ब्राह्म मुहृत्त में उठ कर साधक को सर्वप्रथम अपने 
गुरु का स्मरण करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ जानकी-लक्ष्मण सहित भगवान्‌ 
राम का स्मरण करना चाहिए । पुन भगवान्‌ के पाषदों-हनुमान्‌, अगद, विभी- 
पण, भरत, शत्रन्न, ऋषि वाल्मीकि आदि का उसे स्मरण करना चाहिए । इसके 
अनन्तर उसे राम के सखाओ--सुलोचनमणि, सुभद्रमणि, झुचन्द्रमणि, 
जयसेनमणि, वरिष्ठडमणि, शुभशीलमण, अनगमणि, रसकेतुमणि श्रादि अ्राठ 
सखाओ का भी ध्यान करना चाहिए | तत्पश्चात्‌ उसे सखाभाव से (सखा-सखी) 
दग्पति की सेवा करने वाली आठ सखियो, लक्ष्मणा, श्यामला, दसी, सुगमा, 
बशध्वजा, तेजोरूपा, चित्रेखा और इन्दिरावती तथा पुरुष-रूप से दम्पति की 
सेवा करने वाली आठ दासियों ( निगमा, सुरसा, वाग्मी, शाल्रजा, बहुमंगला, 
भोगज्ञा, धर्मशीला, विचित्रा आदि ) की चिन्तना करनी चाहिए, | तदनन्तर स्नान, 
तिलक, मुद्राकण आदि नित्य कर्म करके मदर में जाकर विधि पूवंक मानसी 
तथा वाह्म-सेवा करनी चाहिए। मानसी ध्यान में उसे इक्कीस योजन व्यापी 


अधिनरन्‍लनलपगाग तन... पर चीकननत जनक नगन न 


१०-अग्रदास, अष्टयाम, पृू० ५, श्लोक ७ | 
"२--अग्रदास, ध्यानमजरी । 


२२० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


'साकेत” नगर की चिन्ता करनी चाहिए, जिसके मध्य में अशोक बन में ललित- 
कुण्डस्थित एक रत्न मदिर मे रक्ष की वेदी है। रत्नवेदिका के मध्य मे एक 
अष्टदलकमल है, जिस पर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वये, अधर्म, अवैराग्य, अज्ञान, 
अनैश्वर्य के पायो से युक्त एक तिहासन सुशोभित है, नील इन्दीवर की कान्ति- 
वाले परम सौन्दर्यमय भगवान्‌ राम और उनके वाम पाश्व में विविध आभूषणों 
से अलकृत परमरूपवती सीता जी उसी सिहासन पर सुशोभित हैं। लक्ष्मण, 
भरत, शत्रुघ्न और हनुमान्‌ उनकी परिचर्या मे निरत है। आठो सखियाँ चमर, 
छुन्न, व्यजन, ताम्बूल, पुष्पमाल इत्यादि से उनकी सेवा कर रही हैं। ईशानकोण 
में लक्ष्मणा, पूव म श्यामला, अग्निकोण में हसी, दक्षिण में सुगमा, नेऋ त्य 
में वशध्वजा, पश्चिम में चित्ररेखा, बायव्य में तेजोरूपा और उत्तर में इद्रिवती 
हैं | ललितकुंड के उत्तर लक्ष्मणा जी का कुंज है। पूर्व श्यामला का, दक्षिण 
हसी का, पश्चिम सुगमा का, वायब्य वशध्वजा का, उत्तरपूर्व चित्ररेखा का, 
पूवंदक्षिण तेजोरूपा का और दक्षिण-पश्चिम इन्दिरावती का कुंज है। साधक 
को इन सखियों के नाम व स्थान की चिन्तना करनी चाहिए। इसके उपरान्त 
उसे आठ सखाओ के कंजो का भी स्मरण करना चाहिए, | माधवी कुंड के उत्तर 
सुलोचन जी का कुंज है, ईशान मे सुभद्र का, पूव में सुचद्र का, अग्निकोण में 
जयसेन का, दक्षिण मे वरिष्ठ का, नेक्म त्य मे अयशील का, पश्चिम में 
अनगजित का और वायव्य मे रसकेतु का कुंज है ।* 

आगे चल कर महात्मा बालअ्रली के शिष्य 'रूपसखी? जी ने ७०० सखियो 
की कल्पना की है ओर साथ ही साथ उनके भिन्न-भिन्न यूथों, यूयेश्वरियो की 
भी कल्पना की । उन्होने मुग्धा, मध्या, पौढा आदि भेद भी किए। ये हनुमान 
जी के उपासक थे | महन्थ रामचरणुदास ने गान, मज्जन, दन्तधावन, 
मुखप्रच्चालन, लेपन, वसन, भूषन, धूप, दीप, स्वाद, पानसुगन्ध, आरती, बाध्य 
फूलमाल, चमर, व्यजन आदि से भगवान्‌ की सेवा करने वाली सखियो की भी 
कल्पना कर ली। इनमे ललिता और राधा सखी के भी नाम आ गए हैं ।* 


उलनलकपल्‍्न्‍न्‍न, नी न ललसी कस डलिलिजन- खत 


१--अग्रदास-अ्रष्टयाम, पृष्ठ १-२५ । 

२--रामचरणदास द्वारा दिए गए नाम इस प्रकार हैं --१--शारदा, सुसद्रा, भद्रावती, 
सुधामुखी, प्रभावती, रागा २--निर्मला, सुगधा, प्रेमशीला, ३--घचारुस्तृता, धरास्मृता, 
धीरा, ४--उज्ज्वला, प्रहसी, हसी, चन्द्रा, चन्द्रकला, विद्यस्लता ५--कर्पूरागी, माधवी, 
कुकुमागी, प्रीतिदा, ६--चिन्ना, काचनी, चित्ररेखा, चन्द्रावती, विमला ७--चार्बेगी, हेमा, 
रमणीया, कुशला, चारुरुपा, घ--रामा, कमला, चित्रगघा, लाली, ललिता 8--तिंयरत्ति, 
'क्षितिनी १०--माधुजी, शान्ता, सन्‍्तोषा, सुखदा, मधुशालिनो ११--प्रेमदा, भानदा, 





सम्प्रदाय का इतिद्दास तथा सम्बद्ध शाखाएँ र२१ 


आगे चल कर भगवान्‌ और सखियो के भावना-सम्बन्ध को लेकर दो शाखाएँ 
“सिक-सम्प्रदाय” मे हो गई हैं :--स्वसुखी शाखा, तत्सुखी शाखा। 


रवसुखी शाखा--इस शाखा के प्रवत्तंक थे महन्थ रामचरणदास और 
उनके सबसे बड़े अनुयायी थे रसिकश्नली जी । इनके अनुसार भगवान्‌ और 
सखियो का सम्बन्ध पति-पत्नी भाव पर आधारित है| सखियाँ राम की भोग्याएँ: 
'हैं। आधुनिक काल में इस शाखा के भक्त र्री-वेष धारण करके अपने प्राणपति 
भगवान्‌ 'लाल” से मिलने के लिए सोलहो श्थगार करते हैं। सीता की 
भावना सपत्नी रूप में को जाती है | सीता जी की सभी सखियो में चारुशीला 
जी को इस शाखा के विद्वान्‌ प्रमुख सखी मानते हैं। चारुशीला जी हनुमद- 
भिन्‍न है-हनुमान जी की अपरमूर्ति हैं। कहा गया है कि सीता जी ने सर्वप्रथम 
इन्ही को मत्र का उपदेश दिया था। अ्रतः श्वगाररस-सम्प्रदाय की श्राद्याचाया 
चारुशीला जो ही हुईं । इनसे बढ कर सीताराम रसज्ञ श्रौर कोई नही है | कहा 
जाता है कि सीता जी सभी दृष्ट को देने वालो, सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वेश्वरी है, 
किन्तु उन्होंने अपनी भगिनी चारुशीला जो को अपनो 'स्वेश्वरी? पदवी दे दी है, 
तब से चारुशील्ा जी के शपरविग्नह श्री हनुमान्‌ जी की उपासना रसिक-सम्प्रदाय 
करता चला आ रहा है। अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए रामचरणदास ने 
हनुमत्सहिता, अमररामायण, भुसुण्डीरामायण, मद्दारामायण, कौशलखणड, 
रामनवरत्न, महद्ारासोत्सव, लोमश ठहिता आदि ग्रन्थों को प्राचीन बता कर 
उनका प्रचार भी किया था। आजकल बाल्मीकि सहिता, सदाशिवसहिता, 
रामरहस्थोपनिषद्‌, मत्न रामायण, आनन्दरामायण, शारिडिल्यसंहिता आदि अन्थ 
भी इस मत के समर्थन में उपस्थित किए जाते हैं। इनकी ग्राचीनता 
नितान्त ही सदिस्धि है। आचाय पं० रामचन्द्रशुक्ल ने कौशलखर्ड का परिचय 
देते हुए कहा है* :---/कौशलखर्ड मे राम की रासलीला, विहारादि के अनेक 
अश्लील वृत्त कल्पित किए. गए; हैं और कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव मे 
राम ने की थी | रामावतार में ६६ रास वे कर चुके थे | एक ही शेष था जिसके 








क्षेमा, कामदा १९--शुभगा, पावनी, मोहनी, मान्या, राधा १३--अनुगा, भावा, महोरहा, 
चपला, वरारोहा, १४--अमला, कमलाज्षी, पुर्ष्पागी, विशदाज्षि, खुदशका १५--कमलिनी, 
अनता, कल्याणी, रक्तागी, कृपावती १६--सलिला, ऊवंशी, भानदा, रसोत्सवा, प्रेमा, 
करुणावती-अष्टयाम, पृष्ठ ४ व ५ । 


१--सर्वेश्वरी मीमासा--मदहान्त मैथिलीरमणशरण । 
२--रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का शतदहास, पृष्ठ १५२--श३ । 


२२२ चाधानन्द सम्प्रदाय तथा हिदो-साहित्य पर उसका प्रभाव 


लिये उन्हें फिर कृष्ण रूप मे अवतार लेना पडा। इस प्रकार विलास क्रीडा मे 
कृष्ण में कद्दी अधिक राम को उठाने की होड लगाई गई | गोलोक में जो 
नित्य रास लीला होती हे उससे कही बढ कर साकेत मे होती है। यहाँ भी 
नतेकियों की नामावली में रम्भा, ऊवंशी आदि के साथ साथ राधा और 
चन्द्रावली भी गिना दी गई है !? 'कौशलखशड? ग्रन्थ प्रकाशित तो हो गया है, 
किन्तु उसका प्रचार साम्प्रदायिको मे अभी नही पाया जाता। गन्थ के प्रकाशक श्री 
रामकिशोरशरणु ने इसका वितरण सीमित ही रक्‍्खा है | विद्वानों के सूचनाथ 
इस ग्रन्थ के विभिन्‍न प्रकरणों की सूची यहाँ दे दी जा रही है। पूर्वार्ध अ्रध्याय 
१--सखा रास प्रकरण | अध्याय २--गोपिका रास प्रकरण | अध्याय ३--- 
दधिदान प्रकरण | ४--गोपसुतापाशिग्रहरण प्रकरण | ५--देव-कन्या रास प्रकरण । 
अध्याय ४--राजकन्या रास प्रकरण | अ० ५--दवकन्यादि परिहासोपलम्भन रास 
प्रकरण | अ० ६--मै|थली जी के पूबराग विप्रल्लम्भ प्रकरण। श्रध्याय ७--विवाह 
रहस्य प्रकरण | झ० ८--विवाहोत्तर रहस्य प्रकरण, विवाहोत्तर गोपकन्या 
रास प्रकरण । 


उत्तराद्ध अध्याय £--१--विवाहोत्तर देव कन्या रास प्रकरण | २--श्री 
प्रियजू के अ्रन्तर्धान प्रकरण । अध्याय १०---१---श्री रामाराधन प्रकरण २--- 
श्री प्रियस्याविर्भाव प्रकरण ३--दोलाग्रकरण | ४--प्रियामान प्रकरण | ४--- 
/प्रिया-प्रीतम संयोग प्रकरण | ११--गन्धर्व कन्या रास प्रकरण | अ्रध्याय १२९--- 
१--मभिथुनाकें किन्नरसुता रास प्रकरण २--विद्याधर रास प्रकरण । ३--सिह्ाके 
“सिद्धकुमारी रास प्रकरण |।४--कन्याके राज कन्यारास प्रकरण | अ० १३---१-- 
ठुलाके राज कन्या रास प्रकरण | २--इश्चिकार्के साथ्य सुता रास प्रकरण | 
आ० १४--१--घनुष्याके गुह्यकदेव-कन्या रास प्रकरण २--सकराके यक्ष-कन्या 
रास प्रकरण ३--बसन्तोत्सव लीला प्रकाण | अध्याय १४--१--कुम्भार्क 
“नागकन्या रास प्रकरण २--होलिकोत्सव रात प्रकरण | 


इस प्रकार स्वसुखी शाखा म चारुशीला जी सीता जी के आम्यन्तर परिकरो 
मे प्रधान हैं, तथा वाह्य परिकरो भे चारुशीलापरविग्नह हनुमान्‌ जी सर्वत्रधान 
हैं । अयोध्या, जानकीघाट से बाबा रामचरण दास की गादी आज भी वतमान है । 
श्रो मैथिलीरमणशरण आजकल यहाँ के महन्थ हैं। यह स्थान चारुशीला के 
उपासकों का प्रधान केन्द्र है | 

तत्सुखी शाखा--'रसिक प्रकाश भक्तमाल? में श्री कृपानिवास जी को 


तत्सुख-विधान करने वाला कहा गया है, किन्तु इस शाखा के प्रवत्तक जीवाराम 


२२४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


की कृष्णभक्ति धारा के ग्रन्थों का पूर्ण अध्ययन कर रसिकभाव का सवाोगीण 
प्रचार भी किया था | 

सखोी-भाव के विस्तार के साथ-साथ रसिक-सम्प्रदाथ की भक्ति-पद्धति में 
भी विस्तार होता गया | खयब रामानन्द जी ने “श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर? ग्रन्थ में 
ब्रह्म-जीव मे ६ प्रकार के सम्बन्ध माने हे--पिता-पुत्र सम्बन्ध, रक््य-रक्षुक सम्बन्ध, 
शेष-शेषित्व सम्बन्ध, स्व-स्वामी सम्बन्ध, भार्या-भतृत्व सम्बन्ध, आधार-आधेय- 
सम्बन्ध, सेव्य-सेवक सम्बन्ध, श्रात्मा-श्रात्मीय सम्बन्ध और भोयभोकतृत्व 
सम्बन्ध | श्रत इन विभिन्न सम्बन्धों को अ्रधार मान कर विभिन्न प्रकार की भक्ति 
पद्धतियों का चल पड़ना कोई आश्चय की बात नही है | रसिक-्सम्प्रदाय में तीन 
भावों से ग्रधानतया भक्ति की जाती ह। सखा या सखी भाव, दास्य भाव और 
वात्सल्य भाव | 

सखाभाव के प्रमुख भक्त थे रामसखे ।कहा जाता है इन्होने अग्रदेव से 
मानसी-दीज्षा प्राप्त की थी | माधवाचाय के ढेत-सम्प्रदाय का इन पर बहुत प्रभाव 
पड़ा था| इन्होंने दधिलाला, मानलीला, रासलीला आदि लीलाओ्रो का भी प्रचार 
किया | दानलाला के सबंध मे इन्होने गोपकन्याओं की भी कल्पना की थी। राम 
के सखाओं म नम, प्रिय, सुहृद, मधुर, मध्य, उत्तमादि भेद भी इन्होने किए | 
अग्रस्वामी द्वारा बतलाए! गए! राम के आठ सखाओओ के अतिरिक्त इन्होने विजय, 
सुकण्ठ, सुबीर, विद्याधर, शुभ आ्रादि सखाओ की कल्पना की | इन सखाओ मे 
कुछ तो राम के श्याले थे और कुछ राम के भाई। रामसखे जी के दो ग्रन्थ 
प्राप्य है : रामसखे पदावली, दृत्यराधघव मिलन । कीर्द के पौन्र शिष्य सूरकिशोर 
जी के साधक शिष्य 'प्रयागदास! अपने को राम का श्याला मान कर भक्ति 
करते थे | 

सखा-सखीभाव के प्रमुख उपासक थे रामसखे के शिष्य शीलनिधि | 
इस भाव की भक्ति मे साधक अपनी कल्पना उन सखियों के रूप में करता है, 
जो सखा-बेश में दम्पति की सेवा करती हैं। 
शृंगारानतगंत दास्य भावना--सीता जी ने पुरुष रूप धारण करनेवाली 

निगमा, सुरसा, वाग्मी आदि दासियाँ तथा देवयक्षादि को कन्याश्रों को दास्य- 
भाव की भक्ति दी थी। मिथिला से सीता जी के साथ जो छोटे-छोटे बालक आए, 
थे उनकी भी भक्ति दास्य-भाव की थी। शुंगारान्तगंत दास्य भाव के उपासक 
अपनी कत्पना उन्हीं सखियों अथवा बालको के रूप में करते हैं। अयोध्या मे 
जानकीधाट के दो एक मठो में इसी भाव की भक्ति-पद्धति प्रचलित है । 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ २२४ 


श्गारान्तगेत वात्सल्य-भाव--राम और सीता के प्रति वात्सल्य-भाव 
जनक, उनके भाई सीरध्वज, यशध्वज, वीरध्वज, केकीध्वज तथा रानियाँ 
सुनयना, शभचित्रा, सुष्ठुदर्शना, सुखबद्धिनी, चन्द्रकान्ति आदि और राजा 
दशरथ तथा उनकी कौशल्या, समित्रा, कैकेयी आदि रानियाँ और उनके 
भाई वीरसिंह, शूरसिंह, विजयसिह, जयशील, चन्द्रशेखर, मद्ाबाहु, धमशील 
र्नभानु और उनकी रानियाँ क्रमश' रत्नप्रभा, रूपवती, मतवती, भ्रमरकेशि, 
मदशिला, सचित्रा, चन्द्रवती आदि का था । बुन्देलखड के महात्मा रामहजूरी मरा 
को अ्रपना पुत्र मानते थे। मिथिला के महात्मा सूरकिशोर सीता को अपनी 
पुत्री मानते थे और वही के जगन्नाथदास राम को अपना दामाद मानते थे। 
अतः ये भक्त अ्रवध कम आते थे, क्योकि इन्हे देख कर 'लली? को सकोच 
होता था | 


वात्सल्य-सख्य दोनों के उपासक--मध्व-मतानुयायी ताताचारी जब 
रामानन्द-सम्प्रदाय में आए तब्न उन्होंने वात्सल्य ओर सख्य दोनो ही भावों से 
सीताराम की भक्ति की । 


इन प्रमुख भावो के अतिरिक्त राम को पुरुष” मानते थे रामसखे के शिष्य 
चित्रनिधि; राम को 'दूलह? मानते थे परमहस रामप्रसाद तथा रामगुलेला, 
लली? के उपासक थे वृन्द।|बन के रूपलाल, रसिकलाल, प्रियालाल आदि 'लाल 
छाप” वाले भक्त; रामानन्दी-श्गार का सन्‍्यास से समन्वय किया काष्ठजिह्दा स्वामी 
तथा राम गिरि, सततगिरि, मणिगिरि आदि सन्यासियों ने, योग से क्ृष्ण॒दास 
पयोहारी, कील्ह के शिष्य भिक्षुकराम, बोधघराम, बखरी के हरिनामदाम और 
लश्करी सम्प्रदाय” के परशुराम ने, कृष्ण भक्ति से हिंतहरिवशी बिदस्णिदास 
( तत्सुख्ी शाखा के भक्त ) और गौड़ीय गोपालदास ने तथा निरन्जन मत से 
बून्दावन के सन्‍्तदास ने। मलूक के कुल के हरेराम के शिष्य रामजीवनराम 
राम और कृष्ण दोनों के ही उपासक थे। भक्त मोहनलाल ने 'मोहिनी-मोहन? 
की सीताराम रूप में अवतारणा की। इस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदायान्तर्गत 
रसिकों की शाखा ने भक्ति के अन्य सभी सम्प्रदायो के लोगों को अपने मेखींच 
कर आत्म-विस्तार क्या है। उपयक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उत्तर भारत के 


भक्ति-सम्प्रदायों मे रामानन्द-सम्प्रदाय कितना सुदृढद एवं विशाल है| 


वाह्य-सेवा--वाह्म-सेवा के श्रन्तर्गत अग्मदेव ने श्रष्टयामीय उपासना का 
श्पू 


२२६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


समावेश किया है। इन ञ्राठ यामों में भगवान्‌ की जो क्रियाएँ हैं, उन्ही के 
अनुसार भक्त को उनके विग्रह की परिचर्या करनी पड़ती है। “निशान्त! में 
भगवान्‌ राम स्नान एवं श्यगार करते हैं, 'प्रभातः मे चतुरगिणी सेना के साथ 
मृगयालीला करते हैं | (पूर्वान्डः में भोजन द्वोता है और “मध्यान्द! में विश्राम 
कर सभा में जाकर दृत्य, वाद्य, गीतादि देखते-सुनते हैं । इसके पश्चात्‌ सरयू मे 
जलक्रीड़ा भी होती है। अपराह” मे स्वय अ्रश्रशसत्रादि की शिक्षा अहण करते हैं" 
ओर अपने भाइयों को शिक्षा प्रदान भी करते हैं। सायकाल! दूतक्रीड़ा तथा 
आनन्दगप्रदायिनी लीलाएँ करते हैं । 'प्रदोष” म पुनः रामचन्द्र जी स्नान-शंगार 
करके भोजन करते हैं तथा “रात्रि? मे प्रियाजू के प्रेम परायण होकर पर्यक पर 
विश्राम करते हैं । 


श्रग्रस्थामी के उपरान्त नाभादास, पडित रामचरणदास, जीवाराम श्रादि 
महात्माओ्रों ने अष्टयाम? सेवा से सम्बन्धित ग्रन्थो की रचना की है। इधर 
श्री श्रीकान्त शरण जी ने “मन्जुरसाष्टयाम? नामक भ्रन्थ में 'विविधछदों एवं 
समयोचित रागरागिनियो में श्री सीता-राम जी कौ मानसिक पूजा-विधि? का 
वर्णन किया है । इस सम्बन्ध मे आगे चल कर हम विशेष विस्तार से विचार 
करेंगे । अ्रतः यहाँ इतना ही पर्याप्त है । 


रासानन्द-सम्प्रदाय मे तिलक--इस सम्प्रदाय म ज्यो-ज्यो मानसी पूजा 
में परिबतन होता गया, त्यों-त्यों तिल्लक में भी परिवर्तन होता गया है। रक्तश्री, 
लश्करी तिलक, चतुभुजी तिलक, विन्दुआओ आदि इस सम्प्रदाय के कुछ प्रधान 
पतिलक हैं। सम्प्रदाय का प्रधान तिलक रक्तश्री था--बीच मे रक्तवर्ण की श्री 
का चिह्न था और नीचे एक चौकी (१) | बालानन्द ने इसमे थोड़ा सा परिवर्तन 
किया उन्होंने बीच की सक्तश्री को शुक्ल वण का कर दिया। चतुभुजी तिलक 
में बीच की श्री ही लुप्त हो गई । इसे लुप्तश्ली तिलक कहते हैं (२)। माधु्यभाव 
के प्रतीक स्वरूप मणिराम छावनी के महन्थ रामप्रसाद जी ने तिलक के बीच में 
पविन्दु का प्रयोग किया और किनारे का रग शुक्लवर्ण के स्थान पर गोपीचन्दन- 
पीलापन लिये शुक्ल वर्ण--का कर दिया । इसे विन्दु श्री कहते हैं (३१) | इनकी 
शिष्य-परपरा मे प्रसिद्ध अगारीमहन्थ रामंचरणुदास जी ने बीच की बिन्दी को 
पीला कर दिया और नीचे की चौकी हटा दी (४)। लरुमण किला के श्री युगला- 
नन्यशरण जी ने तिलक मे फिर नीचे चोकी लगाई । उनके तिलक में किनारे- 
किनारे पीला रग ही रहा | बीच मे पीतश्री के नीचे पीतविन्दु भी लगा (४) | 
रसिक अली जी ने सीता जी के भाल का अनुकरण करते हुए श्रद्ध-चन्द्र 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ २२७ 


युक्त बिन्दु श्री का प्रयोग किया। किनारे शुक्ल वर्ण, बीच में लाल श्री और 


च्फ्र 


लालवण का अरद्ध॑चन्द्र (६)। 
४ ४७छ४ए ४ 
(१) (२) (३) (४) (४). (६) 


रामानन्द-सम्प्रदाय में अखाड़े 


संज्षिप्त इतिहास *-श्री बालानन्द जी ने उपद्रवी गोसाइयो से रामानन्दीय 
वेष्णवों की रक्षा के लिये इन अखाड़ो की स्थापना की थी। कहा जाता है 
किसी लक्ष्मीगरि गोसाई ने पाँच वैष्णवों का नित्य बध करके भोजन करने की 
प्रतिज्ञा कर ली थी | ऐसे ही गोसाइयों में भेरवगिरि भी थे। उधर मुसलमानों का 
भी हिन्दुओ पर दिनोदिन अत्याचार बढ़ रहा था | हिन्दुओं के मद्रि तथा उनकी 
मूर्तियों आए. दिन विनष्ट की जा रही थी, उनके घार्मिक स्थानों की अवहेलना 
की जा रही थी । उनका घर्म सकट मे था। ऐसी परिस्थिति में, कहा जाता है, 
बालानन्द जी ने जयपुर महाराज की समस्त सेना को साधुमन्र देकर इन 
उपद्रवियो के विरुद्ध युद्ध करने के लिये भेजा। इन्हीं के अनुकरण पर विरतक्त 
वेष्ण्वो ने भी अपने-अपने दल सजाए.। प० रामनारायण दास के मत से 
“अखाड।' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है :--- 
अखडसंज्ञासकेत: कृतोधमंविवद्धेये । 
बाल्ानंद्प्रभुतिभिः संप्रदायानुसारिभिः ॥ 
नाहमादि खंडो यत्र स अखड उदाह्नतः । 
चतुरणों संप्रदायिनामखंडाः सप्त वे मता ॥* 
नीचे अयोध्या के अखाड़ो का सक्तिस्त इतिहास देने का प्रयास किया जा 
रहा है :-- 


१--भीरामानन्द सम्प्रदाय और उनके अखाडे'--भगवान दास खाकी, भगवान रामा 
नन्‍्दाचार्य, पु० ६४ तथा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, फेजाबाद, एच० भआर० नेविल, सनू १६०५। 
२--पं० रामनारायण दास, “सजनरल्ावलो, प्‌ ३०४, 
प्र० ब्रेष्णव रामदास जी गुरु गोकुलदासजी, 
रखइर पुस्तकालय, डाकोर । 


स्श्द रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


-द्गिम्बर अखाड़ा--दिगम्बर अखाडे के साधु प्रायः नगे ही रहते हैं । 
अयोध्या मे इस अखाडे की स्थापना आज से २५० वर्ष पहले किसी बलरामदास 
ने की थी, जिसने यहाँ आकर एक मन्दिर का निर्माण किया था। १६०४ ई० 
में यहाँ का महन्थ अपनी परम्परा मे ११ वा था| अ्रयोध्या मे इस अखाड़े के 
साधुओं की सख्या बहुत कमर है।प० रामनारायण दास के मत सैे-- 


केवल स्वेष्टदेवस्यथ स्मरणे बत्तते सदा | 
दिशोम्बराणियस्य स्यात्समतस्सद्गिम्बरः ॥ 
भजनरत्नावली, १० रामनारायणुदास, पृु० ३०५ | 
२-निर्वाणी अखाड़ा--इनका प्रमुख केन्द्र हनुमानगढ़ी है। अयोध्या मे इस 
अखाडे के साधुओं की सख्या सर्वाधिक हैं। निर्वाणी साधुओ के चार थोक या 
पट्टियाँ हैं जिनके नाम हरद्वारी, बसन्तिया, उज्जैनी तथा सागरिया हैं। इनमे से 
प्रत्येक के महन्था का चुनाव होता है । उसकी गद्दी बरामदे में है। ये बडे धनी 
साधु हैं। फैजाबाद, गोण्डा, बस्ती, प्रतापगढ़ मे इनकी माफी जमीनें काफो हैं । 
फ़ैजाबाद मे कुछ गाँव भी इनके अधीन थे । प० रामनारायण दास ने इस नाम 
का अर्थ इस प्रकार किया है :-- 
विषय रूप सूखापल जिससे निकल गया हो-- 
न विपयरूप यच्छुष्क फलमुदाह्मम्‌ | 
यस्मात्तुनिगतं वान॑ सनिवाणस्समी रितः ॥ 
वही, पु० ३०४ | 
३-निर्मोही---इस अखाड़े की स्थापना जयपुर के गोविन्ददास ने की थी। 
जन्मस्थान में रामकोट मन्दिर इन्ही का था। मुसलमानो द्वारा इस मन्दिर के 
विध्बंश किये जाने पर ये रामघाट चले गए | कुछ दिनो बाद गद्दी सम्बन्धी विवाद 
के कारण इनमे दो वर्ग हो गए।। एक रामघाट पर रहने लगा, दूसरा गुप्तारघाट 
पर । गुप्तारघाट के निर्मोहियों के पास बस्ती, मानकपुर, खुर्दाबाद मे माफी जमीन 
है | इस नाम का अर्थ है 'भोह रहितः । प० रामनारायण दास ने कहा भी है । 
स्वस्यदेहानुवत्तिषु पुत्रवित्तगहा दिषु । 
मोहो हि निगतो यस्मात्स निर्मोह उदाहततः ॥ 
वही, पु० ३०५ | 
४-खाकी--शुजाउद्दीन के समय में चित्रकूट के दयाराम नामक व्यक्ति नें 
इस अखाड़े की स्थापना की थी। उसने अ्रयोध्य[ में चार बीघे जमीन प्राप्त की 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ २२६ 


ओर एक मन्दिर का निर्माण किया । खाकी अपने शरीर पर भस्म रपाते है । 
बस्ती मे इनको जमीने भी हैं | इनके वतंथान महन्थ श्री भगवानदास खाकी हैं । 
इस नाम की व्याख्या प॑० रामनारायशदास के मत से निम्नलिखित है -- 


खंब्रह्मर्यास्मरणे च क सुखे च प्रकीतितम्‌ । 
ब्रह्मस्म रणेयरयसुखं खाकी मतो बुधे. ॥ 
ख का अथ हे ब्रह्म का स्मरण और क का सुख अर्थात्‌ ब्रह्म के स्मरण मे 
जिसे सुख हो वह खाकी है | 
वही, पृ० ३०५ | 


४-निरावलम्बी--निरावलम्बी का अथ है आलम्बन हीन। कोटा के बीरमल 
दास ने इस अ्रखाडे की स्थापना शुजाउहौला के समय मे ही की थी। उसने 
अयोध्या म एक मन्दिर बनवाया, जो बाद में छोड दिया गया | फिर नरसिंहदास 
ने दर्शनसिंह के पास ही एक नया मन्दिर बनवाया। इनकी सम्पत्ति थोड़ी 
सी ही है । प० रामनारायणदास के मत से जो देवान्तरों मे अल्प मात्र अवलम्ब 
नहीं करता वह निरावलम्बी है .--- 


देवान्तरेष्ववलंबोयश्चाल्प सुखसाधन: । 
सनिश्शेपगतो यस्मान्निरालम्बो मतो हि सः ॥ 
वही, पृ० ३०६ | 


६-सन्तोषी--इनकी सख्या कम है, ये दरिद्र भी हैं। सफद्रजंग के समय 
मे जयपुर के रतिशम ने इस अखाडे की स्थापना की थी। इन्होने एक मन्दिर भी 
अयोध्या मे बनवाया, पर बाठ म उसे छोड दिया गया। वाजिदश्नलीशाह के समय में 
निद्धि सिह नाम के एक कलवार ने दूसरा मन्दिर बनवाया। इसके बाद खुशहाल 
दास नामक एक सतोषी साधु अयोध्या आए और उनके उत्तराधिकारी रामकृष्ण 
दास ने नया मन्दिर बनवाया । १६०० ई० में जब महन्थ को मृत्यु हुईं तब बहुत 
दिनो तक यह अखाड़ा बीरान पड़ा रहा, कोई नया महन्थ नियुक्त नही हुआ । १० 
रामनारायण दास ने सतोषी का अर्थ इस प्रकार दिया है-- 


स्वारब्धस्यतु संयोगात्स्वल्पे लब्घेपिवस्तुनि । 
संतोषो विद्यतेयस्य ससंतोषी सदा मतः ॥ 


ग्रारब्ध-प्राप्त अल्पवस्तु मे भ्री जो सन्तुष्ट हो बह संतोधी है। 
वही, पृ० ३०६ | 


२३० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


७-महानिर्वाणी-- इन साशुओ का ध्येय भगवान्‌ की निर्हेतुक उपासना करना 
है| उनसे ये कुछ भी याचना नही करते । इस अखाडे की स्थापना शुजाउद्दौला 
के समय में कोटा बृदी के साधु पुरुषोत्तमदास ने श्रयोध्या म आकर की थी। इन्होंने 
एक मन्दिर की भी स्थापना की | इनमे २५ पट्टियाँ है, जिनमे अधिकाश भ्रमणु- 
शील याचक का जीवन व्यतीत करती हैं। रामनारायण दास जी के मत से--- 


निर्वाणं निवृतोनाशे मोक्षे चेव प्रकीर्तितम्‌ । 
महन्सोक्ष सुख यस्य स महानिर्वाणों मत. ॥ 
वही, पृ० ३०६॥ 
इन अखाड़ो के साधु अखाड-मल्ल, नागा, अतीत आदि नामो से विख्यात 
हैं । यो तो ये समस्त भारतवष में भ्रमण करते पाए जाते है, परन्तु इनका प्रमुख 
केन्द्र हनुमानगढी, अयोध्या, है 
अखाड़ों के मुख्य कतेव्य--इन अखाड़ो के मुख्य कतंव्य विपक्तियों से 
हिन्दू धर्म एवं हिन्दुओं के मन्दिरो की रक्षा करना, वैष्णव धर्म के विद्रोहियो का 
दमन करना, कुम्भ पं के अवसर पर अपने सम्प्रदाय की मयांदा बचाना आदि 
हैं । इसी कारण इन साधुश्रों का अधिकाश समय सैनिक शिक्षा प्राप्त करने में 
ही व्यतीत होता है | इसमे कोई सन्देह नहीं कि इन अखाडो ने गत ३०० वर्षों 
से हिन्दू-धर्म और हिन्दू जाति की अपूर्व सेवा की है । 
अखाड़ों का सगठन--इन अखाडो की ३ अनियाँ होती है-- 


पहली अनी--निरवांणी अनी--इस अनी मे निर्वांणी, खाकी तथा निरा- 
वलम्बी, ये तीन अखाड़े सम्मिलित रहते हैं। निर्वाणी अखाडे मे रामानन्दी निर्वाणी 
के साथ ही दरिव्यासी निर्वाणी, मध्व सम्प्रदायी, बलभद्री निर्वाणी आदि भी 
सम्मिलित रहते हैं | खाकी अखाडे मे रामानन्दी खाकी अ्रखाड़े के साथ ही 
हरिव्यासी खाकी अखाड़े भी सम्मिलित हो गए हैं। इसी प्रकार निरावलम्बी 
अखाड़े में हरिव्यासी दाटम्बरी अखाड़ा भी मिल गया है | इन अखाड़ो मे सर्व 
प्रमुख है निर्वाणी अखाड़ा | 

दूसरी अनी--द्गिम्बर अनी--इस श्रनी मे रामानन्दी दिगम्बर अखाड़े मे 
श्याम जी दिगम्बर या हरिव्यासी द्गम्बर तथा धूरिया दिगम्बर अखाडे भी मिल 
गए; हैं । 

तीसरी अनी--निर्माही अनी--इस श्रनी में निर्मोही, महानिर्वांणी और 
सनन्‍्तोषी अखाडे सम्मिलित हैं । निर्माही अखाडे में रामानन्दी निर्मोही, दरिव्यासी 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ २३१ 


निर्मोही या मालाघारी, विष्णुस्वामी मतावलम्बी निर्माही अथवा भाड़िया निर्मोद्दी, 
राधावल्‍लभी निर्मोही आ्रादि सम्मिलित रहते हैं। महानिर्वाणी अखाडे में रामा- 
ननन्‍्दी साधुश्रों के साथ ही हरिव्यासी महानिवांणी भी मिल्ले रहते हैं । इसी प्रकार 
सन्तोषी अखाड़े मे हरिव्यासी सन्‍्तोषी भी सम्मिलित हो जाते हैं| इनमें निर्माही' 
प्रधान हैं | 


इस प्रकार रामानन्द सम्प्रदाय से निर्वाणी, खाकी, निरावलम्बी, दिगम्बर, 
निर्मोही, महानिर्वाणी श्रौर सन्‍्तोषी आदि सात अ्रखाड़े हैं। अन्य सम्प्रदायों के 
अखाड़ों के मिल जाने से कुल ६ कुलो का निर्माण हो गया है। सनक (निम्बाक) 
सम्प्रदाय में श्याम जी दिगम्बर, हरिव्यासी निर्माही, हरिव्यासी निर्वांणी, हरिव्यासी 
महानिवांणी, भाडिया, हरिव्यासी सन्‍्तोषी, निरावलम्बी ये सात अखाडे मुख्य 
हैं। मालाधारी नामक एक और अखाडा इसी सम्प्रदाय का है। बह्मसम्प्रदाय में 
बलभद्री और राधावल्‍लभी दो अखाड़े है | रुद्र सम्प्रदाय में विष्णुस्वामी नामक 
एक ही अ्रखाड़ा है। ऊखल अ्र॒खाड़ा इन सब का सम्मिलित पचायती अखाड़ा 
है। (सन्त, श्रीरामानन्दाक, वर्ष ४, श्रक ७-८-६ |) इन अखाडों में क्षष्णोपासक 
अखाड़ों के साधु कृष्ण की ही उपासना करते हैं । 


प्व्ज 

क--पंचरंग--दिगम्बर अखाडे का ध्वज पाच रगो का होता है। 

ख--एकरग--अ्रन्य दोनो अनियो मे श्वेत रग का ही ध्वज होता है । 

ध्वज पर चिन्दह--रामानन्दी अखाड़ो में बाहर की ओर ध्वज पर हनुमान्‌ 
जी का और भीतर की ओर सूर्यनारायण का चिन्ह बना होता है, किन्तु अन्य 
सम्प्रदायो के अखाड़ो के ध्वजों पर बाहर तो हनुमान जी ही रहते हैं, भीतर 
गरुड़जी का चिन्ह बना रहता है | 


कुम्भ पर इन अखाड़ों के मिलने का क्रम 


कुम्म में प्रथम टाटम्बरी, बलभद्री और हरिव्यासी निर्वाणी एक साथ 
मिलते हैं, फिर खाकी निरावलग्बी और हरिव्यासी खाकी आदि एक साथ मिलते 
हैं। तत्पश्चात्‌ दोनों समूह मिल कर निवांणी अनी बनाते हैं। दिगम्बर अखाड़ा 
अलग ही रहता है | जुत्तूस में आगे निर्माही श्रनी, मध्य में दिगम्बर अनी और 
अन्त में निर्वाणी अनी होती है। युद्ध के समय पहले दाहिनी ओर निर्वाणी, 
मध्य में ठिगम्बर और बाएं पाश्व में निर्माही रहा करते थे। इनके भिन्न-भिन्न 
निशान भी हैं। 


२३२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


कुम्म प्रयाग, हरद्वार, नासिक और उज्जैन में प्रति बारह वर्ष के उपरात 
होता रहता है| वहाँ ये अखाडे विशेष रूप से जुठते हैं । 

खान्नसा--सिक्‍्खो के अनुकरण पर इस सम्प्रदाय में खालसों का भी 
सगठन किया गया है, जिन्हें 'चतु* सम्प्रदाय खालसा” कहते हैं । श्री वैष्ण॒वो के 
पॉच खालसे हैं--- 

कू--डाकोर खालसा--यह खालसा टीला जी द्वारा गादी के महन्थ श्री 
मंगलदास जी के परिवार का है | इसके अन्तर्गत डाकोर खालसा तथा रतलाम 
खालसा नामक दो और खालसे है | स० २००० वि» में श्री रामनारायणदास 
जी इस खालसे के महन्थ थे | 

ख--डांडिया खाज्लसा--श्री धोरमदास ने इस खालसे की स्थापना की ; 
श्री जगन्नाथदास ने इस १२ भाई डाडिया खालसे की श्री बृद्धि की | स० २००० 
मे रामर्नदास जी इसके महन्थ थे | 

ग--नन्दरामदास खालसा--इस खालसे की स्थापना धीरमदास जी के 
शिष्य श्री नन्दराम दास ने की थी | स० २००० में श्री बालकदास जी इस 
खालसे के महन्थ थे | 

घ--व्यागी खालसा--श्री सियारामदास ने इस खालसे की स्थापना की 
थी। इस १३ भाई खालसे के स० २००० मे श्री अजुनदास महन्थ थे। 

ड---महात्यागी खालसा--श्री बलदेवदास ने इस खालसे की स्थापना की 
थी | इस १४ भाई खालसे के सं० २००० में श्री रामजीवनदास महन्थ थे । 

अखाड़ों के साधुओं की श्रेशियॉ--अपने गुरु-स्थान को छोड़ कर चतुः 

सम्प्रदाय की सेवा करने की भावना वाला साधु इन अखाड़ो में सम्मिलित होकर 
अखाड़॒मल्ल” के नाम से पुकारा जाता है | वह निम्नश्रेणियों को पार कर नागा! 
पद को प्राप्त होता है। जिस नागा की सेवा मे वह नियोजित होता है, उसका 
चह 'सादिक? कहलाता है। इन साधुओं की निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं--- 

कू--यात्री--ये साधु अपने नागा श्रतीत के लिए दातून आदि का प्रबन्ध 
करते हैं तथा इधर-उघर भ्रमण किया करते हैं । 

ख--छोरा--ये नागा अतीतों को स्नानादि कराते तथा उनके पीने का पानी 
लाते हैं | 

ग--बन्दग़ीदार--चौका, क्राड़, लगाना, भोजन तैयार करना तथा शब््रास्त 
की शिक्षा प्राप्त करना ही इनका काम है। 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ २३३ 


घ--मुरीठिया--भगवान की पूजा, उपासना करना एवं शत्त्रासत्र विद्या में 
पूर्णतया निपुण हो जाना इनका मुख्य काय है। 

ू--नागा--सेवको को चेतावनी देना, भगवान्‌ एवं भागवतो की पूजा का 
प्रबन्ध करना, सम्प्रदाय के मठो-मन्दिरों एवं अनुयावियो की रक्षा करना, कुम्भ 
का प्रबन्ध करना तथा कुम्म के अवसर पर अन्य साधुओ को नागा बनाना आदि 
इनके प्रमुख कर्तव्य हैं| इसी प्रकार सम्प्रदाय की प्रमुख समस्याओं पर विचार 
करना एवं उनका सुमाब प्रस्तुत करना आदि भी इन्हीं नागा-अतीतों का काम 
है। ये नागा चारसेली के होते हैं--बसतिया, दरद्वारी, सागरिया और उज्जैनी । 

च--अतीत--सिद्ध नागाश्रों को नागा अतीत के नाम से अभिहित किया 
जाता है । 

अखाड़ों की शासन-व्यवस्था--यह्वाँ निर्मोही अ्रखाडा, श्री अयोध्या जी, 
के अनुसार इन अखाडो की सामान्य शासनव्यवस्था पर प्रकाश डाला जा रहा 
है| निर्माही अखाड़ा, रामघाट, अयोध्या जी के महान्त रघुनाथदास द्वारा प्रकाशित 
री पचरामानन्दीय निर्मादी अ्रखाड़ा श्री अ्रयोध्या जी का रजिस्टड विधान? के 
अनुसार ही निम्नलिखित सूचनाएँ दी जा रही हैं | 

महन्थ--महन्थ का चुनाव प्रत्येक अखाड़े के सदरय नागा अतीत करते है | 
इनके द्वारा निर्वाचित महन्थ को चुनाव के समय प्रस्तुत रहना पड़ता है। अखाड़ो 
की व्यवस्था महन्थ, पच तथा सरपच आदि की एक कायकारिणी समिति द्वारा 
की जाती है | महन्थ को इस समिति की आज्ञा माननी पड़ती है, अ्रन्यथा उसे 
सामान्य सभा पदच्युत कर देती है | महन्थ, सरपच या पच आदि त्यागपन्न न दे 
तो अजीवन अपने पद पर बने रद्ट सकते हैं | इनमे से यदि किसी की मृत्यु हो 
जाय था कोई त्यागपत्र दे दे तो रिक्त स्थान की पूर्ति अखाडे के नागा अरतीतों 
की एक विशेष आयोजित सभा द्वारा की जाती है । 

अखाडे की सम्पत्ति की देखभाल व्यवस्थापिका समिति के कुछ पचो द्वारा 
होती है । वध में का्यकारिणी-समिति की बैठक एक बार अवश्य होती है। उसमे 
प्रत्येक साधु व महन्थादि के कतंब्याकतंब्य पर विचार किया जाता है | 

महन्थ अखाडे की सम्पत्ति का स्वामी होता है | उसे अखाडे के मन्दिर आदि 
की पूजा-व्यवस्था करनी पड़ती है| परम्परा की रक्षा करना भी उसी का काम 
है| साम्प्रदायिक वेषभूषा, आचार-व्यवह्ार का उसे पूरा पालन करना पड़ता है। 
न तो उसे उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार होता है श्रौर न परम्परा के विरुद्ध 
आचरण करने का | साधुझो को नागा बनाने का काय महन्थ ही करता है। 


२३४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


उसी को शिष्य बनाने का भी अधिकार होता है। महन्थ आय-व्यय का पूरा 
लेखा पचों को देता रहता है और महन्थी से हठ जाने पर सामान्य सदस्य मात्र 
रह जाता है | 

गोलकी--श्रखाडे की सम्पति के आय-व्यय का लेखा गोलकी रखता है। 
इसका निर्वाचन हे वर्ष के लिये किया जाता है | सामान्य व्यय के लिए यह 
१०० रू० तक अपने पास रख सकता है। गोलकी के सामने ही एक पुजारी 
दूसरे पुजारी को कार्यमार सौपता है। बदचलनी पर गोलकी बीच मे ही पदच्युत 
हो जाता है | 

साधुओं के सामान्य कतेव्य-अखाडे के नियमो का पालन करना, परम्परा 
की रक्षा करना, कार्यकारिणी की आज्ञा का अनुगमन करना आदि इन अखाड़ों के 
साधुओं के कतंव्य हैं। अयोध्या मे निर्माही अखाडे के मन्दिर हैं--जन्मभूमि, 
रामकोट तथा विजयराघव मन्दिर | 


विशेष--रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रायः सभी मठो की व्यवस्था उपयक्त 
प्रणाली से द्वोती है। इन मठो में दोपहर एव रात्रि में सैकड़ो साधु नित्य ही 
भोजन करते है। उनके रहने की व्यवस्था भी वही की जाती है। प्रत्येक मठ के 
साथ-साथ एक मदिरि भी होता है, जिसमे साम्प्रदायिक पूजा-पद्धति के अनुसार 
पुजारी भगवान्‌ की सेवा करता है। 


रामानन्द-सम्प्रदाय से कुछ दूरी से सम्बद्ध पंथ--रामानन्द स्वामी 
द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदावा के इतिहास का वर्णन करने के पश्चात्‌ यहाँ यह 
आवश्यक सा जान पड़ता है कि उन पथो का भी सक्तेप से ही एक विवरण 
उपस्थित किया जाय, जो रामानन्द जी के शिष्यो द्वारा प्रवर्तित किए गए, किन्तु 
परिस्थिति तथा वातावरण विशेष के कारण जिन्होने स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित 
मत से थोडे भिन्न मत की प्रतिष्ठा की थी। इनमे से प्रायः सभी पथो ने 
रामानन्द जी द्वारा प्रवर्तित भक्ति-पद्धति के मूल सिद्धान्तो --प्रपत्ति, न्यास, क्रियाकला- 
पादि का परित्याग, जातिपाति के भेद को न मानना, दासभावना श्रादि--को स्वी- 
कार कर लिया है, किन्तु स्वामी जी के दाशनिक सिद्धान्तो में उनकी विशेष 
आस्था नही दिखलाई पडती। “उत्तरी भारत की सत परम्परा? मे प० परशुराम 
चत॒वेदी ने इन पँथों की उत्पत्ति और विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला है । 
अतः विशेष विवरण वही देखना उपयुक्त होगा। यहाँ केवल सच्नेप में ही उनका 
परिचय मात्र दिया जा रहा है | 


सम्प्रदाय का इतिहास तथा सम्बद्ध शाखाएँ २३२५ 


कबीर पंथ--कबीर साहब की मृत्यु के उपरान्त इस पथ की स्था- 
पना उनके शिष्यो ने की थी। इस पन्‍्थ के तीन प्रमुख केन्द्र हैं---काशी, छुत्तो- 
सगढ़ और घनोती ( विहार )। काशी वाली शाखा के संस्थापक सुरतगोपाल 
कहे जाते हैं, जिन्हे कबीर का शिष्य कहा जाता है| कबीर चौरा मठ के अन्तर्गत 
मध्यग्रदेश का बुरहानपुर वाला मठ, पुरी की कबीर-समाधि, द्वारका का कबीर 
मठ आदि शआाते हैं | | छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रवरत्तक धमंदास जी कहे जाते हैं । 
वस्तुतः कबीरपथ को सुदृढभित्ति प्रदान करने का कार्य धर्मदास ने ही किया था। 
बांधवगढ़, कुडरमल, घामखेडा, हाटकेसर, बमनी श्रादि स्थानों पर छत्तीसगढ़ी 
शाखा के स्थापित किए. गए' मठ हैं। धनौती शाखा के प्रवत्तक भगवान्‌ गोसाई 
थे, जो कुछ लोगो के अनुसार जाति के अहीर थे और मूलत' पिशौराबाद 
( बंदेलखंड ) के निवासी थे | 

कबीर पथ की अन्य शाखाओं मे कठक में प्रचलित 'साहबदासी पंथ?, 
काठियावाड़ का मूल निरन्जन पंथ”, बड़ौदा के “टकसारी पथ”, भड़ीच के 
जीवापंथ” आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | सत्य कबीर, नामकबीर, दान- 
कबीर, मंगल कबीर, हंसकबीर और उदासी कबीर तथा अन्य छोटे-छोटे अनेक 
उपपंथ कबीर पथ से सम्बद्ध बतलाए गए. हैं, परन्तु उनका कोई भी व्यवस्थित 
इतिहास प्राप्त नहीं है।' 


कबीर-पथ रामानन्दी दाशनिक विचारधारा से बहुत दूर तक प्रभावित है, 
अन्य सम्प्रदायो का भी इस पर प्रभाव पडा है | जहाँ तक कबीर की विचारधारा 
का सम्बन्ध है, हमने इस ग्रन्थ में रामानन्द-सम्प्रदाय के संदर्भ मे उसका अध्ययन 
विस्तृत रूप से किया है | प्रत्यक्षतः यह पथ रामानन्द-सम्प्रदाय से स्वतन्त्र एव 
भिन्न सत्ता रखता है। 


सेन पंथ--डा० ग्रियर्सन ने 'इन्साइक्लोपीडिया अबू रिलीजन ऐश्ड 
एथिक्स? ( भाग २, पृष्ठ श८४ ) में लिखा है कि सेन के नाम से एक पंथ भी 
प्रचलित पाया गया है। उनका अनुमान है कि यह पथ इसलिये चल पडा, 
क्योंकि सेन के बंशनों का बहुत दिनो तक बॉधबगढ़ के नरेशो पर ग्रभाव बना 
रहा | खेद है, इस पन्‍थ के अनुयायियो का न तो कोई परिचय मिलता है और 
न उनके सम्बन्ध मे कहीं कोई संकेत ही मिलता है। पीछे देखा जा चुका है कि 
सेन स्वामी रामानन्द के एक प्रमुख शिष्य माने गये है, फिर भी उनका क्रुकाक 
कबीर की ओर अधिक था। हाँ, भक्ति-पद्धति की दृष्टि से अ्रवश्य ही ये गमानन्द 
जी के एक पक्के अनुयायी थे | 


२३६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


शेदास पंथ--रैदास के नाम से एक पथ की सत्ता का परिचय अनेक 
विद्वानों ने दिया है, पर इसके इतिहास, सगठन, विचारधारा आदि पर कोई 
ग्रकाश नही डाला गया है। प्रायः उत्तर भारत की चमार जाति के लोग अपने 
को रैदासी ही कहते हैं। आजकल इस रैदासी पथ के लोगों ने अपना सगठन 
भी कर लिया है और प्रयाग आदि में रविदास जयन्ती बडे धूमधाम से मनाई 
जाती है | ह 

विचारधारा की दृष्टि से रैदास जी भी कबीर से ही अधिक प्रभावित थे | 
हॉ, रामानन्दी भक्तिपद्धति का उन पर विशेष ध्रभाव पाया जाता है । 

मंत्तेप मे रामानन्द-सम्प्रदाय का यही इतिहास है | 


पंचम अध्याय 
दाशंनिक-पसिद्चान्त 


दाशेनिक-विचारधारा 


रामानन्द-सम्प्रदाय और विशिष्टाह्रेत मत--रामानन्द-सम्प्रदाय को 
श्री सम्प्रदाय” के नाम से अ्मिद्दित किया जाता है। आज से ३२ वर्ष पूव तक 
यह सम्प्रदाय रामानुज-सम्प्रदाय से सम्बद्ध उसकी उपशाखा के रूप में माना जाता 
था, किन्तु इधर जब से इसे रामानुज-सम्प्रदाय से भिन्न एवं स्वतन्त्र सम्प्रदाय सिद्ध 
करने का आन्दोलन चला है, तब से “श्री! शब्द से लक्ष्मी का श्रथ न लेकर सीता? 
अर्थ लिया जाने लगा है | फिर भी इस सम्प्रदाय का दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैत ही 
माना जाता है। स्वयं रामानन्द स्वामी ने "श्री वैष्णुव मताब्ज-भास्करः ग्रन्थ में 
इस मत का विस्तृत एवं शास्रीय विवेचन नहीं प्रस्तुत किया है ओर न ही अपने 
मत को उन्होंने विशिष्टाह्वैत के नाम से अभिहित किया है। '्री वेष्णुब-मताब्ज- 
मास्करः में अपने प्रिय शिष्य सुरसुरानद के दश प्रश्नो का उत्तर देते समय 
स्वामी जी ने तत्व क्या है ? नामक प्रश्न के उत्तर मे इंश्वर, जीव एव प्रकृति 
का भी विवेचन किया है | किन्तु, वह भी बहुत अधिक क्रमबद्ध एवं शास्त्रीय 
ठग का विवेचन नहीं है। आनन्दमाष्य” में अवश्य ही रामानन्द-सम्प्रदाय के 
विशिष्टाद्वैत मत का शास्त्रीय ठग पर विस्तृत विवेचन किया गया है, किन्तु उसे 
रामानन्द स्वामी कृत मानने मे अनेक कठिनाइयों है, जिनका उल्लेख हम 'रामा- 
नन्द स्वामी के ग्रन्थ तथा उनकी प्रामाणिकता” नामक अध्याय में कर चुके हैं। 
अतः आनन्दभाष्य” के मत को रामानन्द-सम्प्रदाय के मूल सिद्धान्त मान लेने में 
आपत्ति हो सकती है| फिर भी उसमे प्रतिपादित मत की अवदलना नहीं की जा 
सकती, क्योंकि आधुनिक रामानन्दी-सम्भदाय का वह एकमान्न प्रमुख प्रतिनिधि 
आाष्य” है। 

र्३७ 


श्श्द रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


आनन्दभाष्य”ः के अनुभार ब्रह्म मीमासा शास्त्र! का प्रतिपाद्य विशिष्टाद्वैत 
ही है, केवलाद्वेत नहों--'एवचाखिलश्रतिस्मृतीतिहासपुराणसामजस्याद पपत्तिवलाब्च 
विशिष्टाद्वैतमेवास्य बह्ममीमासाशास्त्रस्य विषयो नतु केवलाह्वतम्‌ ।?* विशिष्टद्वैत 
शब्द का अर्थ इस प्रकार किया गया है: “विशिष्ट च विशिष्ट च॒ विशिष्टे, विशि- 
ध्टयोरद्वैते विशिष्टाद्वैतम? श्रर्थात्‌ सूक्ष्म चिदचिद्‌ विशिष्ट अथवा कारण ब्रह्म 
और स्थूल चिदचिद्‌ विशिष्ट अथवा काय ब्रक्ष म अमेद स्थापित करना ही 
विशिष्टाद्वैत मत का लक्ष्य है । इस मत में ब्रह्म को स्वगत भेद से चिदचिद्‌ 
विशिष्ट माना गया है । यह ब्रह्म अनेक शुभ गुणों से युक्त है । वेदान्त मे- 
उपनिषदो मे-जहाँ उसे “निर्गंण? कहा गया है, वहाँ ब्रह्म में प्राकृत गुणों के अभाव 
से हो उसका तात्पय है। रामानुज-सम्प्रदाय में इस ब्रह्म को नारायण? कहा गया 
है, किन्तु रामानन्द-सम्प्रदाय मे राम को ही ब्रह्म माना गया हैं--अ्रह्मशब्दश्च 
महापुरुषादिपदवेदनीयनिरस्ताखिलदोषमनवधिकातिशयासंख्येयकल्याण गुण गण भग- 
वन्तश्रीराममेबाह * |? 

इस प्रकार रामानुज-सम्प्रदाय की ही भाँति रामानन्द-्सम्प्रदाय को भी श्री 
सम्प्रदाय” तथा उसके दाशंनिक मत को “विशिष्टाद्वेतः! कहा जाता है। दोनो मे 
अन्तर केवल इतना ही है कि रामानुज-सम्प्रदाय मे लक्ष्मी-नारायणु” परमाराध्य 
हैं, किय्तु रामानन्द-सम्प्रदाय मे 'सीता-राम? । रामानुज-सम्प्रदाय में कर्म-काश्ड को 
अधिक महत्व विया गया है, किन्तु रामानन्द-सम्प्रदाय मे बहुत कम | आगे हम 
रामानन्द के दाशनिक सिद्धान्तो का विवेचन “श्री वैष्णव-मताब्ज-भास्कर” के 
आधार पर प्रमुख रूप से और '“अ्रीरामाचनपद्धति? के आधार पर गौण रूप 
से प्रस्तुत करेंगे | 


रामानन्दोत्तर साम्प्रदायिक अन्थों का मत -रामानन्द-सम्पदाय मे ब्रह्म- 
सूत्र पर लिखे गए ३ भाष्य प्रमुख एव प्रसिद्ध हैं १-जानकीमाष्य २--आनन्‍द 
भाष्य ३--वेदभाष्य | प्रथम की रचना आज से लगभग १४० वर्ष पूर्व मणिराम 
की छावनी के महथ श्री रामप्रसाद जी ने की थी। द्वितीय की रचना सदिग्ध 
हे | पीछे रामानन्द जी के ग्रन्थो की प्रामाणिकता का विवेचन करते हुए) यह 
देखा जा चुका है कि इस ग्रन्थ को रामानन्द जी कृत मान लेने के पक्ष में कोई 
दृढ़ प्रमाण नहीं मिलता, प्रत्युत अ्रनेक अकाटय प्रमाणों के आधार पर उसे 
आधुनिक कृति के रूप में ही स्वीकार करना पड़ता है । तीसरा ग्रन्थ रामानन्द- 





गो 


(आनन्द भाष्य-- १११ पृष्ठ १४-१५, सं० रघुवरदास वेदान्ती । 
२--वबही, पू० ४ । 


दाशनिक-सिद्धान्त २३६ 


सम्प्रदाय के आधुनिक विद्वान श्री भगवदाचाय जी द्वारा प्रणीत हैं।फिर भी 
आधुनिक रामानन्द-सम्प्रदाय भें आनन्दभाष्य' को ही साम्प्रदायिक भाष्य होने 
का गौरव प्राप्त है । उसी का पठन-पाठन इस समय विशेष हो रहा है ओर उसके 
मत को साम्प्रदायिक मत स्वीकार कर लिया गया है| इस ग्रन्थ में विशिष्टाहैत 
मत का प्रतिपादन किया गया है। 'जानकीभाष्य” में भी विशिष्ठाद्वैत मत का 
प्रतिपादन किया गया है | पीछे यह भी देखा जा चुका है कि आनन्दभाष्यः और 
जानकीमाष्यः मे न केवल विचार-भावसाम्य है, अपितु दोनो में बहुत दूर तक 
भाषा और शब्दसाम्य भी है। अनेक कारणों से इस ग्रन्थ को उतनी मान्यता 
नही मिल सकी है, जितनी आनन्दभाष्य” को | श्री भगवदाचार्य के भाष्य? का 
अपना एक अलग स्थान है। उनकी विचारधारा रामानन्द जी की धारणाओं के 
अधिक निकट है, फिर भी साम्प्रदायिक विद्वानों में अधिकाश उनके मत से सहमत 
होते नहीं प्रतीत होते | भगवदाचार्य के मत से शूद्रों को भी वेदाध्ययन का 
अधिकार होना चाहिए), किन्तु उपयक्त दोनो हो “भाष्यो? मे शूद्धों को वेदाध्ययन 
का अधिकार नही दिया गया है | इन सब कारणो से आनन्दभाष्य” को ही 
रामानन्द-सम्प्रदाय का प्रामाणिक भाष्यः माना जा सकता है। आगे उसी के 
आधार पर उत्तर-रामानन्दी विचारधारा का विवेचन किया जायगा | 
रामानन्द-सम्प्रदाय के अन्य प्रमुख ग्रन्थों मे अगस्त्य सहिता?, “रामस्तवराज?, 
तथा “जानकीस्तवराज”, “रामतापिन्युपनिषद्‌”, अग्रदास कृत “रहस्वन्नय”ः तथा 
हरिदास कृत 'रहस्यन्नय”, 'रामतापिन्युपनिषद्‌ भाष्य”, 'रामस्तवराजभाष्य?, भगवदा- 
चाय कृत निरत्नीः आदि विशेष उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त अनेक छोटे- 
मोटे अन्थ यत्न-ततन्न मिल जाते हैं ओर सम्भव है कि इस सम्प्रदाय के प्रमुख 
मठो की हस्तलिखित पुस्तकों की विस्तृत छानबीन करने पर और भी अनेक 
प्रामाणिक अन्थ उपलब्ध हों, किन्तु वर्तमान रामानन्दी-सम्परदाय मे इनमे से भी 
कुछ ही अन्थो का पठन-पाठन होता है। 'रामतापिन्युपनिषद! का पूरा उपयोग 
आनन्दभाष्य” मे कर लिया गया है । शेष अन्थो में विशिष्टाद्वैत मत का बहुत 
संक्षित विवेचन मिलता है | रहस्यन्नय के विवेचन म अग्रदेव जी तथा हरिदास 
जी ने “श्री वैष्णुव-मताब्ज-भास्करः का विशेष सहारा लिया है। यह भी सभव है 
कि उपयक्त दोनो ही अन्थ रामानुज-सप्रदाय में प्रचलित “रहस्यत्रय? अन्थो के 
आधार पर लिखे गए हो | जो हो, साम्प्रदायिक तत्व-ज्ञान का थोड़ा सा ही 
परिचय इनमे मिलता है। इसी कारण रामानन्दोत्तर दाशनिक विचारधारा का 
अध्ययन आनन्दभाष्य” के आधार पर ही प्रमुख रूप से किया जा सकता है | 
यहाँ इस ग्रन्थ की विचार-घारा का संक्षिप्त विवेचन मात्र प्रस्तुत किया जायगा | 


२४० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


रामानन्द स्वामी का मत 

ब्रद्य-राम---१--जिससे विश्वमान्र की उत्पत्ति हुईं हे, जो इसको रक्षा 
करता है और जिसमे इसका लय भी हो जाता है, जिसके प्रकाश से यूय और 
चन्द्रमा इस जगत्‌ को निरन्तर प्रकाशित करते रहते हैं, वायु जिसके भय से 
प्रबहमान है, और पृथ्वी नीचे पाताल मे नहीं चली जाती, वही ज्ञानस्वरूप, 
( विश्वमात्र की क्रियाओं का ) साक्षी, कूटस्थ ( विश्वमात्र को श्राक्रान्त करके 
अयोघन की भाँति स्थित ), श्रनेक शुभगुणो से युक्त, अविनाशी एवं विश्वभर्ता 
इंश्वर ही ब्रह्म पद से अ्रमिद्ित होता है ।* यह ब्रह्म नित्य है, ब्रह्मादि का भी 
विधायक है, वेदों का उपदेष्टा है, स्वय सर्वज्ञ है, सदूयोगियों की रक्षा करता है, 
तपस्थादि से भी दुलंभ है, चेतन को भी चेतनता प्रदान करता है, संसार का 
पालक है, ध्येय है, स्वतन्न्र हे, बन्धन से रहित है तथा सत्सगयरायण, सज्जन- 
गुरु प्राप्त मुमुक्षुवो का प्राप्य है।* प्रातः मध्यान्ह एवं साय तीनो कालों में 
सततचिन्तनयोग्य इस परमाथ को जान लेने के उपरान्त जिज्ञासुओ को जानने के 
लिए कुछु भी शेष नही रहता ।* 

२--यह ब्रह्म श्रोमान्‌ , दिव्यगुणों का समुद्र, उपनिषदो का प्रतिपाद्य, सब्र 
का शरणदाता, समध्तजगत्‌ का कारण, आद्वन्त हीन, इन्द्रादि देवों का स्वामी, 
ब्रह्माद देवताश्रों द्वारा अचित, तारा-सूथ-चन्द्रमा-अ्ग्नि-विद्युदादि का प्रकाशक, 
वीर शत्रुओ के शज््र-समूहो से भी अजय, विजयी, एवं विश्वमात्र का स्वामी है। 


१--विश्व ज्ञातयतो इद्धा यदावतमखिल लीनमप्य'स्तयस्मिन्‌ । 
सूर्यो यत्तेजसेन्दु सकलमधविरत भासयत्येतदेष । 
यदुभीत्याबातिवातो पव/नरपि सुतलयाति नैवेश्वरों श. 
साक्षीकूटस्थ एको बहुशुभगुणवानव्ययो विश्वभर्तता ॥ 
ओऔ बै० म० भा०, सँ० प० रामटइलदास, ५० २ 
२--नित्यो ब्रह्मविधायकश्च पुरुषस्तद्ध दबोधो बुधो, 
नित्याना शरण तप प्रभ्धतिमि सदयोगिना दुलंभ । 
एकश्वेतनचेतनो भृतजगद्धेय. स्वतन्त्रों बशी 
सप्राप्योपस्ति मुमुछुभि सुगुरुभि सत्सगिभिस्तत्परेः ॥ 
वद्दी--स ० मगर्दाचार्य, पृ० २०१ 
३--सदानुसन्धेयमिम त्रिकालमुमुछुभिस्त परमार्थमित्थम्‌ । 
ज्ञात्वा न चैवास्ति सुवेदनीय जिज्ञासुभिस्तैरवशिष्यमाणम्‌ । वही, पृ० २०४ 
४--श्रोमान्‌ दिव्य गुणाब्धिरो पनिषदो हेतु. शर र्यः प्रशुु- 
देवेशो जगतामनादिनिधनों अज्यादि देवाजित । 


दाशनिक-सिद्धान्त २४९ 


३---इस ब्रह्म पद से भगवान्‌ नारायण श्रथवा श्रीरामचन्द्र का ही बोध 
होता है। वे श्रीमान्‌ हैं, श्रच्य है, शरणागतो की रक्षा करते है, विधि-शकरादि 
देवता उनके चरण-कमल की उपासना करते हैं, योगिजन उनके ही चरण- 
कमलो को प्राप्त होते है, वे क्लेशादि से अस्पुश्य हैं, सत्पुरुष उन्हीं के यश का 
वर्णन करते हैं, वे विद्वानों द्वारा मान्य हैं, समस्तवेद उन्हीं के यश-माहात्य का 
“बणन करते हैं, वे अमर है, सवंशक्तिमान्‌ हैं, निष्पाप, अजर, मन-वाणी से 
अगोचर एव नित्य हैं ।* रामानन्द उन्हों भगवान्‌ राम के सस्सित मुख-कमलो 
का स्मरण करते हैं, जो वेदों के भो जानने योग्य, श्रद्भुतगुणों के समूहों के 
र्नाकर, प्रेय, लज्जायुत जानकी जी के कठाक्षों से अ्रवलोकित, भक्तो के 
मनोवाछित चतुरबंग ( धमं, अथ, काम, मोक्ष ) को देने के लिए. कल्पतरु के 
समान एवं परम शुद्धि महानीलमणि के सहश कातियुक्त है ।* 


४--सीतापति भगवान्‌ राम समस्त गुणों के एकमान्न आकर, जगत्‌ के हेतु 
एवं सबके तरक्बुक, शेषी तथा उपास्य है ।* वे सबके बन्धु, सबके प्राप्य, सवेदोष 
रहित एवं कल्याणु-गुणाकर हैं |” यही भगवानू राम सत्यस्वरूप, आनन्दस्वरूप, 
तथा चित्स्वरूप हैं और निखिल विभूति के स्वामी हैं ।* 


ताराकौनलचन्द्रमोबहुमह सोदामनी भासकोई 
जयूयो वीर सपत्नशर्सानचयेजेंता च तेषा मुह ॥| वही, १० २०१ 
१--श्षीमानच्यं, शरण्यों विधिभवप्रमुखेयोंगिगम्याप्रिपट्मोउस्पृश्य क्लेशादिभि सत्स- 
मुदितिसुयशा सूरिमान्योवदान्य । शश्वन्नारायणोज. सुमहितमहिमासाथुवेदैर 
शेषेनिंश त्यु सर्वशक्तिविंकलुषबिजरोगीर्म॑नोम्यामगम्य- ॥ 
श्री वै० म० भा०, रा० 2० दास, पृष्ठ २ 


२--श्रीमतश्रुतिवेबमद्सुतगुणग्ामायूयरत्नाकर प्रेय स्वेत्षण ससुलज्जितमद्दीजाता- 


ज्षिकोणेक्षितम्‌ । 
भक्ताशेषमनोमिवाच्छितचतुव॑र्गप्रद्वद म॒ रामस्मेरमुखाबुजशुचिमद्दानीलार- 
सकातिंभजे । वही, स० रामटहलदास, पृ० १। 


३--तत्राद्येनपदेनरेण भगवान्‌ सीतापति ओ्रोच्यते श्ररामोजगता गुणेकनिलयोहेतुश्चस-- 
रक्षक' । तच्छेषो पदतोधप्यतो भगवतोष्नन्याईँ शेषत्वक व्यावृत्तिस्तुसुरांतरादिगत- 
सत्तच्छेषताया मुह; | श्री वे० म० मा०, रा० 2० दास, पृ० ३-४ 
४--ससवविधबन्धुत्व॑ सर्वप्राप्यत्वमेव च। सर्वप्रापक्तातेनतथाचो मयलिंगता ॥ 
बह, ९० ४-7 
५--परदेनेवोच्यते सत्यानदचिद्र पता तथा । यावद्विभूतिनेतृत्व रामपादाब्ज सन्नते । 
बही, १० ५ 


१6 


२४२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


५--स्वय विष्णु ही राम के रूप में अवती्ण हुए थे।* ये राम ही 
राजा दशरथ के पुत्र थे, जानकी जी उनकी पत्नी थी, पिता की आशा मान कर 
उन्होने चित्रकूट को। अपना निवासस्थान बनाया था और कानन में १४ वर्ष 
विता दिए थे । इन्होने भक्तो के भय को दूर किया था, सुग्रीव को राज्य दिया 
आर रावण को मारकर सबको सुखी बना दिया था |* 


६--राम अद्भुत रूप-लावण्ययुक्त हैं। विकसित कमल के समान उनके 
नेत्र विशाल हैं, उनका सौदय ब्रह्मा और शिव के भी मन को हर लेने वाला है, 
वे नित्य सस्मित रहते हैं, सीता जी कठाज्ञो से उनका अवलोकन करती हैं, उनके 
कमलसह्दश चरण मुनिजनों के मनश्रमर से विच्ुम्बित होते हैं, वे लोकोत्तरबल- 
शाली, अद्भुत दिव्य धनुष और वाणो से पूजित तथा आजानुबाहु हैं। वे 
बहुमूल्य हार, अगद, नूपर, कमल के पराग के सहश पोत वस्त्र आदि से युक्त 
हैं। उनका शरीर नूतन मेध के सहृश है । वे प्रसन्न-विकसित लावश्यपूर्ण कमल 
के सहश मुखवाले हैं। संसार के शरणुदाता, परमपुरुषोत्तम, महोत्सवस्वरूप, 
'दशरथ के पुत्र राम सोता और लक्ष्मण के साथ नित्य ही सुशोभित रहते हैं ।* 

७--राम अ्रदूभ्ुत शक्ति सम्पन्न हें | उन्होंने शंकर के धनुष को खण्डित कर 
'परशुराम को परास्त कर दिया था । शत्र॒राक्षसो के लिये तो वे अनल के ही समान 
हैं ।* उनके शज्नात्र-संघ श्रत्यन्त बलवाले, शक्तिशाली, दुष्करकार्यों के करने मे 





१--मासेमधी यानवमी सुथुक्ता शुक्लाइदितीशेनशुभेनमेन । करके महापुणयतमासुलग्ने- 
जातोष्थराम स्वयमेव विष्णु । वही, ए० १३ श्लोक ७८॥ 
२--है श्री दाशरथे मुनीशमरवयश्रीजानकीवरलभ, ताताज्ञापरिपालकप्रशुवर ओ्रीचित्र« 
कूटालय । है श्राकाननवासि, भक्तमयमित्सुम्ावराज्यप्रद पोलस्त्यविनिदत्यस- 
बेसुखकच्छीराममामुद्धर। श्री रामार्चनपद्धति, स० रामनारायणदास, पृ०२। 
२--विकचपद्मदलायित वल्तण विधिभवादि मनोहर सुस्मित। जनकजादृगपांगसमी- 
चितंप्रणतसत्समनुग्रइ कारियम्‌ ॥ मुरनिमनसुमधुब्रतचुम्बित- स्फुटलसन्मकरदपदा« 
बुजम्‌। बलवदद्भुतदिव्यधनु. शरामद्दितजानुविलबिमदासुजम्‌॥, ..पराष्येदारागद- 
चारुनूपुरं सुपट्मरकिंजल्‍्क पिंशगवाससम्‌ । लसदुघनश्यामतनुगुणाकर क्ृपाणंव 
सद्धुदयाम्बुजासनम्‌ ॥ प्रसन्नलावण्य सुभन्मुखाग्वुज, जयच्छरण्य पुरुषोत्तम परम्‌। 
सदानुजदाशरथि महोत्सव स्मरामिराम सह सीतया सदा । ओ वैष्णव-्मताब्ज- 
भास्कर; प० रामटइलदास, एष्ठ ८६ । 
४--भीमन्तदलितेन्द्रनालम/|यभ मग्नेश कोदडकम । रामनिर्जितभार्गग जनकजापांगेह्ित 
राघव॑ ॥ शख्त्पेत्रुयनिदेशपालनपर रक्लोरिकक्ञानलम्‌ । पूजापद्धतिमाचितु वितनुते 
स्व॒ृत्वायतित्मापतिम्‌ ॥ ओ रामाचेन पद्धति, प॑० रामटइलद।स, पृ० ३४. 


दाशनिक-सिद्धान्त २४३ 


सक्षम, श्रेय एव प्रतापयुक्त, मुनिजनों द्वारावदित, भयकर शन्नुआं के भी मान को 
विगलित करने वाले, राक्षस एवं दैत्यो के विनाशकारी, जलनिधि को भी छुब्ध 
कर देने वाले, लोको के विजेता, सबमान्य, विध्ननाशक एवं कल्याणकारी हैं।* 


८--राम अनेक कल्याण गुणा के आकर ह। प्रपन्नो के अ्रभीष्ठ को वे 
निश्चित्‌ रूप से पूरा करते हैं। शरणागतो की रक्षा करने मे वे बडे ही निपुण 
हैं। उनके इस माह्ात्म्य को शिव एवं शेष भी नही जानते |" परमसिद्धि की 
कामना से अकिचन व्यक्ति भी उनकी शरण में जाकर उनकी दया का भागी 
बन सकता है। उन्हे जाति-पाति क्रिया-कलापादिक की अपेक्षा नहीं है ।* 


६---जगत्‌ के स्वामी श्रीश, जगन्निवास, जगत्कारण एव प्रभ द्वोते हुए भी 
राम बढे ही उदार है |* वस्तुत, श्रेष्ठ विद्धानों ने कृपा-सिन्धु, कीर्ति-सपन्न, 
अचिन्त्य-अखिलवैभव वाले भगवान्‌ राम की अन्यों के कष्टो से प्रति असहन- 
शीलता को ही दया कहा है |“ करुणानिधान भगवान्‌ राम के प्रातःकाल उठते 
ही ससार मे मगल का सूज्रपात हो जाता है। भक्त का यह विश्वास है कि नरशादूल 
भगवान राम के प्रातः निद्रात्याग करने मात्र से सारा ससार जागत हो उठेगा।* 


१०--राम घबडे ही भक्त-वत्सल हैं। नित्य सदाचार परायण विद्वज्जन 
वात्सल्य-महाणंव भगवान्‌ राम का दोष-भोगिता-रूप अर्थात्‌ स्वजनों के अपराधों 


कह... िननन्‍रीमनाननशलिनननननननननननन-+ 8०५ +न-ननन “नमन मनन नमन... नननमनननननन-++ फन्‍म+ 3. अररन+ ना, आधशण आना णारिणगशिगाजओ अमन 


१--प्रत्यूहव्यूहरभग विद्धदुरुबल शक्तिमानूसवबंकारी । भूरिश्रेय प्रतापी सुनिवर निकरे. 
स्‍्तूयमानो पविमान* । रक्षोदैत्यादिनाशी कछुमितजलनिरधिलोकजिस्लोकमान्यो, पन्‍्योनों 
मगलौघ सपदि स कुरुताद्रामशल्रालसघ । ओऔ वै० म० सा०, स० रा० ८० दास, 
पृ० ६२ । 

२--प्रपन्ना भी ष्टसदो हआ रामकरुणा निधे, शिवशेषायविज्ञ याशेषमाहात्म्यराधव । 
श्री रामा्चनपद्धति, स० रामटहलढदास, पृ० १३-१४ । 

३--आप्तु पर सिद्धिमकिचनोजनोद्विजाति|रच्छन्धरण हरिंजजेत्‌ । परदयालु स्वसुणान- 
पेक्षित॒क्रियाकलापादिकजातिबन्धनम्‌ ॥। श्री वै०म्०भा०, सं०भगवदाचारय, ४० १७३॥ 

४--जगठते श्रीश जगन्निवास प्रभोजगत्कारणरामचन्द्र | नमोनम कारुणिकायतुभ्य 
पदाब्ज युग्मे तवभक्तिरस्तु ॥ श्री वै०म०भा०, भमगवदाचाये,-प० १६६। 

५--दयान्यदु खस्यनिगचते बुधेरपाकतेस्तैरसहिष्युतास्तुता । क्ृपामहाब्धे समुदारकीते- 
विंष्योराचन्त्याखिलवैभवस्य । श्री वै०म०भा०, रामटहलदास, पृ० १७ । 

६--उत्तिष्नरशादू ल कत्तेव्य दैवतान्हिकम्‌ ॥. - त्वदीयोत्यानमात्रेय श्ुत्थितभुवनत्रय । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्रीराम भद्र ते करुणानिभे ।उत्तिष्ठजानकीकात त्रैलोक्य मगल कुरु ॥ 
आ रामाचंन पद्धति, रामनारायणदास, पृ० ८। 


२४४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभ्नाव 


की ओर दृष्टिपात न करना रूप ही वात्सल्य-इष्ट निरूपित करते है।' इसीलिए 
तो विरंचि और शंम्भु भी भगवानराम के पदारविन्द की सेवा करते हैं। भक्तो को 
तो ऐसे भगवान्‌ के चरणकमल का चंचरीक होना ही चाहिए ।'* 

११-राम ससार के कारण हैं| उनमे ओर ससार मे पिता-पुत्र, रत्य-रक्ष॒क. 
शेष-शेबित्व, भार्या-भतृत्व, स्व-स्वामि, आधार-आधेय, सेव्य-सेवक, आत्मा- 
आत्मीयत्व, भोग्य-मोक्तत्व आदि अनेक सम्बन्ध हैं ।* 

१२--भगवान्‌ और जीवो मे भी उपपक्त सम्बन्ध रामानन्द जी ने माने हैं । 
उनके अनुसार भगवान्‌ ही जीवो के स्वामी हैं, एकमात्र वही शेषी हैं। जीव 
उनका शेष है | भगवान्‌ का कैकय करना ही एकमात्र मुख्य फल है ।* भगवान्‌ 
राम द्वदी जीवो के परमप्राप्य" है, वही एकमात्र उपाय* भी है। इसीलिए जीकों 
को चाहिए, कि वे ईर्ष्या-देषादि से पुथक्‌ रह कर, सावधान होकर, अंगो सहित, 
पाषदों सहित, लक्ष्मण-सीता सहित वेदवेद्य भगवान्‌ श्री राम जी का कैंकर्य कर 
के कालयापन करें | 


१--विभोश्चवात्सव्यमहाणंवस्यवात्सल्यमिष्ट खलु दोषभोगिता । 
समुच्यतेतैनू मिर॒स्वतन्त्रे सदासदाचारपरायणेवरै | श्रीबै०म० भा०, रामट्हइलदास, 
पृ० १६ । 

२--समुच्यतेसप्रतिचारुलक्षण मद्दात्मनासट्यु णवैष्णवानाम्‌ । 
विरचिशम्भुश्रितरामचन्द्रपदारावदस्थितभु ग॒ चेतसाम्‌ ॥ बद्ी, प० २३ 


३--पितापुत्र सम्बन्धी जगत्कारणवाचिना । रक््यरक्षकभावश्चरेणरक्षक वाचिना | 
शेषशेषित्वसम्बन्धश्चतुर्थ यालुप्तयोच्यते । भार्यामत्‌ त्वसब धो इप्यनन्याहंत्ववा चिना ॥। 
अकारेणापिविश योमध्यस्थेन महामते । स्वस्वा/मभावसबधों मकारेणाथ कथयते ॥ 
शआ्राधाराधेयभावोषि श्ञ यो रामपदेन तु । सेव्यसेवकर्मावस्तु चतुर्थ यावि/नगथते | 
नम पदेनाखण्डेन त्वात्मात्मीयलमुच्यते । षष्ठ्यन्तेन मकारेश भोग्यमोक्तृत्वमप्युत ॥ 
वही, ए० ४ । 

४--पदेन पष्ठेनमहत्यनेन स्वस्वाम्यनन्याहकशेषतापि । 
समुच्यतेचेतनवाचिनातु तत्किकरत्वैंकप्रयोजनत्वम्‌ ॥ वही, पृ० ४ 
मवाच्यो5ह र वाच्याय शेषभूतोइस्मिसवृंदा ॥ . वही, पूृ० ४ 

५--आाप्यमिथुनमेवेति श्रीमतेपदती मतम्‌ | रामचन्द्र तिपदत स्वामित्वप्रतिपायते ॥ 
वही, पृ० ६ । 

६---उपायाथ्थपरेणात्र त्वखण्डनमसोच्यते । उपायोहिमवाच्यस्यरवाच्यो रामएवसः ॥ 
वहीं, पृ० ५। 

७--रामाय सागायसपार्षदायसीतासमेताय सहान॒जाय । 
शआम्नायवेद्यायविधाय शख्वत्‌ के कर्य्रीष्या रहित समाहित. ॥ वही, पृष्ठ २६ 


दार्शनिक-सिद्धान्त २४५ 


१३--भगवान्‌ राम के पाषदों मे लक्ष्मण राम कैकर्य परायण, सीतेशनिदेश 
पालक, शरच्चन्द्र के सदश कीर्तिवाले एवं अ्रप्रमेव हैं ।' इसीलिये वे राम को 
परम प्रिय हैं। राम के दूसरे पाष॑द हनुमान्‌ हैं | वे श्रत्यन्त बलयुक्त, बहुत ही 
बुद्धिमान, लाल लाल नेत्रोंवाले, श्री राम के चरण कमलो म मन से सलग्न एव 
शत्रुओं के लिए मृत्युकत्‌ हैं ।* भगवान्‌ राम के शख्त्रात्ौ भी उनके पाषंद माने 


गए हैं । 


१४-टह्वामी जी ने भगवान्‌ के अर्चावतार अथवा प्रतिमावतार का भी 
विवेचन किया है। उनके अनुसार देश-काल के प्रकर्ष से हीन, श्राश्रिताभिमत, 
सहिष्णु, श्रप्राकृत दिव्यदेहयुक्त, अपने समस्त कृत्यों मे अचंक के अधीन 
मूर्तिविशेष को श्रर्चावतार कहते हैं ।९ अर्चावतार के चार भेद है। स्वयव्यक्त, 
देव, सैद्ध और मानुष* । सुधियो को चाहिए कि आ्राहवान, आसन, पाद्य, अर्ध्य, 
शआ्राचमन, स्नान, वस्त्र, यशोपवीत, गन्ध, पुष्प, घृप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, प्रद- 
ज्षिणा और विसजन आदि बोडशोपचार से श्रचावतार की पूजा करें ।* भगवद्‌ 
विश्नह ही जीवो का एकमात्र उपाय है [* 


अली ीिननन जानी आन णएए भथ था पा 5 


(--शीरामकेंकर्यपरायण महुमंहुश्व सोतेशनिदेशकारिणम्‌ । 
तमेकवा र शरदिन्दुकीतिन्नमाम्यह लक्ष्मणमरप्रमेयन्‌ | ओऔीरामार्चन पद्धति, रा० 2० 
दास, पृष्ठ २४। 

२--महाबल वायुसुतमद्/म्ति प्रतप्तचामीकरचारु लोचनम्‌ । 
औरामपादाब्जनिविष्टमानस हिषन्तक श्रीहनुमतमीडे ॥ भी रा० प०, प० रा० ना० 
दास, पएृ० २४ 

३--अर्चावतारोएपिचदेशकालग्रकर्षहीन श्रितसम्मवश्च । 
सहिष्णुरप्राक्नतदेहयुक्त पूर्णो पचेकाघोन समाप्तक्ृत्य ॥ श्री वै०म० भा०, भगवदाचाये 


पू७ १६८ । 
४--स्वयव्यक्तश्चदैवश्च सेड्रोमानुषए्क्च देशादोहिप्रशस्ते स वतंमानश्चतुर्विध ॥ 
वही, ए० १६८। 


४५--आहानासनाभ्या च॒ पाथाध्याचमनैस्तथा, 
स्नानवस्रोपवातै श्च गन्धपुष्पसुधूपके । 
दीपनैवेद्य-ताम्बूल-प्रदक्षिणविसर्जने । 
पोडशोपचारैस्तमेतैरचेंत्‌ सदा सुधी ।। वही, ए८७० १६८ 
६---शरणेतिपदेनेवोपायस्तद्विमदो ब॒ुधे । 
उपायाध्यवसायस्तु प्रपद्य इति वण्यंते ॥ ...। श्री वै० म० भा०, रामटहलदास, 
0 


२४६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


आनन्दभाष्य का मत 


ब्रह्म--ब्रह्म शब्द से भगवान राम का ही बोध होता है। उन्हीं से विश्व 
की सृष्टि, स्थिति और लय सम्भव हैं। वे करुणा-सिन्धु, कल्याण-गुणाकर, 
तीनों लोक में परम-प्राप्य है | वेदान्त के वे ही प्रतिपाद्य हैं और भक्तगण उनका 
ही ध्यान करते हैं ।' ब्रक्मशब्दश्चमद्ापुरुषादिपदवेदनीयनिरस्ताखिलदोष- 
मनवधिकातिशयासख्येयकल्याणगुणगण भगब्रन्त श्रीराममेवाह ।?* श्रुतियों में 
सगुण-निगण, साकार-निराकार, ज्ञान-आनन्द-बल-ऐश्वर्य-तेज-बीयांदि अनन्तगुण- 
युक्त दिव्य मगलविग्रह, स्वप्रकाश, चिज्ज्योतिःस्वरूप, स्वचिन्तनैक प्राष्य, 
जगज्जन्मादि हेतुभूत ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है, जो विद्वानो-भक्तो 
का जिज्ञास्य , शेय, ध्येय तथा प्राप्य है ।* “आनन्दभाष्यः का निश्चित मत है 
कि त्रैपादिक ग्रन्थों द्वारा अखिलहेयग्रत्यनीक ( समस्तदोपों का प्रतिद्वन्दी ) 
जगज्जन्मादिकारण, प्रधानादि अचिद्बस्तु तथा बद्ध-मुक्तादिस्‍्पचेतन पदार्थों से 
विलक्षण, सर्बशष, सवंशक्तिसम्पन्न, सत्यसकल्प, समस्त कल्याणगुणात्मक, सर्वान्तरा- 
त्मभूत, निरकुशैश्वय, चिन्त्य, दिव्याद्भ्ुत-नित्य-निरवद्य, निरतिशय, औज्बल्य, 
सौंदय, सौगध्य, सौकुमायं, लावण्य, योवनादि गुणनिधि, दिव्यरूप, पुण्डरीक- 
दुलामलायतेक्षण, पुंस्त्रीक्लीवलक्षणयुक्त जड़चेतन के चित्त को मुग्ध करने 
वाले, परमपुरुषोत्तम श्रीरामाख्य ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है ।* 


कुछ लोगो का मत है कि वेदान्त का प्रतिपाद्य अद्वैत है ।* यह 
प्रपंचात्मक जगत्‌ ब्रह्म मे अनिवचनीयरूपा अविद्या द्वारा परिकल्पित है ।* ब्रह्म 
अखरड, आनन्दमय एवं चिन्मात्र है |” किन्तु निर्विशेष ब्रह्म का ही ज्ञान केसे 
हुआ १ यदि किन्हीं प्रमाणो द्वारा, तब तो वह सविशेष हो ही गया, और यदि 
प्रमाणातिरिक्तरीति से उसका ज्ञान हुआ तो प्रामाणिको द्वारा यह अमान्य ही 


(--आनन्दभाष्यमू, स० रघुवरदास वेदान्ती, प्रक।/० श्रीरामानन्दीयवैष्णुवमहामन्डल,, 
सं० १६१८६, ए० ४ । 

२--वही, १०१०१, पृ० ४ । 

३--वही, १०१०-१६, ए० ७६ । 

४०>अही, १-४, ए० १७० । 

५-वही, १-१-६, ५० ६ । 

दूं +- ६०१०९, १० ७ । 

७--१०३१-१, पृ० ८) 


दार्शनिक-सिद्धान्त २४७ 


होगा | षडविघ लिगो द्वारा भी वेदान्त का तात्यय अद्वत नहीं हे | 'नेह नानास्ति 
किंचन? का केवल यही अ्रथ है कि द्रष्टव्य ब्रह्म में नानात्व भेदलेश भी नहीं है 
ओर वहुस्या प्रजायेय” को लेकर ब्रह्म के नानात्व को सिद्ध करना बालक्रीडामान्र 
होगी ।* अ्रतः निखिलशक्तिविशिष्ट ब्रह्म ही सृष्टि के प्राककाल में अविभक्त नाम- 
रूप से सूक्ष्म चिदचिच्छुरीर से स्थित था, अद्वितीय पद ब्रह्म के सजातीय--- 
विजातीय-स्वगतमेद शूज््यत्व की प्रतिष्ठा नहीं करता |* मायापद अद्भुत रचना- 
क्षमत्व का ही द्योतक है, अनिवर्चनीय अज्ञान का नहीं।* भावरूप अज्ञान 
श्रुति-प्रतिपादित नही है, प्रत्यक्षानुमान से भी इसे नहीं सिद्ध किया जा सकता ।* 
यदि यह अविद्या कार्यरूपा है, तो इसका काग्ण क्‍या है * अ्रविद्यातर इसका 
कारण नहीं हो सकता स्वय अ्रविद्या ही अ्रपना कारण नही हो सकती आत्माश्रय- 
दोष प्रसगवश | ब्रह्म भी इसका कारण नही हो सकता, विकल्पासहत्व से | फिर 
उपाधि-विशिष्ट ब्रह्म उसका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि अविद्या के पूर्व 
उपाधि का अभाव रहता है, निरुपाधि ब्रह्म] किसी भी कार्य का कारण नही हो 
सकता ।* शअ्रतः समस्त श्रुति-स्मृतीतिहासपुराणादि के सामन्जस्य से तथा 
उपपत्तिबल से भी ब्रह्ममीमासाशासत्र का विषय विशिष्टाद्वेत ही ठहरता है, 
केवलाहैत नहीं ।* गुणेश कह कर श्रुति उसके सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्वादि 
नित्यगुणों का वर्शन करती है।” 'ईक्तेनांशब्द! से स्पष्ट है कि जगत्‌ का 
कारण थप्रधानः नहीं, किन्तु सूच्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म है ; और इस प्रकार 
सृक््म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म तथा स्थूल चिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म में अमेद स्थापित 
किया गया है। 'सदेव सोम्येब्मग्रआसीदेकमेवाद्वितीयम? से अमभेद शब्द का भी 
चिदचिद्विशिष्ट-परत्व ही तात्पय है। इस प्रकार सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म 
स्थूल चिद्चिह्विशिष्ट ब्रह्म का उपादान सिद्ध हो जाता है ।* इस प्रकार श्रुतियो 
मे ब्रह्म को जहा निगणु कहा गया है, वहाँ उसका तात्पयय निक्ृष्टगुणशराहित्य से 


>> रेप. 34 2नक मथममककत पाक +कक०५नन-अन तप लत नर पचट 4 
3५. रायरीलमनाथन बनेनन रीना अडभाननतन०पन--4स्‍44न«>++५मनत+-' 


१--१०१-१, ४० € । 
२०-वही, ४० ११ । 
३--बही, ३० £१२। 
४--बही, ए० १३। 
५--वही, ए० १३-१४ | 
६--बही, ९० १४-१५ । 
७--घही, पृ० १५। 
८--बही, ४० १६ । 
8--बही, 9० १७। 


श्ष्प्र रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


ही है--निर्गता निकृष्ठाः सच्चादयः प्राकृताः गुणा यस्मात्तन्निगणमिति व्युत्पत्ते- 
निक्ृष्टगुण्राहित्यमेव निगणशत्वम | * 


३--इस प्रकार प्राकृत गुण रहित ब्रह्म “निगण? शब्द द्वारा और दिव्यगुण 
युक्त ब्रह्म सगुण” शब्द द्वारा अभिहित किया गया है | निगंण का प्रतिपादन करने 
वाली श्रुतियाँ बस्तुतः श्रभाव द्वारा ब्रह्म के कल्याण गुणो की ही प्रतिष्ठा करती , 
हैं । ब्रह्म को जहाँ अद्वेश्य, अ्रग्राह्म आदि कहा गया है वहाँ उसका तात्पर्य 
निम्नलिखित है ।* अद्गे श्य का तात्पय यह है किब्रह्म स्थूल बुद्धि द्वारा इष्टिगत 
नहीं हो सकता, अतः वह लौकिक प्रत्यक्ष का अविषय है। #याह्य का तात्पय 
यह है कि ब्रह्म आकाशादि की भाँति अत्यत सूक्ष्म तथा ग्राह्म है । अगोत्र का 
तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नतो अपने समान द्वितीय ब्रह्म का जनक है और न 
पुत्रपोचआादिरूप उसकी कीई लौकिक परम्परा ही चलती है। अवर्ण का तात्पय 
यहं है कि ब्रह्म ब्राह्मणादि अथवा नीलपीतादि वर्ण रहित है, उसमें रूप का 
अत्यन्ताभाव नही है । प्रत्युत्‌ वह दिव्यरूप सम्पन्न है। अचत्तुश्रोत्रस का तात्पय 
यह है कि वह साधारण चक्षु-भरोत्र से दष्टिगत नही हो सकता | अपाणिपादस 
का अथ यह है कि वह्द पाणिपाद से अपरतन्त्र गति वाला है। अव्यय से विविध 
विकार रहित तात्पय है। भूतयोनि से तात्परय यह है कि वह आकाशादि भूतो का 
कारण है। 'मनोमयः प्राणशरीरोभारूप: सत्यसंकल्प आकाशात्मा स्वकाम 
सर्वंगन्ध: सबर्सस्सवमिदमभ्यात्तोडवाक्यानादरः? ( छा० ३-१४-२ ) की व्यख्या 
“आनन्दभाष्य” से सगुणत्व प्रतिपादक रीति से की गई है ।* ब्रह्म सभी के 
प्राण का धारक होने से प्राणशरीर है, अग्राकृत दिव्यमंगलविग्रहवान्‌ होने से 
निरतिशय दीपियुक्त है, श्रप्रतिहत संकल्पवाला होने से सत्यसकल्प है, आकाश 
से भी सूक्रम होने से आकाशात्मा है, सपू्ण जगत्‌ का कर्ता होने से सर्वकर्मा है, 
उसके भोग्यमोगोपकरणा दि दिव्य है, अतः वह सबकाम है, अ्रप्राकृत दिव्यगध- 
युक्त होने से सबंगघ है, स्वभोगभूत निरबद्यनिरतिशयकल्याणरूपा सभी विद्याएँ 
उसके गन्धरस होने से वह सबरस है, प्राकृत शब्दस्पर्शगन्ध से रहित होने से वह 
“अशब्दमस्पशमगन्धवत्‌? कहा गया है, उत्ति-रहित होने से वह अवाकी है, सम्पूर्ण 
कामों को प्राप्त कर उनके प्रति आदर के भाव से रहित होने से वह अनादर 


१--वही, ए० ३०। 
२--वही, १-१-२, १० ३५ । 
३०- १०१७२, पृ० ३५ | 
४--१०२-२, ए० ६७। 


दाशनिक-सिद्धान्त २४६ 


है; परिपूर्णौश्वय॑ होने से अह्मादि स्तम्बपर्यन्त सभी वस्तुओ को तृणीकृत्य वह मौन 
है, अत' उसे अजल्पाक कहा गया । 


ब्रह्म सवंश है, सवंशक्तिमान्‌ है ।* श्रीरामाख्यपरब्रह्म ही सत्य-श्ञान-आनन्द- 

मय हैं ।* जीव आनन्दमय नहीं हो सकता ।* अन्तर्यामी शब्द से ब्रह्म ही 

अभिहित किया जाता है।* स्वामी भगवदाचार्य के मत से ईश्वर अखिलहैय- 

प्र्यनीक, अनन्त (देशानवच्छिन्न, कालानवच्छिन्न, वस्त्वनवच्छिन्न), सर्वान्तर्यामी, 

आनन्दजानस्वरूप, ज्ञान-शक्ति-बल-ऐश्वय-वीय-तेज-वात्सल्य-शौर्य आदि कल्याण- 

गुणयुक्त, आश्रित जीवों के लिए. वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य, मादंव और 
आजव आदि गुण तथा शौयं-पराक्रमादि विरोधि-दमन गुणों से युक्त है |* 


ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है। 'सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌? वाक्य में सत्पद 
से सूक्ष्म चिद्विद्विशिष्ट ब्रह्म ही वाच्य है, जो स्थूल चिदचिद्विशिष्ट का कारण 
है। दूसरों के मत से केवल निर्विशेष ब्रह्म जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता, 
क्योंकि सुख-दुःखादि भोक्तृत्व विकार तथा वैषम्ब-नैधु ए्य-अज्त्व आदि अ्रनेक 
दोषो से उसे दूषित भी होना पडेगा | किन्तु, जिस प्रकार रज्जु में सप के भ्रम से 
उत्पन्न दुःख का लेश भी नही होता, अपितु रख्जु-सप से भिन्न द्रष्टा को ही 
दु खादि होते है, उसी प्रकार कल्पित जगत्‌ की ब्रह्म मे जगद्भश्राति तथा तद्वैतुक 
ससरण नहीं उपपन्न होता, वरन्‌ उससे भिन्न द्रष्टा में ही | इस प्रकार श्रुति- 
स्वृति के प्रमाणो से सुख-दु'ख के भोक्ता जगत का कल्पितत्व अनुपपन्न होता है । 
केवल ब्रह्म जगत्‌ का कारण भी सिद्ध नहीं होता, अतः अद्वैतवाद ठीक नही ।* 
प्रतिबिम्बवाद भी मान्य नहीं, सावयब पदाथ का ही प्रतिबित्र सम्भव है, आकाशा- 
दिवत्‌ निरवयव पदाथ का नहीं ।” 'सोडकामयतबहुस्याप्रजायेषः इत्यादि सहखो 
श्रुतियों द्वारा यह स्पष्ट है कि ब्रह्म ने स्वकामना से ही जगत्‌ की सृष्टि की ।* 
वही इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। परम पुरुष के अधीन 

१--१-१-३, ४० ४५। 

२०--१-१-४, प०४८०२० | 

३--६९-१०१ ३, ए० द८ | 

४०-९-१०१३, ४० ६६ । 

५--त्रिरत्ना-भगवदाचार्य, रामानन्द साहित्य प्रचारक सनन्‍्डल, पृ० २१-३४ । 

६--१०१०२, ए० 3२६ । 

७-- ६-९-२, ६० २७ | 

झ-+-०६-०१६९, ३० ७६ । 


२५० रामानन्द सम्प्रटाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


होने से अव्यक्तादि का जगत्कारणत्व कोई भी अथ नही रखता ।* “अस्मान्मायी- 
खजते विश्वमेतत्तरिमंश्वान्यो मायया सन्निरुद्ध ।? 'मायान्तुप्रक्ृतिंविद्यान्मायिनन्तु- 
महेश्वस्म! आदि श्र॒त्युक्तियो से स्पष्टतया ब्रह्म को मायाधीश कहा गया है। 
जगन्निर्माण में सत्वरजतमोगुणमयी यह मायाशक्ति परमात्मा के अधीन स्वरूप- 
स्थिति-प्रवृत्तितती होकर उनकी सहायता करती है |* जिस ग्रकार जलान्तगंत 
सूर्यादि का प्रतिनिम्ब जलगत बृद्धि-हास, शैत्यादि से अ्रसम्बद्ध होता है, उसी * 
प्रकार पथ्वी-चक्षुरादि में अन्तर्यामी रूप से स्थित ब्रह्म का पृथ्वी चक्षुरादि के. 
वृद्धि-हास तथा तद्गत दोषों से कदापि सम्बन्ध नहीं रहता ।* “आनन्दभाष्य? में 
प्रकृति का विवेचन करते हुए सृष्टि के सम्बन्ध में अन्य दाशनिक मतो का बड़े 
विस्तार से परीक्षण किया गया है | सृष्टि-प्रकरण में हमे उसका उल्लेख करना 
है, अ्रतः यहाँ विस्तार में नहीं पडा गया | यहाँ इतना ही पर्यात है कि इस ग्रन्थ 
में प्रकृति और मुक्तजीवो” (ब्रह्मारुद्रादि) को भी जगत्‌ कारण नहीं माना गया 
है | खामी भगवदाचारय के मत से “जगत्‌ का तोनो ही कारण ईश्वर है| यूद्टम 
खचित्‌ और सूक्ष्म अचित्‌ विशिष्ट होकर तो वह उपादान कारण होता है। 
बहुस्था-प्रजायेयः इस सकल्प से विशिष्ट होकर वह निमित्त कारण होता है। 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वय आदि से विशिष्ट होकर सहकारी कारण होता है ।?? 
( तिरत्नी, पृष्ठ ३६ ) “आनन्दभाष्य मे विभिन्‍न सूत्रों का विवेचन करते समय 
इसी मत का प्रतिप दन किया गया हू ।* ब्रह्म के अचिदंश से यह समस्त 
प्रपच उत्पन्न होता है, किन्तु ब्रह्म तज्जन्य विकारादि दोष से स्वथा मुक्त रहता 
है, क्योकि 'साक्षात्‌ ब्रह्म का परिणाम नहीं होता किन्तु श्रचिद्रप विशेषण द्वारा 
होता है। विशेषण द्वारा परिणाम होने से ब्रह्म परिणामी वा विकारी नहीं हो 
सकता |... ... .-- चिद्चिद्विशिष्ट रूप से ब्रह्म को विकारी कहना हो तो उसमे 
कोई क्षति नहीं है ।* स्वामी भगवदाचाय ने सृष्टि-सकल्प-विशिष्ट ब्रह्म को अह्मा, 
सृष्टि की स्थिति के सकल्पविशिष्ट ब्रह्म को विष्णु तथा सृष्टि के सहार के सकल्प" 
से विशिष्ट ब्रह्म को रुद्र कहा है |" 


१--१-४०-३, 8० १७५॥। 
२०-६-४-६, ए४० १ृ८ण०न्‍मर । 
३---३२-०२०२५०, ४० ३९६९ । 
ड४ड--९-१५०१५, पृ० ७४ । 

हल १०९०४५ 8० एफ 

६--चत्रिरत्नी, भगवदाचाये, पृ७० रे८ । 
७--बही, पू० २३६ | 


दाशनिक-सिद्धान्त २५१ 


आनन्दभाष्यः के मत से आकाश, प्राण," ज्योति, भूतयोनि- 
अक्षर,”  वैश्वानर,* थुभ्वाद्यायतन,* भूमा,” पुरुष," दहराकाश,* 
अगुष्ठमात्र* आदि शब्दों से उपनिषठों मे ब्रह्म का ही ज्ञान कराया 
गया है । 


“आनन्दभाष्य” के अनेक प्रकरणों मे यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव कभी 
आनन्दमय नहीं हो सकता, केवल परमात्मा ही आनन्‍्ठमय? है |* * इस सम्बन्ध 
में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मुक्त जीवो को भी जगत्सृष्ट्यादि कर्मों मे 
कोई अ्रधिकार नही है ।** प्राकृत शरीर के सम्बन्ध से जीव कर्मवश हैं, किन्तु 
अग्राकृत दिव्यशरीरयुक्त होने के कारण ब्रह्म कर्मानधीन है, अतः शरीरकृत 
सुख-दुःख आदि का अनुभव जीव को ही द्वोता है, ईश्वर को नहीं ।।* अंतः 
प्रविष्टाशास्ताजनाना? आदि उत्तियो से यह स्पष्ट है कि ईश्वर शरीरी और जीव 
उसका शरीर है, इंश्वर नियन्ता है और जीव नियम्य, स्वरूपस्थितिग्रवृत्तितया जीव 
ब्रह्म के अधीन, किन्तु-ब्रह्म से अभिन्न है, स्वव्यापक इश्वर अन्तवहिव्याप्त है । 
जिस प्रकार शरीर-शरीरी अभिन्न हैं तथा एक शब्द वाच्य है, उसी प्रकार अरहँ 
ब्रह्मास्मि? आदि ब्रह्मविद्या से यही प्रतीति उपफ्न होती है ।** इश्वर स्वतन्त्र 
है, जीव परतन्न, ईश्वर ज्ञानाश्रय है, जीव अज्ञानी, अत “तयोरन्य, पिप्पलखा- 
द्रत्ति-अनश्नन्नन्योडमिचाकसीति' श्रुति द्वारा, यह स्पष्ट हैं कि जीव पुश्य-पाप रूप 
कर्म से परवश हो कर सुख-दु/ख का उपभोग करता है, अपहतपाप्मा परमात्मा 

१--आ० भा० १-१-२३, पृ० ८६ । 
२०--१-१-२४, ६० ८७॥। 
2--“९-१०२७, ए० ८६ । 
४--६«“२-०२४, ३० २११६ । 
४-१“२-०२६, ए० ११८ 
8--१०३-१, ४० २४-२५ । 
७--१«३«८, पए्‌० रश८ । 

८++- “२०१३१, प० ११३ ॥। 
६०--६-४-१८, ए० १४१ । 

१०-- ०२०२४, ४० १४८। 
१६--६-१०१३, पृ० एइंड-७३, १०१९-१५, ४० ७४। 
१२--१-१-१४, पृ० ७४ । 

१३- १-१-१६, पृ० ८ढ़। 

? ४--९-९०३ १, ६० ६२ । 


२४२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


मे उसकी निवृत्ति ही मानी गई है।* ईश्वर गन्तव्य है और जीब गन्ता;* 
जिस प्रकार सबवंगतवन्हिविद्युदादिरूप से मेघादि मे उपलब्ध होती है, उसी प्रकार 
स्वव्यापी भगवान्‌ अपनी असाधारण शक्ति एवं महत्ता से उपासकों की भावनाओं 
को पूर्ण करने के लिए हग्गोचर भी हो जाता है--भावना-प्रकष से वह भक्तो के 
लिये इृश्यमान भी हो जाता है ।* अतः यह सिद्ध हो गया कि श्री रामाख्यपर- 
ब्रह्मसव॑नियन्ता, सर्व स्वामी, एवं सर्वशेषी है, उनसे भिन्‍न पदार्थ उनके शेषत्व 
को ही उपपन्न होते है।* “अन्तर्यामी? परमात्मा ही है, जीव नहीं ।* 
'भूतयोनि? परमात्मा दी हैं, अन्य नही | वैश्वानर? परमात्मा ही है, अन्य नही । 
“पुरुषोत्तम” श्रीराम ही हैं, अन्य नदी । द्भ्वाद्यायतन! परमात्मा ही है, जीव नहीं | 
'भूमा? परमात्मा ही है, प्राणादि विशिष्ट जीवात्मा नही। “अक्षर! परमात्मा ही 
है, प्रकृति नही | पुरुष? परमात्मा ही है, जीव नही। 'दहराकाश? परमात्मा ही है, 
जीव नही। मुक्त जीव भी दहदरराकाश नहीं; क्योकि परमात्मा के ज्ञान एवं उनकी 
उपासना से ही जीव को उनका साधम्य प्राप्त होता है, जीव सभी अवस्थाओ मे 
परमात्मा के ही श्रधीन है । 'अगुष्ठमात्र” पुरुष परमात्मा ही है; प्रपन्‍्न जनो के 
मनोरथ को पूर्ण करने के लिए. परत्रह्म स्वेच्छुया चतुन्यृह रूप से जगत्‌ की 
रक्षा करता है, अतः सकपपणादि रूपो मे उसका अवतार होता ही है ।* 


जीवो द्वारा जागरिताद्यवस्थाओ में किए गए दोष *“श्रन्तर्यामी” होने पर भी 
ब्रह्म को सम्भव नहीं होते । 


त्रिरत्षी मे” भगवदाचाय ने ईश्वर तत्व का कुछ और विस्तार से विवेचन 
किया है । उनके मत से ईश्वर के ५ रूप हैं--पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और 
अर्चावतार | द्विभुज भगवान भ्रीराम जी पर है, अवतारी हैं। वासुदेव-सकर्षण- 
प्रयुम्न और अनिरुद्ध उनके व्यूह रूप हैं, वासुदेव मे ज्ञान-बल-ऐश्वय-वीयं-शक्ति 
आदि छुहो गुण रहते है, सकषेण में ज्ञान और बल, प्रद्यम्न में ऐश्वर्य और वीये 
तथा अनिरुद्ध मे शक्ति और तेजादि गुण रहते है | 


९--१७२०८, ४० ९०२ ॥। 
२--१-२-९२, ४० १०६ । 
३--६१-२-६४, ३० १०७ । 
४--१-०२०१६, ए० ११२ । 
४१०२-०२ १, पृ० ११३ । 
६--२०२-४४, ४० २४६-५० । 
७--त्रिरत्नी, भगवदाचाये, पृ० ४२-४४ । 


दाशनिक-सिद्धान्त २५३ 


इन चार व्यूहो के अतिरिक्त केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, 
मधुसूदन, जिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेश, पद्ूमनाभ और दामोदर श्रादि 
द्वादश व्यूह भी माने गए, हैं । केशव, नारायण ओर माधव वासुदेव से उत्पन्न 
होते हैं, गोविन्द, विष्णु और मधुसूदन सकषण से प्रकट होते हैं, त्रिविक्रम, 
वामन और श्रीघर प्रद्यम्न से तथा हषीकेश, पद्मनाभ और दामोदर अनिरुद्ध 
से प्रकट होते हैं । 


केशव का सुब॒ण समान रूप है और उनके चार चक्र हे | नारायण श्याम- 
रूप है और उनके चार शख है। माधव का इन्द्रनीलमणि के समान रूप है 
ओऔर उनके चार गदाएँ: हैं | गोविन्द का चन्द्रसमान रूप है और उनके चार 
धनुष हैं | विष्ण का कमलकिंजल्क के समान पीतरूप है और उनके चार हल 
हैं। मधुसूद्न का कमल समान रूप है और उनके चार मुशल है | त्रिविक्रम का 
अग्नि समान रूप है श्रोर उनके चार खड्ग हैं | वामन का बालसूय के समान 
रूप है और उनके चार बज्र है | श्रीधर का श्वेत कमल समान रूप है और 
उनके चार पटिश हैं। हृषीकेश का विद्युत्‌ समान रूप है और उनके चार मुद्गर 
है | पद्मनाभ का सूय समान रूप है और वे पचायुध-शंख, चक्र, गदा, पद्म, 
धनुर्वाण युक्त हैं। दामोदर का इन्द्रगोप के समान रूप है और उनके चार 
पाश हैं।* 
विभव (श्रवतार) के दो रूप हैं। साज्ञात्‌ अवतार मुख्य और आवेशावतार 
गोण माना जाता है। आवेश के स्वरूपावेश और शक्त्यावेश दो भेद हैं।--- 
परशुराम-भगवान्‌ के आवेशावतार हें; ब्रह्मा शिवादि शक्त्यावेश । श्रावेशावतार 
स्वरूपतः गोण नहीं है, किन्तु भगवदिच्छा से गौण है। भगवान्‌ श्रीराम 
मुख्यतम विभव है, उसिहावतार मुख्यतर विभव है और वामन-श्रीकृष्णादि मुख्य 
विभव हैं | 
अवतार दश हैं-मत्स्य, कृम, बराह, दृसिह, वामन, परशुराम, श्रीराम, बल- 
भद्र, श्रीकृष्ण और कल्कि | अ्रन्य अवतारो-बह्मा, शिव, अग्नि, व्यास, परशुराम, 
अजन, कुबेर आदि-की उपासना वैष्णवों को नही करनी चाहिए, क्योंकि ये सब 
अहकार जीवो के अधिष्ठाता हैं। भगवान्‌ का अन्तयामी रूप सवत्र व्याप्त रूप 
ही है। अर्चावतार (प्रतिमावतार) मे धडगुणुसम्पन्न भगवान्‌ का स्नान, भोजन, 
आसन, शयन श्रादि अचकाघीन रहता है । यह स्वय-व्यक्त, देव, सैद्ध, मानुष' 
आदि चार प्रकार का होता है| 


£--बंदी,, ए० ४२ । 


“२५४ रगामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चावतार आदि पाच दशाश्रो म श्रीराम 
का सीता जा से कभी वियोग नहीं होता । 


सीता--रामानन्द जी के विचार--- 
दिक्‍्पालो के अद्भुत भोग-ऐश्वय तथा सम्पूण चित्रमय जगत्‌ जिनके 
कटाक्षों पर आश्रित है, जो शुभ गुण सम्पन्ना है, वात्सल्य की जो सीमा हैं, अनत- - 
विद्युत्‌ के समान सुधमा वाली, असीम क्षमा वाली, पद्माक्षी सीता जी ही भगवान्‌ 
"राम की प्रिया है ।* नवप्रफुल्लित कमल के समान उनके नेत्र है, प्रशत जनो के 
लिए. कामघेनु के सहश उनके चरणुकमल है, ये अशरणों को भी शरणदेती 
हैं'*। चेतन और अचेतन समस्त जगत के जनक नन्दिनी ही र्मण के आश्रय 
हैं ।* समस्त प्रपच के निर्माता ब्रह्म के भी हेतु श्रीराम जी के चरणकमलो मे 
-मनसा सलग्न, निर्भरता-परायण, विद्वानों ने अगुत्वेन ही श्री व्याप्ति कही है।* 


श्री सीता जी के द्वारा ही रामचन्द्र जी की प्राप्ति होती है ।* महारानी सीता 
जी 'पुरुषकारभूता? हैं और वही उपाय भी हे! । बिना सीताजी के कृपाकटाक्ष 
के रामचन्द्र की प्राप्ति जीवा का नहीं हो सकती । रामप्रिया सीता अत्यन्त ही 
उदार है। 


के ज>बनननकनन+ननन जन अलन+-+>-+०+4+न 








१--ऐश्वर्य यदपागसश्रयमिद भोग्यदिगीशै्जगच्चित्रचाखिलमद्भुत शुभगुणावात्सल्यसी- 
माचया । विंचुत्पुजसमानका तिरमितज्ञाति सुपट्मेक्षणा दत्तान्नोप्खिलसम्पदोजनकजा 
रामप्रिया सानिशम |। 
श्री वे० म० भा०, रा० 2० दास, पृ० १ । 
२--बविकचपदु्मदलायतलो चना, प्रणतकाम दुघाधिसरोरुद्मम । 
अशरण. शरण जनकात्मजे, प्रतिदिनसवतीमनुचिन्तये । औरा[० प०, रा० ना० दास, 
प्‌ृ० २३ | 
३--रामायेतिचतुर्थन भ्रियादेव्यास्तु सबंदा | चेतनाचेतनानाच रमणाश्रयतेय्थ॑त्ते । 
श्री बे० म० भा०, रा० 2० दास, पृ० ४। 
४--अथोच्यते निर्भरतापरैस्तै- ओऔव्याप्तिरद्धासुबुबैरणुत्वत: । प्रपचनिर्मातृविरचिहेतुऔराम 
पादाब्ज निविष्टमानसे ॥ वही, पृ० १७। 
५--सांतापुरुषकारार्था श्रीत्यनेनपरदेन तु...बही, प०६। 
६--पुरुषकारपराविनिगध्यते सकमलाकमलाकमलप्रिया श्यमसोकुशलैस्तदुपायतान मिरुपाय- 
सुशत्यपरे, परे ॥ वही, पृ० १७। 
७--अप्रमेयक्षपारिन्धुस्वरुपे रामसुग्रिये | सुप्रभातानिशासीते श्रीरामाभिम्रुखी भव ॥ 
श्रीरा० प०, रा० 2० दास, पृ० ३६ 


दाशनिक-सिद्धान्त २५५. 


आधुनिक रामानन्द-सम्प्रदायान्तगंत “रसिक-सम्प्रदाय” मे सीता को बहुत 
अधिक प्रमुखता दी गई है । उनकी चन्द्रकला और चारुशीला दो प्रमुख सखियों 
की भी कल्पना की गई हे और उन्ही के आधार पर सखी-भावना का पूरा 
विस्तार किया गया है | इस सम्बन्ध में पीछे पर्याप्त कहा जा चुका है | 


जीव 


रासानन्द स्वामी का मत--शअ्रपने प्रिय शिष्य सुरसुरानन्द के तत्व 
किम्‌ ९ प्रश्न का उत्तर देते हुए रामानन्द स्वामी ने जीव की सामान्य परिभाषा इस 
प्रकार दी है--जों सदैव एक स्वरूप मे स्थित है, जो ईश्वर की अपेक्षा अर हे, 
चेतन है, अज है, सवंदापराधीन (भगवद्धीन) है, सूक्ष्म से भी सूछम हे, बद्धादि भेदों 
से भिन्न-भिन्न शरीरों में भिन्न-भिन्न प्रकार का होकर भिन्न है, भगवान से परिव्याप्त 
शरीर मे जो रहता है, न्वकर्मानुसार फल भोगनेवाला है, भगवान्‌ ही जिसके स्वंदा- 
सहायक है, श्रपने को कर्ता-मोक्ता-समभने का जिसे अभिमान है, तत्व के जिज्ञा- 
सुश्रो द्वारा जो जानने योग्य है, श्रेष्ठ विद्वान उसी को जीब कहते है ।* यह जीव- 
शानस्वरूप, आनन्दस्वरूप तथा ज्ञान और सुख आदि गुणोवाला, अशुपरिमाण- 
वाला, देहेन्द्रियादि से भी अपूब, परमात्मा का प्रिय, नित्य एवं स्वप्रकाश है।* 


भगवान्‌ शेंघी ओर जीव उनका शेप है |।* भगवान्‌ ही जीवो के स्वामी हे, 
एकमात्र वही शेषी है, जीवो का एकमान्न मुख्य प्रयोजन भगवान्‌ का कैकय करना 
है।” जीव स्वतन्त्र नहीं है, वह सवबंदा राम के परतन्त्र है ।” भगवान्‌ ही जीवो 


१--नित्यो 5शश्चेतनो ७ सततपरवश सूच्मतोउत्यन्तसूक्ष्मो, भिन्‍्नोवद्धादमेदे प्रतिकुशप- 
मसौनैकथासूखिरयें ।। श्रीश'क्रान्तालयस्थो निजकृतिफलसुक्तत्सहायो5भमिमानी, जीव- 
सप्रोच्यते श्रीदरिपद सुमते तत्वजज्ञासुवेध ॥श्री वै० म० भा०, स« रामय्हलदास, 
पृ०२। 
२--ज्ञानानदसखवरूपो5्वगतिसुखगुणोमेनवेद्यीौएणुमानो, . देहादेरप्यपूर्वोंविविद्दितविविधस्त 
सियरतत्सहाय ॥नित्योजीबस्तृतीयेन तु खलु पदत प्रोच्यते स्वप्रकाशो, जिज्ञासूना- 
सदेत्थ शुभनतिसुमतेशास्त्रवित्सज्जनानाम्‌ ॥ वही, ए० ४ ॥ 
३--मवाच्यो5ह रवाच्यायशेषभूतो5स्मि स्वंदा,......वही, पृ० ४। 
४--परदेन पष्ठेन मश्त्यनेनस्वस्वाम्यनन्याहकशेषतापि, समुच्यतेचेतनवाचिनातु तत्किकर- 
त्वेक प्रयोजनत्वम्‌ । । वही, ए० ४, 
भ>-परदेननेनात्र तु पचमेनसप्रकथयते वे तदनन्यशेषता । प्रहेयमन्यार्थमथोस्व॒तत्रतानिवर्त्य- 
तेंप्त सतत स्वकीया । 
नही, पृ० घ्ू 


२५६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


के एकमात्र उपाय है।* श्रतः भगवान्‌ की भिना निहेतुक कृपा के जीव को 
मौक्ष नहीं मिल सकता | इसीलिये प्रपत्ति आवश्यक है |" यह कृपा उसे 
प्राप्त होती भी है | फिर भी अ्रनन्तगुणागार श्रीपति भगवान्‌ के प्रपन्न मुमुक्षु जनो 
के द्वारा श्राश्रय. की गई सुन्दर प्रपत्ति के--विष्णु कृपा से प्राप्तव्य मोक्ष रूप-- 
फल में तारतम्य नहीं ही हे ।* 

भगवान्‌ और जीव में अनेक सम्बन्ध है | स्वामी रामानन्द जी ने दोनो में 
पिता-पुत्र सम्बन्ध, रदय-रक्तुक सम्बन्ध, सेव्य-सेवक सम्बन्ध, आत्मा-आत्मीयत्वसबध 
तथा भोग्य-भोक्तृत्व सम्बन्धादि ६ प्रकार के सम्बन्धो को स्वीकार किया है [४ 


जीवो के मुख्यतया दो भेद हैं | बद्ध और मुक्त ।* 

बद्ध-जीव--अ्रनादि कर्मों के समूह से नानाप्रकार के देह का अभिमानी 
जीब बद्ध माना गया है |* बद्धजीव के भी दो भेद है। सुमुक्षु और बुमुक्षु ।* 
भगवान्‌ की निर्हेतुक कृपाइृष्टि से श्रविद्यादि दुष्टकर्मों की वासना की रुचि की 
प्रवृत्ति के सम्बन्ध से छूटने का प्रयास करने वाला जीव मुम॒झ्षु कह्दा जाता है ।* 
इसके विपरीत सासारिक भोग की कामनावाले जीवो को बुमुक्षु कहते है।* 

मुमुक्षु जीव भी दो प्रकार के माने गए है--शुद्धभक्त तथा चेतनातरसाघन । 
अकाम अर्थात्‌ शञानादि साधन हीन, स्मृति-भक्ति मे निष्ठित, वेदोक्त वर्णाभ्रम 
कम के करनेवाले तथा उपासना-निरत भक्त शुद्ध भक्त कहे जाते हैं,' ” और 


१--उपायार्थपरेणात्र वखण्डनमसोच्यते | उपायो हि मवाच्यस्यरवाच्यो रामएवं च्‌॥ 
बही, १० ५। 

२--कर्मप्रवाहेण तु चेतनस्य भरनस्यससारमद्यण वेचिरम्‌ । उपयहोससरतोच्वशस्य सा 
कृपोद्भवत्येव हरेरहेंतुका ॥ वही, ए० १५-१६ ॥ 

३--मोक्षेमुमुक्षोन॑हितारतन्य फले प्रपन्नस्यतुसटपत्ते; । अस्त्येव तद्विष्णुक्ृपोपलम्ये पति- 
श्रियो इनन्तगुणाणंव तम्‌ ॥ वही, ए० १६ । 

४--बही, ए० ७०-७१ 

५--बद्धम॒क्‍्तप्रमेदेन चेतनोउमन्यत॒द्विषा । आओ बै० म० भा०, भगवदाचार्य, ए० १७४ 

६--अनादिकमोंत्तरजातनानादेहाभिम' नो सुमतोथबद्ध: ॥| वही, पृ० १७४ 

७--बद्धामुमुच्तुरित्येव बुभुक्तारात च द्विप' ॥ वी, ए० रै७४ढ 

८--सचाच्युता हेंतुकुपा कयन्षाद्वियेतराय्या,भरचिप्रवृत्ते ॥ विमोक्‍तुमिच्छुस्तु मुझ्न॒च्चुरुकतः 
सबधत.प्राशसुसमनीषयम्‌ ॥। वही ०, १७४ 

&--तथैवर्सांसारिकम समिच्छुरंसुछुरन्‍्य- खछु कथयते शे: ॥ वद्दी, ए० १७४ । 

१०--मुभुक्षवी एपिद्रि विधामदर्षिसि प्रोक्ता अकामा स्मृतिमक्तिनिष्छिता। वेदोक्तवर्णा« 
श्रमकर्मकारियत्तूपासकादिप्रतिमैदभेदिता . ॥ वही, पए० १७५ 


दाशनिक-सिद्धान्त २५७ 


स्व-श्नुष्ठित कम॑ विज्ञानादि समूह को ही प्रधान साधन स्वीकार करके किसी 
उत्तम सम्बन्ध विशेष को प्राप्त होकर सदा मोक्ष में निश्चयवाले जीव दूसरे प्रकार 
के अथवा चेतनातरसाधन कहे गए, है ।* 


मोक्ष परायणु जीवा के भी दो भेद हे--प्रपन्न और पुरुषकारनिष्ठ । अन्य 
सभी को छोड़ कर परम कृपालु, समर्थ, अविनाशी श्रीराम को ही प्राप्य और 
उनको ही उपाय समझ कर जो जीव सस्थित है, उन्हे प्रपन्न कद्दते हैं।" 
पुरुषकारनिष्ठा वाले जन श्रीराम जी की स्वतन्त्रता का विचार करके कुछ संकुचित 
होकर, परमकृपालु आचाये को ही उपाय मान कर स्थित रहते है ।* 

प्रपन्न जीव दो प्रकार के होते हैं .--इस्त तथा आते |? इत्त जीव उन्हे कहते 
हे जो शरीर-स्थिति पर्यन्त स्वकर्मानुसार प्राप्त दु खादि का भोग करते हुए! शरीर 
के अन्त भे मोक्ष सिद्धि का निश्चय करके महाबोध एव अत्यन्त विश्वासयुक्त 
रहते हैं ।* आरत्तजीव वे है जो सस्ृति को तत्कुण न सहन करते हुए. भगवसत्पराप्ति 
में अत्यन्त शीघत्रता चाहने वाले है ।* 


पुरुषकार-निष्ठ जीवो के भी स्वामी जी ने दो भेद किए हे-- 


आचार्य कृपा-मात्र-प्रपनन और महापुरुष-सेवातिरेक-प्रपन्‍्न ।“ 


बद्ध जीवे| का विवेचन समाप्त करते हुए. रामानन्द जी ने स्पष्ट कहा है कि 
शुद्ध मक्त वही है जो भगवान्‌ के यश के श्रवण-कीतनादि में ही निष्ठा रखते 





१--स्वकर्म वज्ानचयाधिसाथन तथोररीह्ृत्य हि वत्स कचन । सप्राप्यसबधविशेषमुत्तम 
सदाभवन्त्येव च मोक्षनिश्चया ॥ वही, ए० १७४ 
२--विहाय चान्यत्‌ परम कृपानिधि प्रप्यसमर्थ निरपायमीश्वरम्‌। उपायमेतेब्ध्यवसीय 
सुस्थिता ज्ञेया प्रपनना सतत हरिप्रिया ॥ वही, एइ० १७४०-७६ 
३--पुरुषकारैकनिष्ठास्तु हरिस्वात॑त्रयमेक््य च। कषपाप्रचुरमाचार्यमत्वोपायमवरस्थिता ॥ 
बही, इ० १७७ 
४-पपन्नश्चापिदृप्त स तथा चाक्षे इति द्विधा--वही, ए० १७७ 
४-- शरीर|स्थतिपर्यन्तमादोपत्रेव यथोचित ।। आप्तदु खादिभुजान शरीरातैब्वसीय च। 
महावोधोइतिविश्वासों मोक्षासिद्धिमवस्थित ॥ वही, ए० १७७-७८ 
६--भ्रथान्योएसहमानस्तत्वयमेवतु ससातिम्‌ । तमैवमगव्त्पाप्तीसत्वरस्वांतउच्यते ॥ 
वही, ए० १७८ 
७--ते चाचार्यक्रपामात्रप्रपन्ना द्विविधा मता । तथासेबातिरेकप्रपन्नाश्वेतिसदासताम्‌ ४ 
बहा, ६० ९७७ 
२७ 


रपट गामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


हैं। यहाँ श्रन्य मुमुक्षुवी के जो भेद नहीं कहे गए हैं, उन्हें पूर्वोक्त मं ही 
अन्तभत समझना चाहिये ।* 
मुक्त जीव 

मुक्त जीवो के भी दो भेद आचाये रामानन्द ने स्वीकृत किए. हैं: नित्य और 
कादाचित्क | * े 

जो गर्मजन्मादि दुःख का अनुभव करके सदा स्थित रहते हैं, ऐसे निरन्तर 
सीताराम के परमप्रिय हनुमदादि सिद्ध श्रेष्ठ पुरुष नित्यजीव कहे नाते हैं ।* 
नित्य जीवो के दो भेद हैं. परिजन और परिच्छुद । इनुमदादि परिजन कहे जाते 
हैं और किरीटादि परिच्छद ।* 

कादाचित्क जीव भी दो प्रकार के होते हैं! भागवत और केवल ।* 

भगवत्परायण जीवो को भागवत कहते हैं |! भागवत जीव भी दो प्रकार 
के माने गए हैं. एक तो वे जो भगवत्मोग्य-ऐश्वर्यादि के साज्ञात्कार से उत्तन्‍्न 
सुख के आश्रय हैं तथा नित्य भगवत्परायण होकर उनका ही ध्यान किया करते 
हैं।” दूसरे वे जो भगवत्गुणानुसघानपरायण होते हुए कैंकयंपरायण 
होते हैं ।* 

केवल जीव भी दो प्रकार के होते हैं: दुःखभावनैक परायण, और अनुभूति 
'प्रायण ।|* 


अनल्‍नन नी सनक नल न नम लट मनन. 
ना कनन+क्थकक४७५ाकन»मना ५४९७» ५»०० 


१“-अवयणादिमात्रनिष्ठा शुद्धभक्ता. प्रकीतिता । अन्तर्माव्यास्तत्रतत्रतथानुक्तामुसुक्षव" |॥ 
वही, ० र७छ८। 
२--नित्यकांदाचित्क भेदान्युक्त देविध्यमुच्यते ।,,.वही, पए० १७६ 
-३--नित्या- कदाचित्तत्रापिसिद्धा सुपुरुषा नरा. ॥ गर्भजन्मादिदुःख मेपननुभूय स्थिताः 
सदा | सीतारामप्रिया शश्वत्ते हनूमन्मुखा मता ॥ वहां, पृ० १७६ 
४--परिजना परिच्छदा. नित्यमुक्ता अप द्विधा । मारुत्याथा किरीटांया क्रमात्ते च- 
प्रकीतिता ॥ वही, ६० १७६३ | 
५--भागवता केवलाश्व कादाचित्का अपि द्विधा ।...वही, ए० १८० । 
६--तन्र भागवतावोध्या येतु ते भगवत्परा ।...वही, एृ० रै८० । 
७--भगवत्भोग्यभृत्यादिसाह्षात्कारसुखाश्रया । 
औराममानसा निर्त्य तदनुध्यान तत्परा ॥ वही, ए० शै८० | 
८--केचिद्गुणानुसधानपरा.कैकयतत्परा । 
इत्थं मह॒पिलि- प्रोक्ता द्विविधा सगवत्यरा ॥ वही, ए० १८० । 
$-द्विविधा केवला वोध्या दु.खमावेकतत्परा- । 
शआत्मानुभूतिपरमा श्ति|भोक्ता महर्षिभि ॥ वही, ए० १८१ । 


दार्शनिक-सिद्धान्त २५६ 


जीव 


आनन्दभाष्य का सत--जीव नित्य और अनादि है। वह अपने 
फर्म का भागी होता है | अतः शुभाशुभ कर्म के अनुसार उसे बन्धपग्राप्ति भी 
होती है |।' इसीलिये जीवो के बद्ध, मुक्त और नित्य तीन भेद होते हैं ।* कर्म 
'परवश होने से जीव ही शरीर कृत दुःखादि का अनुभव करता है, इंश्वर नहीं । 
ईश्वर स्व॒तन्त्र है, जीवपरतन्त्र | ईश्वर ज्ञानाश्रय है, जीव अज्ञानाश्रय ।* जीव 
ईश्वर में गतृ-गन्तव्य तथा मतृ-मंतव्य सम्बन्ध है |? ईश्वर शेषी है, जीव उसका 
शेष | मुक्त जीव भी परमात्मा के अधीन हे |” 'प्राणः और 'ज्योति? शब्द से 
ईश्वर का ही बोध होता है, जीव का नहीं। आकाश? भी परमात्मा ही है| 


जीव-ईश्वर मे वास्तविक भेद मानने से ही लौकिक-वैद्क व्यवहार, कर्म, 

जशञान-भक्ति-योग-प्रतिपादक श्रुतियो, अथंपचक बोधक समस्त वेदान्त, स्पतीतिहास- 
पुराण आदि सभी की साथंकता उपपन्न होती है । जीवरूप को काल्पनिक स्वीकार 
करने से यह सब असगत सिद्ध होगे ।* जिस प्रकार पृथ्‌वी में अश्म, बच्र, वेदूर्य, 
इन्द्रनील, पदूमराग, आदि अनेक मणियो के रहते हुए; भी पृथवी का ऐक्य बना 
ही रहता है, उसी प्रकार “श्रयमात्मा ब्रह्म!, तत्वमसि? आदि श्रुतियो द्वारा ब्रह्म- 
जीव में अभिन्‍नता भी स्थापित की गईं है ।” किन्तु आकाशादि की भाँति जीव 
की उर्ात्त नही होती, वह अविनाशी है, अ्रनादि है। कुछ लोगो के मत से जीव 
कादाचित्क चैतन्य गुण वाला है, कपिलाद के मत से चिन्मात्र है, एक अन्यमत 
से ज्ञातृत्व मात्र ही उसका स्वरूप है । पहले मत के समथकों का कथन है कि 
नित्य चेतन्य मे सुषुसि-मूच्छांदि मे भी उसकी उपलब्धि अविकल होनी चाहिये, 
अतः कादाच्ित्क चैतन्य द्वी आत्मा का गुण है। किन्तु, आत्मा वास्तव में स्े- 
गत नहीं है, अशु ही है । जिस प्रकार शरीर के एक भाग में लगा हुआ चन्दन 

१-आनन्दसाध्य १-१-२, ४०२५ | 

२०-वही, ए०७२ | 

३०- १०२०-२०, ३४०६९०२ । 

४-- १-२-१२, ४०१०६ । 

अत १“२०२८, ६० ६४२ । 

ह--२-१-२२, ६० २१६ । 

७--२-१-२३, ए० २१६ । 

झ--२-२-२१, ए० २६४ । 


२६० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


समस्त देह में सुख उत्पन्न करता है, उसी प्रकार श्रगुजीव देहव्यापी सुखादिक का 
ग्रनुभव करता है ।* 

हृत्स्थ होकर भी अणु जोवात्मा समस्त देह को व्याप्त करके स्थित रहता 
है| जिस प्रकार दीपक एक देश में स्थित होकर भी समस्त भ्रह को प्रकाशित 
करता है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान से समस्त देहव्यापी होकर उसकी वेदना आदि 
को जानता है । 


“एप हि द्रष्टा श्रोता मता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष.” आदि श्रुतियों से 
जीवात्मा का कतृत्व ही सिद्ध होता है | जीव अपनी बुद्धि से शुमाशुभ कर्म 
करता है ओर अ्न्तर्यामी परमात्मा उनके अनुरूप ही स्वकीया अनुमति प्रदान कर 
जीवो को कार्य में सयोजित करता है। इससे परमात्मा मे वैषम्य-नैध ण्यादि दोष 
नही आ जाते ।* 


यह जीब ब्रह्माश है, जीव ओर ईश्वर दोनो ही नित्य हैं, दोनो मे शरीर- 
शरीरी, उपास्य-उपासक, नियम्य-नियामक, भत्य-स्वामी, सुज्य-खष्टा, रक्ष्य-रक्तुक 
आदि विभिन्‍न सम्बन्ध भी हैं। साथ ही इेश्वर को निर्दोष मानने वाली श्रतियों 
की सम्यक समाधान-व्याख्या भी इसी सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से की जा 
सकती है। श्रतियों म ईश्वर को जगत्कारण माना गया है--चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म 
ही जगत्कारण है। ऐसा मान लेने पर विकारादि दोषो का अचिदंश मे ओर सुख- 
दुःख भोक्‍्तृत्वादि का चिदश में पर्यवसान होने से ब्रह्म का निर्दोषित्व ही सिद्ध 
होता है। साथ ही सृष्टि की व्यथेता भी सिद्ध नहीं होती ।जीब की भुक्ति-मुक्ति के 
अर्थ मे ही उसकी साथकता है | इस प्रकार जीव ब्रह्म मे व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध 
स्थिर हो जाता है | स्वरूप और स्वभाव से दोनो मे भेद भी सिद्ध होता है और 
साथ ही दोनो की श्रपृथकता भी सिद्ध होती है | श्रतः स्पष्ट हे कि जीव ब्रह्माश 
ही है | प्रकृति जीव और ईश्वर मे श्रतियो ने उपयक्त सम्बन्ध स्थापित कर 
परमात्मा म सवश्त्व, सवेशक्तिमत्तत्व, निखचद्यत्व, नित्यत्व ही प्रतिपादित किया है। 
यह चिदचिद्वस्तु शरीरवाला ब्रह्म सूच्र्म रूप स प्रलय म कारणावस्था मे स्थित रहता 
हे। साष्टकाल से विभक्त नाम-रूप वाला होकर स्थूल चिदांचच्छुरीर धारण कर 
कायांवसथा म परिणत हो जाता है। उभयावस्थाओ म ब्रह्म समान ही रहता है | 





१०--२-३-२४५, ४० २६५ | 
२०“रे+२-२७, प्‌ू० २६६ । 
३०“ञअा० सा० २-३०४२., पएृ० रे | 


२६२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 





| । 


| | ु 
जरायुज अण्डज उद्भिज्ज स्वेदज अ्रयोनिज (ब्रह्मासनकादि) 





| कि नमक लक 


शास्रावश्य शास्रवश्य 
5 | 
| | 
जज न 
श | | | 
अर्थकामपरायणु धमपरायणु केबलैकपरायण. मोक्षपरायणु 
| 
देवतातरपरायण भगवत्परायण. भक्त प्रपन्न 


( ब्रह्मा-रुद्र-इंद्र-अ्रग्नि (भीरामो 
आदि के उपासक). पासक) 


अिरानलाक “>नकलननननन-मनन>+ टी बज 3 फिर न +4०3434-०+3० शलिरक सल न जी कक की कल जज की... की 











त्रैबर्गिकपर मोज्षपर 
[| 
| 
एकान्ती परमैकान्ती 
| | 
ह्प्त आत्त 


स्वामी भगवदाचार्य के मत से जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप नित्य, द्रव्य, 
अजड़ और आनन्‍्दमय है, उसी प्रकार उसका ज्ञान भी नित्य, अजड़, और 
आनन्दरूप है । 
प्रक्ृति 


रामानन्द जी का मत--तत्वविद्‌ विकार रहित, सकल बिश्व का 
कारण, एक होकर भी अनेक प्रकार से शोभित, शुक्लादि भेद से अनेक वर्णों 


दाशनिक-सिद्धान्त २६३ 


वाली, सत्व, रज, तम आदि गुणों का आश्रय, अ्रव्यक्त प्रधान आहठि शब्दों से 
अभिहित, स्व॒तन्त्र व्यापार दीन, परार्था अर्थात्‌ ईश्वराधीन रहने वाली तथा मह- 
तत्व और अहकार आदि को उत्पन्न करने वाली सत्ता को ही प्रकृति कहते हैं ।* 
इस प्रकार प्रकृति की चतुदंश विशेषताओं का उल्लेख करते हुए रामानन्द जी 
ने सक्षेप में ही अपने प्रिय शिष्य सुरसुरानन्द के 'तत्व कि ” प्रश्न का उत्तर दे 
दिया है | उन्होने न तो इन विशेषताओं का विस्तार से कोई विवेचन ही प्रस्तुत 
किया है और न प्रकृति सबंधी श्रपनी धारणाओं को अन्यन्न ही कहीं व्यक्त किया 
है | फिर भी प्रकृति की उपयुक्त परिभाषा से इतना तो स्पष्ट ही है कि उनकी 
धारणा इस सम्बन्ध मे लगभग वही है जो साख्य में बशित है | 


साख्य मे प्रकृति को जगत्‌ का श्रादि कारण कहा गया है, क्योकि पुरुष या 
आत्मन्‌ जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता, वह न तो किसी पढाथ का कारण है 
और न किसी कारण का कार्य | अण भी जगत्‌ के कारण नहीं हो सकते क्योकि 
मनस, बुद्धि और जीव तत्व जैसे सूक्रम पढाथ स्थूल अणुओ से उत्पन्न नहीं हो 
सकते । साख्य की प्रकृति अचेतन, अश, अज, ए.वं सूच्ठम होने के कारण सच्याप्त 
एवं कारण रहित है। श्रतः ससार की रचना उसी से संभव है। यह प्रकृति सत्‌, 
रजस, तमस्‌ आदि तीन शुणो से युक्त है, और इन गुणो के ही कारण प्रकृति 
इस जगत्‌ की सृष्टि करती है | अव्यक्त ओर प्रधान इसी प्रकृति के ही नाम हैं | 
पुरुष के सान्निध्य मे आने पर ही प्रकृति महत्‌ , अहकार, मनस्‌, पंचशानेन्द्रिया, 
पच कर्मन्द्रियाँ, पच तन्मात्राए तथा पच महाभूत आदि के क्रम से इस जगत्‌ 
की सूष्ठि करती है ।'* 


यह प्रकृति ही माया के नाम से अभिहित की जाती है। माया से ही इस 
जगत्‌ की सृष्टि होती है। यह माया त्िशुणात्मिका है | यह अचेतन, अशा, 
नित्या, अजा, अविकृृत, विश्वयोनि, शुभा, एका, नानावर्णात्मका, त्रिगुणसुनि- 
लया, अव्यक्त शब्दामिधेया, निव्यांपारा, परार्था, महदहमितिस्‌ श्रादि चतुदंश' 
विशेषणों से युक्त है। रामानन्द जी ने इन विशेषणों का सकेतमात्र दिया है 


““-पुष्टानामेकमाथ त्रिकमपि श्रणु तदमभेदतोनामभेदेनित्या रज्ञाप्चेतना सा प्रकृतिरविकें- 
तिरविश्वयोनि शुमैका । 
नानावर्णोत्मकाइजा त्रियुयसनिलयाघव्यक्त शब्दाभिधेया, निव्यापारा परार्था 
मददइमितिमूरुच्यते तत्तृवविद्म ॥ श्री वैग्म०्भा०,--रा०्ट०दास, पृ० २ 

२->२7० ॥7000ए0९६0४ ६० एधठा80 ए7050779--$. (.४४८८८८ ०८ 
20त [07977200 ४9 (0)/97 ल्‍स्‍9098६9., पृ० २६९६-३१५ ! 


२६४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


विवेचन नही । उन्होंने कही भी प्रकृति को माया के नाम से अभिहित नही किया 
हे | फिर भी साख्य में जहाँ प्रकृति और पुरुष को दो स्वतन्त्र सत्ता मान कर उन्हे 
एक दूसरे से भी स्वतन्त्र कहा गया है, वहाँ रामानन्द जी ने इसे परार्था कह कर 
ईश्वर तत्व के अधीन ही स्वीकार किया हे। इस प्रकार वे दूसरे शब्दों मे रामा- 
नुज के ही सिद्धान्त का प्रतिपादन करते है । 


आनन्दभाष्य का सत--आनन्दभाष्य के मत से यहद्द प्रपंच सत्य 
है ।* मायावाद मे इस ग्रन्थ का रचमान्र भी विश्वास नहीं है | 'जिज्ञासाधिकरण? 
तथा 'शास्त्रयोनित्वातः आदि सूत्रों की व्याख्या करते समय अद्वित मत का बडे 
विस्तार से इस ग्रन्थ में खडन किया गया है | इस ग्रन्थ के अनुसार आगम से 
अज्ञान को भाव रूप नहीं सिद्ध किया जा सकता |" अध्यास-वबाद के स्वीकार कर 
लेने पर वेदशास्रो का भी ब्रह्म मे श्रध्यास स्वीकार करना पड़ेगा, अ्रतः अद्वित 
बाद की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी, क्योकि वेदान्त वाक्यो के मिथ्या हो जाने पर 
“तत्वमसि? आदि श्रुतियों से साधित ब्रह्म का अद्वित भी मिथ्या हो जाता है, साथ 
ही ब्रह्म की सत्ता भी मिथ्या हो जाती है | अतः यह “अ्रध्यास”ः अनादरणीय 
ही है ।? 

तत्तज्जीवानुगुण कम के अनुसार सत्य सकल्प भगवान्‌ भोग्य-भोग-स्थान 
भोगोपकरण शररीरेन्द्रिय समूह की रचना करता है।? इस जगत के कारण 
सगुण-निर्गंण पद से प्रसिद्ध श्रीराम ही हैं। “तदैक्ञत बहुस्या प्रजाधेयः आदि 
श्रुतिया स्पष्टतया ब्रह्म को ही जगतकारण सिद्ध करती हैं, प्रकृति को नही | 
क्योकि चेतन होने से ब्रह्म में ईद्लण सम्भव है, प्रकृति के अचेतन होने से उसमे 
यह सम्भव नहीं | प्रकृति ब्रह्म के अधीन होकर ही जगत्‌कारण हो सकती है। 
“सदेवसोम्येदमग्रआसीत?, 'अस्मान्मायीसजते विश्वमेतत्‌र आदि श्रुतियों मे सत्पद- 
वाच्य ब्रह्म प्रधान के द्वारा ही लोक की रचना करता है। इस प्रकार विकारादि 
दोषो का पर्यवसान प्रधान में ही हो जाता है, और ब्रह्म की निर्विकारता स्वतः 
सिद्ध हो जाती है |” 


समस्त वेदान्त में ब्रह्म को ही जगत्कारण कहा गया है, प्रधानादि को नहीं । 





१--आनन्दुभनाष्य, १-१०१, ४० ९१ । 
२०-६-१०१, ४० १२॥। 
१ै०-१-६०२, १० २२ । 

४० $-९-२, ४० २७। 

2०० -१-५, ३० ५६-२७ 


दाशनिक-सिद्धान्त २६५४ 


वेदान्त मे परमपुरुषाधि७ष्ठिता प्रकृति की दो अ्रवस्थाएँ कही गई हँ--कार्यावस्‍्था 
तथा कारणावस्था | अपनी अविभमक्त नाम-रूपा कारणावस्था से मायी परमेश्वर 
विश्व का उत्पादन करता हे । भ्रतियो में श्री रामाख्यत्रह्म को ही जगत्कारण कहा 
गया है ।* अतः आनन्दभाष्य का यह स्पष्ट मत है कि सृष्टि के पूव सूकम 
चिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म कारणावस्था मे रहता है, रुष्टिकाल मे वही स्थूल चिदचिद्वि- 
शिष्ठ होकर उपादानत्व को प्राप्त करता है ।* प्रलयावस्था मे भी यह ब्रह्म सूक्ष्म 
चिदचिद्विशिष्टावस्था में रहता है| ब्रह्म जगत्‌ का उपादान और निमित्त दोनों 
ही कारण है। परिणाम विशेषणाश मे उत्पन्न दोता है, विशेष्य निर्विकार दी 
रहता है ।* 


“आनन्दभाष्य? यह पुनः पुनः उद्घोषित करता हे कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, 
अनवधिकातिशयानन्तकल्याणगुणगणविशिष्ट श्री रामाख्य ब्रह्म ही जगत्‌ के 
उत्पादक ए रक्षक हैं ।* जिस प्रकार घटादि नाम विकार केवल वाचारम्भण 
हैं, मिट्टी ही सत्य है, उसी प्रकार जगदाकारबिकार केवल वागाल्म्बन मात्र है | 
वस्तुत. चिदचिच्छुरीर वाला ब्रह्म ही सत्य है | अतः वेदान्त में असल्कायवाद का 
प्रसार नही, किन्तु सत्कायवाद का ही प्रतिपादन है |” 


जिस प्रकार विभिन्‍न देव अपने सकल्प मात्र से वस्तुओ की सृष्टि अपने 
अपने लोको मे करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने सकलप स ससार का 
उत्पादन करता है।* जिस प्रकार लोक मे केबल क्रीड़ाथ ही राजादि कदक- 


करड़ा करते है, उसी प्रकार अवाप्तसमस्तकाम ब्रह्म जगत्सृष्टि केवल लीलामान्र 
के लिए. करता है ।* परमेश्वर जीवकृत पूर्व शुभाशुभ कम के अनुसार ही 
देवमनुष्यादि की विषम सृष्टि करता है, तथा उसका सहार भी करता है। अत" 
विषमता और सहार का हेतु कम ही है, परमेश्वर नही । जीव की सत्ता होने पर 
भी पर्जन्य के बिना जिस प्रकार अकुर की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार कम के 
रहते हुए. भी देव मनुष्याद्याकार वाली सृष्टि परमेश्वर के बिना उत्पन्न नहीं 





१०-१७४- ९४, ३० श्ण्कन्द््८ | 
२--१-४“२३, ए० १६६। 
३-- १०४०-२७, ए्‌० १६८ । 
ड-- “४०२६, ६० १६६ | 
५--२०१०७, ९० २०६-७ | 
६--२१०१-२५, ४० २२४ | 
७--२-९*०३२३, ४० २२४ । 


२६६ रामानन्ठ सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव 


हो सकती ।* प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं हो सकती । क्योंकि गो आदि द्वारा 
चरे गए. तृण का दूध मे परिणाम परमेश्वर की प्रेरणा से ही होता है, प्रकृति 
द्वारा यह सम्भव नही, अन्यथा बली बर्दादि द्वारा चरे तृण से भी दूध निकल 
सकता था ।* फिर ग्रकृति पुरुष के सान्निध्य में ही आकर सृष्टि रचना कर 
सकती है--श्रतः वह स्वतन्त्र नहीं। फिर निर्विकार निस्सग पुरुष का भोग तथा. 
उसका मोक्ष भी संभव नहीं है । अतः साख्य का मत असमीचीन है ।* 


परमाणुवाद भी सृष्टि की रचना का कोई तकंपूण सिद्धान्त प्रस्तुत नहीं 
करता। एक तो परमाणवाद अ्रत्यमूलक है, दूसरे जड़परमाण चेतनकाय के 
उत्पादक नही हो सकते ।* वैशेषिक दर्शन परमाणुवों को अणा, नित्य, रूपस्प- 
शांदिमत्‌ स्वीकार करता है, ये दोनों ही गुण परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि लोक में 
जो-जो पदाथ ख्पयुक्त हैं, वे-वे स्थूल एवं अ्रनित्य हैं, रूपादियुक्त पटादि स्थूल भी' 
हैं श्रौर अ्रनित्य भी हैं ।* 

सौगत मत के अनुसार यह संसार समुदाय द्वयात्मक है। वाह्य समुदाय भूत- 
भौतिक रूपी है ओर आन्तर चित्त-चैत्तिकरूप । वाह्म समुदायों के परमाणु कारण 
होते है। उन्हीं के पंजीभूत होने पर वाह्म जगत्‌ उत्पन्न होता है, आन्तर समुदाय 
के रूप, विज्ञान, वेदना, सज्ञा, सस्कार, श्रादि स्कधपचक कारण है। किन्तु यहों 
समुदायद्वय कारणवाद असगत है, क्योकि कार्योत्पत्ति के पूव इनकी स्थिति 
क्षणशिक स्वीकार कर लेने से काय की ही हानि हो जाती है। अ्रसत्‌ एवं अभाव 
से भाव की उत्पत्ति स्वीकार कर लेने पर लौकिक-बैदिक व्यापारों से उदासीन 
बैठे हुए. व्यक्ति को भी ऐहिकामुष्मिक स्वार्थमिद्धि होगी, अतः वाह्मार्थ को 
क्षणिक स्वीकार कर लेने से वेभाषिक एवं सोत्रान्तिक मत भ्रम मूलक सिद्ध 
होते हैं | योगाचार मत से भी सभी पदाथ क्षणिक है। अतः यह कहना कि 
प्रथम वासना से ही सभी कुछ उत्पन्न हो जाता है, असंगत है। आलय-विशान 
भी उनके मत से क्षणिक है, अतः कारणीभूत ज्ञान के ज्षणिक मान लेने पर 
काय की उत्पत्ति असम्भव हो जायगी । माध्यमिक मतानुसार सब कुछ शून्य ही 
है, किन्तु सभी प्रकार से सब कुछ शूल्य एवं तुच्छ है, यह नही सिद्ध किया जा 

१--२-१-३४ ,ए० २२५ । 

२--२-२-५, ए० २३० । 

३--२-२-१०, ४० २३३ । 

४--२-२-१ १, पु० २३१४ । 

५-- “२-१४, पृ० २३५ ' 


दाशेनिक-सिद्धान्त २६७ 


सकता | क्योकि उन्ही के मतानुसार सभी प्रमाण तुच्छु एवं शून्य सिद्ध होंगे। 
अतः वस्तु व्यवस्थापना भी तो नहीं हो पायेगी । जगत्‌ की स्थिति भी शुन्‍्य नहीं 
कही जा सकती । अ्रतः यह मत मान्य नही | 


जैन मतानुसार एक ही पदार्थ अवस्था-देशादि भेद से सत्व और असत्व 
“दोनों ही है, किन्तु यह अनेकान्त वाद ठीक नही | एक ही वस्तु में नित्यत्वानित्य- 
त्व, सत्वासत्व, वक्तव्यावक्तव्य आदि परस्पर विरोधी धर्मों की सम्भावना उचित 
नहीं । नित्य पदार्थों का प्रकारदय से भी अनेकात सिद्ध नहीं होता। आत्मा में 
संकोच-विकासादि धर्मों की सत्ता स्वीकार कर लेने से बन्ध-मोक्ष की समस्या का. 
सुलभाना भी कठिन हो जायगा |" 
कापालिक एवं पाशुपत, नकुलीश, कालामुख आदि शैवमत मे परमे- 
श्र को जगत्‌ का अधिष्ठाता स्वीकार किया गया है| किन्तु इस मत को मान 
लेने पर ईश्वर को निमित्त कारण बतलाने वाली श्रुतियों मे सामनन्‍्जस्य नहीं स्था-- 
पित किया जा सकता | यह मत वेद-विरुद्ध है । कुलालादि का उदाहरण देकर 
परमेश्वर को सृष्टि का श्रधिष्ठाता भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योकि ईश्वर 
अशरीरी है, अद्ृष्ट है, कुलाल शरीरी प्राणी है। शैवागमो में भगादि के 
ध्यान से सबधित अनेक वेद-विरुद्ध चर्चाएं की गई हैं। अतः यह धर्म उचित 
नही ।* ४ 
पांचरात्र की 'परमकारणात्परह्ममूताद्वासुदेवात्संकपंणो नाम जीवो जायते 
सकषणात्प्रद्यम्न सशमनों जायते तस्मादनिरुद्ध सजोड्हकारों जायते !? उक्ति 
का केवल इतना ही तात्पय है कि प्रपन्न जनो के रक्षार्थ पर ब्रह्म ही चतुव्यूह 
रूप से अवतार लेता है। जीव अनादि है, अत* यहाँ जीवोत्पत्ति से तात्पय 
नही है ।* 
ईश्वर ने आकाश, वायु, तेज, आप, पृथिवी, अन्न आदि की सृष्टि की! 
है।" उलत्ति मे जो क्रम रहता है, प्रलय में ठीक उसका उलदा होता है|. 
लोक मे भी प्रवेशानुरूप निष्कमण नहीं होता, अपितु विपयय से ही होता 





१०-२-२-१८ से ३२१, पु० २३१५-४२ । 

२--२*२-३३ से ४५, पृष्ठ ४४३-४५। 
३--२०२-३७ से ४१, ए० २४७-४८ । 

४--२०२-४२ से ४५, पृू० २४९०-५२ । 
५--२-३-१२ से १३, पृ० २५७ । 


श्क्द्य रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


है। “परथिव्यप्सु प्रलीयते आपस्तेजसि? इत्यादि श्रुतियाँ इसी मत का समथन 
करती हैं ।* 

भगवदाचाय* के अनुसार अवचित्तत्व तीन प्रकार का है--शुद्धसत्व, 
मिश्रसत्व, सत्वशूत्य । शुद्धसत्व रजसू-तमसू्‌ से रहित चन्दन, कुसुम, वस्त्र, भूषण 
आयुधादि पदार्थों को कहते है। ये शुद्ध सत्वमय नित्य एवं ज्ञानजनक हैं। 
मिश्रसत्व रजसू और तमसू के साथ मिल कर रहने वाले सत्व को कहते हैं | यह 
बद्धजीवो के ज्ञान ओर आनन्द का तिरोघान करने वाला है। इसे अशुद्ध सत्व 
भी कहत है | इसी को त्रिगुण तथा माया के नाम से भी अभिहित किया गया 
है। प्रकृति भी इसी को कहा जाता है । विद्याविरोधी होने से यह अविद्या भी 
कही जाती हे । चौच्रीस तत्वो की सृष्टि इसी से होती है | प्रकृति प्रधान तत्व 
है। यह प्रधान, श्रव्यक्त नाम से भी प्रसिद्ध है । इसकी अविभक्त तम, विभक्ततम 
तथा अक्षर तीन अवस्थाएँ है | तम को सूह्रमावस्था के निवृत्त हो जाने पर 
पुरुष और अचित्‌ मे विभाग करना जब कठिन हो जाता है तब्च उसे अन्ञर 
कहते हैं। प्रकृति में गुणशवैषम्य आने पर महदादि विकार उत्पन्न होते हैं। 
प्रकृत्यवस्था में प्रकृति के रजस, तमसू, सत्वादि गुण अनुद्भूत रहते है, विकारद्शा 
में उद्भूत । 

विकार उत्पन्न होने पर प्रथम महत्तत्व ( सात्विक, तामस, राजस ), फिर 
अहकार ( वैकारिक, तेजस, भूतादि ) आदि उत्पन्न होता है। अहकार से 
ही एकादश इन्द्रियों उत्पन्न होती हैं। प्राणो के साथ ही सभी इन्द्रियाँ बाहर 
निकल जाती हैं। इसी कारण इन्द्रियो को भी अशु माना गया है | 

भूतादि-तामस अहंकार से ( राजसाहकार सह कृत भूतादि सज्ञषक तामस- 
अहकार ) पंचतन्मात्राएँ और पच्रभूत उत्पन्न होते हैं। कुछ लोगों के मत से 
सृष्टि की प्रक्रिय सप्तीकरण के ढग की है। भगवदाचार्य के मत से वेद मे 
ब्रिवृत्करण का उल्लेख है | तेज, जल, पृथ्वी इन्हीं तीन से सृष्टि उत्पन्न 
मामी जाती है । 

मोक्ष 


रामानन्द जी का सत--भगवान्‌ के अनुग्रह से सासारिक बन्धनो से 
छूट कर साकेतलोक को प्राप्त करके सायुज्य को ग्राप्त हो जाना हो रामानन्द 


१--२*३०१६, पृ७ २ । 
२--त्रिरली, भगवदाचाये पृ० २४-३१ । 


दार्शनिक-सिद्धान्त २६६ 


जी के मत से मोक्ष कहलाता है| उन्होने स्पष्ट ही कहा है--मुम॒क्ष॒ और 

आत्मवान्‌ पुरुष सत्सग के प्रभाव से सासारिक सभी पदार्थों से निस्पृद् होकर, सदूगुरु 

के आश्रय से भगवान्‌ श्रीराम जी की प्रपत्ति--शरणागति--स्वीकार करके. 

समस्त प्रारूघ कर्मों का उपभोग करके, प्रपत्ति से अतिरिक्त अन्य कर्मों का नाश 

करके, सन्यास के द्वारा सर्वकमस्वतन्त्र भगवान्‌ की परम अनुकम्पा से विनष्ठ-मात्र 

'होकर ( वह दैशिक ) भगवान्‌ के हर्ट और उत्तम अनुम्रह के द्वारा प्राप्त सुन्दर 

सुषुम्ना नाड़ी के द्वार से निकल कर वहाँ से अचि-मार्ग को प्राप्त होता है। अचि- 
मार्ग से अहमांगें को और अहर्मा्ग से देवपूजित होकर अनेक दिवसो से पूर्य- 

माण पक्ष को प्राप्त दोता है। वहाँ से अनेक उत्तमोत्तम सुख की स्पृद्य से पृथकू 
होकर पक्ष से ६ मास वात्ते उत्तरायण को प्राप्त होता हे | वहाँ से सब॒त्सर को, 

संवत्सर से सूर्य को, सूर्य से चन्द्र को, चन्द्र से विद्युत को प्राप्त होता है। उन- 

उन लोको मे देवो से पूजित होकर वह अ्रमानव-मानव-भाव-शरीर से रहित 

पुरुष उस अचिरादि ब्रह्ममार्ग से भगवान्‌ के सनातन सर्वोत्कृष्ट साकेत लोक को 

प्राप्त करके सायुज्य को प्राप्त होकर भगवान्‌ के साथ वहाँ सवंथा आनन्द में 

विहार करता है ।* 


अन्यन्न भी स्वामी जी ने कहा है, जितेन्द्रिय होकर, आत्मरति को प्राप्त 

करके जो विद्वान उठ भगवान्‌ श्रीराम जी की शरणागति का अवलम्बन करते 
हुए इस मत का अनुष्ठान करेगे, वे परम-स्थान नित्य-द्व्य साकेत-लोक को 
प्राप्त होंगे |! + 
१-सत्सगत सन्‌ हि गतस्पृहो मुह श्रीश प्रपधाय गुरोमु खादसो । 
'. कर्माखिल सपरिभुज्यचात्मबानू प्रारब्धमेव प्रहतान्यकम के ॥। 

न्यासात्खतन्रेश्वरजात सद्यानिलुनमायान्वय एवं देशिक- । 

दार्दोच्तमानुग्हलब्धमध्यसन्नाडाशुमद्वारवहिविनिरगंत । 

मार्ग तत. सोचिरुपै।त्तमुक्तकस्तथा्चिषो5दो दिनत सुराचित । 

आूर्यम्राण विविधैस्तुवासरे पक्षे प्रभूतोत्तमशर्म विज्वर, ॥ 

पश्चादुदड मासमथोषडात्मकतस्माच्चयसवत्सरमब्दतोररविंमू | 

चर्द्र ततश्चन्द्रमसो5थांवद्यत स तत्रतन्नाखिल देव पूजित ॥ 

पर ५द सेवसुपेत्य नित्यममानवों अह्मपयेनतैन । 

साथुज्यमेव प्रतिलस्यतत्र प्राप्यस्य सन्‍नदात तैन साकम्‌ ॥। श्री वै० म० भा०, भसगवंदा- 

चार्य, पृ० २०७०६ । 


२०--जितेन्द्रिय प्रपन्नस्त बुध आत्मरतिहेरिम्‌। आप्नुगत्परम स्थानयोषनुतिष्ठेदिदमतम्‌ |। 
वही, पृ० २१० । 


२७० गमानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


आात्माराम तथा उपाय के स्वरूप को जानने वाले सम्प्रदाय-रहस्याभिज्ञ विद्वान 
'बिरजा के पार कैवल्य हे, ऐसा मानते हैं ।' ओर भगवान्‌ को प्राप्त होकर ससार 
के ताप को हरण करने वाले अत्यन्त शीतल, अमृतसिन्धु मे स्नान करके वह 
धन्य पुरुष भगवन्‌ के कृपाकटाक्ष से कठाक्षित होकर आनन्द महासिन्धु मे 
सम्मिलित एवं निमग्न होकर पुन. कभी भो वहाँ से नही लौठता है ।* 


रामानन्द-सम्प्रदाय में भक्त को सायुज्यमुक्ति ही मिलती है, ऐसा विश्वास ” 
किया जाता है। 'भीरामाचनपद्धति? में स्वामी रामानन्द जी ने कहा भी है कि 
श्री बैकुरठ में जाकर परब्रह्म से सायुज्य प्राप्त मर भक्त उनके ही साथ नित्य 
क्रीडा करता है ।* 

साकेत 

रामानन्द जी का मत--भगवान्‌ राम का दिव्यलोक साकेत के नाम से 
प्रख्यात है । सुषुम्ना, अचिमाग, अहर्मार्ग, उत्तरायण, सवत्सर, सूय, चन्द्र और 
विद्युत्‌ श्रादि मार्गों से होता हुआ जीव यही पहुँच कर विश्राम पाता है। यही 
उसे सायुज्य मुक्ति मिलती है । 

यह साकेत लोक अनेक सुरतरुआ्रो से परिवृत्त एव रत्नादि से सुसज्जित है । 
यहाँ करोड़ों सूथ के प्रकाश से युक्त हम का सिंहासन है, जिस पर अपने दिव्य 
परिकरो के साथ भगवान्‌ श्रीराम सुशोभित होते हैं ।* 


उस परम लोक को प्राप्त कर भक्त फिर इस ससार में नहीं लौटता--नहों 
ही लौट कर आता है ।* 





६७५ 


१--आत्मारामैस्तवोपाय स्व॒रुपशञा|नभिश्चतें" । मतज्ञ विरजापार कैवल्यमिति मनन्‍्यते ॥ 
श्री बे० भ० भा०, रामटहलदास, पृ० १८। 
२--शीतान्तसिन्ध्वाप्लुत एवं धन्‍यो गतापरअद्यसुवीक्षितोष्थ । प्राप्य महानन्दमहाब्धि- 
मग्नो नावतंतेजातु तत पुन' स ॥ आ बै० म० भा०, भगवदाचार्य, प० २०६ । 
२--श्री बैकुण्थ्मुपेत्यनित्यमज़ड तस्मिन्परबह्मणः । 
साथुज्यसम॒वाप्य नन्‍्द॒ति सम तेनेव धन्य पुमान्‌ ॥ “ीरामार्चन पद्धति,' रामनारा- 
यूण दास, ए० ४ ॥ 
४---साकेत दिव्य लोकसुरतरुमतुल तन्नरत्नालिगभंम्‌। हेमसिंहासन तच्छुमरुचिनिचय- 
भानु कोटिप्रकाशम्‌ ॥ वाम पाद असायाश्रित कलुघदर दक्षियकृचयित्वा । 
जानुन्याधायदिन्ये रिपुदलदमने बाणचापेदधत्स: ॥ राम- पाणिहयेन प्रतिमटमयद 
पट्म यर्भारुणाक्षों । देवीभूषादिजुष्टो वित्तरतुजगतो शर्म साकेतनाथ: ।॥ 
श्री वै० म० भा०, रा० 2० दास, पृ० ४१। 
अ--ओ बे० म० सा०, भगवदाचारय, पू० २०६ । 


दाशनिक-सिद्धान्त २७१ 


कह्दा गया हे इस साकेत लोक के चतुर्दिकू विरजा नदी बहती रहती हे, यह 
अत्यन्त निर्मल जल की नदी है । 

अष्टयामीय पृजा पद्धति के प्रवततक अग्रदासादि ने दिव्य साकेत लोक 
की जो कल्पना की हे उसमे कनकमवन, सरयू, दिव्यकुंज, क्रीड़ास्थल, उपवन, 
रतनपीठ, हाट आदि अनेक वस्तुओ का समावेश किया गया है | अ्रष्टयामीय 
यूजा-पद्धति मे मानसी ध्यान का वर्णन करते हुए इस विषय पर विप्तार से 
प्रकाश डाला गया है | आधुनिक युग में अयोध्या जी में कबकभवन, प्रमोदवन 
आदि स्थल एवं मदिर-विशेष के नामों से यह अनुमान किया जा सकता है कि 
श्गारी रामभक्ति के अनुयायी कदाचित्‌ अयोध्या जी को शाश्वत साकेव लोक 
का अवतरित रूप ही मानते हैं, जिस प्रकार कृष्णभक्ति-शाखा के कवि ब्रज को 
ब्रजलोक का अवतरित रूप मानते हैं। इस सम्बन्ध में कोई लिखित साहित्य 
उपलब्ध नही होता, फिर भी जिस ठग से नये-नये स्थानों, मदिरो, उपवनों का 
भावनानुरूप निर्माण होता जा रहा है, उससे यह अनुमान करना अ्रसगत नहीं 
कि साकेतलोक के अनुरूप ही श्री भ्रयोध्या जी को सजाना रसिक-सम्प्रदाय के 
भक्तों का उद्देश्य है | 


मोक्ष तथा साकेत धाम 


आनन्दभाष्य का सत--आनन्दभाष्य मे मोक्ष को परमपुरुषानुभव रूप 
ही माना गया है ।* '“ब्ह्मविद्ब्रह्ने व भवति से मोज्षावस्था का ही प्रतिपादन किया 
जाता है । परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके स्वश्नानन्द रूप से स्थित रहने 
को ही कुछ विद्वानों ने मोक्ष माना है, दूसरी श्रुति का यह अथ है कि विज्ञान- 
घनजीव पाँचभीतिक शरीर का पारत्याग करके परमात्मा में नष्ट--लीन--हो 
जाता है--देवादि नाम-रूप का परित्याग कर देता है। किन्तु “निरन्जनः साम्यमुपैतिः 
में भेद घटित साग्य--न केवल साम्य अ्रपितु परमसाम्य--दही मोक्षावस्था कहा 
गया है | नदी-समुद्र दृष्टान्त मे भी भेदभाव मात्र विवक्तित है । श्रतः यह कहना 
कि श्रुति अमेद के पक्ष मे ही मत रखती है, सिद्ध नहीं होता ।* भगवान्‌ के 
अनन्य भक्त को तो देहावसान के उपरान्त भगवान्‌ की ही प्राप्ति होती है, ऐसा 
स्पष्ट ही गीतादि में कद्दा गया है ।* 


(-+आर० भा०, १-१०९, ३० ४ | 
२-०- ९-१-९, ४० (८ । 
२--९०१-२, प० २६ | 


२७२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सर्वकामविनिम॒क्तजीव शताधिक सुषुम्ना नाड़ी मार्ग से शरीर से निकल कर 
ब्रह्म लोक को गमन करता है, अ्रतः यह सिद्ध हे कि ब्रह्मविदों की सद्यः मुक्ति 
नहीं होती, श्रपित॒ देवयानादि क्रम से ही होती है | कुछ लोगो के मतानुसार 
गअ्रथमत्योंडमृतो मवत्यत्र अह्मसमश्नुते? से यह तात्यय है कि जिस प्रकार घट के 
भिन्‍न हो जाने पर उससे अवच्छिन्न आकाश महाकाश से मिलकर एकाकार हो 
जाता है, उसी प्रकार अज्ञान एवं तज्जन्यकर्मबन्ध के समाप्त होने पर विमुक्त- 
आत्मा जिस किसी देश में मोग समाप्ति करता है, उसी देश मे ब्रह्म क्य को प्राप्त 
करता है, अचिरादि से उसकी गति नहीं होती, श्रतः सद्यः मुक्ति ही सिद्ध होती , 
है।' किन्तु उपनिषदो में प्राणविशिष्ट जीवात्मा की देवयान से ही गति कही 
गई है | जीवब्रह्म में भेद श्रुति स्पष्ट ही मानती है। अतः यह स्पष्ट है कि 
उपासनादि द्वारा ब्रह्म-प्रसाद-प्राप्त जीव कर्मबन्ध से विनिमुक्त होकर ब्रह्मलोक को 
जाता है और वहाँ अपने स्वाभाविक अपहृतपाद्मत्वादिगुणुविशिष्टसब्चिदानन्द 
रूप से ब्रह्म के समीप रहता है ।"* जब्षन्‌ क्रीडन? श्रादि श्रुतियो से स्पष्ट है कि 
जीव भगवान्‌ के ही समान भोगवान्‌ हो जाता है। इस प्रकार श्रुति परमात्मा को 
शेषी ओर जीव को उसका शेष स्वीकार करती है।* 


इस कमंभूमि में जो लोग रमणीय पुण्य कर्म करते है, वे चन्द्रमएडल 
से अवरोहण करते हुए ब्राह्मणादि-योनि को प्राप्त करते है, जो कुत्सित पाप कर्म 
करते हैं वे शूकरादि कुत्सित योनि को ग्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रुति मे यह 
स्पष्ट ही प्रतिपादित किया गया है कि प्राक्तन कम-योग से पुण्य-पापरूप जन्मों 
की प्राप्ति जीव को होती है ।* इस सम्बन्ध मे सप्तनरकों की भी चर्चा की गईं 
हे। चित्रगुप्तादि यम के व्यवस्थापको का भी प्रसगबश श्रुतियों में वर्शुन पाया 
जाता है। अ्रतः यह सिद्ध हो जाता है कि दुष्कृत शाल्ी चन्द्रलोक गमन 
नहीं करते ।* 

“आनन्दभाष्य” में सुधुप्त्यादि अवस्थाओ्रो पर भी प्रकाश डाला गया है । 
इस अन्थ के अनुसार परमात्मा ही जीव का साज्ञात्‌ सुषुप्ति-स्थान है। अतः इस 

परमात्मा से ही जीव का आगमन होता है। जो सोता है, वही उठता भी है। 


६--६९-६०२, ४० ३२-१३ | 

२-- १०३०-६८, ४० ९४६ ॥। 

३--- १०३०१८, ४० ३४२ । 
४--२-६-०८, ४० २६६ | 
४--३“१-१३ से १९, ४० २०२०५ । 


दाशनिक-सिद्धान्त २७३ 


मूच्छित मे ज्ञान का अभाव होता है, अतः मूच्छा जागरित-स्वप्नावस्था से 
मिन्‍न है | मूच्छा मरण भी नही है। मरण के उपरान्त अचिरादि मागे द्वारा 
ज्ञानी जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है। उसे सुख-दुःख का भी अनुभव नहीं होता । 
लोक व्यवस्था के हेतु वसिष्ठादि जिन व्यक्तियों को ब्रह्मा नियुक्त करते हैं, उन्हें 
सुख-दुःख का भी अनुभव होता है। प्रारूध कर्म-बश अधिकार के सम्पन्न हो 
जाने पर वे भी ज्ञानोदयोपरान्त अचिरादि मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं ।* 


विद्या से ब्रह्म-प्राप्ति होवी है, अतः विद्योपत्ति के लिए दिनोदिन अग्नि- 
होत्रादि कर्मानुष्ठान करना चाहिए, अन्यथा कल्मषमानस से विद्योत्पत्ति सम्भव 
नहीं ।* यदि भोक्तव्य पुण्य-पाप एक शरीर भोग्यफलक मात्र हों, तो 
शरीरान्त में ही ब्रह्म-प्राप्ति हो जाती है, किन्तु यदि बहुशरीर भोगफलक हो तो 
बहुशरीरान्त मे ही ब्रह्म-प्राप्ति होती है ।९ 


प्रथम वाणी का मन से सयोग होता है, लय नही, क्योंकि मन 
आहकारिक है, प्राण आकाश का काय है और प्राण शब्द की जल में लक्षणा 
करने में गौरव है ।* प्राण जीव से सयुक्त होकर उसके साथ तेज में सम्पन्न हो 
जाता है।* जीव के सह्वित प्राण तेज के सहित सबंभूतों में संयुक्त होता है ।* 
नाड़ी-प्रवेश के पूर्व अन्नह्मश्ञानी की भाँति ब्रह्मश्चानी का भी उत्कमण होता है | 
अन्तर इतना ही है कि ब्रह्मज्ञानी सुधुम्ना नाड़ी से होकर मस्तक में से निकलता 
है और अप्नह्मश्ञानी नेच्रादि मार्ग से । जब तक देश विशेष मे जाकर भगव- 
व्पाप्ति नही होती है, तब तक देह-सम्बन्ध-रूप ससार बना हो रहता है--शरीर के 
छूटने के पूर्व ब्रह्मानुभव का नाम अम्ृतत्व है।* ब्रह्मविद्‌ का भी क्रम मुक्ति मे 
सूक्ष्म शरीर के साथ सम्बन्ध रहता है। अचिरादि से गसन करते समय आत्मः 


अंकनानन...33। 


(--रेन्रे-३ ९, पु० ३२४४ | 
२०--४-१-१६, पु० ३६९७। 
२००४०१०१६, पु० र€थ 
४-- ४०२०१, पु० ३९६ । 
४० डेल्रेनपे ५ पु७ ०० | 
६--४>२०४, पृ० ४०१। 
७--४०२०५, पृ० ४०२ । 
८--४०२०७, पु० ४०२०४ । 
६“-४“२०८, पु० ४०४ । 
श्च् 


ए्ज४ड रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


चन्द्रमा के साथ वार्तालाप करता है |* ब्रह्मविद्‌ की उतक़ान्ति सूच्म शरीर से 
कही गई है। मृत्यु के समय शरीर के किसी भाग में जो ऊष्णता रहती है, वह 
सूक्म देह का ही धर्म है ।* विद्वान्‌ को शरीर-त्याग के समय मे भी ब्रह्म-प्रासि 
हो जाती है। तध्यतावदेवचिर यावन्नविमोक्ष्ये” इस श्रुति से यह स्पष्ट है। इसके 
पश्चात्‌ प्राण-वियोग भी सम्भव है | प्राणरहित का अर्चिरादि मागे से गसन और 
बह्म-प्राप्ति दोनो नहीं हो सकते । अतः ब्रह्मप्राप्ति के पूर्व ब्रह्मशानी के प्राण नही 
निकल सकते हैं ।* 

ब्रह्मतानी का उक्रमण मूधन्य नाड़ी से होता है, उसका सूर्य-रश्मि के 
द्वारा गमन द्वोता है और प्रकारान्तर ( रात्रि मे भी ) से भी ।* दक्षियायन 
में भी मरने वाले ब्रह्मश्ञानी को ब्रह्म-प्राप्ति हो जाती है | क्रम यो हे--नाड़ी रश्मि 
श्रवेशोपरान्‍्त जोब अ्रचि, अ्रहः, आपूर्य माणपक्ष, मास, संवत्सर, वायु, आदित्य, 
चन्द्रमा, वैद्यत, वरुण, ऐन्द्रलोक, धातृलोक, विरज्ञा आदि को पार कर श्री 
साकेत लोक-द्वार पर पहुँचता है ।”* यह अचिरादि परमात्मा द्वारा नियुक्त 
देवताविशेष हैं और ब्रह्मविदों के अतिवदन कर्सा हैं।* 

बादरि आचाये का मत है कि हिरिण्यगर्भ के उपासको को अचि- 
रादि हिरिएयगर्भ तक ले जाते हैं, क्योंकि हिरण्यगर्म परिच्छिन्न है, देश विशेष 
में रहता है। उसी की प्राप्ति के लिये गमन उपयुक्त है, स्वव्यापक पखत्रह्म के 
लिये गमन नहीं होता ।* हिरिण्यगर्भ ब्रह्मलोक का अधिकारी है। इस लोक में 
गया हुआ जीव वहाँ ही विद्या प्राप्त करता है। जब महाप्रलय मे ब्रह्मलोक का 
नाश हो जाता है तब उसी अधिकारी हिरण्यगर्भ के साथ विद्वान्‌ जीव भी हिरण्य 
गर्भ लोक से ब्रह्म को प्राप्त करता है।* बादरायर के मत से श्रचिरादि 
प्रतीकोपासना न करने वालों को ब्रह्मप्राप्ति कराते हैं। जो जिसका उपासक है, 
उसको ही वह पाता है ।* 





६--४०२०६, पु० ४०४ । 
२०-४-२०१ १, पू० ४०४ । 
३---४-२०३२, पृ० ४०५ । 
४--४०२०९७, १० ४०६ | 
#-४-३-२, पृ० ४९४ । 
$६---४-३-४, पृ० ४१४ । 
७--४-३-६९, पु० ड१५९। 
८छ-+-४-३१०६, १० ४९७। 
६ *-४-३-१४, १० 'ढंरैंठ । 


दाशनिक-सिद्धान्त २७५ 


मुक्त जीवों के ऐश्वयें--यह प्रत्यगात्मा इस शरीर से निकल कर परज्योति 
को प्राप्त कर अ्रविद्या के आवरण से रहित स्वाभाविक स्वरूप के श्राविर्भाव रूप 
विद्याफल को प्राप्त करता है, कोई अपूर्व आकार की उत्पत्तिरूपफल नहीं 
पाता ।* परज्योति को प्राप्त कर स्वरूप से निष्पन्न होने का तात्यय कर्म संबंध के 
सततराहित्य रूप मुक्ति से है। यही जीवात्मा का स्वाभाविक स्वरूपाविर्भाव है ।* 
'यह आत्मा स्वरूप से अपहतपापमत्वादि गुणवाला है, कर्मसशावाली श्रविद्या 
से उसका स्वरूप तिरोहित हो जाता है, वह ससारी कहा जाता है | ब्ह्मविद्या के 
प्रभाव से इस शरीर के ऊपर उठ कर अर्चिरादि मार्ग द्वारा परज्योति को प्राप्त 
कर अविद्या के तिरोधान से स्वरूप को प्राप्त कर वह मुक्त हो जाता है।* 
मुक्तात्मा श्रपने को ब्रह्म से अविभक्त रूप में अनुभव करता है, क्योकि परज्योति 
को उपसंपन्‍न होकर उसका अ्रविद्यार्प आवरण नष्ट हो जाता है और तब 
याथातथय रूप से वह अपने स्वरूप को जान लेता है ।* जेमिनि आचार्य के 
मत से प्रत्यगात्मा का स्वरूप और गुण से अपदतपाप्मत्वादिक ही स्वरूप सिद्ध 
होता है, विज्ञानमात्र रूपता अथवा उभयरूपता सिद्ध नहीं होती ।* 


ओडुलोमिके मत से श्रात्मा चैतन्यमात्र रूप से आविभूत होता है।* 
बादरायण के मत से आत्मा को विज्ञानमान्न स्वरूप मान लेने पर भी उसमे 
अपहतपाप्मत्वादि प्रकरणगत गुणों का अ्रविरोध ही रहता है।" बादूरि 
आचार्य के मत से मुक्त जीव को शरीरेन्द्रियों का अभाव रहता है।" जेमिनि 
शरीरेन्द्रियो का भाव स्वीकार करते हैं ।* भगवान्‌ बादरायण दोनो ही मतो-- 
शरीरेन्द्रियो के सहित तथा उनसे रहित स्वरूप--को स्वीकार करते हैं |*" मुक्त 
जीव स्वप्तभोग से विलक्षण लीलारस का अ्रनुभव करता है | 


१०- ४०४०९, पु० ४१६ । 
२०-४-४>२५ पृ० ४२१ । 
३--४-“४-३, ४० ४२१ । 

४ ४-“४०४, २० ४२०२ । 
४-- ४०४०४, ४० ४२३ । 
६--४-४०३ ४० ४श३ | 
७--४-४-७, ४० ४२३ । 
झ--४-४०९०५ ४० ४२४५ । 
६-- ४०४०१ १, ए० ४२४५ । 
९०--४-४०१२, ३० ४२६ । 


२७६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


परमात्मा की उपासना से मुक्त पुरुष कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है ओर 
देहान्तर मे भी उसके ज्ञान की व्याप्ति रहती है | बद्ध जीवो को यह अधिकार प्राप्त 
नही होता ।* 


जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय करना, समस्त चेतनाचेतन के स्वरूप, स्थिति, 
प्रवृत्ति, भेद आदि को नियमित रखना आदि जो जगत्‌ के व्यापार है, उन्हें छोड़ 
कर, श्रविद्या के आवरण से छूट कर परमेश्वर का अनुभव करना ही मुक्त का 
ऐश्वय है । जगदीश्वरता तो परमपुरुष भगवान्‌ श्रीराम जी का अ्रसाधारण कम 
है।* समस्त श्रुति-स्वृतियों जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, लय आदि समस्त जगद्‌ 
ब्यापार ब्रह्म के ही बतलाती हैं। मुक्त पुरुषो का ब्रह्म के साथ भोग-मात्र का 
साम्य है, सत्यसंकल्प द्वारा मुक्त पुरुष का समस्त लोको में कामचारत्व 
होता है ।* 

ध्यानोपासनवेदनादि शब्दों द्वारा वाच्य परमपुरुष के सतत चिन्तन से युक्त 
भक्ति द्वारा भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर अचिरादिमार्गो से ब्रह्मलोक को प्राप्त 
मुक्त जीव की आइत्ति नहीं होती है, वह पुनः यहाँ लौट कर नहीं श्राता । गौता- 
चार्य ने भी अपने श्रनन्य भक्त की अनाबृत्ति कही है। सम्यक्‌ रीति से भगवान्‌ 
के चरणो की उपासना करके जिसने सभी कामो को था लिया है, वह पुनरावततेन- 
जन्म-मरण-के क्लेश से विमुक्त हो जाता है | परमकारुणिकभगवान्‌ श्री रामचन्द्र 
अपने लोक म लाकर फिर जीव को कभी नहीं लोदाते | अपने आश्रित जनो की 
रक्षा के लिये तो उनकी प्रतिज्ञा ही है अप्यहंजीवितं जल्यामः । अतः परम पुरुष 
को उपसन्न जीव का पुनराबत्तन नही होता, यह सिद्धान्त है ।* 


भगवदाचारय के मत से* सायुज्य का ही नाम मोक्ष है, क्योकि सायुज्य को 
छोड़ कर शेष तीन स्वर्गादि के समान फलान्तर हैं| श्रन्यथा मुक्ति में तारतम्य 
प्राप्त होगा, जो स्वंथा अमान्य है। सायुज्य भोगसाम्य का नाम है | इसी को 
मोक्ष श्रथवा मुक्ति अ्रथवा साकेत-प्राप्ति अथवा परमघाम-प्राप्ति अथवा भगवद्मात्ति 


'फिलमााथ- ककमनमममम»भान- 333 +3+>म नाक गा 30 >+न-+.3.3. ०3००. 
कम... अनकब-+3 3. ७»+-34>+९७०-७-->००.०३००७.. न क्ज्न 


६-- ०४०१५, ४० ४२६०२७ । 

२--४-४-१७, पू० डश्८। 

३--४-४०२१०,, 7० ४8० । 

४--४“४-२२, पू० ४३००४२ । 

४--त्रिरली, लेखक सगवदाचाये, प्० १७-१८ । 


दाशनिक-सिद्धान्त २७७ 


कहते हैं | जब सभी करों की निवृत्ति हो चुकी है, ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है, 
तो पुनः तारतम्य की सम्भावना केसे हो सकती है ? अत सालोक्यादि में जहाँ 
कहीं मुक्तिपद का प्रयोग हे, वह गोण और भ्रान्त है | सिद्धान्त में ब्रह्म साम्या- 
पत्ति अर्थात्‌ सबोश मे ब्रह्म के साथ समता तो प्राप्त हो ही नही सकती, क्योकि 
मुक्त जीवो को भी जगद्व्यापार और लक्ष्मी-विलास अत्यन्त श्रसम्भव है | जब 
“तक समस्त धर्मों की समता न हो तब तक ब्रह्म साम्यापत्ति नही कही जा सकती | 
अत. साम्यम॒ुपैति! 'साधम्यमागता.? का श्रथ भोग-साम्य ही करना उचित है । 


पृष्ठ अध्याय 


भक्ति-पच्दति 
भक्ति 


रामानन्द स्वामी का सत 


मोक्ष के साधन के रूप में भक्ति--रामानन्द-सम्प्रदाय में भक्ति मोक्ष के 
प्रमुख साधन के रूप में स्थीकार की गई है। भक्ति के लिए आवश्यक है कि 
व्यक्ति सबंप्रथम पंचसस्कारो से संस्कृत होकर महाभागवत बन जाय और पुनः 
सीता-लक्षमण सहित भगवान्‌ राम के प्रति रागमय हो उठे ।* पंच संस्कारों के 
श्रन्तर्गत मुद्राकण, ऊध्वपंड़ धारण करना, नामकरण, मनत्नजाप एवं तुलसी की 
कण्ठी पहनना आदि आते हैं ।* एक वर्ष तक शिष्य की परीक्षा करके गुरु को 
चाहिए, कि वह नियमतः अग्नि-पूजा करके तप्तचक्रादि ( शर-चाप भी ) से 
उसकी भुजाश्रों को अंकित कर दे ।* इसी प्रकार गुरु शिष्य को ऊध्वेपुंड॒ धारण की 
विधि से परिचित करावे, उसका दासान्त नाम रक्‍्खे, उसे राममन्त्र प्रदान करे 
तथा गल्ले मे तुलसी की कण्ठी की माला धारण करने का श्रदेश दे ।* इस 


१--एवं भमहाभागवत सुसस्कृतो ओ रामभक्तिविंदधात्वहनिंशम | 
महेन्द्रनीलाश्मरुचे कृपानिधें. औजानकीलक्ष्मणसयुतस्य ॥ श्री बै० म० भा०, रा० 
2० दास, १० ९० ॥ 
२--तम्तैन मूले सुजयो समकन शरेणचापेन तथोध्वंपुण्ड्ूकम्‌ । 
अ्रतिश्रुत नाम च मे त्रमाले सस्कार भेदा. परमार्थहैतव ॥। वही, भगवदाचाये, 
पृष्ठ ११७ | 
३--परीक्ष्यशिष्यसम्ुपासक गुरुवेर्ष समभ्यच्य॑ च देवमग्निम । 
चक्रादिमि हेतिवरे स्तप्तैदिने सुपुण्ये नियत सम'कयेत्‌ ॥ वही, रा० ० 
दास, ६० ६ । 
४--तथोध्व॑पुड” सुम्ृदाविधाय रामादिदास्यान्तमथों समुच्चरेत्‌। 
मन्त्र तथैवोपदिशेद्वधिषानत मालाबराताम्‌ तुलसी समुद्भवाम्‌ | वही, पृ० १० 
श्ड्द 


भक्ति-पद्धति २७६ 


प्रकार पचसंस्‍्कारों से संसक्षत हो कर भक्त को भगवान्‌ के मंगलप्रद दिव्य जन्म, 
दिव्यकर्म और नामों का उच्चारण करना चाहिए |* 


भक्ति की व्याख्या--भक्ति की इन आ्रावश्यक भूमिकाओं का उल्लेख करके 
रामानन्द जी ने भक्ति की विशेषताओं का भी उल्लेख किया है । उनके अनुसार 
- बिद्वद्वर्य परमभक्ति-रस-रसिक महर्षियों ने अनन्यभाव से तत्परता के साथ स्वदा 
पुनः-पुनः छुल, कपट, प्रपच आदि से रहित परमात्मा ( श्रीराम जी ) की सेवा 
को ही भक्ति कहा है ।* अत यह स्पष्ठ हो जाता है कि स्वामी जी ने उसी 
भक्ति मार्ग का अवलम्बन किया है जिसका प्रतिपादन महाभारत, नारदभक्ति सूत्र, 
भागवत आदि प्रन्थों मे उनके पूर्व किया जा चुका था। नारद पॉचनरात्र मे 
सर्वोपाधिविनिमुक्त भगवानदृभीकेश की सेवा को ही भक्ति कहा गया है।रे 
शाडिल्य सूत्र मे भी भक्ति को ईश्वर में 'परानुरक्ति? कहा गया है ।* 


आगे चल कर स्वामी जी ने भक्ति की और भी स्पष्ट व्याख्या की है| वे 
कहते हैं--विवेक आदि से जिसकी उत्पत्ति होती है, यमादि जिसके आठ अ्रग 
हैं, तेलघारा के समान निरन्तर स्मृति-सतान-रूपा भगवान में जो अनुराग है, वही 
पराभक्ति है |” नारद भक्ति सूत्र में इसी मत का पोषण किया गया है। भक्ति 
को प्रेमस्वरूपा कहने के साथ ही लेखक ने उसे अमृृतस्वरूपा भी कहा है, जिसे 
पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति के 
मन में और कोई कामना शेष नही रहती, न उसे किसी प्रकार का शोक ही 
रहता है, वह न किसी से द्वेघ करता है और न किसी से अनुराग | वह तो भक्ति 
?--च्ृतोध्वेपुण्ड्स्तुलसीसमुद्भवा दधच्चमालाममलो हि कृठत । 
सज्जन्मकर्माणि इरेरुदाइरेद गुणाश्च नामानि शुभप्रदानि । 
बही, भगवदाचार्य, पु० १०२। 
२--उपाधिनिसु क्तमनेकरभेंठा भक्ति. समुक्ता परमात्मसेवतम्‌। अनन्यभावेन महुमु हुई 
सदा महपिभमिस्ते खलु तत्यरत्बनत ॥ ६३ ॥ श्री बै० म० भा०, स० प० रामटहल- 
दास, पृ० १०। 
३--सर्वोपाधिविनिमुु क्त तत्परत्वेन निम लम्‌ । हृषोकेश हृषीकेशसेवनम्‌ भक्तिरुच्यते ॥ 
नारदपाचरात्र 
४-शान्डिल्य सूत्र--“सा परानुरक्तिरीश्वरे ।? 
५--सा तैलघारासम सस्मृति-सतानरुपेशिपरानुरक्तिः । भक्तिविवेकादिक संप्तजन्या, 
तथायमाण्यष्ट सुवोधकाया ॥ श्री वै० म० सा०, रा० 2० दास, ए० १०। 


स्द्० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


को पाकर उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। यह 
भक्ति कामनायुक्त नही है, क्योकि वह निरोधस्वरूपा है ।* 

इस प्रकार रामानन्द जी ने भक्ति की जो व्याख्या को है, उससे उसकी 
निम्नलिखित विशेषताएँ ज्ञात होती हैं :-- 

क--भक्ति परमात्मा के प्रति अनुराग को कहते हैं । 

ख---इस अ्रनुराग में अ्रनन्यता आवश्यक है । 

ग--भगवान्‌ की सेवा करना ही वस्तुतः उनकी भक्ति करना है। 

घ--पतैलघारा के समान ही भगवान्‌ का प्रतिक्षण स्मरण करना भक्ति की 

सबसे बड़ी विशेषता है | 

विवेक से यह भक्ति उत्पन्न होती है और यमादि इसके आ्राठ अग हैं। 
बस्तुतः प्रपन्न जन यदि उत्तम रीति से कर्मयोग, शानयोग और भक्तियोग मे किसी 
एक का भी अनुष्ठान करें तो उन्हे मोज्ञ मिल सकता है ।* इस प्रकार अन्य 
मार्गों से भक्ति का कोई विरोध स्वामी जी को मान्य नहीं है | कर्म मांगे, ज्ञान- 
मार्ग और भक्तिमार्ग वस्तुतः एक ही सत्य को पाने के तीन भिन्न-मिन्न पथ 
मात्र हैं । 

भक्ति के प्रकार--भक्ति के सामान्यतया दो भेद किए गए हैं : गौणी 

ओर परा | गौणी के भी वेधी और रागानुगा दो भेद किए गए हैं। कभी-कभी 
बैधी भक्ति मयांदा भक्ति के नाम से अभिहित की जाती है | विद्वानों ने गौणी 
को साधन भक्ति ओर परा को साध्यभक्ति भी कहा है। श्रीमद्भागवत्‌ मे भक्ति 
के ६ प्रमुख भेंद बतलाए गए हैं | श्रवण, कीत्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, 
बन्दन; दासस्‍्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन | * 


१--अ्रथातोमक्ति ब्याख्यास्याम । र । सात्वस्मिन्‌ परमग्रेमस्वरुपा ।२। अमृतरवरूपा 
च ॥३॥ यबलब्ध्वापुमान्‌ सिद्धों भवति, असृतों भवति, तृप्तो भवाति ॥४॥ यदत्माप्य न 
किचिंदादति, न शोचति, न द्वंष्टि, न रमते, नोत्साही सवति ।५॥ यज्ज्ञालामतो 
भवति स्तब्धोभवति आत्मारामों मवति । सा न कामयमाना निरोघरुपत्वात | 
नारद्भाक्तमन्र । 


२-भवनन्‍्त्युपायान्तरणव सवे स्वातत्न्यतो सुक्तिपदप्रदास्ते । सुकम सवेदनभक्तियोगाःप्रपत्ति 
निष्ठे समनुष्ठितासु ॥ श्री बै० म० मा०, भगवदाचार्य, पृ० १५५। 
३--अवण कीतेन विष्णो. स्मरण पादसेवनम्‌ । अर्चनवदनदास्थ सख्यमात्मनिवेदनम | 
भागवत, सप्तम स्कथ, अध्याय ५, श्लोक २३ । 


भक्ति-पद्धति श्ष्य१ 


रामानन्द स्वामी ने भागवत द्वारा निर्धारित भक्ति-पथ का ही अवलम्बन किया 
है। उन्होने स्पष्ट ही कहा है : उदारकीर्तिभगवान्‌ के श्रवण, कीर्तन, सस्मरण, 
पद्थ्नति, समचन, वन्दन, दासस्‍्य, सख्य और आत्मापंण को ही नवधाभक्ति कहा 
गया है।' आगे चल कर उनके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय मे प्रेमाभक्ति पर भी 
बल दिया जाने लगा और नाभा जी के समय में तो भक्तगण भक्ति दशधा के 
” आगर? भी होने लगे थे | कहा गया है कि नाभा जी के समय से ही रामानन्द- 
सम्पदाय मे श्गार का भी प्रवेश हो गया था । फलस्वरूप आ्राज इस सम्प्रदाय के 
अन्तर्गत माधुय्य-भक्ति के उपासको का एक स्वतन्त्र रसिकसम्प्रदाय ही बन गया है | 


रामानन्द जी ने नवधाभक्ति के एक-एक अंग का आगे चल कर विवेचन 
भी प्रस्तुत किया है। श्रतः यहाँ हम रामानन्द-सम्प्रदाय की भक्ति के अन्य 
आवश्यक अंगों का विवेचन करने के उपरान्त ही नवधा भक्ति का भी विवेचन 
अस्तुव करेंगे | 

रामानन्द स्वामी जी के मत से भक्ति के दो प्रमुख एवं आवश्यक अंग हैं: 
प्रपत्ति और न्यास । भगवान्‌ की निहंठुक कृपा को प्रपत्ति ओर स्वप्रब्नत्ति की 
निवृत्ति को न्यास कहा गया है | 


भक्ति के दो प्रमुख अंग--प्रपत्ति और न्यास 


प्रपक्ति--रामानन्द स्वामी के मत से मुमुक्षुवी का भगवान्‌ की शरण में 
चले जाना ही श्रेयस्कर है, क्योकि वे परमदयालु एवं उदार हैं तथा उन्हें किसी 
भी प्रकार के क्रियाकलाप की आ्रावश्यकता नहीं है।'* जीव अ्रसहाय है, अतः बिना 
भगवान की कृपा के वह ससार-सागर से पार नही हो सकता, अनन्त कर्म-प्रवाह 
के द्वारा इस ससार महासागर मे चिरक्काल से ड्ूबतें हुए अ्स्वतन्त्र चेतन जीव के 
ऊपर प्रभु को निर्हेतुक कृपा अवश्य उत्पन्न होती है। 


१--जउदारकीत्तें श्रवण च कीत्तन दरेसु दासस्मरण पदश्रिति. | 
समन वन्दनदास्यसख्यमात्मापंण सा नवधेतिगीयते | श्री बै० म० भा०, रा० 2० 
दास, पएृ० १० । 

२--आप्तु परासिद्धिमर्किचनोजनो दिजातिरिच्छम्धरण हरि ब्रजेत्‌ । पर दयालुस्वगुणा- 
नपेक्षितक्रियाकलापादिकजातिबन्धनस्‌ ॥ ओर वै्म०भा०, मगवदाचार्य, पृ० १७३ | 

३--कर्मप्रवाहेणतु चेतनस्यमग्नस्य ससारमहाखवेचिरम्‌ । उपयंद्ोससरतोष्वशस्य सा 
कृपोट्भवत्येव इरेरहेंतुका ॥ श्री बे०म०भा०, रा०5० दास, ए० १५०६६ 


श्घर रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


प्रपत्ति क्‍या है ? 

श्रेष्ठ विद्वानों ने कृपासिन्धु, परमकीति सम्पन्न, अचिन्त्य वैभववाले भगवान्‌ 
श्रीराम ( विष्णु ) की अन्य के कष्ट के प्रति असहनशीलता को ही दया कहा 
है।* भगवान्‌ का जीवों पर पुत्रवत्‌ स्नेह है। वस्तुतः भगवान्‌ अपने स्वजनो के 
तो पातको पर दृष्टिपात तक नहीं करते और आचार्यों के मत से यही उनका 
वात्सल्य है।* इसीलिए, मुक्ति की कामना वाले तथा अपने पापो से निब्नत्त हो 
जाने की इच्छावाले पुरुषो को चाहिए कि वे अपने सभी शुभकर्मों को मगवद- 
पंण कर दे तथा नैवेद्य आदि को भगवान को अर्पित करके ही भोजन करें | 
इससे वे ससार-भय से मुक्त हो जायेंगे ।* भगवान्‌ की इस निहँतुक कृपा के 
सभी अधिकारी हैं “--ऊच-नीच, धनी-निधन आदि | वहाँ कुल-बल, काल और 
दिखावठ की कोई आवश्यकता नही ।* 


प्रपत्ति के भेद--प्रपत्ति के सामान्यतया ६ भेद किए गए: हैं | श्रनुकूलता 
का सकलल्‍प, प्रतिकूलता का त्याग, रत्षणविषयक विश्वास, गोप्तृत्ववरण, आत्म- 
निज्षेप और कापपण्य ।* यह प्रपत्ति पुन कायिको, वाचिकी ओर मानसी आदि 
भेदों मे विभकत की गई है, ओर इनमे से प्रत्येक के गुणों के अनुसार ३-३ भेद 
किये जाते हैं।* साष्ठाग प्रणाम करना और शरीर पर भगवदायुधों का धारण 





रै--दयान्यदु खस्यनिगथते बुवैरआ्ञाकृतैस्तैरसहिष्णुतास्तुता । कृपामहाब्धे समुदारकीतें 
विष्णोरचिन्त्याखिलवैभवस्यथ ।। वही, ए० १७ 

२--इष्ट बात्मल्यसिधो शचवात्सल्यं दोषभोगिता। नित्य समुच्यते तज्श .सदाचारपरायरण ॥ 

अथवा 

विभोश्चवात्सल्यमदखंवस्य, वात्सल्यमिष्ट खलुदोषभोगिता। समुच्यतेतैनू भिरस्वतन्नो, 
सदासदाचारपरायणेनरे ॥ श्री बैगम०भा०, रा० 2० दास, पृ० १६ । 

३--शुभानिकर्मारणिण समर्पयेत्सता रामाय मध्य च निवेध्रमच्षयेत्‌। अहदिव वीतमय 
समुत्तम विमुक्तिषी. स्वापनिवृत्तिकामन ॥ श्री वै० म० भा०, भसगवदाचार्य, 
पृ० १६९१ ॥। 

४-सर्वेश्रप्तेरधिकारियोमता, शक्ता अशक्ता अपि नित्यर॒गिण. । नापेक््यतैतत्रकुल बल 
च नो न चापिकालों नहि शुद्धितापिबा। ओ वे० म० सा०, रा० ४० दास, 
पृ७ १७ | 

५--भालुकूल्यस्य सकलप, प्रातिकूल्यस्यवर्जनम्‌। रक्षयिष्यतीतिविश्वासो गीष्तृत्ववर ण तथा ।| 
आत्मनिक्षेपका पंण्ये पडविधाशरणागति ॥ पाचरात्र, लक्ष्मीतन्त्र सहिता। 

६-णपा च त्रिविधाश या कारणत्रय भेदत । शुणत्नय विभेदादप्येकैका त्रिविधा पुन । 

“-- नारदपाचरात्र, भारद्वाजसहिता । 


भक्ति-पद्धति र्ष्३े 


करना कायिकी ग्रपत्ति है, मन्त्राथ एवं तत्व को न जानते हुए, भी गुरु के अधीन 
रह कर मन्त्रादि का उच्चारण करना वाचिकी प्रपत्ति है, और शारीरिक प्रपत्ति 
तथा वाचिकी प्रपत्ति से युक्त होकर एवं मन्त्राथ को भी जान कर मन्त्राथ के 
अनुसधान तथा आनुकृल्य-सकल्पादि से युक्त होकर की जाने वाली प्रपत्ति मानसी 
प्रपत्ति कही जाती है।* इस प्रकार कायिकी प्रपत्ति सात्विकी, तामसी ओर 

" राजसी आदि तीन प्रकार की हुईं, वाचिकी भी सात्विकी, राजली और तामसी 
आदि तीन प्रकार की हुई और मानसी प्रपत्तिके भी सात्विकी, राजसी तथा तामसी 
आदि तीन मेद हुए । वैष्णव आचार्यों ने प्रपत्ति पर अधिक बल दिया है श्रौर 
इसी कारण इसका शास्त्रीय विवेचन भी प्रस्तुत किया गया है । 


रामानन्द जी ने प्रपत्ति के भेदों का विस्तृत विवेचन नहीं किया है, किन्तु 
उन्होंने उसकी समस्त विशेषताओं का उल्लेख कर दिया है । बड़े ह्वी ६ठ शब्दों 
में उन्होने एकमात्र भगवान्‌ की भक्ति के प्रति अपने दृढ़ सकलप को व्यक्त किया 
है और कहा है कि हे भगवान मुझे प्रत्येक जन्म में अपने चरणों में अ्रचल 
अनुराग और अपने जनों का सग देने की कृपा करे? ।* प्रपत्ति के विरोधियों के 
परित्याग करने का भी आदेश स्वामी जी ने दिया है | उपायान्तर को ही प्रपत्ति- 
का विरीधी कहा गया है।* केवल लोकसग्रह की ही दृष्टि से महाजन लोग श्रुति 
विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं ।* वैसे चाहिये तो यही कि कर्मों के सम्पूर्ण 
स्वरूप का त्याग कर दिया जाय । विद्वानों ने इसी को धमंत्याग भी कह्दा है |” 





१--प्रमाणाकनसुख्येनन्यासलिंगेन केवलम्‌ | सुबंधीना हि भवति प्रपत्ति कायिकी 
क्वचित्‌ | 

अविज्ञातार्थ तत्वस्य मन्रमीरयत परम । गुवेधीनस्य कस्यापि प्रपत्तिवाँचिकी सवेत।। 

न्यासलिंगवतागेनधियारथशस्य मत्रत । उपासितगुरों सम्यक्‌ प्रपत्तर्मानसी भवेत्‌। 


२०-त्वच्चरणाचलाभमक्ति त्वज्जनाना च सगम । 
देहि राम कृपासिन्धो महाम्‌ जन्मनि जन्मनि ॥ 
श्री रामाचेन पद्धति, स० प० रामनारायणय दास, पृष्ठ २५। 
३--अथोपायान्तराण्येव प्रवदन्तिमनीषिय. । विरोधीनिग्रप्तें” सबधशानरूपिण: |। 
--क्री बै० मं० भा०, रा० 2० दास, पृ० १७ 
४--लोकक्षमहणार्थ तु शुतिचोदितकर्मणा । शेषभूतैरनुष्ठानतत्कैकर्य परायणे ॥ 
बह।,--३० ९७ 
५-- धर्मत्यागोएपि परमैकातिकैरुच्यतैवरे । इत्थ हि कमणा त्याग स्वरुपस्थाखिलस्य च | 
--.« वही, पृ० १७। 


श्य्ड रामानन्द सम्प्रटाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


प्रपत्ति के प्रतिकूल पढार्थों से मन को खीच लेने को ही स्वामी जी ने न्यास कहा है । 
इसका विवेचन हम आगे चल कर करेगे | प्रपत्ति की तीसरी अ्निवायंता भगवान्‌ 
मेरी अवश्य ही रक्षा करेंगे? यह विश्वास है। स्वामी जी ने स्पष्ट ही कहा है 
अ्नन्तकम-प्रवाह के द्वारा इस संसार महासागर में ड्ूबते हुए! अ्स्वतन्त्र चेतन 
जीब के ऊपर प्रभु की निहँतठुक कृपा अवश्य ही उत्पन्न होती है ।!* ससार-सागर 
से पार कर देने के लिए, भगवान्‌ से प्राथना करना प्रपत्ति का चौथा श्रग है, जिसे “ 
'मोप्तृत्ववरण? कहते है। आत्मनिक्षेप” अथवा “आत्मसमपेण” प्रपत्ति का पाचवा 
अग है और अहकार का नाश तथा दीनता छुठवा। स्वामी जी ने न्यास 
आर कार्पण्य” पर श्रधिक बल दिया है | 


फिर भी स्वामी रामानन्द जी भक्ति को किसी सीमित घेरे में बाघना नहीं 
चाहते | ऐसा प्रतीत होता है कि वे शास्त्र की मर्यादा को उतनी ही सीमा तक 
स्वीकार करना चाहते थे, जितना कर लेने से व्यक्ति के पूर्ण विकास को किसी 
भी प्रकार की बाधा न पहुँचे। कदाचित्‌ इसीलिए, उनके विचारों में कहीं भी 
दुरारूढ़ शास्त्रीयता नहीं मिलती है | प्रपत्ति के सम्बन्ध मे भी उन्होंने स्पष्ट ही 
कहा है कि यदि इस प्रपत्ति के आनुकूल्यादि श्रगो में से किसी अंग की हानि भी 
हो जाय तो भी महात्मा जन प्रपत्ति की न्यूनता नहीं मानते !* प्रपत्ति मांग में 
सबसे महत्वपूण बात रामानन्द जी की दृष्टि में यह है कि ब्राह्मणादि उत्कृष्ट 
चरणों को भी भागवतजनों की सेवा करनी चाहिए और की गई प्रपत्ति का स्मरण 
करना चाहिए | क्योंकि मुमुक्षुजन उसी को प्रायश्चित्त कहते हैं ।* 
१--वही ४० १५-१६ | 
२--रामप्रसावहेतुहिं न्‍्यासोप्य विनिगयते । नित्यश्रैः सदाचारेहंरिपादाब्जमानसेः ॥ 
श्री बै० म० भा०, भगवदाचार्य, १० १६१ 
३--असत्यश्रशुचिनी चमपराधेकभाजन । भ्रल्पशक्तिमचेतन्यमनह सुत्यकर्मणि ॥| 
दोषागारदुरात्मान मामेवपरिचिन्तवन्‌ । मत्सभपिंतमित्येतननलमरहंस्थुपेलितुम्‌ ॥ 
शीरामाचेनपद्धांत, रा० ना० दास, ४० २२ 
४--तन्न्यासागानुकृल्यादिष्वन्यतमस्य महात्मभरिः । शेषबृत्तिपरैहानौप्रपत्तिन्यूनतानहि । 
->श्री वै० स० सा०, स० रा० 2० दास, पृ० १७ 
५--उत्क्ष्टरणै रपि वेष्णवैजने निकृष्टवर्ण म तदीय सेवने । तथानुसतंव्य श्तीष्यतेबुध: 
शास्त्रेविंधेये विधिगोचरे परे ।, इतप्रपत्तिस्मरणभ्रायश्चित्तमथोच्यते । परमाप्तेश्च 
तन्निष्ठेः कोविदेस्तैममुक्ुुमि | श्री वै० म० भा०, स० भगवदाचायै, पृ० १६१ 





भक्ति-पद्धति स्८ 


स्वामी रामानन्द जी ने प्रपनन जनो के दो भेद किए हैं : इस और आत्त । 
हप्त प्रपन्न वे हैं जो स्वकर्मालुतार प्राप्त दुःखादि को शरीरस्थिति-पर्यन्त यहाँ 
ही भोगते हुए शरीर के अन्त में मोक्ष-सिद्धि का निश्चय करके महाशानवान्‌ 
और अत्यन्त विश्वासयुक्त होकर रहते हैं! । आत््त प्रपन्‍्न वे है जो ससार रूप 
बड़वानल को तत्कुण ही न सहन करते हुए भगवद्याप्ति में श्रत्यन्त शीघ्रता 


चाहते हैं|" 


प्रपत्ति में पुरुषकारत्व--वैष्णव मत मे लक्ष्मी जी को पुरुषकाररूपा कहा 
गया है। वे भगवान्‌ द्वारा जीवो को क्षमा करवाती हैं और उनका उनसे दृढ 
सम्बन्ध स्थापित कराती हैं । रामानन्द-सम्प्रदाय भे सीता जी को ही पुरुषकाररूपा 
कहा गया है | स्वय रामानन्द जी ने ही लिखा है श्री पद से सर्वाधीशेश्वर की 
प्राप्ति में पुरुषकाररूपा श्री का बोध होता है।* अन्यत्र उन्होंने इसे और भी 
स्पष्ट कर दिया है । वे कहते हैं, ससारकर्तता ब्रह्मा जी के ही कारणभूत श्रीराम 
जी के चरणकमलो में चित्त लगाने वाल्ले निरभरतापरायण श्रेष्ठ पुरुषों ने अरुत्व 
रूप से श्री व्याप्ति कही है, और जिन्हे कोई भी उपाय नहीं हैं, ऐसे भी विशजन 
पुरुषकारभता और अविनाशिनी श्री को ही उपाय कहते है। श्री ही पुरुषकार- 
भूता और वही उपाय भी है ।* 


सीता जी को सतुष्ट करने के लिए. भक्त को किसी विशेष उपाय की आवश्य- 
कता नही है। प्रपन्नजनो द्वार कमंयोग, शानयोग और भक्ति योग में से किसी 
एक का भी अनुष्ठान किए जाने पर मुक्ति प्राप्त होती है।” फिर भी उपासको 


१--वही, श्री बै० म० भा०, भगवदाचार्य, पृष्ठ १७७-७८ । 
२--अथान्त्यो ॥सइमानस्तत्कयमैवतुसभितिम्‌ । तथैवसगवत्माप्तीसत्वर स्वात उच्यते ॥| 
वही, ४० १७८ । 
३--सर्वाधीशेश्वरप्राप्तिहतुस्तत्राभिधीयते । लक्ष्मीपुरुषकाराथा शत्यनेन पदेन तु॥ 
वही--रा० 2० दास, १० ६ 

४--अगुत्वतोी निर्भरतापरेस्ते ओव्याप्तिरायेरमिधीयते हि । प्रपचनिर्मातृविरचिहेंतु- 
भीरामपादाब्जनिविष्टचित्ते. ॥ नित्य सा पुरुषकारभूता औररनपायिनी । अनु- 
पायान्तरैविज्ञ रुच्यते तदुपायता ॥। वही, भगवदाचार्य, पृ० १५६-४५७ 

अथवा .--पुरुषकारपराविनिगबते स कमलाकमलाकमलप्रिया। श्यमसौ कुशलैस्तदुपायता- 

नूमिरुपायसुशल््य परे परेः ॥ श्री वै० म० भा०, रा० 2० दास, पृ० १६ 
५--वद्ी, १० १६। 


२८६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


के लिए. भगवदत्मपत्ति ही परमोपाय है।' इस प्रपत्ति के फलदाता भगवान्‌ 
ओराम हैं ।* 


प्रपत्ति ः सर्वेसाध्य--पुण्य-अपुरय, सभी देशों में, सभी कालो मे, सभी 
'(शुद्रादि भी) व्यक्ति प्रपत्ति के अधिकारी माने गए हैं। स्वामी जी ने स्पष्ट ही 
घोषित किया है : प्रपत्ति के सभी श्रधिकारी हैं, ऊँच-नीच, धनी-गरीब आदि का | 
वहाँ कोई मेद नही है और न तो कुल-बल, काल और बनावटी पबिन्नता की 
ही अ्रपेज्ञा है ।* स्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि परासिद्धि के पाने 
की काम्ननावाला अ्र्किचन व्यक्ति भी भगवान्‌ की शरण में जा सकता है, वे 
परमदयालु हैं तथा दूसरों के क्रियाकलापादि की उन्हें श्रपेज्ञा नहीं है । वे जाति- 
पाँति के बन्धनो को भी स्वीकार नहीं करते ।* इस प्रकार प्रपत्ति में देश-काल, 
अधिकारी अथवा फल सम्बन्धी किसी भी प्रकार के बन्धन को स्वामी जी ने 
स्वीकार नहीं किया है | 


कपा-भेद निरूपण--यश्रपि प्रपत्ति का द्वार सभी के लिए उम्मुक्त है, 
फिर भी स्वामी जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रपत्ति-द्वारा प्राप्त मोक्ष 
में तारतम्य नही ही रहता है| वे कहते हैं : अनन्तगुणसागर श्रीपति भगवान्‌ के 
प्रपन्नमुमुक्षुजनो द्वारा आचरण को हुईं प्रपत्ति--विष्णु-कृपा से प्राप्तव्य मोक्षरूप- 
फल--में तारतम्थ नही ही हे ।* 

प्रपत्ति में विषय-नियुक्ति--रामाचुज-सम्प्रदाय मे भगवान्‌ के अन्तर्यामी, 
पर, व्यूह, विभव और श्रचावतार आदि पॉच रूप माने जाते हैं। अ्रतः प्रश्न 
यह उठता है कि इनमे से किस रूप के प्रति प्रपत्ति की जा सकती है ? भगवान्‌ 
के अन्तर्यामी रूप को पा लेना अत्यत ही तपसाध्य है। भगवान का पर रूप 
ब्रह्माए्डों से परे, लीलाविभूति से परे, विरजापार में स्थित है | विरजा के जल के 
समान ही इसका पाना कठिन है। व्यूहरूप ( प्रद्यम्न, सकषण, अनिरुद्ध ) को 


१--अन्रोपायान्तर स्याथो निवृत्ति प्रतिपाथते । सक्षदित्येबकारेण तूपायनिरपेक्षता ॥। 
बहा, पृ ७॥। 

२--अ्रपन्नायेति पदस्तूपायस्थानमुच्यते । उपायत्व॑ सगवतस्तवेति पदतस्तथा ।॥ वही, 
पृ० ७ ॥ 

२--बहीं, एइ० १७॥ 

४--वही, भगवदाचाये, ए० १७३ ॥ 

५--मोक्षेमुम॒क्षो न॑द्वितारतम्य॑ फले अपन्नस्यतुसत्मपत्ते । अस्त्येवतद्ष्णुक्ृपोपलम्येपति- 
शियोप्नतगुणाण॑वेतम्‌ ।। वही, रा० 2० दास, पृ० १६ ॥ 


भक्तिब्यद्धति स्ष्र७ 


धराप्त करना ज्ञीरसागर के जल के पाने के सहश हैं| भगवान्‌ के विभव रूप से 
उनके समकालीन ही तृप्त हो पाते हैं, उनके पश्चातवरती उससे कोई लाभ नहीं 
उठा पाते | भगवान्‌ के अर्चा रूप से उन सभी की तृप्ति हो जाती है, जो उसके 
समीप रहते हैं । रामानन्द जी ने अर्चावतार की बड़ी ही प्रशसा की है। वे कहते 
हैं: अचवितार देशकाल के प्रकर्ष से दीन, सहिष्णु, श्रप्राकृत दिव्यदेह-युक्त एव 
अपने समस्त कृत्यों में अचंक के अधीन होता है ।* यह स्वय व्यक्त, देव, 
सैद्ध ओर मानुष आदि चार प्रकार का होता है ।* धोडशोपचार से भगवहिग्रह 
की पूजा की जानी चाहिए.।* यही जीवो का एक मात्र उपाय है |* मुमुक्षु 
भगवान्‌ के अ्चा, विभव, व्यूह, पर और अन्‍्तर्यामी रूप को क्रमशः ग्राप्त 
करता है। 


न्‍्यास--न्यास प्रपत्ति का दूसरा प्रमुख अंग है, क्योकि बिना न्यास के 
आराध्य को कृपा प्राप्त ही नहीं की जा सकती । रामानन्द जी ने कहा भी हे, 
“सदाचारपरायण, हरिचरणकमलानुरागी, नित्यशूरमहात्माजन न्यास को परमात्मा 
श्री राम जी की कृपा का कारण कहते हैं ।!* यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि 
न्यास है क्‍या वस्तु ? स्वामी रामानन्द जी ने इस प्रश्न का बडा ही सुन्दर उत्तर 
दिया है। वे कहते हैं : तत्वविचार में निपुण, भगवन्निष्ठ, परमआस्तिक, परमनिपुण, 
ऐकान्ती विद्वानों ने स्वप्रवृत्ति की निवृत्ति को न्यास इष्ट कद्दा है।* यह न्यास 
कुल, बल, काल, और वाह्य पविन्नता की अ्रपेज्ञा नहीं रखता, बल्कि प्रपत्ति के 
लिए कर्मों के सम्पूर्ण स्वरूप के त्याग को ही अभीष्ट कहा गया है | इसी को 
धर्म-त्याग भी कहते हैं |" 


१--वही, भगवदाचाय, पृष्ठ १६८॥। 

२--चवही, ए० १६८। 

२--चही, पृष्ठ १६८ ॥ 

४--शरणेति परदेनैवोपायस्तद्विगदो बुधे । उपायाध्ष्यवसायस्तु प्रपचइति वण्यते।। वही, 
रा० ४० दास, ए० ६ 

५--रामप्रसादहेतुद्दि न्‍्यासोप्यविनिगबते । नित्यशरे सदाचारेहेरिपादाब्जमानसे- ॥ 

श्री वे० म० सा०, सगवदाचार्य ए० १६१ 

६--स्वीयप्रवृत्तेस्तु निवृत्तिरिष्टोन्यासोप्थवेधोषपि बुधे सदैव । ऐेकान्तिकेस्ततव- 

विचारद्च: परमात्मनिष्ठे परमास्तिकैस्ते ॥ वही, पृष्ठ १५८ 


७--वही, ए० १५६ | 


र्ध्यप रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


इस न्यास से ही भगवान्‌ की कृपा प्राप्त होती है । इसी से मनुष्य को मोक्ष- 
प्राप्ति सम्भव हो जाती है ।" महर्षियों ने केवल्य को विरजा के पार ही माना 
है, इसलिये भक्त सदेव ही भगवन्नामस्मरण करता रहे और वैदिक प्रणाली पर 
अपने जीवन को चलाता रहे ।* इस प्रकार इष्टप्राप्ति के लिए, न्यास की बढ़ी 
ही आवश्यकता है| प्रपत्ति-्मार्ग में इसीलिए! न्यास पर इतना अधिक बल दिया 
गया है | न्‍्यात के लिए. सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है ध्यान | स्वामी जी ने 
उसका भी निरूपण किया है । 

ध्यान--रामानन्द जी के अनुसार भगवान में निरतिशय अनुरागी, प्राणा- 
यामपरायण ओर जितेन्द्रिय विद्वान्‌ द्वारा भगवान्‌ के निरन्तर तैलघारावत्‌ 
अ्रविच्छिन्न चिन्तन को ध्यान कहते हैं।* इस प्रकार ध्यान के माध्यम से 
भक्त अपने आराध्य से अपना तादात्म्य शीत्र ही स्थापित कर लेता है। 


ध्येय भगवान--प्रपन्नभक्तो के ध्येय हैं भगवान्‌ रामचन्द्र । रामानन्द 
उन्ही भगवान राम का स्मरण करते है जिनके नेत्र विकसित कमल के समान 
हैं, जो ब्रह्मा और शिव के भी मन को हरण करने वाले हैं, भी जानकी जी 
जिन्हें अपने कटाज्ञों से देख कर स्मितयुक्त कर देती हैं, जिनका स्वभाव ही 
प्रणुत सत्पुरुषो पर अनुग्रह करने का है ,“ जिनके चरणकमलो के मकरद का 
पान मुनिजनों के मन रूपी अ्रमर करते है, जो लोकोत्तर बलस्म्पन्न हैं, जिनके 
धनुर्वांण दिव्य है, जिनकी भुजाएँ जानुपयन्त लग्बी है, उन भगवान्‌ राम को 
रामानन्द जी पुन--पुनः प्रणाम करते हैं ।/ भक्तोी के आराध्य भगवान्‌ का 
शरीर अनेक प्रकार के आभूषणो से सुशोभित है। अमूल्य हार, अगद ओर 


१--न्यासादेवनिर कुशेश्वरद्यानलुनमायान्वव._। हादौनुप्हलब्धमध्यधमनिद्वाराह्रहि- 
निर्गत, ॥ ओऔ रामाचनपड़ति, रा० ना० दास, ए० ३ 
२--आत्मारामैस्तथोपायस्वरुपश्ञानिभिश्वतैे, । मतश विरिजापारकेवल्यमितिमन्यते ॥ 
जितैन्द्रियश्चात्मरतोबुधो ६सकृत्‌ सुनिश्चितनामदरेरनुत्तमम्‌ । अपारससार निवार- 
णक्ष्म समुच्चरेद्ेदिकमाचरन्सदा ॥ भी वै० म० भा०, रा० 2० दास, पृ० १८॥ 
३--अथोच्यतैमहाप्राश॒ध्यान॑ध्येयस्यचिन्तनम्‌ । ध्यानमैवविधातव्य सदारामपरायण . ॥ 
बही, ० ८ 
४--विकचप्रद्मदलायितवीक्षणं विधिभवादिमनोदरसुस्मितम्‌ । 
जनकजादगपाग समीक्षित, प्रणतसत्समनुगदकारियम्‌ ॥ और वै० म० भा०, रा० 
5० दास, १० ८ 
५--मुनिमनसुत्रधुततचुम्बितस्फुटलसन्मकरंदपदाम्बु जम्‌ । 
वलवददुभु॒त दिव्य धनुः शरामद्दित जानुविलबि मदहाभुजम्‌ ।| वही, पृ० ८ 


भक्ति-पद्धति स्ध््ट्‌ 


सुन्दर नूपुर, कमल के पराग के सहश पीतवस्त्र उनके नूतन मेघ के सहश सुन्दर 
शरीर के सौंदर्य को द्विगुणित कर रहे हैं, वे अनन्तमगल गुणों के आगार हैं, 
कृपा के समुद्र हैं, भगवद्भक्तो के हृदयकमल में सतत निवास करते हैं तथा 
सीतासहित नित्य शोभा प्राप्त करते रहते है।' भगवान्‌ राम सदैव ही जानकी 
जी तथा लक्ष्मण जी से परिह्ृत रहते हैं, वे सभी जनों के शरण्य हैं, पुरुषोत्तम 
हैं, महोत्सवस्वरूप हैं, चक्रवती राजा दशरथ के कुमार हैं और फिर भी साक्षात्‌ 
सनातन परब्रह्म हैं | रामानन्द इन्ही भगवान्‌ राम का मुहुमहुः स्मरण करते 
हैं।* इस प्रकार रामानन्द जी के आराध्य सीता-लक्ष्मण से परिद्वत दाशरथि 
राम हैं, जो श्यामवरण वाले है, जिनके शरीर पर अद्भुत आभूषण सुशोभित हो. 
रहे हैं, जिनका सौंदयय अपूर्व है--मुनिजनो द्वारा जो सेवित है, ब्रह्मा शिव के 
भी मन को जो हर लेते हैं, जो बडे ही उदार, कृपालु, शरण्य, अद्भुतशक्तिसंपन्न 
एव पुरुषोत्तम हैं। दूसरे शब्दों मे पुरुषोत्तम राम ही रामानन्द स्वामी के 
आराध्य हैं | 


भगवत्कृपा-प्राप्ति के साधन--ऊपर कहा जा चुका है कि स्वामी रामा- 
नन्‍्द जी ने उदारकीर्ति भगवान्‌ राम के कथा-अश्रवण, नाम कीतंन, संस्मरण, 
पादसेवन, अचन, वन्दन, दास्य, सख्य और शआत्मनिवेदन को नवघाभक्ति के 
नाम से अभिहित किया है | इन्ही साधनों का अवलम्बन कर भक्त भगवान का 
स्नेह भाजन बन जाता है | इन साधनों में कुछ के सम्बन्ध में आचाय जी ने 
विस्तार से अपने विचार व्यक्त किये हैं। नीचे उनके इन विचारों पर प्रकाश 
डाल देना ही अभीष्ट है /--- 


कथाश्रवशु--रामानन्द जी के अनुसार वैष्ण॒वों को धनुर्धारी भगवान की 
सुन्दरयशवाली कथा का नित्य श्रवण करना चाहिए |।* यह कथा भक्त को तब 
तक सुननी चाहिये जब तक शरीर की स्थिति है, क्योंकि इससे संसार की बाघाएँ 


१-- पराध्यहारागद्चारुनूपुरम्‌ सुपट्म किंजल्कपिशगवाससम्‌ ॥ 
लसदूधनश्याम तनुगुणाकरम्‌, कृपाणंवसद्धुदयाम्बुजासनस्‌ ॥ वही, पृ० ८ 
२--प्रसन्नलावण्य सुदन्सुखाम्बुजम्‌ जगच्छरण्यपुरुषोत्तम परम । 
सहानुज दाशरथि महोत्सव स्मराभि राम्र सहसातया सदा ॥ वही, ए० ८ 
३--घनुधरस्याश्वणुयान्निरन्तर कथा चर गायेत्सुयशो5ड्डितामुहु । रूप तदीय सुचरा- 
चरात्मकम्‌ पश्यन्सता सगमुदारधीश्चरेत्‌ ॥ ओऔ वै० म० भा०, भगवदाचाये, 
पू० ६ फरे | 
हद 


२६० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


मिट्ती हैं ।!* भक्त को चाहिए कि वह भाष्य, रामायण, और महाभारत 
ज्रादि के माध्यम से इस कथा को सुने और तदनुसार अपने समय को व्यतीत 
करे ।* अथवा यदि वह अशक्त हो तो उसे किसी अन्य व्यक्ति से ही उन 
ग्रन्थों को सुन कर तृप्त हो जाना चाहिए. ।* 


गुणकथन या नामकीतेन--रामानन्द जी ने भगवान्‌ के यश-कीत॑न पर 
पर्यात्त बल दिया है। उनका कथन है कि ऊर्ध्वपुणड्र धारण कर, तुलसी की माला 
पहन कर भक्त को चाहिए कि वह भगवान के कल्याण प्रद दिव्यजन्म, दिव्यकर्म 
आझौर नाम का उच्चारण करता रहें |” अन्यत्र भी वे कहते हैं कि ससार को 
सीताराममय देखते हुए. भक्त को निरन्तर ही भगवान्‌ की कथा सुननी चाहिए, 
तथा उनके सुयश का गान करना चाहिए ।* भक्तों द्वारा भगवान्‌ का यशः 
कीतन किए. जाने के कारण ही भक्ति में सगीत का प्रवेश हो गया है। कृष्णभक्ति 
'पर संगीत का प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है | रामभक्तिशाखा मे भी 
सगीत का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है, किन्तु क्ृष्णभक्ति की तुलना में यह 
प्रभाव अधिक प्रबल नहीं है | जयदेव, चैतन्यमहाप्रभु आदि जैसे कृष्णभक्त तो 
बडे ही गायक कीत॑नियाँ थे । 


सस्‍्मरण--भगवान्‌ के नाम, गुण, माहात्म्य, महत्व आदि मे तल्लीन रहना 
स्मरण भक्ति है। फिर भी इस भक्ति में भगवान्‌ के नाम के स्मरण का ही महत्व 
अधिक है | रामानन्द जी ने स्पष्ट ही कहा है . वैष्णवों को भगवान के दिव्य 
जन्म, दिव्यकर्म ओर नामो का उच्चारण करना चाहिए. |* फिर भी उनका 
कथन है कि भक्त चाहे कही भी निवास करे, पर गुरु के दिये हुए मन्त्र का 
अवश्य जप करे | इससे वह ममकारशून्य हो जायगा ।” भगवान के नाम का 
स्मरण सभी साधनो मे भ्रेष्ठ है। इसी पर अश्रधिक बल देते हुए स्वामी जी कहते 
हैं: जितेन्द्रिय भगवच्च रणानुरागी विद्वान्‌ सदा वैदिक कर्मों का आचरण करता 


१--यावच्छरीरान्तमहर्दिव तत्कथामुदारा श्वणु॒याद्भवध्लीम्‌ | वही, प० १६७ 

२--भाष्येणरामाययतोहिकालक्षेपी विधेयो६पि व भारतेन | वही, ए० १६५ 

२--स्याच्चेदशक्त ध्णुयात्कुतश्चिदु ग्रन्थानमूब्छुद्धतमाहिशुद्ध ॥ वही, पृ० १६६ 

4“--घपृतोध्वेपुण्ड्स्तुलसीसमु द्‌भवा दघच्चमालाममलो हि कण्ठत । 
सज्जन्मकर्माणि हरेरुदाहरेट्गुणाश्चनामानि शुभप्रदानि ॥ वही, ए० १८२ 

४--वहीं, पृष्ठ १८३ ॥ 

६--भौ वै० मं० भा०, भगवदाचार्य, पृ० १८३। 

७--अन्यत्र वार्सच गुरूपदिष्टान्मन्त्रान्जपन्ती ममकारशत््या. ॥ वही, पृ० १९४ ॥ 


भक्ति-पद्धति २६१ 


हुआ परमनिश्चित्‌ तथा अपार ससार के जन्म-मरणादि दु खा को दूर करनेवाले भग- 
वान्‌ के सर्वोत्तम सभी साधनो मे श्रेष्ठ नाम को सदा मुहुमृहु स्मरण करता रहे ।* 

इसी नामस्मरण के अ्रन्तगंत राममन्त्रराज का जाप भो आ जाता हैं । 
इसीलिए स्वामी जी ने भक्तो को रामायणादि सुन कर श्रीराम जी के उत्तम नाम 
का कीतन श्रौर दृयमन्त्र का अनुसधान करने का आदेश दिया है|" रामानन्द 
जी ने बढ़े विस्तार से राममन्त्र का विवेचन किया है। उन्होंने राममन्त्र के तीन 
रूप माने है .--रामषडत्षुर मन्त्र, रामद्मन्त्र, रामचरममन्त्र । नीचे इन मन्त्रो 
के सकेताथ का सक्तेप में विवेचन प्रस्तुत किया जाता है | 


रास पडढक्षर मन्त्र--स्वामी जी के अनुसार सभी मोक्षाभिलाषियों को 
रामघडक्षुर मन्त्र ( श्रीगमाय नमः ) का जाप करना चाहिए | सुक्ृतियों को २५ 
अछ्चरो वाले तथा रामदयमन्त्र का भी जाप करना चाहिए ।* श्रीराममन्त्र 
अ्रव्यापक भगवन्मन्त्रों से श्रेष्ठ वो है ही, परन्तु व्यापक मन्त्रों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ 
है| यह श्रुति मुनि-जन आहत है, शिष्ट-पुरुष-ग्रहीत है, व्यापक ह, हनुमदादि 
नित्य जीवो का आश्रय है, परम-कल्याणप्रद है, प्रधान है, प्राप्य है, गुण-शान- 
शक्ति का प्रदाता है।” समस्त वेदा्थ जिसके अन्तर्गत है, प्रशव ओंकार जिसमे 
सन्निहित हैं, समस्त जगत्‌ का जो आधारभूत है, विन्दुसहित जो विद्यमान हे, 
जो अत्यन्त व्यक्त है, अधिकतम महती शक्ति जिसमे है, जो विश्व का सर्वोत्कृष्ट- 
मूल कारण है, नाना प्रकार के प्रपच जिसमे भारमान हैं, ऐसा परमप्रसिद्ध 
श्रीराम मन्त्र का बीज 'रा? शब्द हैं |* 


हाय हा 





<--जितेन्द्रियश्वात्मरतों बुधोप्सकृत्सुनिश्चितनाम हरेरनुत्तमम्‌ । अपारससारानवार- 
णक्षम समुच्चरेद्रेदिकृमाचरन्‌ सदा | वहां, ए० १६३ 

२--भ्ीरामसन्नाम सुकीतंन जे दयानुसवानमथोविदन्यात्‌ । वही, 7० १६६ 

३--जाप्यततचारकाख्यमनुवरमखिलैवेन्हिबीजतदादी, . रामोटे- अत्यपान्तोरसमितशुभद- 
स्वच्चर: स्वान्नमोन्त, । मन्त्ररामद्रयाख्य सकदितिचरमप्रान्वित उद्यगुद् यभूताच्युत्‌- 
सख्यवर्ण सुकृतिभिरनिश मोक्षकामैनिपेव्यमू ॥ आर बे० म० भा०, रा० 2० 
दास, पएृ० हे 

४--मन्त्राणा व्यापक्रानामगवत इद् चा व्यापकाना तु मब्येबतिश्रेष्ठो व्यापक सश्रुत्तिमुनि 
सुमत शिष्ठमुख्येग़ हीत । नित्यानामाश्रयोष्य परित्तडरुशुभोरामसन्त्र प्रधान, 
प्राप्यश्च प्रापकोडपि प्रचुरतरगुणशानशक्त्यादिकानाम्‌ ॥ वही, ६० रे 

५ -यावद्देदार्थनर्म प्रयविजगदुदाधघारभूत सकिन्दु सुव्यक्तरामबीजश्रुतिमुनिगदितोत्कृष्ट 
पड़व्याप्तितद्स्‌_॥  रेफास्डत्रिमूर्तिप्रचुरतरमद्ाशक्तिविश्वोन्निदान । शश्वत्‌ 
सरानतेयद्विविध सकलसभासमानप्रपचम || बढी, ए० ३ 


२६२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


इसके उपरान्त स्वामी जी ने एक-एक पद का तात्पर्यार्थ भी समझाया है | 
(7१ पद से सीतापति भगवान्‌, सभी गुणों के समुद्र, जगत्‌ के कारण, संरक्षक 
कहे जाते हैं || इस 'राम! शब्द में ही भगवान्‌ के स्वरूप, जीव का स्वरूप, 
ब्रह्म और जगत्‌ का सम्बन्ध श्रादि अर्थ रूपेण सन्निहित हैं। भगवान्‌ और जीव 
अथवा जगत्‌ में पिता-पुत्र सम्बन्ध, रक््य-रक्षक भाव, शेष-शेषित्व सम्बन्ध, भार्या- 
भतृत्व सम्बन्ध, स्वस्वामि सम्बन्ध, आधाराधेयभाव, सेव्य-सेवक भाव, आत्मा- 
आत्मीयत्व भाव, भोग्य-भोक्तत्व भाव आदि नव प्रकार के सम्बन्ध स्वामी जी ने 
माने हैं| २", अ?, मम, आय? पदों से भगवान और जीव-जगत्‌ के बीच उपयक्त 
सम्बन्धो का ज्ञान होता है ।* तृतीय पद “म” कार से नित्य जीव का ज्ञान होता 
है।* “मः वाच्य मै जीव २? वाच्य सबंशेषी भगवान्‌ श्रीराम के लिए सवंदा 
शेषभूत हूँ, ऐसा समझना चाहिये।* “रामाय!ः पद से चेतनाचेतन जगत्‌ की 
श्रीपद वाच्य श्री जनकनन्दिनी ही रुवंदा रमण्‌ के आश्रय हैं, यह कहा जाता 
है | रामाय पद से भगवान्‌ के गुणो-वात्सल्य आदि-का ज्ञान होता है और जीव 
के पुत्रादि में मोह का नाश होता है ।” इसी मन्त्र से यह भी ज्ञात होता है कि 
जीव अ्रस्वतन्त्र ओर भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं।जीव को भगवान्‌ के अतिरिक्त किसी 
और से कोई प्रयोजन नहीं। 


बीज राम? से जीव का स्वरूप, रामाय? से भगवत्स्वरूप और चतुर्थी विभक्ति 
से उसके फल के स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है | 


१--तन्नाथ्वेनपदेन रेणभगवान्‌ सांतापति प्रोच्यते । औरामोजगता गुणेकनिलयो 
हेतुश्व सरक्षक । तच्छेषीपदतोषप्यतो सगवतो पनन्याहशेषलकम,। व्यावृत्तित्तु 
सुरातरादि गतसत्तच्छेषतायासुडु* ॥ वही, पृ० ३-४ 

२--वही, १० ४ श्लोक १४ से लेकर १८ तक । 

३--चही, प० ४। 

४--बढी, पएृ० ४ । 

५--रामायेतिचतुर्थेन श्रियादेव्यास्तुपत॒वंदा । चेतनाचेतनाना च रमणाश्रयतैरयते ॥ वही, 
पृष्ठ ४। 

६-संसवंविषबन्धुत्व॒सर्वप्राप्यवमैंव चर । स्वंप्रापक्तातेनतथाचोसयलियता ॥ वह्दी, 
पू० ५ अथया रागादिकारणेबन्धौतेनेवविनिवत्यते । बन्धुत्वप्रतिपत्तिसवभासमानाद 
विचारत ॥ बहा, पृ० ५ 

७--तच्चतुर्थ यास्वानुरुपकेकर्यप्राथनोच्यते । विषयान्तरसेवापिप्राप्तातसा विनिवर्त्यते ॥ 
परदेननेनात्र तु पचमेन प्रकध्यतेष्थोवढनन्यशेषता । हेय तदन्‍्याशथ्यमपिस्व॒तन्त्रता 








रकलक-+0+ 3++००७ 


की । 


भक्तिल्पद्धति ६३ 


अखरड नमः शब्द से उपाय का स्वरूप कहा जाता हे ओर सखरडपक्त 
में धष्ट्यंत मकार से विरोधी का स्वरूप प्रतिपादित होता है । इस प्रकार मूल- 
मन्त्र के माध्यम से जीव, परमात्मा, उपाय, फल, विरोधिरूप, अथंपचक का 
बरणन कर दिया गया । 

समस्त वदादि शास्त्रा की रुचि का आश्रयण करना तारकमन्त्रराज का 
तालपययाथ है | सगवान श्रीराम जी के स्वरूप का निरूपण करना वाक्याथ है, 
जीव स्वरूप का निरूपण करना पधानाथ है, श्रोर जीव तथा ईश्वर के अनेक- 
विध सम्बन्धा का अनुभव करना अनुसधानाथ है।* 

रामदह्य सन्त्र--श्रीमद्रामचन्द्रचसणोशरण प्रप्मे”! तथा श्रीरामचन्द्राय 
नम- को रामद्वय मन्त्र कहते है | यह राप्द्रय मन्त्र र७ अक्षर, ६ पद, टो 
वाक्य, दस अथ और अत्यन्त आश्चयप्रद तथा मोक्ष का परम प्रापक कहा गया 
है | इसका पूर्ववाक्य १५ अक्षरों तथा तीन पदों से युक्त हे और उत्तर वाक्य 
१० वर्णा से युक्त है | * 


“श्री? शब्द युगल पदार्थ के स्वामी भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी की प्रासि के 
हेतु भूत पुरुषकार प्रयोजनवाली मद्दारनी सीता जी का प्रतीक है।* “मते! 
शब्द से भगवान का सोता से नित्य सबन्ध सूचित होता है ।* “रामचन्द्र! पढ़ 
से भगवान्‌ के वात्सल्यादि गुणों का बोध होता है ।* “चरण? पढ से वात्सल्थादि 


सर मकत9»>»« जम. 33+39+ लव -न+ अमन अमननविनण अनननिनजल आज 


निवत्यतैच्तः सतत स्वक्रीया ॥ परढेनपष्ठेनमश्त्यनेनस्वस्वाम्यनन्याइकशेषतापि । 
समुच्यत चेतनजीववाचिना तत्किकरत्वेकप्रयोजनत्व॑स्‌ ॥ चही, डझ्लोक २४-२६ 


पूृ० २, 
2--उपायस्यलखण्डेन नम शब्देनचोच्यतें। सखण्डेतु मकारेण पष्ठयन्तेन विरोधिन ॥ 
वही, प्‌ृ० ५ 


>--तात्पर्यावीपशेषवेदशास्त्रामिर चिसश्रय: । वाक्याव- प्राप्यसवन्धिस्वरुपासिनिरुपणम्‌ ।। 
तारकस्य अधथानार्थः स्वस्वरुप निरूपणम्‌ । सम्बन्धानुसवानमनुसध्याथर्ष्यतै । 
वही, ४० ४५ 

३--श्रारामइयमत्रमदूशुततम वाक्यद्य पड़पद वाणाक्तिप्रमितान्षर तु खल विडिलद- 
शार्थान्वितम्‌ । युक्तत त्रिपदेन तत्रसुमते पूर्व शुभस्यास्पदस्‌ | वाक्य पचदशाक्षर 
तदनुडिग्वस्यात्मकतृत्तरम्‌ ॥ वही, ३० 5, श्लोक ३३ । 

८--लक्ष्मोपुरुषकाराया ओऔत्यनेन परददेन तु ।। वही, एश्ठ ६, श्लोक २४ 

५--६--मतापुरुषकार स्य नित्य सम्बन्ध उच्यते। रामचन्द्रेतिपदतों वात्मल्यादि युखस्य 
च्‌ | वही, ६० 5, श्लोक ३४ 


२६४ रामानन्ठ सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


दिव्य गुणों का तथा दिव्य विलक्बण आश्रय का नित्य सम्बन्ध बखित होता 
हे ।* शरण? पद से मगवद्विग्रह रूप उपाय का वर्णन किया जाता है और 
“धप्रपद्चे? पद से उपाय विषयक निश्चय प्रतिपादित होता है ।* 


'श्रीमते? पद से सीताराम ही प्राप्य हैं, यह कहा जाता है ओर 'रामचन्द्र? 
पढ से स्वामित्व ग्रतिपादित किया जाता है।* “आय? विभक्ति से जीवो के 
आचरण का वन होता है। नमः शब्द से काम-क्रोधादि का निगस किया 
जाता है |* # 

स्वामी जी के मत से आचार्य की रुचि के अनुकूल व्यवहार करना, डनकी 
आज्ञा मानना इस मन्त्र का तात्पयाथ है| प्राप्य श्रीराम, प्रापक जीव दोनो के 
सम्बन्ध का निर्णय वाक्यार्थ निर्णीत किया गया है। रामचन्द्र तथा सीता के 
कैकर्य की ग्रधानता इस मन्त्र का प्रधानाथ है | अपने दोषो का अनुसधान 
अनुसधानार्थ है। भगवत्केकयलामरूप मोक्षकाम पुरुषो को सबंदा ऐसा ही 
अनुसंधान करना चाहिए ।* 


चरस मत्र--सक्कदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभय सबभूतेभ्यो- 
ददामि एठन्ममत्रतम! को ही चरम मन्न कहा गया है। इसमे 'सकृत्‌? पद से 
भगवदतिरिक्त अन्य यागादि की निवृत्ति, एव? पद से ब्रह्मादि उपासना रूप अ्रन्य 
उपाय मे राहित्य प्रकट होता है । भगवत्परपत्ति परमोपाय इससे व्यस्य है । 'प्रपन्नाय” 
पद का तात्पयय यह है कि उपासक के लिए घषड्विधप्रपत्ति रूप परमोपाय का ही 
आश्रय करना चाहिए । तत्व? से तात्पय है कि प्रपत्तिफलदाता सगवान को ही 
उपाय कह्दा जाता है। “अ्रस्मि! का तात्पय है कि भगवस्प्रपत्तिरूप उपाय को ही 


१--चरणावित्यनेनेववात्सल्यादक सीतयो । विलक्षणस्यद्िव्यस्य विद्यहस्याअ्रयस्थ च 
वहा, इ० ३, श्लोक ३६ तथा श्लोक ३१५ 

२- शरणेतिपदेनैवोपायस्तद्धिय्रहो बुधै" । उपायाव्यवसायस्तु प्रपथ इति बण्यते ॥ वही, 
पृ० 5, श्लोक ३७ | 

३--प्राप्यमिथुनमैवेति श्रीमते पदतोमतम्‌ । रामचन्द्र तिपदतः स्वामित्व प्रतिपायते ॥ 
बह्दी, ए० ३, श्लोक ३८ 

४--विभकत्यायेतिपदत शेषबृतिमंहात्मस । विरोधिनोनिरासस्तु नम्म शब्देनवरण्यंते ॥ 
वही, पृ० ६, श्लोक ३६ 

५---तात्पर्याथोंस्यविज्ञेय्आचार्यर/च सश्रय। वाक्याथस्तुमताभिज्ञ रेषनिणीयते बुचे ॥ 
प्राप्य प्रापक्सबन्धिस्वरूपासिनिरुपणम्‌। प्रधानाथस्तुतचग्मकैकथ्स्यप्रधानता ।। 
स्वदोषानुसवानमनुसध्यथउच्यते । एवमेवानसवेयमोच्षकामैरहदिवंम्‌ || पृ० ६-७, 
श्लोक ४०-४२ । 


भक्ति-पद्धति श्६५ 


अगीकार किया जाय । 'इतिः से यह अथ है कि प्रपत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई 
मांग नहीं है, अतः उपाय में अनन्यता होनी चाहिए. | “च? पढ से अन्य उपाय 
कहा जाता है। 'ाचते? से उपाय के सेवन करने वाले अधिकारी का लक्षण 
कहा गया है। अभय? पद से सशयरूप प्रतिबन्धक का कारण कहा जाता है| 
'सवभूतेम्यः? से प्राप्प श्री रघुनाथ जी के प्रतिबन्धक का स्वरूप निरूपण होता 
है। ददामि? से प्रपत्ति के फलदाता भगवान्‌ श्रीराम में सर्वशक्तिमत्ता का निरूपणश 
किया जाता है। 'एतत्‌ पद? से सशयाभाव प्रतिपादन किया जाता है। मम? पद 
से प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, इसका चितन किया जाता है और “्रतम? पद से 
विषय में दृढ़ता का प्रतिपादन होता है ।* 


इस मत्र का तात्पयाथ है भगवान्‌ की प्रसन्‍नता का सअ्रथ करना, वाक्याथ 
है स्वस्वरूप का निरूपण करना, प्रधानाथ है भगवान्‌ के स्वरूप का निरूपण 
करना ओर श्रनुसघानाथ है 'निर्मरता का श्रनुसघान करना |? 


भगवरत्कैंकयें--रामानन्द जी ने भगवत्कैंकप पर बहुत अधिक बल 
दिया है । उन्होंने यह स्पष्ट ही कहा है कि भगवद्भक्त को सदैव ही कैकर्य परायण 
होना चाहिए ।* मुमुक्षु जीव को भगवत्कैकय के अतिरिक्त अन्य किसी देव का 
भी कैकय नहीं करना चाहिए | क्योंकि भगवान्‌ ही जीव के स्वामी हैं, एकमात्र 


१--रामायहितदापमत्रनिरतैरुट्बोधनीयपर। द्वार्विशद्ममिताक्र मनुपददुयद्धे जगांदू- 
श्रुतम्‌ । अन्रो पयान्‍्तरस्याथो निर्दधत्ति प्रतिपाचते | सझृदित्येवकार णतृपायनिरपेक्षता । 
प्रपन्नायेतिपदतस्तूपायस्थानमुच्यते । उपायत्वभगवतस्तवैति पदतस्तथा । 
अस्मीत्युपायस्वीकार सुमते मतकोबिंदे । मसमाप्त्यथतिशब्देनतृपायानन्यतोच्यते 
चकारतोनुक्तसमुच्चयार्यतोनिगदतेत्वन्यडपायश्नात्मवितू. । उपायससेव्य- 
धिकारिरपपदेनवैयाचतदत्यनेन । अमयमित्ययप्राप्यप्रतिबन्धकवा रणस्‌ । सव॑मूते+्य- 
इत्येवश्राप्यस्यप्रतिबन्धकम । ददामीतिपदेनाथोपायर्य सबंशक्तिता । एतदित्येबपदतो 5- 
सशयतवमितायंते । निर्भरत्वानुसवानममेतिप्रतिपाथने । अतमेतत्परदेनाथ तद्बाढय 
म्भिवायते । वही, ४० १-८, श्लोक ४३-५० । 

२--तात्पययार्थों पस्यविज्ञ य शरण्यरचिसशितस्‌ । तत्यापकस्वस्वरुपस्यवाक्याथों इथनिरू- 
पणम्‌ । प्रवानार्थस्तु ईश्वरस्वरुपस्यनिरुपणम्‌ | निर्भरत्वानुसधानमनुसध्यर्थ उच्चते | 
वही, ए० ८, श्लोक ५१-४२ । 

३--दिव्येषदेशेषुसता प्रसगतदीयकेंकर्थ परायणो वे । वही, भगवदाचाये, ए० १६७ | 

४-तच्चतुथ्‌ यारवानुरुपकैंकर्यप्राथंनोच्यते ।. विषयान्तरसेवापिश्राप्तासाबिनिवत्यते 
बहीं, रा० 5० दास, पृ० ७५ ! 


२६६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


वही शेषी हैं| उनका केंकर्य करना ही एकमात्र मुख्यफल है।? इसलिए, 
भगवद्भक्तों को चाहिए कि वे ईर्ष्या-देघादि से पृथक्‌ रह कर सावधान चित्त 
होकर अंगों सहित, पार्षदोसहित लक्ष्मण और सीता जी के सहित वेदवेद्य भगवान्‌ 
श्रीराम जी का कैकर्य करके कालज्षेप करें ।* साथ दी भक्त को आत्मदोष का 
भी अनुसधान करते रहना चाहिए | 

स्वामी जी ने कैकर्य के व्यावह्रिक पक्ष पर भी प्रकाश डाला है। 
उन्होंने भगवद्भक्तों को यह आडेश दिया है कि वे भगवान्‌ की पूजा की सामग्री 
जुटाने के साथ ही उनके मन्दिर में फाड़, भी लगाया करें [* 

“श्रीरामार्चन पद्धति? मे तो भक्त का यह कैंक्य आत्मदैन्य की ओर बढ़ गया 
है। स्वामी रामानन्द जी के अनुसार भगवान्‌ को भोजन अर्पित करते समय भक्त 
को इस आशय की ग्राथना करनी चाहिए---है भगवान्‌ मै असत्यप्रिय हूँ, अपवित्र 
हूँ, नीच, अपराधपात्र, अल्पशक्ति, अचेतन, भुत्यकर्म के अयोग्य, दोषागार और 
दुरात्मा हूँ, अतः आप मेरे द्वारा समर्पित भोजन को उपेक्षित न करे । हे भगवान्‌ 
आपने जिस प्रकार कोशल्या, सीता, लक्ष्मण, शबरी, भारद्वाज या बिदरादि 
द्वारा दिए. गए. भोजन को स्वीकार किया है वैसे ही मेरे द्वारा अर्पित भोजन को 
भी स्वीकार करें ।* भक्त का यह आत्मदेन्‍्य बडा ही उज्ज्वल एब पवित्र हैं। 


१--परदेनषष्ठेनमश्त्यने नस्वस्वाम्यनन्याहेकशेषतापि । समुच्यतेचेतनजीवगचिनातत्कि- 
करत्वेकप्रयोजनत्वम्‌ | वहाँ, पृ० ५ 

२--रामायसागायसपाषेदाय. सीतासमैतायसहानुजाय. आम्नायवेदाथविधायशश्वत्‌ 
केंकर्यमार्ष्यरहित समाहित-।। वही, पृ० २६ । 

३--आप्यप्रापफकसबरधि स्वरुपाभिनिरुपणम्‌ । श्रधानार्थस्तुतयुग्मकेंक्यस्य प्रधानता । 
स्वदोषाभ्यनुसधानमनुसवन्यर्य॑ उच्यतें। एबमेवानुसबेय मोक्षकामेरहदिंवम्‌ ॥ 
वही, ए० ७। 

४--तद्थ॑पुष्पप्रचयेनसतततथैवतन्म॑द्रिमार्जजादिना । तदीयनामाभ्यसनेनतन्मना जिपे 
त्सकालनितरा निरालस: ॥ वही, सगवदाचाये, ए० १६८। 

५--असत्यमशुचिनी चमपराधेकभाजनम्‌ । अव्पशक्तिमचैतन्यमनईसूव्यकर्मण । दोषों- 
गारदुरात्मानमार्मवर्पारचिन्तयन्‌ । मत्समपिंतमित्येतन्नत्वम्हस्थुपेक्षितुम । कौशल्या- 
जनकात्मजावरगुणश्रीलक््मणेनापिंतम्‌ । पपायाशबरीसमर्पितमहोदिव्यादभुतस्वा- 
दुकम्‌ ॥ भारद्वाजसमर्पितं च सरसक्षी रजेयत्स्वय | तद्भेयगवर्माजितसहघृतयद्ज्ञपान्य- 
पिंतम्‌। अन्येर्मक्तजने कुचैलविदुराधेरपिंत त्वत्मिय । पथयपाकविशेषसयुतमथो- 
दृष्टिप्रिय राघव । रुच्यदोषविवर्जित सह यथाए्रेषे प्रभो भोकक्‍्तृमि* । स्वीक्त च 
तथाहेसिलमधुना सक्‍त्यापितते मया ॥ अ्रीरामार्चनपद्धति--स० प० रामनाराय- 
खुदास, प०२२ | 


भक्ति-पद्धति २६७ 


इसी प्रकार अर्चांवतार की पूजा के सम्बन्ध मे अचन एवं वन्दन की महत्ता 
का भी स्वामी जी ने उल्लेख किया है, किन्तु कही भी उनका विस्तार से वर्णन 
नहीं किया है| घोडशोपचार से अर्चावतार का श्गार करने का आदेश भी 
उन्होंने उसी प्रसग में दिया है | 


भक्ति के अन्य आवश्यक अंग 


निरभिसमानिता--मक्ति का एक आवश्यक अ्रग है निरभिमानिता | 
भगवत्केकय का वर्णन करते हुए. स्वामी जी ने भक्त को निरभिमानी होने का 
आदेश दिया हैं, यह हम पहले ही देख चुके हैं। इस निरभिमानिता को उन्होंने 
और भी स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर विया हे। वे कहते हैं:--यदि शिष्य असमथ 
हो तो उसे चाहिए कि वह एक छीटी सी कुटिया बना कर निरहकार होकर शुरू- 
पदिष्ट मन्त्र का जाप करे |।* यही नहीं, वह निरालस्य मुमुक्षु वैष्णव भक्तियुक्त 
निरभसिमान होकर अपने शुरू की आज्ञा का पालनरूप इस चरम उपाय का 
निरन्तर सेवन करता रहे।* इस प्रकार स्वामी जीने अनहकार को भक्ति का 


चरम उपाय कहा है। 


विश्व भर में भगवान्‌ का रूपदशेन--भगवान्‌ के सेवक की एक बहुत 
बढ़ी साधना यह है कि वह भगवान्‌ के चराचरात्मक रूप का दशन करे | भक्त 
की साधना कम-से-कम कुछ इसी प्रकार की होनी चाहिए कि वह भगवान्‌ के 
इस विश्वव्यापी रूप का दर्शन करता हुआ रह सके । स्वामी जी ने कह्दा हे भक्त 
को धनुर्धारी भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, उनके यश का पुन. 
पुनः गायन करना चाहिए,। उनके चराचरात्मक रूप का ढशन करना चाहिए 
और सदेव ही सज्जनों के साथ निवास करना चाहिए |* 


गुरु का महत्व--गुरु के द्वारा ही भगवान्‌ राम की प्रपत्ति मिलती है, 


१--तथाप्यशक्तास्तुकुटीरमात्र विधायकुय्य॑स्तवथयादवाद्रो । 
अन्यन्रवास च गुरूपदिष्टानूमन्त्राअपन्तोपहकारशन्या ॥ श्री बै० म० भा०, रा० 
८० दास, एपृ७ शृप्द 
२--मक्त्यादियुक्तस्य तवानह क्तेमहात्मनस्तस्यनिदेशपालनस्‌ । 
उपायमेतचरम निरतरम्‌ सुवेष्णवोध्ियम्‌विदधात्वतद्वित ॥ बहा, पृ० २८ 
३--वनु्धरस्याश्वजुयान्निरतर कया च गायेत्सुयशोंकिता मुद्दु । 
रूपतदीयतुचराचरात्मक पश्यन्सतासगमुदारधीरचरेत | वही, भगवदाचार्य, 
पृष्ठ १८३ | 


श्ध्ष रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


इसलिए' रामानन्द जी ने मुमुक्षु वेष्णयो को आदेश दिया है कि वे भगवान्‌ को 
जानने के लिए. समस्त संशयो को छेंदन करने वाले, सबंदा सदाचार निरत, श्रेष्ठ 
गुरु का आश्रय करें ।* उन्हें गुरुमन्‍्त्र का सदैव जप करना चाहिए और 
आलस्यहीन होकर, भक्ति आदि से युक्त तथा निरदकार होकर उन महात्मा की 
आज्ञा का पालनरूप चरम उपाय का निरन्तर सेवन करते रहना चाहिए. ।*_ 
रामानन्द जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राममन्त्र का तात्पयार्थ ही गुरु 
की झचि के अनुकूल व्यवह्दर करना, उनकी आशा का अनुसरण करना 
आदि है ।* 

सत्संग--रामानन्द जी के मत से भगवान्‌ के पचायुधों से युक्त ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्‍त्री आदि भगवान्‌ स्वरूप ही है और जगत्‌ को पवित्र 
करने वाले हैं ।* अ्रतः मुमुक्षु वेष्णवो को चाहिए कि वे पचायुधों से चिह्नित 
अथवा पवित्र वैष्णबो को देखकर प्रसन्‍न होकर उनमे भक्ति परायण होकर 
उनकी पूजा भी करें ।* 

समस्त तीथंमय देहधीरण करने वाले ये महाभागवत जिस देश में निवास 
करते हैं, वह देश उनके दर्शन करने से तथा उनके वहाँ रहने से पवित्र और 
सभी पापो से शून्य हो जाता है | अतः उन महाभागवतो के पूजन से, उनके 
चरणामत का पान करने से, उनका संग करने से, उन्हें भोजन करा कर पश्चात्‌ 
भोजन करने से करोड़ो जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं । 


१--तथाविधप्राप्यमथोसुवैष्णव सुरचिन्तयन्नित्यमनज्ञण प्रिय | 
सदासदाचाररतगुरु बर ज्ञातु मजेताखल सशबवच्दछिदम्‌ ॥ वही, ४० २०८ 
२--मभ्क्रत्यादियक्तस्यतयानह कृतेमंहात्मनस्तस्यनिदेशपालनम्‌ । 
उपायमेत चरम निर-तरसुवैष्णवो प्यम्‌ वि्रधात्वतद्रित ॥ वही, पृ० १६८ ॥ 
२--तात्पर्यायो प्रस्यविशेय आचार्थरुचिसश्रय । वाक्यायस्तुमताभिज्ञ रेषनिर्णीयतेबुध 
बही, रा० 2० दास, ४० ७ । 
४--पचाय वाकाभुविवैष्णवा ये मुखाग्रजक्षत्रियवेश्यशू द्रा । 
स्त्रियस्तथान्येपरपिचविष्णुरुपाजगत्पविन्नप्रपवित्रिएस्ते ॥ वही, भगवदाचार्य, 
पृ €छरे। 
भू--चक्राइिपचायधचिन्हितागक समीक्ष्यदृष्टश्चहरिप्रियानसो 
तथाबिधान्भक्तिपर समर्पयेत्सुवैष्णबवाज्जन्मफलादिसस्तुबनू ॥ वही, पृ० श८३ । 
६--तैंसवंतीयाश्रयभू तदेहा देशेमहामागवत्तावलति । यत्रेवतदशनतत्स्थितिभ्याजात 
सुपुस्योनिखिलाघशल्य, ॥ बहा, ए० १८५ । 
७-तदचंनात्तत्यदनी रपानात्तत्सगर्तेस्तत्अरणतेविंधानात्‌ । तद॒भोजनान्तरमोजनाच्चस्या- 
त्कोरिजन्माजितपापनाश ॥ वहीं, पू० १८५ । 


३०० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


महाप्रयास के द्वारा प्राप्तव्य मास को ससार की भीति की निद्वत्ति के लिए छोड़ 
दे ।* बस्तुत. मुक्तिकामी और पापों की निवत्ति चाहने वाले व्यक्ति को सम्पूण 
शुभ कर्मो को भगवान्‌ को अ्रपि त कर देना चाहिए ओर भोजनादि भी उन्हे ही 
निवेदित करके स्वीकार करना चाहिए, | इससे वह सरुसार-भय से मुक्त 
हो जायगा । * ॥॒ 
इस प्रकार रामानन्द जी ने अहिसा को सभी शुभ आचरणो से श्रेष्ठ एव 
महत्वपूर्ण माना है । भक्त के लिए तो यह परमावश्यक है ही । 


भक्ति के आवश्यक अंग के रूप में महात्रत--स्वामी रामानन्द जी 
ने एकादशी, रामनवमी, जानकीनवमी, हनुमजन्मत्रतोत्सव, नसिहजयन्ती, कृष्णा- 
ष्टमी, वामनद्वादशी तथा रथयान्रादि ब्रतो एवं उत्सवोीं में सम्मिलित होने का 
आदेश श्री वेष्णबो को दिया है। 
एकादशी के संबंध म उनका मत है कि वैष्णवों को वेघरहित एकादशी 
का ब्रत रखना चाहिये | यदि अरुणोदय काल भे एकादशी दशमी से विद्धा हो 
तो उसे छोड़ कर द्वादशी का ब्रत करना चाहिए. |* एकादशी शुद्धा और विद्धा 
दो प्रकार की होती है |* वेध चार प्रकार का होता है। सूर्योदय से पूर्व साढ़े 
त्तीन घड़ी का काल अरुणोदय-वेध है, दो घडी वाला काल अ्रति-वेध है, सूर्य 
के आधे उदय हो जाने पर महावेध-काल है और सूर्योदय में तुरीय-योग 
होता है ।* 
सूर्योदय काल से पूव दो मुहूर्त सयुक्त एकादशी शुद्ध है,* शेष सभी विद्धा 
हैं। शुद्धा एकादशी के भी तीन भेद हैं। एक वह जिसमे केवल द्वादशी अधिक 


१--जलस्थलोत्न्नशरी रिदिसया विवजयेन्मासमुदारधा सदा । दयापरोष्थोगतिहेतुरूपया 
चिरायलम्यंसवभीनिद्वत्तये | वही, ए० १६ । 

२--समर्प्यकर्माणि शुभानिवैष्णवों रामाय मक््य च निवेध भक्षयेत्‌। अहदिववीतभय 
समुत्तम विम्युक्तिधी स्पावनिवृत्तिकामन । वही, पृ० १६ । 

३-एकादशीत्यादिमहाजतान च कुर्याद्विधानिहरिप्रियाणि । विद्धा ब्शम्यायदि 
सारुणोदयेसद्वादशी तृपवमेद्िहायताम्‌ ॥ श्री वै० म० सा०, रा० 2० दास, पृ० १२ । 

“-शुद्धाइशम्यासुयुतेतिभेदादेकादशा सा द्विविधा च बोध्या । वेधो5पिवोध्योद्धिविधो- 

रुणोंदये सूर्योब्येवादशमीप्रवेशात्‌ ॥ वही, ए० ११ । 

५--पटोत्रयसाद्मवारुणोव्येवेधो -तिवेधी द्विघटिस्तुदर्शनातू । रवि. प्रसासस्यतथो 
दितेउड्ेंसूयेंमढावेध इतार्यते बुचे ॥। वही, पृ० ११। तथा योगस्तुरीयस्तु दिवा 
करोदये ।। वही, ए्‌ृ० १२ 

$६--(र्णा तुसूयोंद्यकालत सा याग्राड्‌ मुहृत्तंद्रयसयुता च॥ वही, पृ० १२। 


भक्ति-प डइति ३०१ 


है, दूसरी जिसमे दोनों अधिक हैं, तोसरी जिसमे दोनो ही अधिक न हो (* इनमे 
से वेष्णवों को प्रथम एकादशी अर्थात्‌ द्वादशी मात्र अधिक का अहण करना 
चाहिए, यदि परे द्वादशी की वद्धि हो तो शुद्ध एकादशी भी छोड़ देनी 
चाहिए ।* विद्वानों को एकादशी के सबंध से रहित साठ दण्डात्मक शुद्ध द्वादशी 
में उपवास करके उपवास के दूसरे दिन की अ्रवशिष्ट द्वादशी मे ही पारण भी 
" कर लेना चाहिए | दोनो की अधिकता में पर का उपवास करना चाहिए। 

इनमे उन्मीलिनी, बज्जुलिनी, सब्रस्पुशा, पक्त॒वद्धिनी, जया, विजया, जबन्ती, 
पापनाशिनी आदि आठ द्वादशियाँ अत्यन्त पवित्र हैं | 

यदि द्वादइशी आषाढ,, भाद्र और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष मे अनुराधा, 
श्रवण, रेवती के आदिचरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के साथ सयुक्त हो 
तो उसमे विद्वान्‌ पारण न करे, क्योकि वह समस्त ब्रती का नाशक हे | 

रामनवसी--स्वामी जी के मत से पुनर्वसु नक्षत्र, चैत्र शुक्ल नवमी, करके 
नक्षत्र, शुभ लग्न में रामाबतार हुआ था | श्रतः अष्टमी की वेधयुक्त नवमी को 
छोड़कर नक्षत्र थुक्त अविद्धा नवमी मे वैष्ण॒वों को ब्रत करना चाहिए । पुन्वंसु 
से रहित नवमी अनन्त सूयंग्रहण से भी अधिक फलदायिनी होती है ।* इस 
ओऔरीराम नवमी में ब्तोत्सव, श्रीरामाचन, रात्रि में जागरण, भगवत्कीतिं का 
श्रवण और कीत्तन आदि करने चाहिए ।* 


लिन नली तजज + जल लन+त२७++सरक न ++++ मन तन सननननकनकना >नभन-न। 





१--शकातुद्धादशों मात्राधिकाश योमयाविक्रा । द्विताया च तृतीयातुतथैवानुभयाधिका ॥ 


वही, पर० १५२ । 
२--तवाद्यापरैवास्ति ग्राह्माविष्णुपरायणं । शुद्धाप्येकादशांदेया परतोद्वादशीयदि ॥ 
वही, एृ० €२। 


२--उन्मीलिनी बन्जुलिनी झुपुण्या सत्रिस्शाथोखल पक्षवद्धिनों । जया तथाष्टौ- 
व्रिजयाजयन्ती द्वादश्यपताइतिपापनाशनी ॥ वढी, पृ० १२। 

४--आपषाढ सादरोज सितैषुसगतामैत्रअवो उन्त्याडिगिताबपान्ते । चेद्द्वादशी तत्न न पारण 
बुध* पादे, प्रकुर्याद तब ददारिणी ॥ वही, ए० १३। 

५--मासेमघीयानवमी सुयुक्ता शुक्लाइदितीशेन शुभेनमेन । कर्केंमहापुण्यतयासुलग्ने 
जातोच्चराम स्वयमैंव विष्णु ॥ वही, ए० १३। 

5--तामष्टमीवेधयताविहायब्रतोत्सवतत्रतुवैष्णवश्चरेत्‌ । असख्यसूयग्रहतोधिकासदाया 
केवलासा नवमी ह्मपोष्या ॥ वही, पृ० १३ । 

७-- अन्रप्रकुर्वीत मुदाजतोत्सवः रामाचनजागरण मह।फलम्‌ । भनेकजन्मार्जित 
पापनाशन रामस्यकीतें श्रवण च कीर्तनम्‌ ॥ श्री बे० म० मा०, भगवदाचार्य, 
० शैयर ॥ 


रे०२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


जानकी नवमी--बैसाख मास, शुक्लपक्ष, नवमीतिथि, पुष्प नक्षत्र, मगल 
के दिन जानकी जी का जन्म हुआ था, अ्रतः उस दिन वैष्ण॒वों को ब्रत रखना 
चाहिए ।* 


हनुमज्जन्मब्रतोत्सव--कार्तिक मास, ऋृष्णपक्ष, चतुर्दशी, मगलवार, 
स्‍्वाती नक्षुत्न, मेष राशि मे अन्जना-गर्भ से हनुमान्‌ का जन्म हुआ था। उस दिन 
बैष्णुवो को व्रत रखना चाहिए ।” 


नूसिह जयन्ती--स्वाती नक्षत्र युक्त बैसाख मास की शुक्ल चतुदंशी, 
सोमवार, सायकाल श्री दृसिह का अवतार हुआ था।* यदि चतुढशी 
त्रयोदशी से अरुणोदय मे बिद्धा हो जावे तो वह धन और सतान का नाश 
करने वाली होती है। अ्रतः विष्ण॒भक्त महात्माश्रों को उस दिन उपवास नही 
करना चाहिए |” ' 


कृष्णाष्टसी--मभाद्रपद मास, कृष्णुपक्ष, सिहराशि के सूथ और अध्टमी 
तिथि में चन्द्रोदय होने पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ।* रोहिणी नक्षत्र से 
हीन और सप्तमीविद्धा-श्रष्टमी त्याज्य है। कृतिका नक्षत्र से विद्धा रोहिणी भी 
स्याज्य है ।* इस तिथि को कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, कृष्ण की 
कीर्ति का गान, श्रवण तथा कीतन करना चाहिए और रात को जागरण करना 
चाहिए | 


१--एुण्यान्विताया तु कुनेनवम्या श्रीमाववेमासिसितेहलाझत* । आुवो्चॉयलाजनकेन 
कपणे सीताविरासीद्अतमत्र कुर्योत्‌। वही, रा० 2० दास, १० १३ ॥ 

२--स्वात्याकुजेशैवतिथों तु कातिके कृष्णेएअनागर्मत एवं साज्षात। मैषेकपीराट्मादुरमच्छिव 
स्व॑य ब्रतादिना तत्र तद॒त्सव॑चरत्‌ | वही, पृू० १३ ॥ 

३--बेशाखमासीय चतुढंशीसिता निशामुखेयाइनिलमेन सथुता । सोमैष्वतारोनृहरेर- 
भूदथो ब्तोत्सव तत्रमुइासमाचरेत्‌ ॥ वहा, ए० १४॥ 

४--स्मरेश विद्धा तु चतुर्दशी यदा मर्वेद्धनापत्यविनाशिनी तदा । तन्नोपवालों न 
जनेविषेयों महात्मसिविष्णु परायणैरपि ॥ बही, पृ० १४ ॥ 

४-मक्षे लिशीयवें खलुमासि भाद्र ऋृष्णेष्थकृष्णोरजनिदेवकीत. । सिंहग्तैइकों 
विधिभेनयुक्ता तत्राष्टमो यातु विधूदये बुधे ॥ वही, पृष्ठ १४ । 

६--त्याज्याष्टमी चेदय वाजि बिड्धा तथाग्नि विद्धा विधिमच हेयम्‌ । चेदष्टमीनोंविधिन 
मेनयक्ता महात्मसिर्विष्णु परायणेस्ते ॥ वही, पृ० १४-१४ ॥ 

७--जम्माष्यमीसात्र मुद्ाजतोत्सव क्ृष्णाजंन जायरण महाफलम्‌ । अनेकजन्माजित 
पापनाशन ऋष्णस्थ कीं: अवण च कीतनस ।। वही, पृ० १४ 


भत्ति-पद्धति ३०३ 


वासन द्वादशी--भाद्रपढ मास के शुक्ल पक्ष के श्रवण नक्षत्र से युक्त 
द्वादशी के दिन अभिजित्‌ नक्षत्र मे मध्यान्ह मे परम समर्थ सम्पूर्ण पाप नाशक 
भगवान्‌ विष्णु वामन रूप से अवतरित हुए थे। उस दिन ब्रत करना चाहिए ।* 
यदि द्वादशी अ्रवण नक्षत्र का स्पश करती हो शअ्रथवा एकादशी का स्पश 
करती हो तो उस समय विष्णु-श्रखल नामक योग होता हे, उस समय उपवास 
“करने से परमफल मिलता है | 


रथयात्रादि अन्य उत्सव--रामानन्द जी ने रथयात्रादि अन्य उत्सवों 
के मनाने का भी आदेश दिया हे। शाखत्रसम्मत उत्सवो को मानना वैष्णव 
जनोचित ही है ।* 


| #क 4 


भक्त ओर भगवान के विविध संबंध 
तथा 


विविध भावों की भक्ति 


भक्त और भगवान्‌ में सामान्यतया चार प्रमुख सबध माने गए हैं-- 

१--पिता-पुत्र सबक्ष--परमेश्वर को पिता, माता या स्वामी मानना और 
अपने को उनका पुत्र अथवा सेवक समझना | 

२--सखा-पम्बन्ध--एकमात्र भगवानू को ही अपना सखा, मित्र अथवा 
बन्धु मानना । 

२--पुत्न-पिता सम्बन्ध--परमेश्वर को पुत्र और अपने को उनका पिता, 
माता, घान्नी आदि समझना । 

४--पति-पत्नी सम्बन्ध--परमेश्वर भगवान्‌ को अपना पति और अपने को 
उनकी पत्नी अथवा प्रेमिका समझना । 

इन उपयक्त सम्बन्धो को लेकर भक्ति के चार प्रमुख भेद हो गए. हैं :- 
दास्य मक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और माधुय भक्ति | इनके अतिरिक्त 
भक्ति का एक और प्रमुख भेद किया गया है, जिसे शानन्‍्ता भक्ति कहते है | 

तत्वशञान अधिगत कर ससार के बन्धनों के प्रति उदासीन होकर, स्थिरचित्त से 


१--माद्रे ध्थ शुकलेएमिजिति प्रभुहंरियाद्वादशां वैष्णवभेनसयुता । तत्रादितावाविरभूच्च 
वामनो बतोत्सव॑ तन्न मुदासमा व्रत ॥ वही, ए० १५। 

२--नथायथाकालमतद्वितैस्तैरथाधिरोपादिकमुत्सवादिकम । सदा विषेयहरितोषण 
पर शुभप्रद तद॒हुशाखसम्मतम्‌॥ वहीं, ए० १५। 


३०४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


जो भक्त भगवान्‌ की निष्काम भक्ति करते है उनकी भक्ति शान्ताभक्ति कही 
जाती है । 

इन विविध भावों की भक्ति का प्रचार वस्तुतः रामानुजाचाय के कई 
पीढ़ियो पूर्व आलवार भक्तों में चला आ रहा था, किन्तु रामानुज के उपरात तो 
यह आन्दोलन इतना अधिक व्यापक एव श्रनुभूतिमय हो गया कि भक्ति को केवल 
देव-विषयक-रति कह कर ही नहीं टाला जा सकता था। साहित्य के शात्तरियों | 
ने यद्यपि भक्ति को किसी रस की सज्ञा नही दी थी और ऐसा करने के लिए. 
उनके पास कुछ महत्वपूर्ण तक भी थे ( एक तो किसी भी आचाय ने भक्ति को 
रस नही माना था, अतः बाद के आचाय इस प्रकार की परम्परा के विरुद्ध 
नही जा सकते थे, दूसरे भक्ति रस की अनुभूति कुछ व्यक्तियो तक ही सीमित 
मानी जाती थी, यह लोकानुभूति के रूप मे कभी भी स्वीकृत न हुईं । ) किन्तु 
मध्ययुग में भक्ति व्यक्तिमात्र के हृदय का स्पदन बन गई, जीवन की सामान्य 
अनुभूतियो के स्तर पर भक्तों ने उसे उतार दिया। अ्रत* कुछ आचाया के मन 
में भक्ति को रस मान कर उसका शास्त्रीय विवेचन भी करने की भावना उठी | 
ऐसे आचायों मे वृन्दावन के गौड़ीय सम्प्रदाय के प्रसिद्ध भक्त रूपगोस्वामी तथा 
जीव गोस्वामी के नाम लिए जा सकते हैं | हरिभक्ति-रसामृत-सिन्धु” मे उन्होने 
भक्ति रस का बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया है । डाक्टर दीनदयालु गुस्त* ने 
बतलाया है कि रूपगोस्वामी के अनुसार मुख्य भक्ति रस के अन्तर्गत पॉच रस--- 
शान्त, प्रीति, प्रेम, वत्सल तथा मधुर और गौण-भक्ति-रस के अन्तर्गत द्वास्थ, 
अदभुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, वीभत्स आदि सात रस आते है। इस 
प्रकार भक्तिको रस मानकर इन आचार्यों ने शान्ता-मक्ति, माधुय-भक्ति, वात्सल्य- 
भक्ति, दास्य-मक्ति, सख्य-भक्ति आदि का विस्तृत विवेचन किया है जिनके 
सम्बन्ध में विशेष शान डा० दीनदयालु जी के अष्टछाप और वल्लमसम्परदाय? 
ग्रन्थ से प्राप्त किया जा सकता है । 


जब भक्ति को रस स्वीकार कर लिया गया तब विभिन्न भावों (शाल्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुय ) की भक्ति का भी विस्तृत प्रचार हो गया और 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों मे एक या अनेक भावों की भक्ति-पद्धति को भी स्थान 
मिल गया । प्रायः यही देखा गया है कि भक्ति के भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों ने 
लगभग सभी प्रकार के भक्ति-भावों को क्रमशः अपना लिया है। आधुनिक 


_लकन्‍साक>माकक 





१--डॉ० दौनदयालु गुप्त--अष्टछ्षाप और वललभ सम्प्रदाय, पृ० ५६४-६५ | 


भक्ति-पद्धति ३०४ 


रामानन्द-सम्प्रदाय में इन पाँचों ही भावों की भक्ति-पद्धति का प्रचार एवं महत्त्व 
पाया जाता है । 


स्वयं रामानन्द जी ने भक्त ओर भगवान्‌ ( जीव और ईश्वर ) में नव 
प्रकार के सम्बन्ध स्वीकार किए हैं :--परिता-पुत्र सम्बन्ध, रद्य-रक्षुक सम्बन्ध, 
शेष-शेषित्व सम्बन्ध, भार्या-सतृत्व सम्बन्ध, स्व-स्वामी सम्बन्ध, आधार-आधेय 
सम्बन्ध, सेव्य-सेवक सम्बन्ध, आत्मा-आत्मीयत्व सम्बन्ध तथा भोग्य-भोक्त॒त्व 
सम्बन्ध ।। यदि इन सम्बन्ध-भावों का वर्गकरण किया जाय तो भागयाँ-मतृत्व 
सम्बन्ध, आत्मा-आरत्मीयत्व सम्बन्ध तथा मोग्य-भोक्तत्व सम्बन्ध को माधुय 
भक्ति के मूल आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, पिता-पुत्र सम्बन्ध, 
स्व-स्वामी सम्बन्ध, रद्य-रक्तक सम्बन्ध, शेष-शेषित्व सम्बन्ध, आधार-आधेय 
सम्बन्ध तथा सेव्य-सेवक सम्बन्ध को दास्य-भक्ति का मूल आधार माना जा 
सकता है और शान्ता भक्ति को भी इससे ही सम्बद्ध किया जा सकता है। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वामी रामानन्द जी ने केवल तीन प्रकार की ही 
भक्ति-पद्धतियो--माधुय, शान्त और दास्य--को मान्यता प्रदान की थी, किन्तु 
दास्य-सक्ति पर उन्होंने विशेष बल दिया है। दास्य-भक्ति ही रामानन्द सम्प्रदाय 
की मुख्य भक्ति-पद्धति है। नीचे हम इन विभिन्‍न प्रकार की भक्ति-पद्धतियों का कुछ 
विस्तार से विवेचन प्रस्तुत करेंगे। आधुनिक रामानन्द-सम्प्रदाय में इन सभी 
प्रकार की भक्ति-पद्धतियों का प्रचलन है । अतः यह विवेचन आवश्यक था | 

दास्य-भक्ति--रामानन्द जी ने दास्य भक्ति पर पर्याप्त बल विया है। 
उनके अनुसार भगवस्केकय ही भक्तो का प्रधान गुण है ।* अपने अनुयायियों 
को तो उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि वे ईष्या-देषादि का परित्याग करके, 
सावधान चित्त होकर, साग-सपाषद लद्धभणश-सीता सहित वेदवेद्य भगवान्‌ राम 
का नित्य कैकय करके कालयापन करें ।* भगवान्‌ ही जीवो के स्वामी हैं, एक- 
मात्र वही शेंषी है ।” अतः मुमुक्ष॒ जीव को भगवत्कैकय के अतिरिक्त अन्य 
किसी देव का भी केकय नहीं करना चाहिए। 


१---श्री वैष्णव मताब्ज मास्कर--स्‌० प० रामटहलदास, पृष्ठ ७०-७१ | 
२--ओ्री वै० म्० मा०, भगवदाचार्य, पृ० १६७। 


३--वहीं, एइ० २०० । 
४--श्री वै० म० भा०, प० रा० 2० दास, पृ० ५ । 


५--वही, प० रा० 2० दास, ४० ७छ५ । 
२७० 


३०६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव 


इस कैंकर्य के दो व्यावहारिक रूप हैं :--एक तो भगवान्‌ के अर्चावतार 
की विशेष रूप से सेवा करना, उनके मदिर में भाड़ लगाना, मूर्ति को स्नान कराना, 
उसका श्रगार करना, उसे भोग लगाना आदि श्र दूसरे अपने मन से समस्त 
अहकार का निरास करके अपने को असत्य, अशौच, नीचता आदि का भाजन 
समझना तथा श्रपने को अल्पशक्ति, अचेतन, भ्त्यकर्म के अयोग्य, दोषागम, दरात्मा 
आ्रादि समझ कर भगवान्‌ से अपने दोषो की उपेक्षा करने की प्राथना करना | 
रामानन्द जी ने प्रथम पक्ष पर बल देते हुए लिखा है कि भक्त को भगवान्‌ की 
पूजा सामग्री जुटा कर उनके मदिर में भाड़, भी लगाना चाहिए, ।* भक्त की 
मानस-साधना के सम्बन्ध में वे कहते हैं कि भगवान्‌ को नैवेद्य समर्पित करते 
समय भक्त को उनसे यह प्राथना करनी चाहिए कि “हे भगवन्‌ ! मै असत्य, 
अशौच, नीचता श्रादि का भाजन हैँ, मै अल्पशक्ति, भत्यकर्म के श्रयोग्य, 
दोपागार, दुरात्मा हूँ, अतः आप मेरे द्वारा समर्पित नैवेद्य की उपेक्षा न करे । 
क्योकि आपको कौशल्या, जनकात्मजा अथवा लक्ष्मण के द्वारा परोसे हुए 
पकवान्न से कहीं अधिक प्रिय पपा में शबरी द्वारा दिए गए बेर लगे थे, 
आपने भारद्वाज, विदुर आदि द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थों को सहर्ष स्वीकार 
कर लिया था--श्रत. भक्ति-विवश आप मेरे दिए पदार्थों की भी अवहेलना 
न करें ।* 
इस प्रकार रामानन्द जी ने दास्य भक्ति के सम्बन्ध में दो बातो पर अधिक 
बल दिया है . प्राप्य-प्रापक के सम्बन्ध को भली भाँति समझ लेना और सीता 
राम का केकय करना, तथा आत्मदोपो का नित्यप्रति अ्रमुसघान करना | 
“श्री वेष्णुब-मताब्ज-भास्कर” में उन्होने स्पष्ट ही कहा है कि जीवों को सीता- 
राम के स्वरूप तथा उनसे अपने सम्बन्ध को उचित रीति से समभना चाहिए 
तथा आत्म-दोषानुसंघान करते हुए भगवत्केंकर्य करना चाहिए, ।* 
माघुये भक्ति--रामानन्द जी ने स्वय माधुर्य भक्ति का कोई भी विवेचन 
प्रस्तुत नहीं किया है और न इस प्रकार के सकेत ही दिए हैं जिनसे यह अनु- 
मान किया जा सके कि उनका क्कुकाव इस प्रकार की भक्ति-पडति की ओर भी 
था । फिर भी उन्होंने भक्त और भगवान्‌ के बीच भागां-भर्तृत्वसंबन्ध, श्रात्मा- 
आत्मीयत्व सम्बन्ध, भोग्य-भोक्तत्व सम्बन्ध आदि सम्बन्धो को स्वीकार करके 


१ -- वही, भगवदाचाय , पृु० १६८। 
२--ओऔरामाचेनपद्धति--रामनारायणदास, पृ० २५ । 
३->श्री वै० म० भा०, रा० 8० दास, पृ० ७ । 


भक्ति-पद्धति ३०७ 


बह सकेत तो दे ही दिया हे कि वे माधुय॑ भक्ति के अस्तित्व एव महत्व 
को स्वीकार करते थे । आगे चल कर रामानन्द-सम्प्रदाय में माधुय भक्ति का 
पूरा प्रवेश हो गया | पीछे रामानन्द-सम्प्रदाय के विकास का इतिहास प्रस्तुत 
करते हुए यह बतलाया जा चुका हे कि रामभक्ति पर कृष्णभक्ति का प्रभाव 
विक्रम की सोलइवी-सत्नहवीं शताब्दी से ही पड़ना प्रारम्भ हो गया था और 
आगे चल कर तो माधुय भक्ति ने इस सप्रदाय को इतना अधिक प्रभावित 
किया कि इसके अन्तर्गत एक रसिकसम्प्रदाय का भी जन्म हो गया | इस शाखा 
को उत्पत्ति और उसके विकास का इतिहास पीछे दिया जा चुका है। यहाँ भक्ति 
के अन्तगंत श्रृंगार रस के विभिन्न उपादानों का सक्षेप मे वर्शनमान्र कर दिया 
जा रहा है। 

रामाननद-सम्प्रदाय के सम्मानित भक्त श्री 'रसिकश्रली? जी के ग्रन्थ 
(सिद्धान्त-मुक्तावली?* के अनुसार भक्ति के श्रन्तगत श्रगार-रस के आलम्बन 
सुन्दर शिरोमणिभगवान्‌ राम हैं, आश्रय भक्त का हृदय, उद्दीपन हैं 'कोकिल- 
शब्द बसन्त ऋतु,” अनुभाव हैं 'मन्ठ हसनि दस फेरनी,” सचारी भाव है, 'उम्रता 
ओर आलस्य को छोडकर श्वुगार रस के संचारो भाव?, स्थायी भाव है प्रिय मे 
अनुरक्ति और वियोग मे दस दशाएँ भी विप्रलम्भ श्वुगार की काम-दशाएँ ही 
होती हैं । रसिक-सम्प्रदाय के मान्य भक्त श्री रूपकल।* जी ने श्वगार रस को 
उज्ज्वल रस, दम्पति-रस, रस-राज, वा रस-पुंज भी कहा है | उनके अनुसार 
माघुय-प्रेमसिन्धु, रूपमाधुय-कमनीय किशोरमूर्ति, प्राण वलल्‍्लभ, श्री जानकी- 
जीवन, शोभाधाम, छुविसिन्धु, रामचन्द्र जी इस रस के विषयालम्बन हैं, 
आश्रयालम्बन हैं किशोरी जी, उद्दीपन हे आराब्य की कमनीयता, बसन्त ऋतु, 
कोकिला कुक, त्रिविध पवन, पावस, कटाक्ष, मुस्क्यान, बचन, शील, परमशोभा 
आदि। अनुभावों के अन्तगत श्री किशोरी जी का सकलल्‍्प, प्रियतम का मन्द- 
स्मित, भूविक्षेप, स्पश, कटाक्ष, कर में कर नयन में नयन, श्रादि शआाते है, 
सात्बिक भावों में रोमाच, स्तम्भ, प्रलय, प्रस्वेद, विवण, काम, अश्रु और स्वर- 
भग आदि हैं, संचारीभावो में उग्रता और आलस्‍स्य को छोड़ कर शेष सचारी 
भावों का भी इसमे समावेश हो गया है । रूपकला जी ने इस रस का स्थायी 
भाव माना है: प्रियतम-पद-रति, मनोहर छवि की अ्रचला सुरति, भावना, प्रीति, 
प्रणुय | 





१--सिद्धान्त मुक्तावली, रसिकअली, छोटेलाल लद्टमीचन्द, ए० ४६ से ४८ तक। 
२--सीतारामशरण भगवान प्रसाढ रुपकला, सक्तम।ल टीका, ए० १४ | 


श्ेण्प्र रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


इस भक्ति-पद्दति में अष्टयामीय उपासना का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है । 
इधर कुछ वर्षो से रसिक-सम्प्रदाय में रास का भी महत्व अधिक बढ़ता जा रहा 
है| बृहत्‌ कोशल खण्ड” ग्रन्थ में राम-रास का बहुत ही विस्तार से बर्णन 
किया गया है | पीछे उसके विभिन्‍न प्रकरणों पर प्रकाश डाला जा चुका है | 
इन प्रकरणो पर एक विहगम दृष्टि डालने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि 
रामानन्द-सम्प्रदाय की शुगारी शाखा पर कृष्णभक्ति-सम्पदायो का प्रभाव बढ़ता 
ही जा रहा है ओर कही-कही तो यह शिष्टता की सीमा का भी अतिक्रमण कर 
गया है । राम का एक पत्नीत्रत प्रसिद्ध है ही, साथ ही राम के प्रति दास्य-भावना 
की भक्ति भी उतनी दी प्रसिद्ध है । तुलसी ने इस मर्याद्ष का पूरा निर्वाह किया 
है। आगे चल कर राम की अनेक प्रेमिकाओो की भी कल्पना की जाने लगी 
और उन्हें रसिक-राज के रूप मे चित्रित किया जाने लगा | परिणाम-स्वरूप 
रामानन्द-सम्प्रदाय में गुठ्य ओर रहस्य का प्रवेश हो गया, राम कृष्ण की भाँति 
प्रेमी नायक बन गए; और भक्तो के मस्तक पर ऊध्व पुण्ड् के स्थान पर सीता 
जी की विन्दी लग गई | वैसे सयत श्वगार तक बढ़ जाने में कोई आपत्ति नहीं 
हो सकती, किन्तु कहीं-कही तो यह शूंगार मर्यादा का भी उल्लंघन कर गया है, 
जैसे कृपानिवास के ग्रथो में । अवश्य ही राम के उपासको को इस प्रकार की 
अश्लीलता से रामभक्ति को मुक्त ही रखना चाहिए | 


सख्य भक्ति--रामानन्द स्वामी ने सख्य-भाव की भक्ति-पद्धति को कोई 
मान्यता नहीं ठी थी, किन्तु कालान्तर में अन्य भक्ति-सम्प्रदायों के प्रभाव से 
उनके सम्प्रदाय मे इस भाव की भक्ति-पद्धति का भी प्रवेश हो गया। राम सुखे 
इस भक्ति प्रणाली के एक प्रमुख उपासक थे। श्री रूपकला जी ने सर्यरस का 
परिचय इस प्रकार दिया है: * विषयालम्बन--मित्र सुखद, द्विभुज वेप, चतुर शिरो- 
मणि, सत्यसंकल्प, सुखसिन्धु, श्रीरामभद्र, रघुनाथ, अवधविद्ारी भीरामचन्द्र | 
आश्रयाज्मम्बन--लाल लाइले, लखन जी, शिव, सुग्रीब, विभीषण, वीरमणि 
राजकुमारादि | उद्दीपन--भूपषण, धनुप, शर, मधुर बचन | अनुभाव--साथ- 
साथ भोजन, खेल, मृगया, विचित्र परिहास | सात्विक माव--रोमाच, स्तम्भ, 
प्रतय, स्वेद, विवरण, कम्प, अश्रु, स्व॒र॒भंग । व्यभिचारी--लगभग सभी सारी; 
स्थायी-भाव निरतर मित्र भाव | 


१--इह॒त्कोशल खण्ड, भाग २ प्रकाशक रामकिशोर शरण, हनुमत निवास, अ्योध्या। 
२--भक्तमाल, भतक्तिसुधास्वाद तिलक, ५१० १३ । 


भक्ति-पद्धति ३०६ 


रूपकला* जी के अनुसार इस प्रकार की भक्ति-पद्धति मे भगवान्‌ को सखा, 
भाई अथवा बहनोई (बहिन का पति) आठि माना जाता है| 


सिद्धान्त मुक्‍्तावली * के अनुसार सखा चार प्रकार के होते हैं सुहृद, सखा 
प्रिय ओर नम । सुहृदो के विषय मे मुक्‍्तावली में लिखा हैः 'सुहृद सखा से 
अधिक वय वत्सलताकरियक्त |? सखा की परिमापा इस प्रकार दी गई है:--- 
'कछुक न्यून वय सो सखा दास्य धर्म करि उक्त !! प्रिय सखा और नम सखाओ 
का परिचय इन पंक्तियों म विया गया हे--वतुल्य वय सो प्रिय सखा नरम सखा 
लखु सोइ । रमनि रूपधघरि रमनि की जिय लालमासो होइ ।! 

रामसखे? ने अपने ग्रन्थ 'रामसख पदावली” तथा “त्य-राघव मिलन” में 
इस रस की श्रनेक सुन्दर-सुन्दर रचनाएँ की है| उनके उपरान्त उनकी शिष्य- 
परम्परा मे चित्रनिधि, ग्रेमसिन्थु, शीलसिन्धु, सुशीला जी, चित्रसिन्धु, रसरग- 
मणि आदि प्रसिद्ध भक्त हुए। इन्होने भगवान्‌ राम की सखाभाव की भक्ति 
को बहुत ही विस्तृत कर ठविया है | आज तो अनेक साधु उनकी परम्परा में 
सत्र ही देखे जा सकते हैं। चित्रनिधि के शिष्य रामानुजदास ने राम को तुष्ट 
करने के लिए विदृष्को की भी रीति चलाई थी । 

“शसिक प्रकाश भक्‍तमाल” में राम के विजय, सुकण्ठ, सुवीरमणि, विद्याघर, 
शुभ, विद्युद्दण, कलावद्धन, रसमदिर, मालाधर, चन्द्रवर्णं, पुष्पमाल, प्रभासिन्धु, 
श्री निधि, लद््मी निधि ओर चित्रशील आदि प्रमुख सखा बतलाए गए है । 
इनमे कुछ तो राम के चचेरे भाई, कुछ मिथिला के श्याले आदि और कुछ 
अवध के साथी थे | 

इस प्रकार की भक्ति-पद्धति मे भी “अ्रष्टयाम!ः और रास को महत्व दिया 
गया है | 

वात्सल्य भक्ति--सिद्धान्त मक्तावली? मे वात्सल्य रस की व्याख्या करते 
हुए रसिक अली ने लिखा ह * श्रत्यन्त सुकुमार सुलज्लणो से युक्त, विनयी 
शीलवान्‌ भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी इसके आलम्बन हैं, रधुनाथ की मृदु हँसी 
तोतली बोली और उनका बाल स्वभाव उद्दीपन है। अग पोछना तथा अग मे 
लेकर उनका मस्तकाधाण करना, उनका लालन-पालन आदि तथा स्थायी भाव 


१- भक्ति सुधा स्वाद तिलक-मक्तमाल, ए० २२। 
२--सिद्धान्त मुक्तावली, एष्ठ ४२०४२ । 
३--बंही । 


३१० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


वत्सलता है। रूपकला जी ने भक्तमाल की टीका में इस रस का वर्शन और 
भी विस्तार से किया है | उनके अनुसार दाशरथि, श्री कौशल्यानन्द-बद्ध क, 
बालक रामलला जी, सियावर, सीतापति, महाराजकुमार, लालजी, श्रीराम जी इस 
रस के विषयालम्बन हैं, आशभ्रयालम्बन हैं अम्बा श्री कौशल्या महारानी जी, श्री 
दशरथ जी, अम्बा श्री सुनयना जी महारानी, सुमित्रा आदि, उद्दीपन है मीठे 
तोतले वचन, बुलाक, घघरू, कालाबविन्दु, बाललीला, भोलापन, सरलता; अनु- 
भाव है खिलाना, लाड़-दुलार, खिलौने देना, जन्मोत्सव आदि, इसके श्रन्तगंत 
रोमाच, स्तम्भ प्रलय, स्वेद, विवण, कम्प, अश्रु, स्वरभंग आदि सात्विक भाव 
आते हैं; व्यभिचारी भावों मे अंगताप, कृशता, जागरण, आलम्बनशून्यता, 
आधृति, उन्माद, मूच्छां, प्रहष और मृत्यु प्रमुख है । रूपकला जी के अनुसार 
इसका स्थायी भाव है 'सुतविषयक रति? | 

एसिक प्रकाश भक्तमाल? के अनुसार मिथिला में जनक जी तथा उनके 
भाई सीरध्वज, कुशकेतु, यशध्वज, वीरध्वज, केकोध्वज और रानियाँ सुनयना, 
शुभचित्रा, सुष्ठुद्शना, सुखबद्धि नी, चन्द्रकान्‍न्ता आदि, अवध मे कोशलनरेश 
दशरथ, उनके वीरसिंह, श्र॒सिह, विजयसिह, जयशील, चन्द्रशेखर, महाबाहु, 
घमशील, रत्नभानु आदि भाई और इन भाइयो की क्रमशः रत्नकला, रत्नप्रभा, 
रूपबती, मदवती, भ्रमरकेशि, मदशिला, सुचित्रा, चन्द्रवती आदि रानियाँ तथा 
स्वयं राजा दशरथ की कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या आदि रानियों की भक्ति 
वात्सल्य भाव ही की थी | 


पीछे रामानन्द स्वामी की भक्ति-पद्धति का विवेचन प्रस्तुत करते समय यह 
देखा जा चुका है कि स्वामी जी की भक्ति प्रमुखतया दास्यभाव की थी, किन्तु 
नवधा भक्ति-पद्धति में उनकी पूरी आस्था थी। साथ ही ब्रह्म और जीब 
के अनेक संबन्धों मे उन्होंने पिता-पुत्र संबन्ध को भी स्वीकार किया था, 
जीव पुत्रवत्‌ ओर ब्रह्म उसका पिता माना गया । इसी कारण रामानन्द जी 
की शिष्य-परम्परा में दात्य-भाव की ही भक्ति प्रधान रही, श्रन्य भक्ति-विधाश्रों 
का सम्यक विकास न हो सका | तुलसी ने दास्यभ्ाव की भक्ति के साथ-साथ 
माधुय एवं वात्सल्य भाव की भी भक्ति का निरूपण किया था। उनके उपरात 
तो रामानन्द सम्प्रदाय में #ंगार का पूरा-पूरा समावेश हो ही गया, साथ ही भक्ति 
की अन्य विधाश्रों का भी. पूरा प्रचार हुआ | वात्सल्य-रस के सबसे बढ़े भक्त 
थे सूरकिशोर जी, सिया जू जिनकी कन्या के रूप में अवतरित हुईं थी। इन्होंने 
मिथिला में मणिभूमि नामक स्थान में उपास्य स्थल प्रकट किया था | राम को 


भमक्ति-पद्धति २११५ 


ये अपना यामाता मानते थे | कील्ह स्वामी के ये पौन्च शिष्य थे | इनका प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है अन्दोल रहस्य दीपिका? जिसमे इन्होंने हिए्डोला आदि का सुन्दर वर्णन 
किया है । 


सूरकिशोर की परम्परा का आज भी लोप नही हो गया है। यह अवश्य है 
कि उनके जैसे वात्सल्य-रस-निष्णात भक्त क्वचित्‌-कदाचित्‌ ही मिल 
पाते हैं । 
शान्‍्ता भक्ति--रामानन्द जी ने शान्ता भक्ति का स्वतन्त्र रूप से विवेचन 
नही किया है और न इस प्रकार की भक्ति मे उनकी कोई आस्था ही प्रतीत 
होती है । उनको तो दास्य भाव ही अभीष्ट था, वे भगवान्‌ के सबसे प्रिय 
किकर होना चाहते थे | वे तो भगवान्‌ के मंदिर में राड़ू लगाकर भी कृतकृत्य 
होना चाहते थे | किन्तु उनके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय में शान्ता भक्ति का भी 
प्रवेश अन्य भक्ति-पद्धतियो के साथ हो ही गया | यह अवश्य है कि इस प्रकार 
के उपासक क्वचित्‌-कदाचित्‌ ही दृष्टिगत होते हैं। “सिद्धान्त मुक्तावली? में 
रसिक अली जी ने रामानन्द-सम्प्रदायान्तगत शान्ता भक्ति का भी विवेचन प्रस्तुत 
किया है | रूपकला जी ने तो इस भक्ति-पद्धति पर विशेष रूप से प्रकाश डाला 
ही है ।* उनके अनुसार इष्ट श्रीरामचन्द्र, हरि, परत्नह्म, सब्चिदानन्द, जगदेक- 
कर्ता, भगवान्‌, विश्वम्भर, व्यापक, सर्वज्ष, शाड़ धर, श्री सीतापति, परमात्मा, 
अद्वेत, परमानन्दात्मा, सचराचर रूप ही शान्ता भक्ति के विषयालम्बन हैं, 
आश्रयालम्बन हैं ब्रह्मा, शिव, सनकादि, नारद, बसिष्ठ, अ्रगस्त्य आदि भक्त; 
इस भक्ति रस के उद्दीपन हैं उपनिषद्धिचार तथा तीत्र बैराग्य । अनुभावो में 
नासाग्र पर दृष्टि, अवधुत चेष्टा, परम वैराग्य, निरबैर तथा निर्ममता आदि प्रमुख 
हैं। इसके सात्विक भाव हैं : स्तम्भ, रोमाच, स्वेद, विवरण, कम्प, अश्रु, स्वरभग,, 
प्रलय, व्यभिचारी भावो मे स्घृति, निबेंद, आवेग, धुति, उत्सुकता, विषाद, बितक 
इत्यादि प्रमुख हैं : स्थाई भाव है प्रशान्त, मग्न, निद्वन्द्र, समदर्शी, विरक्‍्तपर, 
तनन्‍्मय, एकाग्र एवं निस्पृद्ठ अवस्था | इस रस में भगवान्‌ और जीव के अनेक 
बन्ध माने गए, हैं : भगवान्‌ व्यापक अन्‍्तर्यामी, शेषी, श्रशी, परमात्मा, एव 
ब्रह्म पराव्पर हैं | तथा जीव शेष एवं अंश है | भगवान परम स्वतन्त्र अन्तयोमी 
व्यापक, हृप, समथ एवं प्रेरक सूत्नधार हैं। जीव परवश पराधीन प्रजा एवं परतंत्र 
है। भगवान नाथ हैं, पति हैं तथा जीव उनका सेवक । भगवान्‌ आधार हैं जीव 
आधेय, भगवान्‌ रक्षक, शरण्य एवं शरणागत-वत्सल हैं तथा जीव रच््य, रक्षित, 


अननतन आ। 


१--रुपकला, भक्ति सुधा स्वाद तिलक, भक्तमाल, ए० १८। 


३१२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


अनन्यशरणागत, भगवद्भक्त एव प्रपन्न है, भगवान्‌ वेंद-विद्य, शे य, जगदीश है 
तथा जीब ज्ञाता, यश-श्रोता, स्वुतिकर्ता, मार्मिक, रसिक, विशेषज्ञ एव ज्ञानी, 
भगवान्‌ गुरु, शिक्षक, पतित-पावन, दया-क्षमा-मद्रि तथा जीव शिष्य, पापात्मा, 
पतित-दोष-भाजन, उपासक एवं समाश्रित । भगवान्‌ परमाथे, स्वस्व, ध्येय एवं 
उपैय हैं तथा जीव त्यागी, विरक्त, वैरागी, सन्‍्यासी, ध्यानी, योगी, आत्मनिवेद्क, 
निर्द्नन्दद, समदर्शी, ब्रवनिष्ठ एवं शज्त, भगवान्‌ दयालु, दाता एव ज्ञाता हैं, भक्त 
दीन, मिक्षुक, पानेवाला, पालित, आते अनाथ एवं दखिया है, भगवान्‌ जीव के 
सब कुछ हैं, जीव भगवान्‌ के ही लिए है | 


कहना न होगा कि रामानन्द-सम्प्रदाय की मुख्य भक्ति-पद्धति दास्य-भाव की 
है | आधुनिक रामानन्द-सम्प्रदाय मे शंगार, सख्य, वात्सल्य एवं शान्ता आदि 
भावों की भी भक्ति का पर्याप्त प्रचार हो गया है, फिर भी प्रत्येक प्रकार की 
भक्ति के मूल में दास्‍ध््य भाव प्रधान रहता है। श्वगारी भक्त भगवान के प्रति 
रतिभाव रखते हुये भी दास्य भाव को छोड़ते नहीं है। रामानन्द जी ने बखुतः 
निरहंकार दास्य-्भाव का ही प्रचार किया था | 


आनन्द भाष्य का सत--“आनन्द भाष्य”ः के मतानुसार भगवदितर 
वस्तुओं में वितृष्णा पूर्वक परम प्रिय भगवान्‌ में अनुराग रूप ज्ञान ही भक्ति है | 
ससार की श्रनित्यता का विचार कर श्राचार्य के समीप जा कर वर्शाश्रमाचार 
'सेबन-जनित पुण्य-न्ञालित कषाय थुक्त विवेक-वैराग्याभ्यास आदि से नियमित 
'जीवन वाले व्यक्ति के हृदय में इस भक्ति का उद्भव होता है।* 


कर्म-श्ञान और भक्ति मे आनन्दभाष्य” ने भगवद्भक्ति को ही ब्रह्म-प्राप्त 
का उचित साधन स्वीकार किया है | उसके मत से श्ञानातिरेकयुक्त कम वेदान्त- 
विचार शाख्रानारभ्यत्व प्रसंग के कारण उचित पथ नहीं है। उसी प्रकार कम 
रहित ज्ञान तो नेष्कम्य-वाद की ही सृष्टि करेगा | उपनिषदो मे स्पष्ट ही कहा गया 
है कि केवल प्रवचन, मनन, ध्यान, श्रवण से आत्मस्वरूप का ज्ञान नहों होता, 
अपितु अतिशय प्रेम युक्त जिस पुरुष को यह आत्मा वरण कर लेता है, उसी 
पुरुष विशेष द्वारा वह जाना ( उपलब्ध ) जाता है।* अतः भक्ति से भगवत्‌ 
प्रसाद ही मुख्य है। इसका फल भी भगवत्‌ साक्चात्कार ही है। 


१- आनन्दभाष्य, १-१-१, पृ० ६ । 
२--१०१०१, प० | 


भक्ति-पद्धति ३१३ 


भगवान्‌ का सतत चिन्तन, स्मरण, मृनन, निद्ध्यासनादि भक्ति के ही 
अपर नाम हैं। ध्रुवानुस्मृति, पराभक्ति त्रादि पटो से भक्ति का ही बोध कराया 
जाता है। मुमुक्षुश्रों को उपायान्तरो को छोड़ कर केवल भक्ति की ही शरण 
जाना चाहिए,। 'मामेक शरण ब्रज” मे भगवान श्रीकृष्ण ने अनन्य शरणागति 
को ही प्रधान माना है | ज्ञान की पराकाष्ठा भी भक्ति ही है, यह पहले कहा जा 
चुका है | निर्गंण ब्रह्म में भी भक्ति सम्भव है, क्योंकि ब्रह्म को निगंण कह कर 
उसमे प्राकृत गु्यों-निकृषष्ट सत्वादि ग्राकृत गुण -- का अभावमात्र व्यंजित किया 
जाता है ।* निदिध्यासनादि साधनों से निर्मेलीकृत मानस द्वारा यह मनोमय 
भगवान्‌ प्राप्य हैं| सम्यगाराधन से ही उनका सात्षात्कार हो सकता है | 


भक्त को नित्य ही वास्तविक तत्व का अनुसधान करना चाहिए । 'मासमेक 
शरण ब्रज! मे गीताचाय ने ब्रह्म को ही जेय एवं उपास्य माना है।* यह ध्यान 
तैलधारावत अविच्छिन्न होना चाहिए । सतत इसकी आदृत्ति भी होनी चाहिए | 
उपास्य विषयक स्मृति ही उपासना-वेदनादि पठो से अभिहित की जाती है। ब्रह्म 
को अपने आत्मा का भी आत्मा मान कर उपासना करनी चाहिए |* 


मन आदि प्रतीको में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योकि मन रूप 
प्रतीक उपासक का आत्मा नही है। 'मनोब्रह्म” मे जो सामान्याधिकरण दीख 
पड़ता है वह तो मन आदि मे ब्रह्म दृष्टि करने के लिए है, न कि मन को ही 
ब्रह्म मान लेने के लिए | प्रतीकोपासना मे प्रतीक की ही उपासना होती है, बह्म 
की नही | अ्रन्नह्म मे ब्रह्म बुद्धि रखना द्वी प्रतीक हे ।* नासाग्र पर दृष्टि करके 
अआसीन होकर द्ी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए।। न तो खडे होकर उपासना 
ठीक हो सकती है-चित्त विज्लेप के कारण, ओर न चलते हुए--अनेक वस्तुओ 
के दशन से चित्त के चचल होने के कारण, और न सोते हुए--निद्वा-असग के 
कारण ।* ब्रह्म का सतत चिन्तन आसीन होने पर ही सम्भव होता है, ध्यान मे 
निरत होने वाले व्यक्ति के लिए. अचलता आवश्यक हे, यह अचलता श्रासीन 
होने पर ही सभव हो सकती है ।* 

९“-९-०१९-२, ५० २७-२० । 

२--शै-३-१६, पृ० ३७० । 

३-०४-१-३, पृ० इे८८-४० | 

४--४-१-४, ए० ३६०। 

धू०- ४०१०७, पूं० हे8२ | 

8--४०“१-०८-१४, १० ३६२०-६४ । 


३२१४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


“आनन्दभाष्य” मे विभिन्न भक्ति-पद्धतियों एवं भिन्न-मिन्न साधनों पर कोई 
प्रकाश नही डाला गया है। भक्ति की मूलभूत भावना, उपासना-पद्धति आदि 
पर ही इस ग्रन्थ में ध्यान दिया गया है। उनकी पुनरादत्ति श्रनावश्यक है । 


भक्ति के अधिकारी--रामानन्द स्वामी ने भक्ति का द्वार ऊँच-नीच, 
शक्त-अशक्त, ब्राह्मण, क॒त्रिय, वेश्य, शुद्ध सभी के लिए उन्मुक्त कर दिया है। 
उनके भगवान परम दयालु हैं, वे जाति-पॉति का भेदभाव नहीं करते, क्रिया- 
कलापादि की उन्हे शअ्रपेन्षा नहीं है ।* चाहे शक्त हो चाहे अशक्त, मनुष्य 
भगवान्‌ की शरण में चला जाय, दयालु भगवान्‌ राम उसके कुल, बल, काल, 
शुद्धता आदि का बिना विचार किए ही उसे अपना लेंगे ।* यही नहीं, भगवान्‌ 
के पचायुधो से युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, चाए्डाल, पशु-पक्षी आदि 
भी विष्णु रूप होकर परम पविन्न तीथाँ को भी पविन्न करने वाले बन जाते हैं |* 
सर्वतीर्थाश्रयभूत देह युक्त ये महाभागवत जिस देश में निवास करते हैं, वह उनके 
वहाँ रहने से पवित्र एवं पापशून्य हो जाता है।* उन महाभागवतों की पूजा 
करने, चरणाम्रत पान करने, उनको प्रणाम करने, उनके साथ रहने तथा 


उनको भोजन करा कर पश्चात्‌ भोजन करने से करोड़ो जन्म के पाप नष्ट हो 
जाते हैं ।* 


रामानन्द जी ने इन वैष्णव जनो को सब पूज्य माना है, और उन्हें यहाँ 
तक महत्व दिया है कि शास्त्रसम्मत श्राचरण करने वाले ब्राह्मणों से भी ऊँचा 
उठा दिया है । उनका कहना है कि जिस प्रकार क्षत्रिय आदि इन भागवतों की 
सेवा करते हैं, उसी प्रकार शास्त्रवित्‌ ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वे इनकी सेवा 
परिचर्या करें [* 


इसी प्रकार रामानन्द जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भक्ति किसी जाति 
या वर्ण विशेष की सम्पत्ति नहीं है। उसके अधिकारी प्राणिमात्र हैं| भगवान्‌ 
की उदारता जाति-पॉति क्रियाकलापादि के भेद नहीं करती | भक्ति भवानी का 


१--श्री वै० म० भा०, भगवदाचार्य १० १७२ । 
२--बढी, ए० १५६ | 

३--बही, ऐ० १८३ | 

४--श्री वै० म० भा, रा० 2० दास, पृ० २४। 
५-वही, ए० २४ | 

६--वही, पृ० १८ । 


भक्ति-पद्धति ३१५ 


द्वार सभी के लिए, उन्मुक्त है । हाँ, इस मन्दिर मे प्रवेश करने के पूर्व अपने 
अन्तर में आस्था और विश्वास की ज्योति श्रवश्य ही जला लेनी होगी और 
जिसके अन्तर में आत्म-विश्वास तथा भगवत्पेम की ज्योति जल गई, वह देशकाल 
के बन्धनों से बहुत ही ऊँचा उठ गया । कबीर के हृदय में रामानन्द जी ने वही 
ज्योति जला दी थी | जुलाह्य कबीर स्वामी जी की ही उदारता का बृद पाकर 
'सन्‍्त कबीर हो गया, अमर हो गया | सेन, घना, रैदास आदि ऐसे ही उनके 
कृपापात्र थे | श्राज भी असख्य नरनारी इस भक्तिसरिता का जलपान करके 
अपने को तृप्त कर रहे हैं । 

खेद है, “आनन्दभाष्य” में शूद्रो को वेदाध्ययन का अधिकार न देकर रामा- 
ननन्‍्द के इस उदार दृष्टिकोण की अ्रवहेलना कर दी गई है। 





सप्तम अध्याय 
पूजा-सिद्दान्त तथा कम-काण्ड का महत्त्व 
ओर स्थान 


भमिका--रामानन्द स्वामी ने श्रपने ग्रन्थ श्रीरामाचन पद्धति? मे भगवान्‌ 
की सेवा प्रणाली का बडे विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया है। “श्रीवैष्णव- 
मताब्ज-भास्करः ग्रन्थ में “श्री वैष्णव धर्म मूल तत्व” प्रकरण मे उन्होंने भगवान्‌ के 
अर्चावतार की सम्यक रीति से आराधना करने का आदेश वैष्ण॒वो को दिया था, 
अतः यह आवश्यक था कि वे भगवत्पूजनक्रम का भी कुछ विवेचन प्रस्तुत कर । 
वैष्णवो के कमंपक्ष का कुछ विवेचन प्रसगवश “श्री वेष्णबमताब्जभास्कर? में ही 
स्वामी जी ने कर दिया था, 'श्रीरामाचनपद्धति? ग्रन्थ में श्रर्चावतार की घोड- 
शोपचार से पूजा करने का आदेश दिया गया है। आधुनिक रामानन्द सम्प्रदाय 
मे श्री राम पटल? नामक ग्रन्थ का विशेष प्रचार पाया जाता है। इसमे वैष्ण॒वो 
की दिनचर्या तथा भगवत्पूजन प्रणाली पर बडे विस्तार से प्रकाश डाला गया 
है। इन भ्रन्थो के अतिरिक्त रसिक-सम्प्रदाय तथा सख्यभाव की भक्ति करने वालो 
में अ्रष्टयामीय-ठपासना” पद्धति का भी प्रचार है । समय-समय पर विभिन्न 
विद्वानों द्वारा लिखे गए। अष्टयामीय पूजा-प्रणाली पर अनेक ग्रन्थ मिल्ते हैं, 
ज्ञिनका उल्लेख इसी अध्याय मे आगे किया गया है | साथ ही अष्टयामीय पूजा- 
प्रणाली पर भी प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है | 

श्री वैष्णवों का कम पच्ष--रामानन्द जी के अनुसार श्री वैष्णवों को 
ऊध्वे पुण्ड् घारण करना तथा तुलसी की माला पहननी चाहिए और भगवान के 
दिव्यजन्म, दिव्यकम तथा दिव्यनाम का सदैव स्मरण करना चाहिए | उन्हें 


१--श्री बै० म० भा०, सगवदाचार्य, ए० १८२ । 
३१६ 


पूजा-सिद्धान्त तथा कम-काण्ड का महत्व और स्थान ३१७ 


पच सस्कारो से युक्त होकर भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए। भुजाओ्रो मे 
तप्त शख-चक्र का चिन्ह अंकित कराना चाहिए, ऊध्वंपुण्ड् धारण करना चाहिए, 
वैष्णव रीति से अपना नामकरण कराना चाहिए तथा गले मे तुलसी की माला 
धारण करके साम्प्रदायिक मंत्र का जाप करना चाहिए | इन्हीं को पचसस्कार भी 
क्रहय गया है।* गुरु को चाहिए कि एक व तक वह शिष्य को परीक्षा करे, 
किसी शुभ ठिन को अग्नि प्रज्वलित कर तप्तचक्रादि से शिष्य को समेकित कर 
दे। सुन्दर स्थल 'तीथस्थान”ः की मिद्ठी से उसके मस्तक पर ऊरध्वंपुण्ड्‌ का 
विधान कर उसका दासान्त नामकरण करे और विधान-पूवंक मन्त्र का उपदेश 
कर शिष्य को तुलसी की माला धारण करने का आदेश दे ।* 


पच सस्कारो से सुसज्जित वैष्णव जन को चाहिए कि वह सुन्दर कपास के 
सात धागो से बने हुए. उत्तमकटिसूत्र, कोपीन, ऊध्व॑ वस्त्र आदि को भी धारण 
करे |* पचायुधों से अ्रकित ब्राह्मण, ऋत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्री आदि विष्णु रूप, 
अतः जगत को पविन्न करने वाले हैं ।* 


वेष्णवों के निवास स्थल--वैष्णवो के पच सस्कार का वर्णन करने के 
साथ ही स्वामी जी ने उन्हें भारत के विभिन्न तीथ्थों मे रह कर वहाँ-वहाँ के 
श्राराध्य देव की उपासना करने का भी आदेश दिया है। उनके अनुसार 
वैष्णवो को बैकुरठ, सत्यलोक, सूयमण्डल, क्षीरसागर, श्वेतद्वीप, बद्रिकाश्रम, 
नैमिषारण्य, दरित्तेत्र, अयोध्या, काशी, अ्रवन्ती; द्वारका, ब्रज, वृन्दावन, कालीय- 
कुण्ड, गोवद्धन, मवध्न, गोमत पवत, हरिद्वार, प्रयाग, गया, गयगासागर, चिंत्र- 
कूट, नन्‍्दीग्राम, प्रभास क्षेत्र, कुर्मांचल, नीलगिरि, तुलसीवन, कृतशौच, पाण्डुरंग, 
बेंकटाचल, यादवाद्वि, वारणाचल, काची, तोताद्ि आहि स्थानों में निवास कर 
« तत्तत्स्थानो मे आविमत हरि की उपासना करनी चाहिए ।* 


बेष्ण॒वों का काल-च्ेप--श्री वेष्णबो को सायकाल एवं मध्याह शोचादि 
से निव्रत्त होकर भगवान्‌ राम की अभ्य्चना करनी चाहिए। इसके पश्चात्‌ 
उसे रामायण, महामारत श्रीमाष्य, द्रविडमुनि के उत्कृष्ठ प्रबन्ध! आदि का 

१--चबंही, र[० 2० दास, एू० ६ । 

२--वहीं, ४० ६-१० । 
« ३--वही, मगवदाचार्य, ए० १८६ । 

४--वहीं, प० १८३ । 

प--बही, र[० 2० दास, पृ० २४०३७ | 





ड्श्द् रासाननद सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


यथाशक्ति अध्ययन भी करना चाहिए. और यदि वह अ्रशक्त हो तो उसे चाहिए 
कि किसी दूसरे से पढ़वा कर “श्री भाष्यादि! का श्रवण करे और भगवान्‌ के 
नाम का स्मरण एवं उसके अथ का अनुसधान करे | * 

वैष्णवों का नित्य कम *--श्री वैष्णवो को चाहिए, कि वे ब्रह्म-मुहूर्त मे 
दाहिने अग से उठ कर, हाथ पैर धोकर पूर्वाभिमुख होकर तीन बार सीताराम? 
शब्द का उच्चारण करें | तत्पश्चात्‌ गुरु-परम्परा के श्लोको का पाठ कर अपने 
आचाये का ध्यान करे | पुनः बाहर आकर दाहिने कान पर जनेऊ चढ़ा कर 
उत्तर की ओर मुख करके मलमूत्रादि के उत्सग्ग करने का मन्त्र पढ कर तीन 
बार ताली बजा कर उनका त्याग करें | 

पुनः गुदा-हस्त-पाद-प्रज्ञालन करके वे पान्न शुद्ध करे। फिर दातून के 
उपरान्त स्नानादि द्वारा शरीर की शुद्धि करके गुरु-परम्परा की पुनरावत्ति करता 
हुआ वैष्णवजन ऊध्वपुण्डू घारण कर, आचार्य का ध्यान करे और अपनी गुरु- 
परम्परा का अनुसधान करता हुआ सध्यादि नित्यकम को नियमित रूप से करके 
श्रपने को दीन सा अनुभव करे । 

तदनन्तर भक्त अ्रस्रसहित एवं सीतालइुमणादि से परिवृत्त दिव्य मगल 
शरीर भगवान्‌ राम के स्वांग का स्मरण करे | उनके शरीर के लावण्य का 


चिन्तन ध्यान करके उसे चाहिए कि वह षोडशोपचार से उनकी अभ्य- 
श 
चना करे | 


माध्यान्हिक अनुष्ठान के समय भी भक्त को चाहिए! कि वह भगवान्‌ और 
गुरु के चरणो का स्मरण कर स्नानादि से पविन्न हो जाय और फिर भगवान्‌ की 
विभूति, उनके शरीर, देवषि, पितृ आदि का ध्यान कर उन्हें तपंण दे | पुनः 
घवलवस््र धारण का आचमन करे और उऊध्वंपुण्ड् लगा कर भगवान्‌ की, 
आराधना करते हुए माव्यान्हिक अ्रनुष्ठान करे | 
भगवत्‌ पूजन-क्रम--सध्या वन्दनादि करके मुमुक्षु, भगवान्‌ के मन्दिर मे 
जाकर गुर परम्परा का अनुसधान करता हुआ दश्डवत्‌ प्रणाम करके तीन ताल 
बजा कर मन्दिर के किवाड़ खोले। तत्पश्चात्‌ वह मन्दिर से प्रवेश कर दीपक 
जलावे ओर फिर घण्टानाद करता हुआ भगवान्‌ को जगावे। पुनः पर्दा गिरा 
कर देव के दक्षिण भाग में बैठ कर पूव दिन के समर्पित गन्ध्यमाल्य, तुलसी 


१--बंही, प० २८७२६ । 
२--ओरामारचंनपद्ति के आधार पर | 


पूजा-सिद्धान्त तथा कम-कारड का महत्व और स्थान ३१६ 


आदि को पीठिका पर हटा कर पूजा पात्रो को शुद्ध करना चाहिए | फिर थाली 
में अग्निकोण से प्रारम्भ करके चारो कोनो में चार कठोरियाँ घर का एक कटोरी 
बीच में घरनी चाहिए,। अपने वाम पाश्वे में एक घडा जल से भर कर रखना 
चाहिए, दाहिने पाश्व में पूजा की अन्य सामग्रियों को रख कर आचाये का 
अध्यांदि से पूजन कर प्रभु से पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना करनी चाहिए | 
: पुनः तीन बार प्राणायाम कर श्रपने अंगो में षडक्षरन्यास कर 'कौशल्यासुप्रजा- 
राम? इत्यादि श्लोको को पढ़ कर प्रभु की जगाना चाहिए.। इसके पश्चात्‌ 
प्रमु के अ्गो में पंचोपनिषनन्‍न्‍्यास, पडच्षरन्‍्यास आदि करना चाहिए । 
पूण कुम्भ पूजा--पूर्ण कुम्म में तुलसीदल छोड़ कर सु सुरम्यै नमः? 
मन्त्र पढ़ कर उस जल को सुरभिन-समुद्रा दिखानी चाहिए । तत्पश्चात्‌ मूल मन्त्र 
से उसे अभिमन्त्रित करना चाहिए । 


पचपात्र पूजा--पूर्ण-कुम्म के जल से पॉचो कटोरियो को भर कर आचमनी 
से कटोरियो में से थोड़ा-थोड़ा जल लेकर पूर्ण कुम्म में छोड़ना चाहिए। इन 
कटोरियो में निम्नलिखित औषधियों छोडनी चाहिएः पाद्यपात्र में दूब, विष्णु- 
पर्णी, कमल और श्यामाक,' अ्रध्य पात्र में सरसो, अक्षत, कुश, तिल, बव, गन्ध, 
जायफल, पुष्प, आचमन पात्र में इलायची, लवग, ककोल, जायफल, जातीपुष्प, 
तथा स्नानपात्र मे कूट, मजीठ, हलदी, मोथा, शिलाजीत, चम्पा, बच, कपूर, 
खसखस, चन्दन, जठामासी आदि छोड़नी चाहिए. और इनके अभाव में इनका 
नाम लेकर तुलसी दल छोड़ना चाहिए। इन कटठोरियो की भी मूलमन्न से 
अभिमन्त्रित कर सुरभिमुद्रा दिखानी चाहिए । 

बिरजा जलाह्मान क्म--श्राचमनी से अ्रध्य जल लेकर नासाग्र तक उठाना 
चाहिए और “3 विरजायै नमः? मन्त्र से विरजाजल का आह्वान करना चाहिए | 
फिर उस जल से पूजा-सामग्री, याग भूमि और अपना प्रोक्षण कर शेष जल 
अन्यत्र छोड़ देना चाहिए | आचमनी को शुद्ध जल-पान्र म छोड़ कर उसे धोना 
चाहिए और फिर अध्यपात्र मे रख देना चाहिए । 


पुष्पांजलि क्रम--ठुलसीदल लेकर “आधाराख्यामित्यादि! श्लोका को पढ़ 

कर नारायण, नागराज, वैकुण्ठ, भूमि, साकेत, विमान, रत्नमण्डप, धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य, ऐश्वय, अथ, अशान, अवैराग्य, अनैश्वय, वेद, सूर्य, चन्द्रमा, केतु, चामर- 
 इस्तवालीं सखियों आदि का स्मरण कर सीता लद्धमण सहित भगवान्‌ के चरणों 
में छोड़ देना चाहिए | इसके अनन्तर हाथ मे पुष्प लेकर “प्रपन्नाभीष्ट सन्दोह? 
इत्यादि श्लोक पढ़ कर श्री सीता-लक्ष्मण सहित श्रीराम का आह्वान करना चहिए, 


३२० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


और आसनमन्त्र पढ कर उन्हे सिद्दासन पर विराजमान करना चाहिये। पुनः 
आचमनी से श्रध्य जल लेकर “3४ श्रीमते रामचन्द्राय नम”? मन्त्र पढ़ कर प्रभु के 
हस्तकमल धुलाने की भावना करके स्वत. पतन-पात्र में छोड़ देना चाहिए. | फिर 
आचमनी को धोकर अध्यपात्र मे रख देना चाहिए. और इसके अनन्तर भगवान्‌ 
के हस्त-मुख आदि का प्रक्नालन कर दूसरे वस्त्र से उनके पदकमलो को पोछुना 
चाहिए | एतदनन्तर हाथ में तुलसी लेकर उत्तरवाक्य उच्चारण पूवक 'षोडशो- 
पचारान्‌ समपयामि! कह कर भगवच्चरणारविंद में छोड़ देना चाहिए | इसके 
पश्चात्‌ आचमनी से पूर्ण कुम्भ से जल लेकर ज्ञीर-फल-शुड़-पूर्णा ध्यान कर 
उत्तरवाक्य उच्चारणपूर्वक 'मधुपर्क समर्पयामिः कह कर भगवान्‌ को निवेदन कर 
पतनपात्र में छोड़ देना चाहिए, । फिर अध्याँदि देकर मुख-पॉव अगोछना चाहिए 
ओर इसके बाद मगला आरती करनी चाहिए । 


दुन्त धावन क्रम--हाथ में ठुलली लेकर उत्तर वाक्य उच्चारणपूर्वक 
'तनानाथ पादुके समपयामि? कह कर चरणारविन्द में छोड देना चाहिए | फिर 
अर्ध्यादि देकर मनसा वा प्रत्यक्ष स्नानवस्त्र पहिनाकर तुलसी काष्ठ से उत्तरवाक्य 
उच्चारणुपूर्वक दन्‍्तधावन करानी चाहिए.। तत्पश्चात्‌ अपना हाथ धोकर शुद्ध 
जल-पात्र से ६ बार कुछा करा कर फिर उसी जल से उत्तरवाक्य उच्चारण 
पूर्वक मुख-शोधन करा कर पाद्य-आचमन देकर ताम्बूल देना चाहिए । 


अंग-स्नान क्रम--पात्रस्थ गंध, तेल अथवा घी को लेकर उत्तरवाक्य 
उच्चारणपूर्वक अम्यग समपंयामि! कह कर स्वहस्त से भगवद्दिग्रह को अर्पित 
करना चाहिए, | इसी प्रकार मनसा वा प्रत्यक्ष उबटनादि से भगवद्दिग्रह का 
मदन कर हस्त प्रक्नालन करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ पूण कुम्भ के जल से 
उत्तर वाक्य उच्चारण पूवक अ्रचावतार को स्नान कराना चाहिए'। पात्रावशिष्ट 
जल से सीता लक्ष्मणादि को अध्य देकर भगवान्‌ के आभूषण, आयुध, हनुमान, 
गरुड़, विंष्वक्सेन, द्वारपाल आदि को अध्य देकर पराकुशादि यतिवर तथा स्व- 
आचाय को भी सतत मत्रों से अ्रष्यादि देकर पूजन करना चाहिए | पात्रों को 
धोकर कुम्भ को पुनः भर लेना चाहिए । 


अलंकार क्रम--पचपात्रों को शुद्ध कर पूर्ण कुम्म के जल से भर मूलमंत्र 
से अभिमत्रितकर तुलसी लेकर उत्तरवाक्य उच्चारण कर “अलंकारासनाथंम्‌ 
पादुके समपंयामि? कह कर भगवान्‌ के चरणारवबिन्द में छोड़ देना चाहिए, । 
इसके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ उत्तरवाक्य उच्चारण पूर्वक वल्ल, उत्तरीय, उपवीत, 
ऊध्वेपुण्ड, चन्दन, तुलसी, पुष्प, नैवेद्यादि समर्पित करना चाहिए | 


पूजा-सिद्धान्त तथा कर्म-काएड का महत्व और स्थान ३२१ 


सेवाकाल क्रम--बाहर आकर पुनः दिव्य प्रबन्ध गीता, श्रीवाल्मीकि 
रामायण? का पाठ करना चाहिए । 

आराधन-क्रम--महानैवेद्य समय मन्दिर मे जाकर पूर्ण कुम्भ और पॉचो 
पात्रों को नवीन जल से घोकर अभिमत्रित करना चाहिए.। तुलसी लेकर उत्तर- 
वाक्य उच्चारण पूर्वक 'भोज्याशनाथंम पादुके समपंयामि! कह कर भगवच्चरणों 
' से छोड़ कर उत्तर वाक्य से अर्ध्यादि देकर वस्त्र से हाथ-मुँह पोछना चाहिए । 
पुनः उत्तर वाक्य से धूपदीप देकर पूर्वंबत्‌ मुधघपक समर्पित कर आचमन देकर 
वस्त्र से मुख प्रज्ञालन करना चाहिए | 

नेवेद्य समपेण क्रम--श्री भागवत के आगे चौका लगाकर यथाशक्ति 
सम्पादित शुभ नैवेद्य को रखकर असत्यमशुचि? इत्यादि श्लोक पढ़ कर तुलसी 
सहित अब्य जल से नैवेद्य को प्रोज्ञण कर तुलसो को नैवेद्य में छोड़ मूलमत्र 
से अभिमत्रित कर सुरभि मुद्रा दिखा कर गुरु-परम्पपा को पढ़ना चाहिए! और 
फिर उत्तरवाक्य उच्चारण पूर्वक निवेद्य समर्पयामि' कह कर नैवेद्य को अर्पित 
करना चाहिए, | 


इसके पश्चात्‌ उत्तरवाक्य उच्चारण पूर्वक जलपान निवेद्त करना चाहिए । 
फिर शुद्ध उदक से हाथ से मुंह शुला कर ६ बार कुल्ला करा कर पादूयाचमन 
देकर वस्त्र से हाथ मुँह पोछ कर उत्तरवाक्य उच्चारण पूवंक ताम्बूल समर्पित 
कर आरती करनी चाहिए । इसके अ्रनन्तर उत्तरवाक्य उच्चारण पूर्वक पुष्पाजलि 
एव दक्षिणा देकर स्तुति-पाठ करना चाहिए, । 

'मुरासुरेन्द्रादिमनोमधुअ्तैं:? इत्यादि श्लीोकों से भगवत्स्तुति करके अपने अप- 
राधो को उनसे क्षमा कराना चाहिए। प्रदक्षिणा करते समय भी भगवान्‌ से 
अपने पापो को ज्ञमा कर देने की प्राथना करनी चाहिए। फिर भगवान्‌ को 
नमस्कार भी करना चाहिए, | 

इसके उपरान्त सीतासहित भगवान्‌ श्रीराम को उत्तम पर्यक में शयन करा- 
कर श्री लक्ष्मण को अन्य पर्यक पर सुलाना चाहिए | तत्यश्चात्‌ भग्रवस्परसाद 
को मनसा चार भागों मे विभाजित परिकल्पित कर पहला भाग हनुमान, 
विष्वक्सेन, गरुड़, सुदशनादि को निंवेदित कर दूसरा पराकुशादि को तीसरा 
स्वाचारय को समर्पित कर शेष भाग को भागवतों के साथ स्वयं खाना चाहिए,। 

पुनः तृतीय पहर अच्चक पुरुष को स्‍्नानादि कर दश्डवत्‌ प्रणाम कर 
मन्दिर में प्रवेश करना चाहिए और घण्ठानाद पूर्वक भग्नवद्रबोधन कराना 

२२ 


३२२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


चाहिए, | पूर्ववत्‌ अध्यांदि और मधुपक देकर अर्थ्यादि नैवेद्य, जल, फल, 
ताम्बूल आदि समर्पित करना चाहिए. | तत्यश्चात्‌ भगवान्‌ के समीप श्री भगव- 
“वचरित्‌ का श्रवण या पाठ करके कालक्षेप करना चाहिए । 

इसी प्रकार सायकाल भी श्रध्यादि समर्पित कर धूप-दीप नैवेद्यादि पूर्वक 
आरती करनी चाहिए | 

शयन समय भी पूवंवत्‌ अर्ध्यादि देकर नैवेद्याद समर्पित कर भगवान्‌ को . 
"सुलाना चाहिए | तत्पश्चात्‌ पूवंबत्‌ भगवस्प्रसादान्न श्री हनुमदादि को अर्पित 
कर भागवतों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए | 

भगवत्पूजन का संक्षिप्त क्र--भगवत्पूजन पद्धति? ग्रन्थ मे श्री स्वामी 
भगवदाचार्य जी ने भगवत्पूजन का सक्षिप्त-क्रम इस प्रकार दिया है : अपना 
नित्यनियम, स्नान, ऊध्वंपुड और जप आदि । द्वार क बाहर भगवान्‌ को प्रणाम, 
तीन बार ताली बजाना, द्वारोद्घाटन, दीपप्रध्बालन, मन्दिर्माजन, घण्टानाद, 
भगवान्‌ को जगाना, बासी पुष्पादि का उठाना, पार्षदशुद्धि, पंचपात्रस्थापन, 
जलपूर्ण-कलश-स्थापन, पूजा सामग्री-स्थापन, प्राणायाम, षडक्षुरन्यास, पचोपनिष- 
न्यास, कुम्भपूजा, कुम्भ में विरजाह्ान, कुम्म जल का अभिमन्त्रण, सुरभि 
मुद्रा प्रदशन, पचपात्र मे जल भरना, पचपात्र के जल में ओषधिनित्षेप, पनचपात्र 
के जल का अमभिमंत्रण, कुम्भ के जल से अथवा शुद्धोदक पात्र के जल से 
'पूजासामग्री और भूमि का प्रोज्षण, आसन की कल्पना, २५ तत्वों का पूजन, 
हनुमदादि पाषदो के आसन की कल्पना, उनका पूजन, गुरुपूजन, भगवान्‌ को 
आसन पर स्थापित करना, आह्ान, आसनअपरण करना, भगवान्‌ को पाद्च, 
अध्य-श्राचमन, भगवान्‌ के हाथ और मुख का पोछना, मधुपक, भगवान्‌ का इस्त 
-प्रद्यालन, श्राचमन, भगवान्‌ के हाथ-सुख को पोंछुना, मगला आरती, पुष्पाजलि 
अपंण, चरणपादुकाश्रपंण, दन्तथावन अपंण, गण्ड्रघ जलाप॑ण, मुखशोधन, 
उबठन लगाना, पंचामृत स्नान, शुद्धस्नान, शरीर का पोंछना, अधोवस््र-यशोपवीत 
समपंण, ऊध्वंपुण्ड्, आभूषण, उत्तरीय, गन्धचन्दन, तुलसी-समपंण, अ्रगपूजा, 
धूप दीप, अध्य-आचमन, हाथ-मुंह पोछना, नैवेद्य, जल, घण्टानाद, मध्य में 
भगवान्‌ को जलाप॑ण करना, पा५धषदबुद्धि, नैवेद्य का अपसारण, आरचमन, अध्य॑ 
गण्डूष, मुखशोीध्न करना, पाथ, मुख, हस्त, चरण का पोंछना, भूमि-शोघन, 
तुलसी आदि को प्रसाद का अपंण करना, तुलसी आदि को जलादि का दिलाना, 
भगवान्‌ को फलादि समपंण, अष्ये, आचमन, हाथमुख का पॉछना, ताम्बूलादि, 
छुत्रचमर आदि समपण, दपण दिखाना, श्वगार-श्रारती पुष्पाजल्ि, दक्षिण, स्तुति, 


'प्रदक्षिणा और श्रन्त में प्रणाम | 


पूजा-सिद्धान्त तथा कर्म-काएड का महत्व और स्थान ३२३ 


अचावतार का महत्व--ऊपर श्र्चाववार की पूजापद्धति पर प्रकाश 
डाला गया हे | स्वामी रामानन्द जी ने श्र्चावतार की विशेषताश्रों का इस 
प्रकार वर्णन किया है--देश-काल की उत्कृष्टता से रहित, आश्रितामिमत, अचंक 
के सम्पूर्ण अपराधों को क्षमा करने वाले, दिव्यदेह से युक्त, गृह, ग्राम, नगर, 
प्रशस्तदेश और पव॑तादि मे बतमान तथा अपने समस्त कृत्यों मे अर्चक की 
अधीनता स्वीकार करने वाले विग्रह विशेष ( मूर्ति ) को अर्चावतार कहते हैं |* 


यह अर्चावतार चार प्रकार का होता है*--्वयव्यक्त, देव, सैद्ध और 
मानुष | विद्वानो को चाहिए कि वे आह्वान, आसन, पाद्य, अध्य, आचमन, स्नान, 
वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, प्रदक्षिणा, विसर्जन 
आदि घोडशोपचार से उस अरचांवतार की पूजा करे | 


श्रद्धालु, कृती, बुद्धिमान्‌ पुरुषों को चाहिए कि वे पक्ष, शिर, दृष्ठि, मन, 
बचन, दोनो पाद, दोनो कर और जानु आदि अ्रष्टाग से पृथ्वी के ऊपर 
दण्डवत्‌ लेटकर उस अ्रर्चावतार को प्रणाम करें [* क्योकि जो व्यक्ति हाथ, 
पग फैलाकर, हाथ जोडकर, स्तुतियों से भगवान्‌ की स्तुति करता हुआ भगवान्‌ 
को प्रणाम करता है वह विष्णुभक्त सेकडों यज्ो से भी दुष्प्राप्प गति को 
पाता है ।* 


भगवद्भक्त को ईष्यद्विष से पृथक होकर सावधानी से अंग्रोसहित, पाषदों 
सहित लक्ष्मण-सीता सहित वेदवेद्य भगवान की स्तुति करनी चाहिए |* जीवो 
का एकमात्र उपाय भगवद्रिग्रह ही है ।” अतः रामानन्द स्वामी का आदेश है 
कि भक्तों को इस भगवद्धिग्रह से ही अविरल-भक्ति की याचना करनी चाहिए । 
उनसे प्राथना करनी चाहिए, है जगत्‌ के स्वामी, श्रीश, जगदाधार, जगरत्कारण 
प्रमु, परमंकरुणामय, श्रीरामचन्द्र जी |! आपको मेरा महुमुहु. नमस्कार स्वीकार 
हो | मेरी आपके चरणों म॑ अविरल भक्ति हो । हे प्रभो, लक्ष्मीपूजित आपके 
चरणों मे मेरा मन पश्रमर की भाति जन्म-जन्म रमण करे । दोनो श्वणों को 


१-+श्री वै० म० भा०, भगवंदाचाय, ९० १६८। 
२--बही, प्‌० श्श्द [ 

३--बही, ४० १६८ । 

४--पंही, ए० १७२ । 

५--वही, ४० १७२ । 

६--तही, पूछ २१०० | 

७--बवही, रा० 2० दास, पृ० ६१ 


३२४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


आपके यश-श्रतण की उत्सुकता हो और मुझे नित्य ही आपके भक्तो का सम 
ग्राप्त हो ।* 

रामानन्द जी का आदेश है कि इसी प्रकार अहर्निशि महाइन्द्रनीलमणि 
के समान श्यामकातिवाले, कृपानिधि, श्री जानकी लक्ष्मण-सहित भगवान्‌ श्रीराम 
की भक्ति करनी चाहिए ।* 

रामपटल के अनुसार भक्तों की दिनचर्या तथा भगवत्पूजन---भ्रीराम 
पटल आधुनिक रामानन्द-सम्प्रदाय मे प्रचलित भगवत्‌-पूजनक्रम तथा भक्तो की 
दिनचर्या का निरदेश करने वाला प्रमुख अन्थ है। इसमे वेष्णवों की दिनचर्या 
पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इसके कुछ प्रमुख मन्नों के विषय निम्नलिखित 
है--१--मगलाचरण २--प्रातःपचक, ३--पथ्वी-प्राथना मन्न ४--मृत्तिका- 
हरणुमत्र ५--लघु शकामत्र ६--वाह्मभमूमि जाने का मत्र ७-मृत्तिका 
लगाने का मंत्र ८--तुम्बिका पात्र-शुद्धि मत्र, ६--काष्ठपात्र शुद्धि मन्र 
१०--पात्रनिणंय, ११--कुल्ला करने की विधि, १२--द्वादशदन्तधावन, १३- 
दन्तधावनविधि, १४--स्नानविधि, १४--सनानसकल्प, १६--शिखासुक्ति, १७- 
शिखाबन्धन, १८--आरसन, १६--पचसस्कार, २०--द्वादश ऊ्ध ब पुण्ड्रधारण 
२१--मालाधारण, २२--कुशपविनत्र धारण, २३--प्राणायाम विधि, २४-- 
करमाला, २५--अधमषंण, २६--भूतशुद्धि, २७--प्राणप्रतिष्ठा, २८--गायत्री 
२६---सूर्या ध्य ३०--जप, ३१--शैली, दारुमयी, लौहा, लेप्या, लेख्या, सैकती, 
मशिमयी, मनोमयी आदि आठ प्रकार की प्रतिमाश्नरों का पूजन। ३२--घोडश 
प्रकार की पूजा, ३े३-साष्टाग प्रशाम २४--प्रदक्तिणा, ३४-चरणोदक आदि । 

पोडश प्रकार की पूजा--मदिरि में प्रवेश करके भगवान्‌ को प्रणाम कर 
साग-सपाषंद उनका स्थापन, नेवेद्यादि रख कर पाप॑दो की पूजा, फिर शख पूजा 
उत्थापन, आह्यान, आसन, पात्र, अ्रष्य, मघुपक, स्नान, वस्नसमपंण, यशोपवीत, 
भूषणसमपंण, चन्दनसमपंण, तुलसी समपंण, पुष्पसमपंण, धूपसमपंण, दीपक- 
समपण, नेवेद्र समपण, मुख प्रज्चालन, ताम्बूलसमपंण, आरती पृष्पाजलि, 
भगवान्‌ से अपने अपराधों को छमा करने की यात्ना, उनकी प्रदक्षिणा, उन्हे 
प्रणाम करके शयन कराना, उनके चरणो की सेवा आदि को पघोडशप्रकार की 
पूजा कहा जाता हँ। यह सेवा बहुत कुछ “श्रीरामाचनपद्धति” की सेवा-अणाली से 
मिलती-जुलती है | 


१--वहीं, भगवदाचाय , पूृ० १७००-७१ । 
२--बह्यी, एु० २५२ । 


पूजा-सिद्धान्त तथा कर्म-काए्ड का महत्व और स्थान २२४ 


अष्टयामीय उपासना-पद्धति--रामानन्द-स्वामी के समय मे रामानन्द- 
सम्प्रदाय में दास्यभाव की भक्ति पर ही विशेष बल दिया गया था, किन्तु धीरे- 
धीरे ज्यों-ज्यो समय त्रीतता गया यह सम्प्रदाय भारत के अन्य वैष्णव सम्प्रदायों 
के सम्पक में आता गया और यथासम्भव उनसे प्रभाव भी ग्रहण करता गया | 
अग्रदास के समय में यह सम्प्रदाय कृष्णमक्ति सम्प्रदाय के सम्पक मे विशेष रूप 
से आया | अतः कृष्ण भक्ति के अ्रनुकरण पर यहाँ भी अधष्ट्यामीय पूजा-पद्धति 
का प्रचार हुआ । रामानन्द-सम्प्रदाय में श्रृंगार के प्रवेश का सक्षिप्त इतिहास 
पीछे दिया जा चुका है, अतः यहाँ उसमे प्रचलित उपासनापद्धति पर ही कुछ 
प्रकाश डाला जा सकेगा । 


अष्टयामीय पूजापद्धति के स्प्रथम प्रचारक अग्रदास जी माने जाते है। 
उनके उपरान्त नाभा जी ने 'रामाष्टयाम? अन्थ में इस पद्धति की और विस्तृत 
व्याख्या की, किन्तु उनके उपरान्त रसिको मे यह उपासना-पद्धाति अपना प्रसार 
मौन ही करती रही। आधुनिक युग मे जानकीघाट, अयोध्या ( अवध ) के 
महन्थ श्री रामचरण ठढास ने इस उपासना-पद्धति का पुनः बड़ी धूमघाम से 
प्रचार किया और म्वय अष्टयाम? नामक एकग्रन्थ की रचना भी की । उनकी 
परम्परा को छुपरा के महन्थ जीवाराम जी ने और भी आगे बढ़ाया | जीवागम 
जी के उपरान्त अयोध्या, लक्ष्मण-किला के युगलानन्यशरण जी ने इस उपासना 
पद्धति का बहुत ही अधिक विस्तार किया। उन्होंने चित्रकूट में रीबाँ नरेश 
विश्वनाथ सिह जी द्वारा अनेक क्रीडाकुंजो का निर्माण कराया | आजकल अवध 
में इस उपासना पद्धति का पर्यात् प्रचार हो गया है। अध्टयामीय पूजा 
पद्धति पर अनेक ग्रन्थों का निर्माण भी हो रहा है, जिनमे गोलाघाढ के पडित 
श्रीकान्त शरण जी का श्रीमन्जुरसाष्टयाम? एक सुन्दर अन्थ है। नीचे अग्रदास जी 
के ग्रन्थ अष्टयाम” के आधार पर इस उपासना-पद्धाते पर एक विवेचन प्रस्तुत 
किया जायगा । बाद के ग्रायः सभी लेखको ने इसी ग्रन्थ को अपना आधार 
बनाया है | 

अष्टयाम--अ्रश्रदास जी के अ्रनुसार आठ याम इस प्रकार हैं :--निशान्त, 
आत:, पूर्वान्ह, मध्यान्द, अपरान्द, साय, प्रदोष और रात्रि | निशान्त में भगवान्‌ 
राम का स्नान व श्रृंगार होता है, प्रभात वेला में वे चतुरंगिणी सेना के साथ 
मृगया लीला करते हैं, पूर्वान्द में स्गया से लौट कर भोजन करते हैं, मध्यान्ह में 
विश्राम कर सभा में जाकर नृत्य, वाद्य, गीत आदि देखते-सुनते हैं, कुछ दिन 
शेष रहने पर श्री सरयू में स्वणमडित नाव पर अपने श्रियजनों को बिठा कर 


३२६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


आप जलक्रीडा करते है। अपरान्ह में अख््र-शस्त्रादि की शिक्षा ग्रहण करते है, 
सायकाल ध्ृतक्रीडा, शतरज आदि खेलते हैँ--प्रेमोल्लास बढाने वाली क्रीडाएँ 
करते है और प्रदोष में स्नान, »गार तथा भोजन होता है । रात्रि मे प्रिया जू के 
प्रेमपरायण होकर पर्यक पर शयन करते हैं । 


सानसी सेवा--आह्ममुहूर्त मे उठ कर साधक को अपने गुरु, भगवान्‌ 
राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अगद, विभीषण, भरत, शन्रु्॑न तथा 
बाल्मीकि ऋषि का स्मरण करना चाहिये | फिर सुलोचन, सुभद्र, सुचन्द्र, जय- 
सेन, वरिष्ठ, शुभशील, अनंग, रसकेतु आदि राम सेवा परायण मंत्रिपुत्नो का 
ध्यान करना चाहिए | इसके पश्चात्‌ पुरुष रूप से दम्पति की सेवा करने वाली 
आठ सखियॉ-लक्ष्मणा, श्यामला, हंसी, सुगमा, बशध्वजा, चित्ररेखा, तेजोरूपा, 
इन्द्रावती, तथा पुरुष रूप से दम्पति की सेवा करने वाली आठ दासियो-निगमा, 
सुरसा, वाग्मी, शास्त्रशा, बहुमंगला, भोगज्ञा, धर्मशीला तथा बिचित्रा आदि का 
स्मरण करना चाहिए, | इसके उपरान्त किसी सरोबर के तट पर जाकर अयोध्या 
ओर सरयू का ध्यान कर स्नान करना चाहिए. तथा प्राणायाम पूर्वक सध्या 
करनी चाहिए । फिर द्वाद्श तिलक आदि का विधान कर रामनामाकितसुद्रा- 
धनुरवांण आदि धारण कर मदिर मे प्रवेश करके विधि पूर्वक पूजा करनी 
चाहिए | 

इसके अनन्तर साधक को २१ योजन व्यापी साकेत का स्मरण करना 
चाहिए. | साकेतवन के समीप ललितकुंड है, उसके मध्य मे चार द्वारों से युक्त 
एक मंदिर है, इस सदिर में रतन का सिहासन है जिसके मध्य में मणिमय अष्ट- 
दलकमल है । उसी कर्शिका पर सीताराम विराजमान हैं और चामर, छन्न, 
व्यजन, ताम्बूल, पृष्पमाल आदि से आठ सखियॉ-ईशान्‌ में लक्ष्मणा, पूर्व मे 
श्यामला, श्रग्ति कोण में हंसी, दक्षिण में सुगमा; नैऋ त्य में वशध्वजा, पश्चिम 
में चित्ररेखा, वायव्ण में तेजोरूपा ओर उत्तर मे इन्दिरावती सेवा करती हैं | 
ललितकुड के उत्तर लक्ष्मण का, पूर्व श्यामला का, दक्षिण हसी का, पश्चिम 
सुगमा का, पश्चिमोत्तर वशध्वजा का, उत्तरपूथ चित्ररेखा का, पूर्व दक्षिण तेजो- 
रूपा का, और दक्षिण पश्चिम इन्द्रावती का कुज है। इसी प्रकार माचवी कुंड 
के उत्तर सुलोचन, ईैशान्‌ मे सुभद्र, पूर्व सुचन्द्र, आग्नेय मे जयसेन, दक्षिण 
वरिष्ठ, मैक्र त्य मे जयशील, पश्चिम मे अनगजित और वायब्य में रसकेतु आदि 
सखाओं के कज हैं| 

अयोध्या में ससयू तठ स्थित सुरद्ुमलतादि से परिवृत्त अ्रशोकवन के मध्य मे 


पूजा-सिद्धान्त तथा कम-काण्ड का महत्व और स्थान ३२७ 


चिन्तामणिमय मद्ापीठ तथा स्वर्णमयी भूमि है। अनैक प्रकार की मणियों से 
जठित प्राकारो के मध्य अयोध्या नाम की दिव्य नगरी है। इसके गोपुर रक्षमय 
हैं | पुरी के मध्य मणिमय प्राकार एवं सुन्दर तोरणा से युक्त रामजी का अन्तः 
पुर है | वहाँ महोत्सव स्वरूप दिव्यमन्डप है | उसके मध्य परम उदार कल्प- 
वृक्ष है। यह मनोवाछित फलप्रद है। इससे धर्म, अथं, काम मोजक्षादि की 
प्राप्त होती है। इसी कल्पदइक्ष के निकट कमल कुलों से सकुल सरय्‌ की 
चचलघारा बहती है। यह वन अनेक श्रशोक, पारिजात आदि महावृत्षों, मालती 
जुहू, मदाराठि पुष्पो, भ्रमर-कोकिला आदि के मनोहर कल कूजनो से सकुल हो 
रहा है | वृक्षो से मधु च रहा है। मयूर द्ृत्य कर रहे हैं| वैदेही जी सौरभ 
अौर मकरद भरे कमल दलो की शैया पर विराजमान है। विद्य॒त्‌ के सहश 
उनकी काति है, अधरस्मित युक्त हैं, दंतपक्ति, चितवन, नासा, श्र, स्वणंकंडल, 
युगलकपोल, मद चरण सभी की शोभा अपूब है । अलकार उनके सहज सोन्दर्य 
को द्विगुणित कर रहे है। रति लीला से समाक्ृष्ट होने से उनकी अ्लके बिखरी 
हुई हैं | लक्ष्मणा, श्यामला, हसी, सुगमा, निगमा, सुरसा, वाग्मी, श्यामला, 
बहुमगला, भोगज्ञा, धर्मशीला, शास्रज्ञा आदि उनकी सेवा मे निरत हैं। इन सखियों 
से परिवेष्ठित सीता जी का सम्यक रीति से स्मरण कर साधक को अपने स्वरूप 
के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक को जानकी राम का नित्य ध्यान! 
करना चाहिए | 


वाह्मय सेवा--शंख आदि का पूजन कर ग्रभु का नामोच्चारण करते हुए 
जय शब्द बोल कर रात्रि में सुलाई गईं श्री सीताराम जी की मूर्ति का उत्थापन 
करना चाहिए. | उनका मुख प्रच्चालन कर उनको पादुका समपित करनी चाहिए, 
फिर कप्रादि से सुवासित जल आचमन करने के लिए देना चाहिए क्षीर इच्त 
से तोड़ी हुई द्वादश अशुल की दातून रत्नपीठस्थित सीता-राम को समर्पित करनी 
चाहिए।। फिर वस्त्र से मुँह पोछ कर सुगधित तैल का अंगों मे मर्दन करना 
चाहिए. | तत्पश्चात्‌ द्चिश्रामलक मल्न कर सुबासित जल से उन्हे स्नान कराना 
चाहिए | स्नानोपरान्त अग सम्माजन करके सुन्दर वस्र पहनाना चाहिए । आदर्श 
में मुलावलोकन तथा तिल्कादि की कह्पना कर लेनी चाहिए । सुन्दर वस्त्र- 
आभूषण से उन्हें सुसज्जित कर मगला आरती करनी चाहिए | 

अग्रदास ने वाह्म-पूजा के साथ ही मानसी-पूजा का विधान सत्र किया है । 
अतः इतनी वाह्य सेवा कर लेने के उपरान्त साधक के लिए पुनः मानसी-सेवा 
का विधान उन्होंने किया है। साधक को चाहिए! कि वह सुबर्ण भवन मे प्रशस्त 


श्र रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


शबन के ऊपर विराजमाब्‌ प्रकाशमय आशभूषणो से युक्त, मिथिला के वधूजनो से 
सेवित, परस्पर सुख देते हुए सीताराम के चन्द्रमुख का ध्यान करे | इसके पश्चात्‌ 
उसे ध्यान करना चाहिए कि निशान्त मे सखीगणों के साथ सीता जी स्नान करके 
विविध वेष धारण करती हैं | तदनन्तर वे अनेक बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित 
होती हैं | साधक को उन सीता जी को प्रणाम करना चाहिए।। निशान्‍्त मे प्रिय 
के साथ प्रशय केलि में जिनकी मालाएँ मभग्न हो गई हैं, जो प्रिय सखियो से 
सुसेविता हैं, प्रभात मे जो सुबण के कलश में सरयू जल लेकर खड़ी खखियो 
द्वारा सेविता हैं, वस्न, व्यजन, चमर, वैलादि तथा उद्ब॒तेन से दासिया जिनकी 
परिचर्या करती है, जो सभी ओर से अपनी सखियो से घिर कर स्नानाथ समीप 
के कुण्ड मे जाती हैं, उन सीता जी का स्मरण करना चाहिए । स्नानकुज में 
सुखपूवंक स्नान कर विचित्र वस्त्र से अपने अ्रगो को सीता जी समा्जित कर- 
वाती हैं फिर सखियाँ दिव्य सुगधित तैलादि से उनके केश सवारती हैं । फिर 
सखियाँ उन्हें सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करती और मजीर से उनके पद- 
पद्मो को अनुरजित करती हैं | इसके पश्चात्‌ सीता जी के ललाट में सिन्दूर 
लगाया जाता है और उनकी चोटी सुन्दर रीति से सजाई जाती है। 

इस प्रकार श्गारादि से सुसज्जित होकर दग्पति देवाचन करते हैं। तदनन्तर 
माता जी के भवन मे प्रवेश करते हैँं। वहाँ सभी भाइयो के साथ स॒दर पब्वान्न 
का वे भोग करते हैं | इसके पश्चात्‌ चतुरंगिणी सेना तैयार हो जाती है और 
राजकुमार शस्त्रादि की शिक्षा अहण करते हैं। यही आठो सखा छुन्न, चमर, 
व्यजन, दर्पण, भारी, पान; खड्ग, घनुष आदि लेकर उनकी सेवा करते रहते हैं । 


फिर अताश्रो के साथ राम म्गयाथ जाते हैं, किन्तु म्गो की हिंसा वे नहीं 
करते जीवित हरिणादि को लाकर पिता के समक्ष रख देते हैं। उधर सीता जी 
दो प्रहर दिन बीतने पर स्वर्ण सिंहासन पर विराजती हैं। वहाँ माता (सासों) द्वारा 
लाए, पकवान्नो का कलेऊ करती हैं | फिर सखियाँ उन्हें ताम्बूल तथा दर्पण आदि 
देती हैं | फिर एक पहर के भीतर ही वे अनेक आमभूषणों को धारण करती हैं 
तथा अ्रपने केश सवारती हैं । वात्सल्यवश माता कौशल्या भी जनकात्मजा का 
श्गार कर देती हैं| इसके पश्चात्‌ पूर्वान्ह में सीता जी को स्वेद्विन्दुओं से 
युक्त देख कर स्नानग्रह मे सखियाँ ले जाती हें | तदनन्तर पाकशाला में प्रवेश 
कर सीता जी श्रीराम जी के लिए ल्षेह्म, चोष्य, मक््य, भोज्य, आदि भोजन ले 
आती हैं । श्रीरामचन्द्र जी जानकी जी द्वारा समर्पित विविध व्यजनो को बडे प्रेम 
से ग्रहण करते हैं । 


पूजा-सिद्धान्त तथा कम-कार्ड का महत्व और स्थान ३२६ 


भोजनोपरान्त श्रीराम जी रथ पर चढ़ कर राजमार्ग पर निकलते है। 
अयोध्या के नर-नारी को तृप्त करके वे पुन* राजसभा मे जाकर मन्नत्रियो से 
विचार-विमर्श करते है, वहाँ वे आगत दूतो का सम्मान तथा ब्राह्मणों का 
स्वागत करते हैं | फिर द्विजो को दान देकर भोजनाथ सीताभवन को चल्ले 
जाते हैं । 

सीता द्वारा लाए. गए. उत्तम भोजन को सिंहासनस्थ होकर राम सीता के साथ 
ही ग्रहण करते है| साधक को इसका ध्यान में हो विचार कर ज्ञेना चाहिए । 
उसे चाहिए, कि भगवान्‌ को सुगधित जल से आचमन करा कर तागूलादि 
अपित करे और फिर सुन्दर बिछौना पर शयन कराए | एक घटिका शयन करके 
श्रीराम पुनः उठ जाते हैं । 


निद्रोपरान्त मुख प्रतज्ञालन कर सुन्दर आभूषणो से सुसज्जित होकर 
श्रीराम घनुर्वाणादि आयुधो को धारण कर सभा-मध्य मे जाकर विराजते हैं । 
चहाँ न्याय से प्राप्त प्रजाकर को ग्रहण करते एवं उचित दण्डविधान करते हैं। 
फिर प्रियजनों से परिवेष्ठित होकर राजाओं से मिलते हैं, राम उनकी समस्याएँ 
समभते हैं और आवश्यकतावश कहीं-कहीं दूत भी भेजते हैं । 


इसके उपरान्त अपने सखाओ एव भाइयों के साथ सुन्दर नाव पर चढ़ 
कर वे सरयू में जलक्रीडा करते है | पुनः दूर-दूर देशो से आए गुणीजनो के दृत्य 
गान आदि देखकर प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात्‌ सभामध्य में आकर राम 
र्नमंडप के नीचे सुशोभित होते हैं । 


उधर मध्यान्द काल मे सीता जी अपनी प्रिय सखियों के साथ अन्त'पुर 
के उद्यानादि में विनोद करके सरयू के तट पर ऊर्मिला आदि भगिनियों के साथ 
जलक्रीड़ाथ जाती हैं । वहाँ जलक्रीड़ा का आनन्द विदेहजा जू लूटती हैं । 
तत्पश्चात्‌ सखियाँ उनका <£ंगार करती हैं। लक्ष्मणा ताम्बूल से, श्यामला गन्ध 
एवं मोदक से, हंसी चन्दनादि के लेपन से, सुगमा-आभूषणों से, निगमा चामर 
से, सुरसा वस्त्रादि से, वाग्मी चरणकमलों की सेवा से, शाखज्ञा सुरीले बाद्यों आ्रादि 
से वेदेही की परिचर्या करती हैं, बहुमंगला आलापादि मे निरत रहती है, धरमशीला 
चरण सेवा मे । इसी प्रकार सभी सखियाँ सीता जू की नित्य परिचर्या करती 
रहती हैं | जब बाठिका बिहार से श्रीराम जी लोटते हैं तन्न सीता जी गोपुर के 
गवाद्वों से उनका श्रव्लोकन करती हैं | 

अपरान्ह मे वामदेव जी श्रीराम जी को शज्लास्र की शिक्षा देते है। 


हे हे ० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


शिक्षा अहण कर श्रीराम अश्वारोहण करते है, घोडे की पीठ पर बैठे ही वे सरयू 
तठ आकर बिहार करते हैं । 

इस के अनन्तर पुर में प्रवेश करते हैं। सन्ध्यादि से निवृत्त होकर 
वे साधुओ के साथ पुराण अ्रवण करते है। इसी बीच अपने कंंजो को सखागण 
जाकर नित्यक्रिया से निद्वत्त होकर पुनः आ जाते हैं। रात्रि मे भोगग्रहण कर | 
सखाओ के साथ रामचन्द्र जी चूतादि क्रीड़ाएं करते है। फिर माताएँ, उनका 
श्वुगार करती है । 


इसी प्रकार सखियाँ मिथिलेश नन्दिनी का भी श्ृवगार करती हैं, स्नानादि 
करके मैथिली जी नाना रग के वर्राभूषणो को धारण करती हैं। भक्त को 
पोडश-श्गार से आभूषित सीता जी का ध्यान करना चाहिए। 


अधराज्ि के समय हास-विलास मे कुशल रामचन्द्र रासक्रीड़ा करते हैं। 
रासध्थली में अनेक मनोहर वाद्यों की ध्वनि होती है। कोकिल-चक्रवाकादि 
मनोहर कल्लरव करते-रहते हैं | श्रमर, शुक, सारिका, मयूर, कोकिल आदि अपनी 
मधुरवाणी से उस स्थल को भर देते हैं। नाना पुष्पो के विकास से वह स्थली 
परमसुगंधित हो उठती है| रासस्थली मे सहखों स्तम्भों से सुशोमित मश्डप 
के नीचे पुष्प सज्जित पर्येक पर दम्पति विराजते हैं। वही अश्रसज्य द्त्य करती 
हुईं सखियो के साथ भगवान्‌ राम रास लीला करते हैं। पारस्परिक हास-विलास 
एव नूपुर के नाद से वह स्थान परम आमोदमय हो उठता है। इस प्रकार 
सौंदर्य, सौगंध्य, सौकुमाय एवं लावण्य से युक्त रामा-राम नित्य विहार करते हैं । 
चतुदंश रसों के भोगी नागरशिरोमणि रामचन्द्र जी बन में विहार करते हैं | सरयू 
तट पर इस रास लीला को समाप्त कर नागर रामचन्द्र जी शयन के लिए, 
लौटते हैं । 


साधक को चाहिए कि शयन को «जाते हुए रामचन्द्र को वह चरणु- 
पादुका समर्पित करे | यह शयनागार दिव्यरत्नमय एव दिव्यचंद्रिका से नित्य 
युक्त है। अगुरु एवं सुगधित द्रव्यों से वह सुवासित है। बह्दी दिव्य पर्येक के 
ऊपर रामचन्द्र शयन करते हैं, ऐसा साधक को समभाना चाहिए | सुन्दर उपधा- 
नादि, र्नदीप, सवासित जल, ताम्बूलादि, नारिकेल तथा नाना भक्त्य पदार्थादि 
से यइ शयनागार संयुक्त है। सीता जी के साथ शयनागार को जाते हुए राम 
की सेवा साधक को किंकरी की भाँति करनी चाहिए | त 


साधक को प्रभु के चरणों की सेवा का चिन्तन करना चाहिए, फिर प्रभु 


पूजा-सिद्धान्त तथा कम-काण्ड का महत्व और स्थान ३३१ 


की आज्ञा से उसे अपने कूज मे जाकर दास के समान शयन करना चाहिए । 
साधक को नित्य ही इस प्रकार की भावना करनी चाहिए | 


चा३ 


निशान्त एवं प्रदोप में स्नान, अपरान्ह और प्रात*काल सस्यूतट पर 
क्रोडा, पूर्वान्ह एव रात्रि मे पाद सेवा, मध्यान्ह में दिव्य बच्चो का समपंण, 
ज्ञायकाल ठीपावली का अवलोकन अठि त्रिकाल एव पचकाल की सेवा भक्तों 
को नित्य करनी चाहिए । 


मंजु रसाष्टयास के आधार पर सचक्षेप में अष्टयामीय सेवा-- 

प्रथम यासम--प्रिया प्रीतम को जगाना, दन्तथावनादि के उपरात उनका 
श्रृंगार, भोग, आरती | 

द्वितीय याम--मज्जन, सध्या, पूजा, शगार, दक्षिण द्वार पर पुरवासियों 
के भगड़ो को निबटाना, कलेऊ, मगया । 

तृतीय याम--चौपड़ खेल, भोग, शयन । 

चतुथ यामस--प्रियाप्रीतम को जगाना, भोग, आरती, कुँजक्रीडा, 
मूला | 

पंचम यास--प्रिय का पिता के समाज से श्रागममन, लौट कर बाठिका- 
विहार, चंगक्रीड़ा, सरयू तट पर स्नान | 


षष्ठ याप--रास-मवन मे प्रस्थान, रासलीला, आरती । 
सप्तम याम--व्यालू , शयन । 
अष्टम याम--सखियों का निञ्र-्नेज कुजो मे शयन । 


सख्य ओर दास्य भावना के अनुरूप सेवा-विधि--नीचे सख्य भक्ति 
के प्रसिद्ध महात्मा श्रीसीताराम शरण श्रीरसरंगमणि जो कृत श्रीसीताराम मानसी 
पूजा भावना अष्टयाम सेवाः--सपादक रामटहलदास, के आधार पर सेवा-विधि 
का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रस्वाभी के समय से ही 
सखाभाव की भक्ति का प्रचार रामानन्द सम्प्रदाय मे हो गया था| भ्रीरामसखे 
जी इस भाव की भक्ति के प्रथम प्रवत्तक थे। आज असख्य राभमानन्दी वैष्णव 
सखाभाव से ही भगवान्‌ की उपासना करते हैं। उनकी उपासना-प्रणाली इस 
प्रकार है-- 


१--उत्थापन सेवा, मंगलभोग, मगलआरती । 


३३२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


२--सवंतोष सभा में भरत, लक्ष्मण, शन्रुध्न, इनुमदादि सखाओ द्वारा राम 
की सेवा, भोग, आरती | तदनन्तर गान, दइृत्य आदि का शआ्रायोजन 
३--स्नान, सध्यादि, »४ंगार, सलाओ एवं भाइयो के साथ भोजन । 
४--पुनः सभा में आगमन, आरतो आदि । 
५--शयन । हि 
६--उत्थापन सेवा, श्र॒गार, सखाओ के साथ सभा में वार्तालाप, आरती, 
पिता-माता से भेंट, उपवन-विहार | पितृब्यों के घर होते हुए सरयू 
तट पर राम का आगमन, कंदककेलि आदि | 
७--संध्या-आरती, पिता-माता द्वारा राजक्रुमारों का प्यार किया जाना । 
भोजन । 
८--शयन । भक्ति जी के पर्यक के नीचे भक्त को अपने भी शयन करना 
चाहिए | 
रसरगमणि,जी के अनुसार इस उपासना-विधि में अन्तर भी लाया जा 
सकता है | ऋवुओं के अनुसार चैन्र मे राम जन्मोत्सव, वैशाख में जानकी 
जन्मोत्सव, वर्षा मे कूला, भाद्र मे नौकाकूला, जलविहार, शरद में रासमंडल, 
मार्गशीष में रामविवाह, द्विरागमन आदि, माघशुक्ल पंचमी से चैत्र कृष्ण रसरग- 
पंचमी तक होलिका लीला आदि का चिन्तन करना चाहिए | 
इस सेंवाविधि पर स्पष्ट ही रसिक-सम्प्रदायः की अ्रष्टयामीय पूजा- 
पद्धति का प्रभाव पड़ा जान पड़ता है | वस्तुतः यह उपासना-प्रणाली सख्य-भाव 
की भक्ति के अधिक अनुकूल है | दास्यभाव में तो अ्र्चावतार की निरहंकार 
होकर सेवा ही विधेय मानी गई हे और यदि भक्त अ्रशक्त हो तो उसे केवल 
भगवान्‌ का नाम-स्मरण करना चाहिए। रामानन्द स्वामी ने दास्यभक्ति पर 
अधिक बल दिया है, अतः उसी के श्रनुरूप उन्होंने उपासना-पद्धति का विवेचन 
किया है | रसिकलसम्प्रदाय की पूजा-पद्धति पर कृष्णुभक्ति का ही प्रभाव हृष्टि- 
गोचर होता है | 
आनन्द-भाष्य का सत--आनन्दभाष्य” के मत से नित्य-नैमित्तिक कम 
द्वारा कल्मषादि दूर होते हैं, अत यह बिद्याप्राप्ति के लिए. आवश्यक है।* 
विद्याग्रापति के लिए कभी भी मुमुझ्ष॒वो द्वारा कमंत्याग नही किया जाना चाहिए । 
गीताचार्य ने भगवान्‌ के अनन्य शरणागत भक्त के लिए अग्निहोन्रादि आशभ्रम-- 





१--आनन्दभाष्य, १-१-१ पू० ४। 


पूजा-नसद्धान्त तथा कम-काण्ड का महत्व ख्रार स्यवान र्रर्‌ 


गत धर्मों के परित्याग को भी उचित ठहराया है । भगवद्भक्त परमपुरुष का 
सतत चिन्तन, सनन, ब्यान करता हुआ आश्रमधर्मों मे अनासक्त होकर विरक्ता- 
श्रम का अनुष्ठान कर सकता हैं ।* 

यह सशय हो सकता है कि ब्रह्मविद्या मे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यज्ञादि 
कम की अपेक्षा है अथवा नही ! आनन्दभाष्यः के मत से ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र 
छव॑ अग्नीन्धनादि साध्य यज्ञादि कर्म की अपेक्षा से रहित है। वेदानुबचन से 
ब्रह्मचारी, यश्ञदान से गहस्थ, तप से वानप्रस्थी, अनाशकेन चतुर्थाश्रमी आदि 
आश्रम कर्मों को भी विद्या-प्राप्ति में सहायक्र कहा गया है, क्योकि इनसे 
अत करण की मलीनता दूर होती है। किन्तु इस वर्तमान निर्देश के होते हुए 
भी यज्ञादि उसके बहिरगमान्न हैं। इनके साथ ही शमादि अन्तरग साधनों का 
अनुष्ठान भी आवश्यक है|" 

आश्रमधर्मनिरत व्यक्तियों को ब्रह्मविद्या म अधिकार है ही, कभी-कभी 
अनाशभ्रमियो पर भी विद्यानुग्रह होता हे।जो लोग ख्ाश्रमश्नष्ठ नैष्ठिक है, 
ब्रह्मविद्या मे उन्हे कोई अधिकार नही प्राप्त है । बालक जिस प्रकार मानापमान 
से रहित भावशुद्धि पूवंक रहता है, उसी प्रकार विद्वान्‌ को रहना चाहिए।' 

जिस देश काल में चित्त की एकाग्रता सम्भव हो, वही पर उपासना करनी 
चाहिए | प्राची आदि दिशा, नदी तीर, अह्ममुहृत्तादि काल विशेष उपयुक्त है |* 
यह उपासना वृत्ति जीवनपयन्त कतेव्य है ।* 

आनन्दभाष्य” मे उपासना-प्रणाली श्रादि पर कोई प्रकाश नही डाला गया 
है। अर्चांवतार की सेवा पर भी कोई मत नहीं व्यक्त किया गया है | इस सबन्ध 
में पठल आदि अन्थों में विशेष विस्तार से वणुन मिलता है । भ्रीरामाचनपद्धतिः 
में जो पूजा-प्रणालो बतलाई गई है, रामानन्द-सम्प्रदाय में वही सर्वत्र 
मान्य है । 

'. कममकाण्ड का महत्व ओर स्थान--रामानन्द स्वामी ने पच संस्कारो 
पर पर्याप्त बल दिया है; क्योकि वैष्णुव सम्प्रदाय में दीक्षित होने के लिए वे 
नितान्त ही आवश्यक है। किन्तु कहीं भी उन्होंने इन संस्कारों को सब कुछ नहीं 
मान लिया है। भगवान्‌ राम की भक्ति सबसे प्रधान वस्तु है| रातदिन भगवान्‌ 








१--३*४-६६, पृष्ठ ३७० । 
२--३०४-२१६-२७, ४० २३७४-७४ । 
३--३-४-३५-४६, ४० शे७८-श१८४॥। 
४--४०६९०६६, १० ३६३ । 
2-४०१०१२, ४० २६४ । 


हे ३४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदांनसाहत्य पर उसका प्रभाव 


का ध्यान करना और उनके नाम का स्मरण करना ही भक्त के जीवन का सब 
कुछ होना चाहिए.। “री वैष्िणवमताब्जभास्कर? में उन्होने स्पष्ट ही कहा हैः इस 
प्रकार पंचसस्कारो से सुसस्क्ृत होकर श्रेष्ठ भागवत जनो को महाइन्द्रनीलमणि 
के समान श्यामकाति वाले कृपानिधि, जानकी-लचद्टमणयुक्त श्रीरयीम की अहनिशि 
भक्ति करनी चाहिए अथवा पचसस्कारो से युक्त होकर व्यक्ति को भगवान्‌ 
के दिव्यजन्म, दिव्यकर्म और नामो का निरन्तर उच्चारण करना चाहिए।९ . - 
रामानन्द-सम्प्रदाय मे ऊँच-नीच, समर्थ-असमर्थ, सभी को भक्ति का उचित 
अवसर दिया जाता है | इसलिए स्वामी जी का दृष्टिकोण पर्यात उदार हो गया 
है | समथभक्तों के लिए. नियमो एवं उपासना पद्धतियों का विधान करते हुए भी 
स्वामी जी असमर्थों एव अन्वरश्ञान-हीन भकक्‍तो को न भूल सके | पचचसस्कारो से 
युक्त समथ एव विद्वान भक्त रामायण-श्रीभाष्यादि का स्वतः अध्ययन कर अपने 
काल का यापन कर सकता है, किन्तु असम सेवक यादवाचल अथवा अन्यत्र 
' किसी भी स्थल में अपनी छोटी सी कुटिया बना कर शुरुमन्त्र का निरहकार 
होकर जाप कर सकता है ।* वस्तुतः भगवान्‌ को क्रियाकलापो की अपेक्षा भी 
नही है । परासिद्धि का इच्छुक चाहे अकिचन व्यक्ति हो, चाहे द्विजाति, भगवान्‌ 
की शरण में जाने मात्र से वह उनकी कृपा का श्रधिकारी हो जाता है* और 
भगवानू की यह कृपा जीवो पर होती ही है। शक्त-अशक्त, कुल-बल, काल, 
शुद्धता आदि की वहाँ अपेक्षा नहीं ।* 
क्रियाकलापादि को महत्व-हीन बतलाने के साथ ही रामानन्द ने तीथयाज्ना 
को भी अधिक महत्व नहीं दिया है । भमगवद्भक्तो की सेवामात्र से तीथयान्रा का 
फल मिल जाता है। वे सवंतीर्थाश्रय हैं, उनके दर्शन करने से; उनके समीप 
रहने से व्यक्ति सभी पापो से मुक्त हो जाता है ।* 
रामानन्द जी ने अर्चावतार की उपासना पर पर्याप्त बल दिया है। राममन्त्र 
का तालपयांथ सममाते हुए उन्होने स्पष्ठ ही कहा है, जीवो का एकमात्र उपाय" 
भगवद्दिग्रह ही है ।” अतः विद्वान्‌ पुरुष को आह्वान, श्रासन, पाद्य, अष्यं, आच- 


"विननगनग£भ:ागगनगगनन। 





१--श्रो बै० म० भा०, भगवदाचाय , पृ० १२१। 
२-- वही, पू७ १८२ । 

३-- श्री बै० म० भा०, रा० 2० दास, पृ० २८ । 
४--वहीं, भगवदाचाय , पृ० १७१ | 

५--वही, रा० 2० दास, ४० १७ 

६--बंही, ए० १८ । 

७--श्री बै० म० भा०, रामटहल दास, पृ० ६ । 


मन, स्नान, वच््र, यशोपवीत, गन्घ, पुष्प, धूप, दीप, नैवेच्य, ताम्बूल, प्रदक्षिणा, 
विसजन आदि षोडशोपचार से श्रचोवतार की पूजा करनी चाहिए । श्रर्चावतार का 
केकय भगवद्भक्तों का सकस्व है ।* भगवद्धिग्रह के लिये पुष्पचयन करना, उनके 
मन्दिर का मा्जन करना और निरालस्य होकर उनके नाम का श्रभ्यास करना 
चाहिए | * यह क्रियाकलाप इसलिए आवश्यक है, क्योकि अर्चावतार अपने समस्त 
कृत्यो मे अचंक के पूर्ण अधीन होता है ।* किसी मन्दिर में रह कर जीवन- 
यापन करने के लिए! इतने कृत्य तो आवश्यक ही होते हे, किन्तु जो भक्त किसी 
मन्दिर मे न रह कर स्वतन्त्र रूप से कालयापन करना चाहे उनके लिए, यह सब 
बन्धन नही हैं | वे केवल गुरुमन्त्र का जाप करके ही अपना जीवनयापन कर 
सकते है। अ्रत' स्पष्ट है, रामानन्द को क्रियाकलापादि से विशेष मोह नही था, 
उनके राम को श्राडम्बर की तनिक भी चिन्ता नही हे | 


“आनन्दभाष्य” से भी कर्मकाएड को अधिक महत्व नहीं दिया गया है । 


?--.श्री बै० म० सा०, भगवंदाचाय , ए० १६२ । 
२--श्री बै० म० भा०, रामटहलदास, ए० २६ | 
३--श्री बै० म० भा०, भंगवंदाचाय , १० १६८ । 


अष्टम अध्याय 
हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दाशंनिक- 
सिद्धान्तों का प्रभाव 


रामानंद सम्प्रदाय और तुलसीदास 


भूमिका - तुलसीदास के सबंध में जो कुछ शोधकार्य श्रब तक हुआ है 
उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि वे रामानन्द-सम्प्रदाय की 
वैरागी-परम्परा में नहीं आते । विल्सन ने नाभादास के शिष्य जगन्नाथदास को 
तुलसीदास का गुरु कहा है, भविष्य पुराण? मे उन्हें स्वामी राघवानन्द का शिष्य 
कहा गया है ओर कहा गया है कि राघवानन्द जी ने ही उन्हे रामानन्दी-सम्प्रदाय 
के अन्तगत अगीकृत किया था | ग्रियर्सन महोदय ने तुलसीदास की गुरु-परम्परा 
इस प्रकार दी है :--रामानन्द-सुरसुरानन्द-माधवानन्द्‌-गरोबदास-लक्ष्मीदास-गोपाल 
दास-नरहरिदास-तुलसीदास । कुछ लोगो ने 'नररूपहरिं? के आधार पर उनके गुरु 
का नाम 'नरहरि? माना है । डॉ० माताप्रसाद गुप्त, एम० ए.०, डी० लिट० ने इन 
सभी कथनो की विस्तृत जॉच की है और वे इसी निष्कष पर पहुँचे हैं कि इनमे 
से सभी सूचनाएँ अनुमानाभश्रित हैं, किसी प्रामाणिक सामग्री के आधार पर 
निर्धारित नही हैं। रामानन्द-सम्प्रदाय के विशेषज्ञ आचाय रामचद्र शुक्ल ने भी 
“हिन्दी साहित्य का इतिहास? में लिखा है--“तुलसीदास रामानन्द-सम्प्रदाय की 
वैरागी-परम्परा मे नहीं जान पड़ते। उक्त सम्प्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य- 
परम्पराएँ मानी जाती हैं, उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नही है। रामानन्द 
परम्परा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिंदास का शिष्य बता कर जो 
परम्परा मिलाई गई है, वह कल्पित प्रतीत द्वोती है । वे रामोपासक वैष्णव श्रवश्य 
थे, पर स्मात्त वैष्णव थे ।? (प्रुष्ठ १३२) 
३३६ 


३८ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सारा “जड़-चेतन-गुण-दोष-मय! ससार केवल मात्र उसी कर्ता की कृति है। उन्हीं 
राम का बल पाकर माया लव-निर्मेष में ही समस्त भुवनों की सृष्टि कर डालती 
है | उन्हीं के बल से विरचि, हरि और शकर ससार का पालन, सुजन और 
संद्दार करते हैं | शेषनाग उन्हीं के बल पर इस समस्त धरती को अपने फरणों 
पर धारण करते है। उन अ्रगाध भगवान्‌ राम को बडे-बडे मुनि तथा ज्ञानी ही 
जान सकते है | स्वय भगवान्‌ राम ने कहा है कि यह समस्त ससार मेरी मायाबश 
चल रहा है | इनुमान्‌ भी रावण से कहते हैं-- 
सुन रावण नत्रह्माणएड निकाया। पाइ जासु बल विरचति माया। 
जाकें बल विरचि हरि ईसा। पातज्त सुजत हरत देख सौसा॥। 
जाबल सीस धरत सहसानन | अण्डकोस समेत गिरि कानन। 
धरइ जो विविध देह सुर त्राता | तुमसे सठन्ह सिखावन दाता॥ 
“मानस, सु० का०, पृ० श८२ 
मन्दोदरी ने भी रावण से कहां है-- 
तासु भजन कीजिअ तहँ भरता । जो करता पालक सहरता | 
-मानस, ल० का०, पु० ४०६ 
स्वय राम ने भी कहा है--- 
मम भाया संभव संसारा। जीव चराचर विविध प्रकारा॥ 
“मानस, 3० का०, पु० ५३६ 
राम के भ्रकुटि-विलासमात्र से विश्व का लय हो जाता है। लक्ष्मण गुह् से 
कहते हैं--- 
भ्रकुटि विज्ञास रष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट पाइ कि सोई ॥ 
“मानस, अ्र० का०, पु० ३४० 
विनय के ५३, ५५ पद्‌ मे भी राम को विश्व का कर्ता, पालक एवं सहर्ता 
कहा गया है । 
तुलसीदास का यह ब्रह्म रामानन्द-सम्प्रदाय के ब्रह्म की ही भाति ज्ञान- 
स्वरूप, स्वप्रकाश, अविनाशी, नित्य, तपस्यादि से भी दुलंभ एवं स्वतन्त्र है :-- 
व्यापक एक त्रह्म अविनासी | सत चेतन घन आनरेंद रासी | 
क्‍ -मानस, बा० का०, पु० १५ 
यह ब्रह्म सर्वव्यापी है, किन्तु प्रेम से प्रकट भी हो जाता है--- 
हरि व्यापक सवेत्र समाना। ग्रेस ते श्रगट होहिं सगवाना॥ 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दो-दाशंनिक-सिद्धान्तो का प्रभाव ३ ३६ 


देसकाल दिसि विदिसहु माहीं | कहहु सो कहा जहाँ प्रभुनाहीं ॥ 
अग जग मय सब रहित विरागी। भ्रेम ते प्रभु अगटे जिमि आगी ॥ 
--मानस, बा० का०, पृ० ६३ 
जिज्ञासु इसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए. लालायित रहते हैं--- 
करहि जोगु जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता मद त्यागी ॥ 
व्यापकु त्रह्मु अलख अविनासी । चिदानन्दु निरगुन गुन रासी | 
--मानस, बा० का०; पु० १६६ 
तुलसीदास ने अनेक स्थलो पर राम के ब्रह्मत्व का सचेष्ठ प्रतिपादन किया 
है । 'मानस” के बालकाण्ड मे उन्होने स्पष्ट ही लिखा है-- 


सोइ सच्चिचिदानन्द घन रामा | अज विज्ञान रूप गुन धामा ॥ 
व्यापक व्यापि अखण्ड अनन्ता | अखिल अमोघ सक्ति भगवंता ॥ 
अगुन अद्ञ्व॒ गिरा गोतीता | सबदरसी अनवचद्य अजीता ॥ 
निर्मेल निराकार निर्मोह्ा । नित्य निरन्‍जन सुख सन्दोहा॥ 
प्रकति पार अभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥ 
इहों मोह कर कारन नाहीं। रवि सन्मुख तस कबहूँकि जाहीं ॥ 
--मानस, पु० ५४२८-२६ 
इसी प्रसग में तुलसीदास ने राम के व्यापक और अनन्त रूप का भी परिचय 
कराया है। निगम, शेष और शिव भी उनका पार नहीं पा सकते। उनकी 
महिमा की थाह लगाना असम्भव है। उनका नाम ही अरुख्य दुर्गा की भाँति 
शत्र विनाशक है। उनका विलास सैकड़ो इद्र की भाँति है, असख्य आकाश 
की भाँति वे अ्रवकाश वाले हैं, सेकड़ों पवन की भाँति उनका बल अठुल है, 
करोड़ों सूथ की भाँति उनका प्रकाश है , सैकड़ो चन्द्रमा की भाँति वे शीतल 
हैं, असख्य काल की भाँति वे ठस्तर एवं दुरत है, सैकड़ो धूमकेत 
की भाँति दराघष हैं, शतकोटि पाताल की भाँति वे अगाघ हैं, सैकड़ों तीथ 
की भाँति पावन हैं, सेकड़ो हिमालय की भाँति अ्रचल हैं, करोड़ो सिन्धु की 
भाँति गम्भीर हैं और सैकड़ों कामधेनु की भाँति कामदाता हैं । 
“-मानस, पु० भरे८-३६ 
उपनिषदो ने भगवान राम को ही अपना प्रतिपाद्य माना है--रामानन्द 
सम्प्रदाय मे राम उपनिषत प्रतिपाद्य माने गए हैं। अनेक स्थलो पर तुलसीदास 
ने अपने राम को उपनिषत प्रतिपाद्य कहा है। मानस में वे लिखते हैं :-- 


३४० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


आदि अंत कोड जासु न पावा। सति अनुसमानि निगम अस गावा । 
बिन्नु पद चले सुने बिन्ु काना | कर बिनु करम करे विधि नाना || 
आनन रहित सकल रस भोगी | बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिन्नु परस नयन बिलु देखा | ग्रह प्लान बिनु बास असेषा॥ 
असि सब भाँति अलौकिक करनी | महिमा जासु जाहि नहि बरनी ॥ 

जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि झुनि ध्यान । 

सोइ दूसरथ सुत भगत हित, कोसलपति भगवान | 

“मानस, बा० का०, पु० ६२ 

नेति-नेति जेहि वेद निरूपा! “निगम नेति सिब अन्त न पावा? आदि पक्तियों 
में भी कवि ने इसी मत का प्रतिपादन किया है | 

जिस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदाय म ब्रह्म शब्द से भगवान भ्रीरामचन्द्र का 
ही बोध होता है, उसी प्रकार तुलसीदास ने भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग भ्रीरामचन्द्र 
ही के लिए. किया है। राम के ब्रह्मत्व पर शका करने वाले मानस में अनेक 
पात्र हैं, किन्तु तुलसीदास ने उनकी शकाओ का समाधान बहुत ही स्पष्ट वाणी 
में कराया है। याशवल्क्य-भरद्वाज सवाद का मूलाधार है 'राम कबन प्रभु पूछौ 
तोही ।? सती को भी तो यही भ्रम था ;-- 

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद । 
सोकि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥ 
“मानस, पृ० ३० 

पावती ने भी शकर से कुछ इसी प्रकार की शंका की थी :-- 


राम सो अवध नृूपति सुत सोई । की अज अगुन अलख गति कोई ॥ 
जी नप तनय तो बअह्य किमि, नारि बिरह सति भोरि। 
देखि चरित महिसा सुनत, अ्रमति बुद्धि अति मोरि॥ 
मानस, पृष्ठ १६ 
गरुड़ की शका भी इसी प्रकार की थी+-- 
व्यापक ब्रह्म विरज वागीसा। साथा मोह पार जगदीसा॥ 
सो अवतार सुनेडें जग मांही | देखेज सो अभाव कहु नाहीं ॥ 
भव बन्धन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम । 
से निसाचर बाघेड नागपास सोइ राम || 
मानस, पु० ४२० 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी दा्शनिक-सिद्धान्तो का प्रभाव ३४१ 


तुलसीदास ने यथावसर इन सभी शकाओ्रों का जम कर समाधान कराया है। 
यदि उनका साराश हम देना चाहे तो शकर की इस उक्ति द्वारा दे सकते है-- 


मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विसल मन जेहि ध्यावहीं। 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥ 
सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति साया घनी। 
अवतरेउ अपने भगत हित निज तन्त्र नित रघुकुल मनी ॥ 

मानस, बालकाशड, पु० १३ 


इसी प्रसग में शकर ने बडे विस्तार से राम के ब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया है। 
बालकाणड मे शंकर-पावती सम्बाद इसी प्रश्न का उत्तर उपस्थित करता है| विशेष 
विस्तार के लिए इस खण्ड' का ही पारायण उचित है | 


भगवान्‌ रामचन्द्र अजर, अमर, निष्पाप, मन-वाणी से अगोचर, नित्य 
एवं सवंशक्तिमान्‌ माने गए हैं | तुलसीदास ने भी लिखा है--- 


विधि हरिहरूु ससि रवि दिसिपाला | माया जीव करम कुलि काला ॥ 

अहिप महिप जह ल्गि अभुताई | जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ 

करि विचार जिओ देखहु नीके | राम रजाइ सीस सबही के ॥ 
मानस, आ० का०, प० रद 

इस प्रकार तुलसी के राम सर्वशक्तिमान्‌ हैं| वे (विस्मय हरष रहित? हैं। मन, 


बुद्धि और वाणी से अतक्ये है--राम अतक्य बुद्धि मन वाणी ।? मन, कर्म और 
वचन से अगोचर है--“मनक्रम बचन अश्रगोचर सोई |? तुलसीदास कहते हैं :--- 


व्यापक ब्रह्म अलखु अबविनासी | चिदानन्दु निरशुन् गुन रासी॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहिं सकल अजनुमानी || 

मानस; पृ० १६६ 
बाल्मीकि ने भी कहा है+-- 


राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर । 
अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहि || 
मानस, अयोध्या कार्ड, पृष्ठ २३२ 


तुलसीदास के भी राम नीलवण के हैं। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाग-- 
कह कर तुलसीदास ने अपने श्याम वर्ण वाले आराध्यदेव की बन्दना की है। 


३४२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


अन्यत्र अनेक स्थलो पर उन्होने भगवान्‌ राम के सुन्दर श्यामल अ्रगो की स्तुति 
की हे। 


तलसी के राम आनन्दस्वरूप है--- 


रामत्रह्म व्यापक जग जाना। परमानन्द परेस पुराना ॥ 
मानस, बालकाण्ड, पु० ६२ 


तुलसीदास ने राम को विष्णु का श्रवतार मानते हुए भी उनके महाविष्णु 
त्व का प्रतिपादन किया है-- 


देखे सिव्र विधि विष्न अनेका | अमित प्रभाउ एक तें एका ॥ 

बन्दत॒ चरन करतगप्रभु सेवा। विविध वेष देखे सब देवा | 
यो तो “कलप कलप प्रति प्रभ॒अवतरही | चारु चरित नाना विधि करही ॥|” 
कह कर गोस्वामी जी ने भगवान्‌ के अवतारों की ओर सकेत किया है, फिर भी 
उनका निश्चित्‌ मत है कि रामावतार अनेक विशेष कारणों से हुआ था | शकर 
के गणों को नारद का शाप, कश्यप-अदिति की भगवान्‌ को बालक-रूप मे पाने 
की याचना, प्रतापभानु शजा का शाप-अ्रष्ट होना आदि कुछ प्रमुख कारण हैं, 
जिनका उल्लेख मानसकार ने इस प्रसग में किया है | सती को विष्णु के इसी 
नररूप को देख कर मोह हुआ था-- 


विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी । सोड सब्वेज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजे सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी || 
मानस, बा० का०, पु० ३० 


रामानन्द-सम्प्रदाय मे दाशरथि राम” को ही ब्रह्म कहा गया है | तुलसीदास 
ने भी कहा हे--- 


आदि अत कोड जासु न पावा | सति अनसानि निगम अस गावा ॥ 
बिनु पद चले सुने बिनु काना | कर बिनु करम करे विधि नाना || 
आनन रहित सकल रस भोगी | बिनु बानी बकता बड़ जोगी।। 
तन बिन्ु परस नयन बिमु देखा। अहै घ्रान बिनु बास असेषा।॥ 
असि सब भांति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥ 


जेहि इसि गावहि वेद बुध | जाहि धरहि मुनि ध्यान | 


सोइ दसरथ सुत भगत हित । कोसल पति भगवान ॥ 
मानस, बा० का०, पु० ६३ 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक-सिद्धान्तो का प्रभाव रे४रे 


अन्यत्न भी तुलसीदास ने लिखा है-- 


व्यापक ब्रह्म निरन्‍जन, दे विगत विनोद | 
सो अज ग्रेम भगतिबस कोसल्या के गोंद ॥ 
“मानस, बालकारड, पु० १०० 

दाशरथि राम अद्भुत लावण्य-युक्त है। तुलसीदास ने उनकी सुन्दरता 


का वर्शन अनेक स्थलो पर किया है। यहाँ जनकपुर-प्रसंग से एक उद्धरण 
दिया जाता है-- 


निरखि सहज सुन्दर दोड भाई। होहि सुखी लोचन फल पाई। 


कहहि परस्पर बचन सप्रीती। सखि इन्ह कोटि कामछवि जीती ॥ 
सुरनर असुर नाग मुनि माहीं। सोभा असि कहूँ सुनिअति नाहीं ॥ 
विष्तु चारि भुज विधि मुख चारी | विकट भेष मुख पंच पुरारी॥ 
अपर देउ अस कोड न आही | येह छवि सखि पटतरिअ जाही ॥ 
वय किसोर सुखमा सदन स्याम गौर सुखधाम । 
अंगअंग पर बारिअहि कोटि कोटि सतकास ॥ 
“मानस, बा० का०, पृ० ११० 
रामानन्द-सम्प्रदाय की ही भाँति तुलसीदास के भी राम विविध आभूषणों 
से युक्त हैं। अनेक स्थलों पर मानसकार ने राम के आभूषणों का वर्णन किया 
है । बालक राम का वर्णन करते हुए. वे लिखते हैं--- 
भाल विसाल तिलक झलकाहीं | कच विलोकि अलि अवल्ति लजाहीं | 
पीत चौंतनी सिरन्हि सुहाई | कुसुम कली बिच बीच बनाई ॥ 
रेखें रुचिर कम्बु कल श्रीवा | जनु त्रिभुवन सुखमा की सीचवां ॥ 
कुजर मनि कण्ठाकलित, उरन्हि तुलसिका माल | 
वृषभ कन्ध केहरिठवरनि, बलनिधि बाहु बिसाल्न || 


कटि तूनीर पीत पट कॉघे।| कर सर धलुष बास बर बाँघे।॥ 
पीत जरय उपवीत सुहाए। नख सिख मन्जु महा छवि छाए ॥ 
--मानस, बा० का०, प० १११ 


इसी प्रकार उन्होंने विन्दुमाधव के आभूषणों का भी बड़ा ही विस्तृत वर्णन 
विनय पत्रिका में किया है । 


३४४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


राम श्रदूभुत शक्ति-सम्पन्न है। सारी रामकथा उनकी वीरता से ही भरी 
पड़ी है। शंकर भगवान उनके वीर-चरितो को सोच कर कहते हैं-- 
राम कीन्ह चाहहि सोइ होई | करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
--मानस, बा० का०, पृ० ६७ 
ताड़का-वध, मारीचि को सात योजन दूर फ्रेंक देना, स्वयवर में अनेक देश 
के राजाओं तथा परशुराम के गब॑ को दूर कर देना, अनेक राक्तुस-राजो का 
बध करना, खरदूषणु और जिसिरा को पराजित करना और श्रन्त में अपने 
युग के सर्वांधिक पराक्रमी योद्धा रावण का बध करना आदि उनकी अद्भुत 
शक्ति-सम्पन्नता का ही प्रतिपादन करते है । 
तुलसीदास के राम लोक-विजेता, विन्ननाशक एब कल्याणकारी है। वे 
असंख्य कल्याणु-गुणो के आकर एवं शरणागत रक्तुक हैं। भरत ने थोडे ही 
में बहुत कुछ कद्द डाला है-- 
राम सुसाहिब सील निधानू । प्रणत पालु सर्वज्ञ सुजानू ॥ 
समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अवगुन अघहारी ॥ 
स्वामि गुसाइहिं सरिसशुसाई' ।.. 3. % 
“मानस, अ० का०, पु० ३०६ 
स्वय॑ राम ने भी विभीषण से कहा है-- 
सखा नीति तुम्ह नीक विचारी । सममपन सरनागत भयहारी ॥ 


कोटि विश्र वध लागहि जाहू। आए सरन तजों नहिं ताह || 


जो सभीत आवबवा सरनाई। रखिहो ताहि प्रान की नाई ॥। 


कक कफ थक द्‌ 


जो नर होइ चराचर द्रोही | आवइ सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना | करउं सद्य तेहि साधु समाना || 
“मानस, सु० का०, पु० ३६ ३-६५ 
राम को जाति-पाँति, क्रियाकलापादि की कोई चिन्ता नहीं है। वे केवल 
भक्ति का ही नाता मानते हैं। सबरी से वे स्वय कहते हैं :--- 
कह रघुपति सुनु भासिनि बाता। मानो एक भ्गति कर नाता | 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दाश्शनिक सिद्धान्तों का प्रभाव ३४५ 


जाति-पांति कुल धर्म बड़ाई | घन बल परिजन गुन चतुराई | 
भगति हीन नर सोहई केसा | बिनु जल वारिद देखिय जैसा ॥ 
--मानस, अरण्य काड, पृ० २४५ 
फिर भी तुलसी के राम को ब्राह्मणा से विशेष मोह है, कबन्ध की मृत्यु पर 
राम कहते हैं--- 


सुनु॒ गन्धवे कहो में तोहीं। मोहि न सुहाइ ब्रह्मकुल द्रोही || 
मन क्रम वचन कपट तजि, जो कर भूखुर सेव | 
मोहि समेत विरचि सिव, बस ताके सब देव ॥ 
सापत ताडुत परुष कहन्ता | विग्र पूज्य अस गावहि सन्‍्ता | 
पूजिय विश्र सील ग़ुन द्दीना | सूद्र न गुन गन ज्ञान श्रवीना || 
“मानस, अरणय० का०, पृ० ३४४-४५ 
राम बहुत ही उदार एवं भक्तवत्सल है | तुलसी ने कहा है-- 


कोमल चित अति दीन दयाला | कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
मानस, अ० का०, पृ० ३४४ 
अथवा 
राम सरिस को दीन हितकारी | कीन्हें मुक्त निसाचर भारी॥ 
मानस, लं० का०, पु० ४७८ 
राम का तो जन्म ही भक्तो के लिए हुआ था-- 
राम भगत हित नर तनु धारी | सहि संकट किय साधु सुखारी ॥ 
मानस, ज्ञा० का०, पु० १६ 
सभु विरंचि विष्णु भगवाना। उपजहि जासु अस ते नाना॥ 
ऐसेड प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीला तनु गहई॥ 
मानस, बा० का०, पु० ७५ 
व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप । 
भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ 
मानस, बा० का०, पु० १०३ 
भक्तो को पीड़ा देने वाला व्यक्ति रामरोषाग्नि का भागी होता है। बृहस्पति देव 
राज इन्द्र को समभाते हैं-- 
जो अपराध भगत कर करई | रामरोष पावक सो जरई॥ 
लोकहु वेद विदित इतिहासा |येह महिमा जानहिं दुर्वासा || 


३४६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सुन्र॒ सुरेस उपदेस हमारा। रासमहि सेवकु परम पियारा॥ 
सानत सुखु सेवक सेवकाई। सेवक बेरु बेरु अधिकाई ॥ 
जद्यपि सम नहि राग न रोषू | गनहि न पाप पुन्नु गुन दोषू। 
करम प्रधान विस्वकरि राखा | जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ 
तद॒षि करहि सम विससम अहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥ 
अगुन अलेख अमान एक रस | रामसगुन भये भगत प्रेस बस ॥ 
राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुरान साधु सुर साखी॥ 
मानस, अ० का०, पृ० २७२-७३ 

नारद से स्वय राम ने कहा हे-- 


जन कहुं कछ अदेय नहि मोरे | मानस, अरण्य काण्ड, प्रु० ३४६। 
सुनु मुनि तोहि कहों सह रोसा । भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
सदा तिन्हके रखवारी | जिमि बालक राखे महतारी ॥ 
वही, पृ० ३४० 

राम भक्तों के अभिमान को कभी नहीं रखते-- 


सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहिं काऊ।॥। 
मानस, उ० का०, पृ० ४२६ 
बस्तुत. समस्त सूष्टि मात्र में मनुष्य प्रिय है, मनुष्यों में द्विज, ह्विजो मं निगम 
धर्मानुसारी, उनमे भी विरक्त, विरक्‍तों में ज्ञानी और श्ञानियो में विशानी और 
विज्ञानियो मे भी भक्त राम को अधिक प्रिय हैं| राम स्वय कहते है--- 


तिन्ह सहं प्रिय विरक्‍्त पुनि ज्ञानी । ज्ञानिहुंतेअतिप्रिय. विज्ञानी ॥ 

तिन्हते पुनि मोहिं प्रिय निज दासा | जेहिगति मोर न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहो तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ 
भगतिवन्त अति नीचों प्रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मस बाली ॥ 


पुरुष लपुसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 
सब भाव भमज कपट तजि, मोहि परमश्रिय सोई || 
मानस, 3० का०, पृु० ५३६ 
जिस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदाय मे राम को जगत्‌ का कारण माना जाता है 
उसी प्रकार तुलसीदास ने भी श्रपने आराध्य को संसार का कारण माना है, 
यह पहले कहा जा चुका है। राम और जगत्‌ में अनेक संबन्ध हैं| तुलसीदास 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३४७ 


ने दोनो में विशेष रूप से पिता-पुत्र सबंध ही स्वीकार किया है--- 
येहि विधि राम जगत पितु माता । कोसलपुरवासिन्ह सुख दाता॥ 
मानस, बा० का०, पु० १०१ 
अथवा, धनुष-यज्ञ के अवसर पर राजा गण कहते हैं--- 
जगत पिता रघुवरहि विचारी | भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥ 
मानस, बा० का०, पु० ११२ 
राम को उन्होने चराचर जगत्‌ का नायक तथा भुवनेश्वर भी कहा है--- 
सुनहु तात तुम्ह कहूं मुनि कहहीं। रामुचराचर नायक अहहीं।। 
(दशरथ ), मानस, अयोध्याकाड, पु० २१२ 
व्यापक ब्रह्म अखिल भुवनेश्वर | लक्ष्मण कहाँ बूक करुनाकर ॥ 
मानस, ल० का०, पृ० ४३५४ 
अन्य सबधों की ओर तुलसीदास ने स्पष्ट संकेत नही किए हैं। फिर भी उन्होने 
निम्नलिखित पंक्तियों मे ब्रह्म औ्रौर जगत्‌ के सबध को और अ्रधिक स्पष्ट 
किया है :--- 
जगत अश्रकास्य प्रकासक रामू | मायाधीश ग्यान ग़ुन धामू॥ 
जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इब मोह निकाया ॥ 
रजत सीपि महुूँ भास जिसि, जथा भानुकर वारि। 
जद॒पि मृषा तिट्ठुं काल सोइ अरम न सके कोड टारि॥ 
एहि विधि जग हरि आख्रित रहई | जद॒पि असत्य देत दुख अहई ॥ 
ज्यों सपने सिर काटे कोई | बिनु जागे न दूरि दुख होई ॥ 
जासु कृपा अस अम मिटिजाई | गिरिजा सोइ रपाल रघुराई || शंकर 
--मानस, बा० का०, पु० ६३ 
स्पष्ट ही यहाँ गोस्वामी जी मायावाद से विशेष प्रभावित जान पड़ते है | विशिष्टा- 
द्वैत मत में जगत को ब्रह्म का अचिदश कहा गया है; यह सत्य है, असत्य 
नही | यह न तो मगवारि है और न भ्रम । विनयपत्रिका में भी गोस्वामी जी ने- 
कोड कह सत्य मूठ कह कोऊ जुगल प्रबल कोउ माने | 
तुलसीदास परिहरे तीनि भ्रम सो आपन पहिचाने || 
लिखकर विशिष्टाद्वैत मत में कोई आस्था नहीं व्यक्त की, केवल अपना मत 
हृढ़ता से व्यक्त कर दिया | 


३४८८ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


जीवो के तो राम सर्वस्व हैं ही। शकर कहते है-- 
उम्ता राम सम हित जग माही | गुर पितु मातु बंधु अभु नाहीं ॥ 
“मानस, कि० का०, पु० रे६० 
यहाँ सगवान्‌ राम और जीव में ठुलसीदास ने पिता-पुत्र सबध, सखा सबंध, 
स्व स्वामी सबंध आदि प्रमुख सम्बन्धो को स्वीकार कर लिया है। गुरु कह 
कर तो उन्होंने राम को जीव का सबस्व ही बना दिया। स्वय उन्होने अयोध्या- 
काण्ड मे मानो अपना ही मन खोला हो--- 


जेहि जेहि जोनि करमबश अभ्रमहीं । तहं तहं ईंसुदेउ येह हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी सिय नाहू | होड नात येहु ओर निबाहू ॥ 
“-४ मानस, अर० का०, पु० श्८६ 
तुलसीदास ने भगवान्‌ राम के पाषदों-लचद््मण, हनुमान, भरत आदि का 
भी स्मरण किया है। यज्न-तन्न वे उनकी प्रशसा ऋरते-रहते हैं। अर्चावतार 
की उपासना में भी उनकी आस्था प्रतीत होती है। विनय पत्रिका? के ६१-६३ 
पदो में उन्होने विन्दुमाधघव ( भगवहिग्रद विशेष ) जी की बड़ी ही सच्ची 
वदना की है । सकलसुख कन्द्‌ आनन्द वन पुण्य कृत विन्दु माधव इन्द्र विपति 
हारी,? 'इह्दै परमफल परम बड़ाई” तथा "मन इतनोइ है या तनु को परम फलु? 
आदि पद विन्दुमाधव जी की प्रश सा से ओतप्रोत हैं । फिर भी, तुलसीदास ने 
अ्चांवतार की उपासना-पद्धति पर विस्तार से श्रपने विचार व्यक्त नही किए हैं | 


अतः स्पष्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामानन्द-सम्प्रदायः की राम 
सम्बन्धी प्रमुख धारणाओं को स्वीकार कर लिया है, फिर भी उन्होंने खुल कर 
विशिष्टाह्नैत मत में अपना पूरा विश्वास नही व्यक्त किया है | दाश निक दृष्टि से 
उनकी साधना समन्वय की साधना ही प्रतीत होती है । अद्वेत और विशिष्दाद्वैत 
का समन्वय करना ही उनका लक्ष्य प्रतीत होता है। एक ओर वे सशगुझश राम को 
ब्रह्म पद से अ्भिव्यक्त करते हैं और दूसरी ओर उनके निगुण एबं व्यापक 
रूप मे भी अपनी आस्था प्रकट करते है। सरमभंग? ने भगवान्‌ राम की स्त॒ति 
करते हुए उनके इन्ही दोनो रूपो का वशन किया है -- 


निर्मेण-सगुण विषम सम रूप । ज्ञान गिरा गोतीतमनूप | 


जद्पि विरज व्यापक अविनासी | सबके हृदय निरन्तर वासी ॥ 
तदपषि अनुज श्री सहित खरारी । बसतुसनसि मस कानन चारी | 


हिन्दी कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तो का प्रभाव डड६्‌ 


जो जानहि ते जानहुं स्वामी | सशुन अगुन उर अन्तरजामी ॥ 
जो कोसलपांति राजिव नयना | करहु सो राम हृदय सममअयना ॥ 
“अरणड का०, पृ० ३२७ 
गीधराज ने भी राम के सगुण-निगण रूप की वन्दना की है :-- 
जय राम रूप अनूप निर्गुण सशुन गुन ग्रेरक सही । 


जेहि स्लति निरजक्षन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहीं । 
करि ध्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रकट करुनाकंद सोभा बन्द अग-जग मोहई | 


जो अगस सुगम सुभाव निर्मेल असम सम सीतल सदा | 

पश्यन्ति ज जोगी जतनु करि करत मन गोबस सदा। 

सो रास रमा निवास सनन्‍्तत दास बस त्रिभुवन धनी।। 
“मानस, अ्रणड काण्ड, पु० ३४४ 


राम के निगु ण-सगुण रूप का प्रतिपादन करने वाले अन्य अनेक उदाहरण 
भानस? से दिए, जा सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरणमात्र दे देना पर्यात्र होगा- 


राम सच्चिदानन्द दिनेसा। नहि तहं मोह निसा लवलेसा ॥ 
सहज प्रकास रूप भगवाना । नहि तहं पुनि विज्ञान विहाना।। 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परेस पुराना ॥ 
--(शिव) मानस, बा० का०, पृ० ६३ 
उमा+-- 
रू 
रामब्रह्म चिन्मथ अविनासी | सर्वरहित सब डर पुर वासी ॥ 
“-मानस, बा० का०, पृष्ठ ६४ 
जनक -« 
राम करो केहि भॉति असंसा | सुनि महेश मन मानस हसा॥ 
व्यापक ब्रह्म अलखु अविनासी। चिंदानन्दु निर्गुन गुन रासी। 
मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहिं सकल अलुमानी ॥ 
महिमा निगम नेति कहि कहई । सो तिहँँकाल एक रस अहई ॥ 
““मानस, बा० का०, पु० १६६ 


३५० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


हमणु-- 
राम ब्रह्म परसारथ रूपा । अविगत अलख अनादि अनूपा | 
सकल विकार रहित गतभेदा | कहिनितनेति निरूपहि वेदा ॥ 
--मानस, अ० का०, पृ० रश्द् 
देवतागणु-- 
तुम्ह सम रूप त्रह्म अविनासी । सदाएकरस सहज उदासी ॥ 
अकल, अगुन, अज, अनघ अनामय | अजित अमोघ' सक्तिकरुनामय ॥ 
मानस, ल० का०, पु० ४७७ 
जाम्बवत्‌-«-- 
तात रामकह्ठें नर जनि मानहु | निर्गुन अह्म अजित अज जानहु॥ 
मानस, कि० का०, प० ३६१ 
इसी प्रकार अनेक उदाहरण राम के निगण, व्यापक स्वरूप के प्रतिपादनाथ 
मानस से उद्धत किए. जा सकते हैं| वस्तुतः तुलसीदास निगणसगुण में कोई 
अन्तर मानते भी नहीं थे--- 
अगुनहि सगुनहि नहि कछ भेदा | गावहि मुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
अगशगुन अरूप अलख अज जोई। भगत ग्रेम वस सगुन सो होई ॥ 
मानस, बा० का०, १० ६३ 
जिस प्रकार काष्ठ में छिपी अग्नि और प्रज्वलित अग्नि में तत्वतः कोई अ्रन्तर 
नहीं है, उसी प्रकार निगुश-सगुण में भी वस्तुतः कोई अन्तर नही है-- 
अगुन सग़ुन दुइ ब्रह्म रवरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
' 'एकदारु गत देखिय एकू | पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥ 
मानस, बा० का०; पु० १५ 
फिर भी तुलसीदास की आस्था सगुण भगवान्‌ राम में ही थी | एकमात्र वही 
भक्तों के आराध्य हैं-- 
निज इच्छा शप्रश्मु अवतरइ सुर महि गोह्विज लागि। 
सगुन॒ उपासक जहंं तहं रहहि मोच्छ सुख त्यागि॥ 
मानस, कि० का०, १० ३६७ 
कोड ब्रह्म निर्गन ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। 
मोहि भाव कोसलभूप | श्री राम समुन सरूप ॥ 
ल० का० पु० है $ ५. 


हिन्दा-कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तों का प्रभाव ३५१ 


जे ब्रह्म अज अछ्ेत अनुभवगम्य मन पर ध्यावहीं। 
ते कहहुूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जसु नित गावहीं ॥ 
मानस, पृ० ४६६३-६७ 
वस्तुतः निगंण ब्रह्म ही तो भक्तो के प्रेम-बश सगुण हो गया था-- 
व्यापक अकल अनीह अज निगंन नाम न रूप 
भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप॥ 
मानस, बाल॒० का०, पृ० १०३ 
अथवा--- 
अगुन अलेख अमान एकरस । रामु सगुन भये भगत प्रेसबस ॥ 
मानस, अ० का०, प० २७३ 
आनन्द भाष्य” के मत से निगंण और सगुण शब्द से एक ही ब्रह्म का 
निर्देश द्ोता है | प्राकृत हेय गुणों से रहित होना निगंणत्व और असख्य 
दिव्यकल्याणगुणगणो से युक्त होना ही सशुणत्व है। 'अगुन सगुन दुइ ब्रह्मस्व- 
रूपा,” “निगन ब्रह्म सगुण भये जैसे? आदि उक्तियो द्वारा गोस्वामी जी ने इसी 
प्रकार के मत का समथन किया है, इसे आगे चल कर “आनन्दभाष्य? मे भी 
स्वीकार किया गया | विशिष्टठाद्वेत वादियों के ब्रह्म ही की भाँति उनके राम 
अखिल हेय प्रत्यनीक हैं--सकल विकार रहित गत भेदा”, वे दिव्य गुणों से 
युक्त है--राम श्रमित गरुन सागर, थाह कि पावइ कोइ?, वे अनन्त हैं, सर्वात्मा 
हैं, नित्य हैं और व्यापक हैं--“रामअनन्त अनन्त गुनः, देस काल दिसि विदिसहु 
माही | कहृहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही', राम सर्वान्तयांमी हैं अ्नन्तरजामी 
रामसिय?, वे सब्चिदानन्दस्वरूप है--सत चेतन घन आनद रासी?, घडैश्वयपूर्ण 
हैं-... ज्ञान अखण्ड एक सीतावर,? 'मरुत कोटि सत विपुल बल”, “अखिल अमोघ 
शक्ति भगवन्ता?, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मण्ड”, ऐश्वय-पुरुष सिद्द 
दोठ बीर, वीरय-रामतेजबल बुधि विपुलाई। शेष सहस सत सकहि न गाई? । 
वे धर्म-अथ-काम-मोक्त के प्रदाता हैं, वे ही जगत्‌ के एकमात्र तीनो कारण हैं | 
विद्वानों ने तुलसीदास के ईश्वर तत्व में पर, व्यूह, विभव, अतर्यामी और 
अर्चावतार आदि ब्रह्म के ५ रूपो को भी टंढ़ने की चेष्टा की है | उनके मत से 
“बन्देडहतमशेषकारशपरं रामाख्यमीश दरिं? कह कर तुलसीदास ने राम के पर 
स्वरूप का ही निर्देश किया है| इसी प्रकार करुणावश जब भगवान्‌ राम जी 
सीता के साथ पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब यह उनका विभव रूप होता है; 
“तू निज कर्म जाल जहँ घेरों । श्री हरिसग तज्यों नहि तेरो! या परिहरि हृदय- 


३४२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


कमल रघुनाथहि । बाहेर फिरत विकल भयो धायो? कह कर गोस्वामी जी ने राम 
के अन्तर्यामी रूप की ही ओर सकेत किया है। विन्दुमाधव को बन्दना करके 
तुलसीदास ने भगवान्‌ के अ्र्चावतार में भी अपना विश्वास प्रकट किया है । 
राम ने अपने अशो के साथ ही श्रवतार धारण किया था। लक्ष्मण शेप के 
अवतार कहे गए है, भरत को विश्व का भरण-पोषण करने वाला कहा गया 
है, शत्र॒न्न शत्रुसूदन है और वानरादि देवता है जो भगवान्‌ के साथ ही पृथ्वी 
पर अवतीय हुए हैं। (विनयपत्रिका? के ५२ वे पद में तुलसीदास ने भगवान्‌ 
के दशाबतारों का भी वर्णन किया है। 

इस प्रकार स्पष्ट है तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैत मत से बहुत दूर तक प्रभाव 
प्रहश किया है। अन्तर इतना ही है कि उनको दृष्टि कभी भी साम्प्रदायिक- 
सकीण साम्प्रदायिक-नही हुई । उन्होंने शाकर श्रद्वैत का भी प्रभाव यज्न-तत्र 
ग्रहण किया है। “रज्जो यथाहेश्रम?, शानमोक्षुप्रद वेद बखाना?, 'रजत सीप 
मह भास जिमि, यथा भानुकर वारि', “जो सपने सिरकाटे कोई! आदि लिख 
कर उन्होंने अद्वेत का ही समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में विद्वानों का मत 
है कि उन पर 'अध्यात्मरामायण” का विशेष प्रभाव है । डा० माताप्रसाद गुप्त 
ने अध्यात्म रामायण” और ठुलसीदास के मत को विस्तृत ठुलना करके ही 
निम्नलिखित मत दिया है-“अध्यात्म रामायण के मेरे अध्ययन से मुझे विश्वास 
हो गया है कि जो कुछ उन्हें अ्रध्यात्म रामायण” में सिद्धान्त रूप मे मिला, 
प्रायः उसी का उन्होंने एक तकूंसगत विकास किया ।” डा० गुप्त का यह मत 
ठीक भी है। अतः स्पष्ट है तुलसीदास का प्रयास अद्वैत और विशिष्टाद्वत मे 
समन्वय स्थापित करने को ओर ही अधिक रहा । 

सीता--रामानन्द-सम्प्रदाय में सीता जी का एक विशिष्ट स्थान है । उन्हें 
दिग्पालो के सम्पूर्ण भोग-ऐश्वय एवं चित्रमय जगत्‌ की आधारभूता कहा 
गया है; वे सवाग सुन्दरी हैं, अशरणों को भी शरण देती हैं। अगुत्वेन 
ही श्री व्याप्ति है; वे ही राम को प्राप्त कराने में समथ हैं । सीता जी बड़ी ही 
उदार हैं। 

तुलसीदास ने भी सीता जी को सम्पूर्ण भोंग-ऐश्बय की आधारभूता कहा 
है | गगा जी सीता जी से कहती हैं : 

सुनु॒ रघुवीर प्रिया बेदेही | तब प्रभाउ जग विद्ति न केही | 


लोकप होहि बिलोकत तोरे। तोहिं सेवहि सब सिधि कर जोरे । 
“मानस, अयो० का०, पु० २२२ 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३५३ 
अथवा--- 


लोकप होहि विलोकत जासू। तेहि कि मोहि सक विषय विलासू ॥ 
सुमिरत रामहितजहि जन, ढून सम विषय विलासु | 
राम प्रिया जग जननिसिय, कछ न आचरजु तासु ॥ 
“वही, पृ० २३२ 
तुलसी के मत से सीता जी ही समस्त चित्रमय जगत्‌ की आधारभूता हैं । 
बाल्मीकि कहते है--- 
श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीस माया जानकी। 
जो सुजति जग पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 


न-+ती० का, पु० २३ २ 
खअथवा[--_ 


उद्भव स्थितिसंहारकारिणीम्‌ क्लेशहारिणीम । 
सर्वेश्रेयय्करीं सीतां नतोहंँ.. रामबल्लभाम्‌ ॥ 
*_बालकाणएड 
वामभाग सोमित अलुकूला | आदिसक्तिछृविनिधि जगमूला | 
जासु अंस उपजहि गुनखानी | अगनित ल्च्छि उसा ब्रह्मानी | 
भ्रकुटि विज्लास जासु जग होई | राम वास दिसि सीता सोई॥ 
- मानस, बा० का०, पु० ७६ 
घनुषयज्ञ के अवसर पर राजा गण भी कहते है-- 


सिख हमार सुनि परम पुनीता | जगदम्बा जानहु जिश्रें सीता । 
“-मानस, बा० का०, पु० १२२ 


सीता के अद्भ्ृत लावण्य का मनोरम से मनोरम चित्र तुलसीदास ने 


वींचा है । जनक बाटिका मे विचरण करती हुईं सीता का चित्र कवि ने इन 
'ब्दों मे खीचा है -- 


जलु विरंचि सब निज निपुणाई । विरचि विस्व कहं प्रगट देखाई ॥ 
सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई | छुविग्॒ह दीप सिखा जनु बरई॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी। केद्ि पटतरिअ विदेह कुमारी ॥ 


--मानस, बा० का०, पृ० ११४ 
श्३ 


३५४ रामानन्द सम्प्रदाव तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


स्वय राम भी कहते हं-- 
जनम सिधु पुनि बंधु विष, दिन सलीन सकलंकु । 
सिय मुख समता पाव किसि चन्दु वापुरो रंकु ।॥। 
--बा० का०, पृ० ११४ 
अथवा-- 
सिय सोसा नहि जाइ बखानी | जगदम्बिका रूप शुन खानी || 
जो पटतरिआ तीआ सम सीया | जग असि जुबति कहां कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
विष वारुनी बंधु प्रिय जेही | कहिआ रमा सम किमि बेदेही ॥ 
जो छवि सुधा पयोनिधि होई | परस रूप समय कच्छुप सोई ॥ 
सोभा रज़ु मंदरु सिगारू। मथे पानि पंकज निज मारू॥ 
येहि विधि उपजे लच्छि जब सुन्दरता सुख मूल। 
तद॒पि सकोच समेत कवि कहहि सीय सम तूल ॥ 
““मानस, बा० का०, पु० श्श्द् 
अथवा 
खिन्‍्ह मध्य सिय सोहति केसी । छविगन मध्य महाछवबि जेसी ॥ 
-“:वेंही, पृ० १३० 
राम-सक्ति-सम्प्रदाय मे सीता जी को पुरुषकारभूता कहा गया है। उनकी 
ही कृपा से जीव भगवान राम को पाता है, वही उनके पक्कतु को राम के समक्ष 
रखती हैं | तुलसीदास ने लिखा है कि देवता तक सीता जी के क्ृपा-कटाक्ष 
की कामना करते हैं- 
उस्ता रसा ब्रह्मानि बंदिता। जगदम्बा सन्ततसनिन्दिता ॥ 


जासु कृपा कटाच्छ सुर चाहत चितव न सोइ | 
राम पदारबिद रति करति सुभावहिं खोइ। 
“-मानस, पु० ४०३-४ 
विनयपन्रिका मे वे लिखते है-- 

कबहुँक अम्ब ओसर पाई । 

मेरिओ सुधि द्याइवी कछु करुत कथा चलाइ ॥ 
दीन सब अंग हीन खीन मलीन अधी अधघाइ ! 
नामु ले भरे उदरु एक प्रभुदासि दासु कहाइ ॥ 


हिन्दो-कवियों पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तों का प्रभाव ३४५ 


बूमिहेँ 'सो है कोन! कहिबो नाम दूसा जनाइ | 
सुनत रामकृपालु के मेरी विगरियों बनि जाइ ॥ 
जानकी जग जननि जन की किये बचन सहाइ । 
तरे तुलसीदास भव तब नाथ ग़ुन॒ गन गाइ ॥ पद ४१॥ 
इस प्रकार तुलसीदास की सीता सम्बन्धी चारणा शतप्रातेशत रामानन्दी 
ही है। रामानन्द-सम्पदाय में बिना सीता की कृपा के प्रपत्ति सम्भव नहीं मानी 
जाती। राम कृपा के याचक्र तुलसीदास का निश्चित्‌ विश्वास है कि कभी 
अवसर पाने पर सोता माता उनकी चर्चा भगवान्‌ राम से कर देगी ओर भगवान्‌ 
के सुनते ही उनकी बिगड़ी बन जायगी। “विनय” के अन्तिम पद से स्पष्ट है 
कि तुलसीदास पर भगवान्‌ राम की कृपा हो ही गई थी । 
जीव--रामानन्द-सम्प्रदाय मे जीव ईश्वर की अ्रपेज्ञा अश, चेतन, श्रज, 
ईश्वराधीन, भिन्न-भिन्न देहो में भिन्न-भिन्न, स्वकमंफल भोक्‍्ता, ज्ञानस्वरूप, अ्रगु- 
परिपाण वाला देह-इन्द्रिया से अपूव, नित्य एव स्वप्रकाश माना गया है। जीव 
और भगवान्‌ में शेष-शेषी सम्बन्ध भी इस सम्प्रदाय मे माना जाता है। भगवान्‌ 
शेषोी हैं ओर जीव उनका शेष | भगवान्‌ ही जोवो के एकमात्र उपाय है। 
प्रपत्ति द्वारा ही ससार के बन्धनों से जीव की मुक्ति सभव है | जीव और भगवान्‌ 
में पिता-पुत्र, रच््य-रक्षुक, शेष-शेषित्व, भार्या-मतृत्व, स्व-स्वामी, आधार-आधेय, 
सेव्य-सेवक, आत्माआत्मीयल्व और भोग्य-भोक्तृत्व आदि ६ सम्बन्ध माने 
गए है | 
तुलसीदास न यह स्पष्ट ही खीकार किया है कि जीव ईश्वर की अ्रपेक्षा 
अज्ञ है। वे कहते हें--- 
ज्ञान अखण्ड एक सीता वर | मायावस्य जीव सचराचर ॥ 
जौ सबके रह ज्ञान एकरस | ईश्वरजीवहि भेद कहहु कस ॥ 
“मानस, 3० का०, पु० ४३१ 
जीव हृदय तम मोह विसेखी | श्रथि छूटि किसि परइ न देखी ॥ 
“मानस, 3० का०, पु० २१४७ 
वस्तुतः जीव कहते भी उसी को हैं, जो माया, ईश्वर और स्वय अपने को भी 
न जाने- 
हरप विषाद ज्ञान विज्ञाना | जीववर्म अहमिति अभिमाना॥ 
रासबत्रह्म व्यापक जग जाना | परसानन्द परेस पुराना ॥; 
-बा० का०, पृु० ६२ 


३५४६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


साया ईंस न आपु कहें जानि कहहि सो जीव ॥ 
“मानस, अ० का०, पृ० ३३० 
माया के ही कारण यह जीव अपनी स्वाभाविक ज्ञान-शक्ति को खो बैठता है। 
तुलसीदास के मत से जीव ईश्वर का अश है, चेतन है, अ्रमल है और 
सहज ही सुख की राशि है, किन्तु वह परवश है-ईश्वराधीन है | वे कहते है--- 


ईश्वर अंश जीव अविनासी | चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
“मानस, उ० का० 9 हु भप ७ 


सायावस्य जीब अभिमानी | ईसवस्यथ साया गुन खानी ॥ 
परवस जीव स्ववस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकन्ता ॥ 


मुधाभेद जग्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
“3० का०, १० ४३ ६९६ 


जीवो को कम-फल देने वाला वस्तुतः ईश्वर ही है :--- 
सुभ अरु असुभ करम अनुहारी । ईसु देइ फलु हृदओ विचारौ ॥ 
“मानस, अर० का०, पु० ११२ 
ईश्वर एक है, किन्तु जीव अनेक है। चौरासी लाख थोनियाँ जीवो की 
ही हैं :- 
परवस जीव स्वबस भगवन्ता | जीव अनेक एक ओरौकन्ता ॥ 
“3० का०, रे ५१३९ 


आकर चारि लाख चोरासी |जाति जीब जल थल्ष नभ वासी ॥ 
“जा० का०, प० ६ 
जीवो को अ्रपने किए हुए, कर्मों का फल भी भोंगना पड़ता है :- 
जीव करम बस सुख-दुख भागी ।... .......-- 
“अयोध्या काड, पृ० १८४ 
करइ जो करम पाव फल सोई । निगम नीति असि कह सब कोई ॥ 
“-“दशरथ, श्र० का०, १० २१२ 


हिन्दी-कक्यो पर रामानन्दी-दाशंनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३५७ 


स्िय रघुबीर कि कानन जोगू। करमु प्रधान सत्य कह लोगू। 
“वही, पृ० २१७ 


काहु न कोउ सुख-दुख कर दाता । निजकृत करम सोग सब ताता ॥ 
“अं ० का०, है श्ध्वर 


तुलसीदास ने भी जीव को ज्ञान-स्वरूप, श्ानन्द-स्वरूप थआदि माना है । 
उनके मत से जीव चेतन है, अमल है और सुख की राशि है। वे कहते हैं : 


ईश्वर अंस जीव अविनासी | चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
रामानन्द-सम्प्रदाय मे जीव को अणु परिमाण वाला माना गया है, किन्तु उसे 
देहेन्द्रियो से अपूर्व कद्दा गया है। तुलसीदास ने कही भी जीव को स्पष्टरूप 
से अगु परिमाण वाला नही स्वीकार किया है। चेतन अमल सहज सुखरासी? 
की व्याख्या करते हुए. रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वान्‌ श्री श्रीकान्त शरण ने 
जीव को अ्रशु परिमाण वाला सिद्ध किया है। उनके मत से जीव या तो विशभु 
हो सकता है अथवा अशुा । ईश्वर का अश होने से जीव विभ नही हो सकता । 
अतः उसे अगु-परिमाण वाला कहना ही उचित है। 


तुलसीदास ने जीव को नित्य माना है : 
आकर चारि लाख चोरासी | जीव भ्रमत येहु जिव अविनासी ॥ 
या-छिति जल पाबक गगन समीरा । पंच रचित अति अधमशरीरा | 
प्रगट सो तनु तब आगे रोवा। जीव नित्य केहि लगि तुम रोवा | 
( राम तारा से ) मानस, कि० का०, पु० ३६० 
जीव को अमल” तथा “चेतन” कह कर गोस्वामी जी ने उसे स्व-प्रकाशमय भी 
माना है। 
रामानन्द-सम्प्रदाय मे भगवान्‌ को शेषी और जीव को उनका शेष स्वीकार 
किया गया है। तुलसीदास ने भी “ईश्वर अश जीव अविनासी” कह कर जीव 
को भगवान्‌ का अ्रश स्वीकार किया है। 
रामानन्द-सम्प्रदाय में भगवान्‌ ही जीवों के एकमान्न उपाय माने गए हैं । 
जब तक जीव भगवान्‌ राम की शरण नहों जाता तब तक उसका निस्तार 
सम्भव नहीं | तुलसीदास भी कहते हैं-- 
तब लगि कुसल न जीव कहूँ, सपनेहु. मन विश्वास । 
जब लगि भक्त न राम कह, सोकधास तजि काम ॥ 


हब रामानन्ठ सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


तब लगि हृदय बसत खल नाना | ज्ञोभ मोह मच्छुर सद साना | 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटि भाथा। 
ममता तरू न तसमी ऑँधियारी | रागठेष उल्लूक सुखकारी ।| 
तब लगि बसत जीव मन सांही | जब लगि अश्जु प्रताप रवि नाही ॥ 
तुम्ह कृपाल जापर अलुकूला। ताहि न ब्याप त्रिविध मवसूला || 
“मानस, आझ० का० 
अथवा--करम वचन सन छाड़ि छलु जब लगि जनु न तुम्हार | 
तब लगि सुखु सपनेहुं नहीं किएं कोटि उपचार | भारद्वाज, 
“-मानस, अ० का०, पु० २२४ 
इन सघ्‌ कथनो से स्पष्ट है तुलसीदास जी भगवान्‌ राम को ही परमोपाय 
मानते थे | 'विनयपत्रिका? मे भी गोस्वामी जी ने लिखा है : 


संजम जप तप नेस धरम जब्त बहु सेषज समुदाई । 


तुलसिदास भवरोग रामपद प्रेमहीन नहि जाईं।॥ 
“विनय पत्रिका, पु० ८१ 


जीवो को प्रपत्ति से ही मोक्ष सम्भव है। रामानन्द-सम्प्रदाय में प्रपत्ति पर 
बहुत अधिक बल दिया गया है, यह हम पीछे देख चुके हैं। तुलसीदास जी ने 
भी स्वीकार किया है कि प्रपत्ति से ही मोक्ष सम्भव है--- 

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई | जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई ॥ 

तुम्हरी कृपा तुम्हहि रघुनन्दन | जानहि भगत भगत उर चन्दन ॥| 

“मानस, आझ० का०, पृ० २३२ 

सचमुच भगवान्‌ की जिन पर कृपाहृष्टि हो जाय उन्हें ससार कें तीनो ताप 
व्याप्त नही हो सकते--- 

तुम्ह कृपालजापर अनुकूला | ताहि न व्याप त्रिविध भचसूला | 

““मीनस, उ० का०, पु० २३६४ 

रामानन्द-सम्प्रदाय मे जीव और भगवान्‌ में £ प्रकार के सम्बन्ध स्वीकार 
किए गए हैं। 'तोहि मोहि नाते अनेक” कह कर तुलसीदास ने ब्रह्म-जीत्र के 
पारस्परिक अनेक सम्बन्धो की ओर इगित किया है, किन्तु उनकी आस्था 
सिव्य-सेवक सम्बन्ध! में अधिक जान पड़ती है। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३५६ 


तरिश्र उरगारि? कह कर उन्होने इसी पक्षु का समर्थन किया है। राम को 
सेवक है भी प्रिय, इसे तुलसीदास ने अनेक स्थलो पर व्यक्त किया है। स्वय 
राम के मुख से उन्होने कहलवाया है-- 


सम साया सम्भव परिवारा | जीव चराचर बिविध पग्रकारा ॥ 
सब सम प्रिय सब सम उपजाए | सबते अधिक मनुज मोहि भाए ॥ 
तिन महं दिजद्विज मह श्रुतिधारी। तिनमहूँ निगम धरम अनुसारी ॥ 
तिन महं प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी | ज्ञानिहूँ ते अति प्रिय विज्ञानी ॥ 
तिन्हते प्रियमोहि पुनि निजदासा | जेहि गति मोर न दूसरि आसा। 
पुनि पुनि सत्य कहो तोहि पाही | मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं॥ 
-मानस, उ० का०, पृु० ५३६ 
इसी प्रकार (ईश्वर अश जीव अविनासी | चेतन अमल सहज सुख रासी? कह 
कर तुलसीदास ने जीव तथा ईश्वर मे अशाशी भाव भी स्वीकार किया है। 
“(विनयपतन्निका दीन की बापु आपुद्दी वाचो! कह कर उन्होंने ईश्वर और जीव के 
पिता-पुत्र सम्बन्ध की ओर भी सकेत किया है। 


तुलसीदास ने भगवान्‌ और जीव में सखा-सबंध को भी स्वीकार है। वे 
कहते है-- 
राम ग्रान प्रिय जीवन जी के | स्वारथ रहित सखा खब ही के ॥ 
मानस, आ० का०, पु० २१० 
, त्रद्म जीव सम सहज संघाती ।। 
मानस, बालकाएड, पु० १४ 
भगवान्‌ और जीव के अन्य सम्बन्धो की ओर ठुलसीदास ने कोई स्पष्ट सकेत 
नही किए है। उन्होंने कुछ पक्तियाँ अवश्य ही इस प्रकार की लिखी है जिनसे 
मनमाने ठग का अथनिकालकर रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वानों ने तुलसी को 
पक्का विशिष्टाद्वैत-मतानुयायी सिद्ध करने का प्रयास किया है। वस्तुतः तुलसीदास 
ने अपनी दाशनिक मान्यताओं को इतनी अधिक स्पष्टता से व्यक्त किया है कि 
उनकी उक्तियों को खींच-तान कर अन्यथा अथ निकालने का अवकाश ही शेष 
नहीं रहता । जहाँ इस प्रकार का प्रयास हुआ है, वहाँ निश्चय ही विषय-विवेचन 
दोषपूण ए.4 एकागी हो गया है | 
तुलसीदास द्वारा जीव-मेद-निरूपण--रामानन्द-सम्प्रदाय में जीवो 
का जिस विस्तार से भेद-वर्शन किया गया है, उस प्रकार भेद-निरूपण करने का 


२३६० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


कोई प्रयास तुलसोदास ने नहीं किया है। जीवों के भेद के सम्बन्ध में ठुलसीदास 
ने केवल एक पंक्ति लिखी है-- 


विषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने॥ 
मानस, आ० का०, पु० २६७ 


स्पष्ट है, विषयी, साधक और सिद्ध ये तीन प्रकार के ही जीव गोघ्वामी जी 
को मान्य हैं| इनमे भी उन्होने विषयी जीवो का विस्तार से वर्शन किया है । 
कुछ विद्वानो का मत है कि गोस्वामी जी ने जीवो के विभिन्‍न प्रकारों का भी 
बरणुन उसी प्रकार किया है, जिस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदाय में किया गया है। 
ऐसे विद्वानों में 'मानस सिद्धान्त तिलक” के लेखक श्री श्रीकातशरण जी प्रमुख 
हैं । उनके अनुसार गोस्वामी जी ने जीवों की विभिन्न कोटियो का इस प्रकार 
वर्णन किया है-- 


बद्ध-- 
आकर चारि लाख चोरासी | जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥ 
3० का०, दोहा ४२ 


सो माया बस भयेड गोसाईं । बंध्यो कीट मरकट की नाई ॥ 
जड़ चेतनहि भ्न्थि परि गई | जद॒पि सषा छूटत कठिनई ॥ 
तब ते जीव भयेड संसारी | छूट न ग्रन्थि न होइ सुखारी ॥ 

उ० का०, दोहा ११६ 


बुभुछ्ठु--- 
सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ।..... ... 3० का»; दोहा १६ 


समझ 
जहं जहं॑ विपिन मुनीश्वर पावउं। आश्रम जाइ जाइ सिर नाबउं ॥ 


बूकर्ड तिन्हहि रास गुन गाहा। कहहि सुनहुं हरखित खगनाहा ॥ 


कक ॥ के ऋक्क कक की 


छूटी त्रिविध ईषता गाढ़ी । एक लालसा उर अति बाढ़ी॥ 
रामचरन वारिज जब देखहुं। तब निज जन्म सुफल करिलेख्ं ॥ 
उ० का०, दोहा १०६ 


कैेबल्यपरायण--सो केवल्यपरमपद्‌ लहई । (उत्तरकाण्ड, ज्ञानदीपक 
प्रसंग, दोहा ११७-१ १८८ ) 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३६१ 


मोक्ष परायण--क भ्रक्त-- 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाइ। अनइच्छित आवइ बरियाई।॥ 
भगति करत बिनु जतन अयासा | संख्ति मूल अविद्या नासा॥ 
उत्तरकाण्ड, दोहा ११८ 
ख--प्रपन्न (१) एकान्ती-- 
मोरदास कहाइ नर आसा | करइ त कहहु कहा विस्वासा ॥ 
उत्तर, दोहा, ४४ 
ये सेवक अनन्यगति, ज्यों चातकहि एक गति घन की। 
गीतावली, अ० का०, ७१ 
२--पर मैकान्ती -- 
जाहि न चाहिय कबहेूँ कछु, तुम्ह सन सहज सनेह। 
अऋ० दोहा, १३१ 
या 
अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहड निर्वान | 
जनम जनम रति रासपद यह वरदान न आन ॥। 
ग्र० का०, दोहा २०४ 
परमैकान्ती के दो भेद: आत्ते और दृप्त | आत्ते (लक्ष्मण)-- 
राम विलोकि बन्धु कर जोरे | देह-गेह सब सन दठन तोरे ॥ 
खर० का०, दोहा ६६ 
कृपासिन्धु अवलोकि बन्धु तन, श्रान कृपान बीर सी छोरे | 
गीतावली आअ० ११ 
मुक्त जीव--सगुन उपासक मोच्छ न ल्ेहीं।? कह कर मोक्ष का निषेध 
तथा 'जनम जनम रति रामपद यह वरदान न आन? लिख कर गोस्वामी जी ने 
साथुज्य मुक्ति मे ही अपना विश्वास प्रकट किया है। मुक्त का उदाहरण-- 
मुकुत कीन्हि असि मारि ॥... ....--अरण्य काण्ड, दोहा ३६ 
जीवन्मुक्त--जीवन्मुक्त बरह्म पर चरित सुनहिं तजि ध्यान । 
जेहि हरि कथा न करहि रति, तिन्हके हिय पाषान | 
उ० का०, पृ० ५१२ 
ज्ञानवन्त कोटिक मह कोऊ । जीवनस॒ुक्त सकृत जग सोऊ ॥ 
उ० का०, दोहा ५३ 


३६२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


जीवन्मुक्त महामुनि जेऊ | हरिगुन सुनहि निरन्तर तेऊ ॥ 
उ० का०, दोहा ५२ 
सुक सनकादि मुक्त विचरत तेड भजन करत अजहेँ। 
विनयपतन्रिका, पद्‌ ८६ 
नित्य--गोस्वामी जी ने 'सन्तत सशुन ब्रह्म अनुरागी? जीवो का भी वर्णन किया 
है। ये जीव मोक्ष सुख त्याग कर भगवान्‌ के साथ अवतार लेते-रहते है-- 


निज इच्छा प्रभु अवतरइ, सुरमहि गो ह्विज लागि। 
सगुन उपासक सग तह, रहहि मोच्छ सब त्यागि ॥ 
कि०, दोहा २६ 


महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा तथा डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र ने 
तुलसी के जीव-तत्व विवेचन पर अद्वैत की छाप अधिक पाई है | उनके अनुसार 
तुलसीदास ने जीव और ईश्वर मे तत्वतः कोई भी अन्तर नहीं माना है | तुलसी 
के मत से जीव ईश्वराश होने से चेतन, अमल, अविनाशी एवं सहज सुखराशि 
है, केवल मायाजन्य अभिमान के कारण वह अपने को माया का ईश नहीं 
समभता है। जिस ज्ञण उसे परमात्मा का ज्ञान हो जायगा, उसका जीवत्व तुरन्त 
ही मिट जायगा | डा० बलदेव प्रसाद मिश्र का कथन हैः ध्यक्तित्वाभिमान 
विध्वलत के लिए यो भी विशिष्टाद्वैत वाद की श्रपेज्ञा अद्वैदवाद ही अधिक 
उपयुक्त है, क्योकि विशिष्टाद्वैत वाद मत के अनुसार तो जीव का व्यक्तित्व नष्ट 
ही नहीं हो सकता ।--तुलसीदशंन ( पृ० २२० )। आगे वे पुनः लिखते हैं 
“उन्होंने पारमार्थिक और व्यावहारिक दोनो दृष्टिकोणों का यथास्थान उपयोग 
किया है, .. ..उनका यथाथ दाशनिक सिद्धान्त अद्वैत है, न कि विशिष्टाह्वेत |? 
तुलसीदशन (प० २१२ )। 


बस्तुतः तुलसीदास ने एक ओर सो तें ताहि तोहि नहि भेदा?, *ज्जौ 
यथाउह्देश्नमः? 'जिमि भुजग बिनु रजु पहिचाने” आदि लिख कर जीव और ईश्वर 
में अभिन्नता स्थापित की है और दूसरी ओर 'जीब अनेक एक श्रीकन्ता। 
परवश जीव स्ववश भगवन्ता ॥! लिख कर जीव और ब्रह्म मे अन्तर भी स्वीकार 
किया है। एक ओर वे शान मोच्छु प्रद वेद बखाना? कह कर ज्ञान की महत्ता 
स्वीकार करते हैं, दूसरी ओर 'मुकुति निरादरि भगति लोसा ने? कह कर उन्हेंने 
भक्ति को श्रत्वन्त ही प्रेय बतलाया है। यहाँ स्पष्ट ही वें अद्वैदवाद और मक्ति- 
मार्ग में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करते से प्रतीत होते हैं | कुछ विद्वानों 


हिन्दी कवियों पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३६३ 


का तो यहाँ तक कहना है कि बस्तुतः यह समन्वय शकर और रामानुज के मतो 
में नही किया गया है, वरन्‌ अद्भैत के पारमार्थिक एवं व्यावहारिक सत्यो में ही 
गोस्वामी जी ने अपनी आस्था व्यक्त की है। इस मत की पुष्टि ग्रोम्वामी जी की 
इस अक्ति से की जाती है--- 


धरनि धाम धनु पुर परिवारू। सरणु नरकु जहं लगि व्यवहारू ॥ 
देखिय सुनिय गुनिय मन मांहीं । मोह मूल परमारथ नाहीं॥ 


ऊपर हमने देखा है कि गोस्वामी तुलमीदास जी “श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर” 
के मत से बहुत दूर तक प्रभावित जान पड़ते है, अत' यह स्पष्ट है कि रामानन्द 
स्वामी के मत में उनकी पर्या्त आस्था थी। वे प्रतिभाशील कवि एव भक्त थे, 
उनकी बुद्धि समन्वय-बादिनी थी, अतः उन्होंने अपने युग की प्रचलित विचार- 
घाराशों में भी समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की है। उनकी रचनाओ मे 
अनेक उदाहरण ऐसे मिलते है, जिनसे उन पर श्रद्दैतवाद का ग्रभाव सिद्ध किया 
जा सकता है---ऊपर कुछ ऐसे ही उदाहरण दिए; जा चुके हैं। साथ ही विशि- 
ष्टाद्वैतियों ने सप्रमाण उन्हें विशिष्टाद्वैत-मतानुयायी भी सिद्ध किया है। ऊपर 
उनकी भी विचारधारा का परिचय कराया गया है। ऐसी परिस्थिति मे किसी एक 
मत में ही तुलसीदास की आस्था थी, ऐसा कहना तक सगत नहीं प्रतीत होता | 
वस्तुतः वे एक भक्त थे, दाशनिक नहीं | इस दृष्टि से शुक्ल जी का यह कथन 
“परमाथे की दृष्टि से--शुद्धज्ञान की दृष्टि से--तो अद्वैत मत गोस्वामी जी 
को मान्य है, परन्तु भक्ति के व्यावहारिक सिद्धान्त के अनुसार भेद करके चलना 
वे अच्छा समझते हैं |? गोस्वामी जी की विचारधारा का सही मूल्याकन उप- 
स्थित करता है। वस्वुतः उन्होंने अद्वैत और विशिष्टाद्वैत दोनों के ही गुणों 
को लेकर उनके दोषों को अखीकार किया है। 


कि 


प्रकृति--रामाननद-सम्प्रदाय में प्रकृति तत्व का निरूपण करते हुए कहा 
गया है कि यह नित्य, अश, अ्चेतन, विकाररहित, सम्पूर्ण विश्व का कारण, 
एक होकर भी अनेक वर्णो वाली, अजा, त्रिगुणात्मिका, अ्व्यक्तादि शब्दो द्वारा 
अमिह्िित, स्वतन्त्र व्यापारहीन, पराथ और महठहंकारादि की सृष्टि करने वाली 
है। 'आनन्दभाष्य! मे प्रकृति को भगवान्‌ का अचिदश कहा गया है, प्रकृति 
स्वय अचेतन होने से जगरकारण नहीं हो सकती, वह ब्रह्म के अधीन होकर ही 
जगत्सृष्टि करती है । सृष्टि के पूर्व सूक्ममचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म कारणावस्था में 
रहता है, सृष्टिकाल में वही स्थूल चिदचिद्विशिष्ट होकर उपादानत्व को प्राप्त 


३६४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


होता है | परिणाम विशेषणाश में ही होता है, विशेष्य निविकार रहता है। 
ससार की उत्पत्ति का कारण हे परमात्मा का सकलल्‍प | केवल लीला-मान्र के 
लिए ही ईश्वर जगत्सृष्टि करता है। ईश्वर ही आकाश वायु तेज, आप, पृथ्वी, 
अन्नादि की सृष्टि करता है| उत्पत्ति मे जो क्रम रहता है, प्रलय में ठीक उसी 
का उलटा क्रम होता है | 


भगवदाचार्य जी ने प्रकृति-तत्व की कुछ और विस्तृत व्याख्या की है। 
उनके अनुसार अचित्तत्व के तीन प्रकार होते हैं--शुद्ध सत्व-रजसू-तमस्‌ से 
रहित चन्दनादि को कहते हैं, ये नित्य एवं ज्ञान-जनक हैं; मिश्रसत्व 
रजसू-तमसू से मिलकर रहने वात्ते सत्व का नाम है, यह बद्धजीवो के शञानानन्द 
का तिरोधानकर्त्ता है, उसी को त्रिगुण तथा माया के नाम से अभिहित किया 
जाता है | इसे ही प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त आदि नाम भी दिए गए हैं। इसी 
प्रकृति से महृदादि २४ तत्वों की सृष्टि होती है । 


तुलसीदास ने अचित्तत्व का निरूपण किया तो है, पर उसे “माया? शब्द 
से ही अभिहित किया है, प्रकृति शब्द से नही। तुलसीदास के मत से यह समस्त 
अप॑चात्मक जगत्‌ माया ही है * 
गो गोचर जह लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ।। 
“मानस, अर० का०, पु० ३३० 
यह माया स्वतन्त्र-व्यापार-हीन है। समस्त ससार को नचाने वाली 
माया भी भगवान्‌ राम के अधीन है, उनके ही इंगित पर वह क्रियाशील 
होती है :-- 
जीव चराचर बस के राखे | सो साया अभ्ु सों भय भाखे॥ 
भृकुदि विलास नचावेताही। अस प्रभु छांडि भजिअकछु काही ॥ 
आल नस, बी० का०, हि ९ छ ९ 
तुलसीदास ने इस माया को भगवान्‌ राम की दासी भी कहा है, बिना राम 
की कृपा के इस माया से छूट जाना भी सम्भव नहीं है-- 
व्यापि रहेउ ससार महुं, माया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि सट, दम्भ कपट पाखण्ड | 
सो दासी रघुवीर के, समुझे! मिथया सोपि। 
छूट न राम कृपा बिन्ुु, नाथ कहाँ पद रोपि | 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-दाशेनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३६४ 


जो माया सब जगहि नचावा | जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोइ प्रभु श्र विलास खगराजा | नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 
“मानस, उ० का०, पृ० ५२७ 
तुलसीदास ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों मे माया को कही भी नित्य एव श्रजा 
नही कहा है, किन्तु उन्होने कुछ ऐसे सकेत दिए है जिनसे स्पष्ट है कि वे 
माया की नित्यता में विश्वास करते हे--नीचे कुछ ऐसे सकेत उद्धत किए 
जा रहे हैं :- 
अति प्रचण्ड रघुपति के माया | जेहि न मोह अस को जगजाया ॥ 


--( नारद-मोह-प्रसंग ) 
सुरनर मुनि कोड नाहि, जेहि न मोह माया ग्बल । 
--( विष्णु नारद से ) 


तब विषम माया बस सुरासुर नागनर अग जग हरे । 
भवपंथ श्रमत अमित द्विस निसि कालकम गुनन्हि भरे ॥ 
--( वेद, राम की प्रशसा करते हुए ) 


हरि माया कर अमित प्रभावा। विपुलबार जेहि मोहि नचावा ॥ 
अग जग समय जग सम उपराजा |... शा 
--( ब्रह्मा गरुड़ से ) 
जासु प्रबल्ल माया बस, सिव विरंचि बड़ छोट। 
निश्चय ही शिव, विरचि, सुर-नर-मुनि-नाग आदि सभी को भ्रमाने 
वाली माया अनादि एव नित्य है। 


रामानन्द-सम्प्रदाय में प्रकृति को अचेतन एवं अश माना गया है। ब्रह्म 
के अचित्तत्व का यह प्रतीक है। तुलसीदास ने भी माया को जड़ कहा है । 
केवल ब्रह्म के आभासमात्र से इसमें सत्यता की प्रतीति होती है :-- 
जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इब मोह निकाया ॥ 
“मानस, बा० का०, १० ६३ 
प्रकृति स्वयं तो विकारहीन है, किन्तु इसे सम्पूर्ण विश्व का कारण कहा 
गया है| वस्तुतः यह इसलिए सम्भव है कि प्रकृति को भगवान्‌ राम का बल 


३६६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


प्राप्त है। इस शक्ति के कारण यह समस्त ब्रह्माएड भर की सृष्टि ऋ्षणमात्र 
में कर देती है | तुलसीदास ने भी लिखा है ,-- 


सुनु राबन बल्माण्ड निकाया | पाइ जासु बल विरचति माया ॥ 
“उनुमान, मानस; पु० शे८२ 


लब निमेष महुँ सुवन निकाया । रचे जासु अनुसासन माया ॥ 
“मानस, बा० का०, १० श्श्र्‌ 


सम साया सम्भव संसारा | जीव चराचर विविध ग्रकारा |। 
“मानस, 3० का०, पु० ४३६ 


प्रकृति जिगुणात्मिका है और महृदादि की सृष्टि इन्ही गुणों की महायता 
से करती है | तुलसीदास ने लिखा है--- 
एक रचे जग गन बस जाके । अभु श्रेरित नहि निज बल ताके ॥ 
“मीनस, ञ्० का०, पा ईे डर ७ 


गगन समीरादि की सृष्टि इसी माया ने की है -- 
गगन समीर अनल जल धरनी | इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥ 
तब श्रेरित साया उपजाए | सृष्टि हेतु सब अन्थन्हि गाए ॥ 
“मानस, सु० का०, पु० ४०१-२ 


“आनन्दभाष्य” के मत से प्रपच सत्य हे | दृष्टि के पू् ब्रह्म सूक्ष्म चिद- 
पचिह्विशिष्टावस्था में रहता है, सृष्टिकाल से वही स्थूल चिद्चिद्विशिष्ट हो 
जाता है | पहली कारणावस्था है, दूसरी कार्यावस्‍था। ससार को मिथूया मान 
लेने से वेदान्त वाक्यो को भी मिथ्या मानना पड़ेगा। अतः “आनन्दमाष्य? 
का यह निश्चित मत है कि अध्यासवाद? को स्वीकार कर लेने पर अ्रदनत की 
भी सिद्धि नहीं होती । श्रतः इस ग्रथ में मायावाद का बढ़ी कड़ी शैली में खडन 
किया गया । तुलसीदास “आनन्दभाष्यः के मत से सहमत होते से नहीं प्रतीत 
होते । वे लिखते हैं--- 


यत्सत्तवादमपैवभातिसकलं रज्जौ यथाउद्देश्न मः । 
मा०, बा० का०, श्लोक ६ 


जासु सत्यवा तें जड़ माया । भास सत्य इब मोह निकाया ॥ 
“'साॉनस, ज्ञा० का०, | ० दरें 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तों का प्रभाव ३६७ 


जोग वियोग भोग भतल्॒ मदा | हित अनहित सध्यम अ्रस फदा।॥ 
जनभु मरनु जह लगि जग जालू । सम्पति विपति फरमु अरु कालू॥ 
धरनि धामु धनु पुर परिवारू। सरणु नरकु जह लगि व्यवहारू ॥ 
देखिअ सुनिअ गुनिञ्र मन साही | मोह सूल  परमारथ नाहीं॥ 


सपने होइ मभिखारि नृप, रक नाकपति होइ। 
जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंचु जिअ जोइ ॥ 
“मानस, अ० का०, पु० २१८ 


जो माया सब जगहि नचावा | जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोइ अभु श्र विलास खगराजा । नाच नटी इब सांहत समाजा ॥ 


““मीनस, 3० का०, पृ० ३.२७ 


इन पक्तियों से स्पष्ट हैं तुलसादास प्रपचात्मक जगत्‌ को मिथ्‌या मानते 
है, उसी प्रकार जिस प्रकार मायावादी इसे मानते आए है। जिस प्रकार माया- 
वादियों ने पारमाथिक सत्य को वास्तविक माना है, उसी प्रकार तुलसीदास ने 
भी 'मोह मूल परमारथ नाहीं! कह कर पारमाथिक सत्य मे अपना विश्वास 
प्रकट किया है। अ्रन्यत्न अनेक स्थलों पर उन्होने संसार को असत्य ही 
माना है। इस सम्बन्ध में उन्होंने उदाहरण भी वही लिए है, जिन्हे मायावादी 
प्रायः उद्धत किया करते हैं | डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र ने उन्हें बडे क्रमबद्ध ढग 
से एकत्रित किया है। मै ज्यो-का-यों उसे उद्धुत कर रहा हूँ-- 


उम्मा कहहुं में अनुभव अपना | सत हरि भजन जगत्‌ सब सपना ॥ 
पु० ३१२-१४ (ना० पृ० सभा सस्करण ) 


जथा अनेक भेष धरि नृत्य करइ नद कोइ | 
सोह सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ॥ 
४७५-११, १२ 


मूठहु सत्य जाहि बिलु जाने | जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥ 
जेहि'जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥ 
पू७-१३,१४ 


रजत सीप महेँ भास जिमि, जथा भान्रु कर वारि। 
जद॒पि मृषा तिहुँ काल सोइ, भ्रम न सकई कोड टारि॥ 


रेप रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


यहि विधि जग हरि आख्रित रहई | जद॒पि असत्य देत दुख अहई ॥ 
जो सपने सिर काटइ कोई | बिन्नु जागे दुख दूरि न होई ॥ 
१६-२१ से २६ 


चितव जो लोचन अंगुलि लाए | श्रगट जुगल ससि तेहि के भाए ॥ 
१६-१७ 
नोकारूढ़ चलत जग देखा | अचल मोह बस आपुष्ि लेखा ॥ 
५७५४-१७ 


सो ते ताहि तोहि नहि भेदा। बारि बीचि इब गावहि बेदा | 
धश्ध्-द्य 


जद॒पि झरूषा तिहुंकाल सोइ, श्रम न सकइई कोड टारि॥ 
४६-१४ 


निश्चय ही प्रकृति के सम्बन्ध में ये समस्त उक्तियाँ यह स्पष्ट कर दे रही हैं 
कि तुलसीदास का विशिष्टाद्वैत मे उतना विश्वास नहीं था, जितना अद्वैतवाद 
में । माया-वाद की ही शैली मे उन्होंने माया के दो भेद भी किए है--विद्या- 
माया, अविद्या माया । उनमे से एक बहुत ही दुष्टरूपा एवं दुख देने वाली 
है, जीव उसी के कारण भवकृप मे पड़ा हुआ है। दूसरी त्रिगुणात्मिका है 
और प्रभु॒की प्रेरणा से समस्त विश्व की रचना करती है। वस्तुतः माया के 
कारण ही निगुण ब्रह्म का ज्ञान नही हो पाता । जैसे पुरइनि जल को घेर लेती है 
उसी प्रकार माया ने भी ब्रह्म को घेर रखा है--'पुरइनि सघन श्रोट जल, वेगि 
न पाइश्र मर्म । मायाच्छुन्न न देखिए जैसे निगुण ब्रह्म ।” अ० का०, पु० ३४८ । 
इस माया के परिवार हैं लोभ, मोह, तृष्णा, क्रोध, श्रीमद, प्रभुता, मगलोचनी, 
गुणी होने का गवं, मानमद, यौवन, समता, मत्सर, चिन्ता, शोक, सुत-वित- 
लोक की कामना, काम, दम्भ, कपट और पाखएड (मानस, उ० का०, १०५२७)। 


आनन्द भाष्य” के अनुसार प्रकृति ( प्रधान ) ब्रह्म के अ्रधीन होकर ही 
जगत्कारण हो सकती है, अतः विकारादि दोषों का पयंवसान प्रकृति मे ही हो 
जाता है और ब्रह्म की निर्विकारता स्वतः सिद्ध हो जाती है | तुलसीदास के अप्भुबलर 
माया राम की दासी है और उन्हीं के इगित परइस विश्व ब्रह्माश्ड की सृष्टि करती 
है, यह पहले कद्दा जा चुका है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ब्रह्म इस जगत्‌ 
की सृष्टि ही क्यो करता है ? आनन्दभाष्य? का उत्तर है कि जिस प्रकार केवल 
कीडाथ ही राजादिं कन्दुक क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार अवाप्त समस्त काम ब्रह्म 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दाशंनिक सिद्धान्तों का प्रभाव ३६६ 


'जगत्सृष्टि केवल लीलामान्न के लिए, करता है। विषमता और सहार का हेतु कर्म 

ही है, ईश्वर नहीं | तुलसीदास ने भी इस जगत्‌ को भगवान्‌ राम की लीला 

कहा है, उनकी यह लीला सुरों को सुख देने वाली तथा दुजनों को मुग्ध कर- 

ने वाली है-- 

असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥ 
मानस, उ० का०, पु० ५२८ 


गिरिजा सुनहु राम के लीला | सुरहित दनुज विभोहनसीला ॥-शकर 
तुलसीदास ने भी संसार को काल, कर्म और गुणों के वश होकर दिन रात 
भ्रमित रहने वाला कहा है | वे कहते हैं-- 
तब विषममायावस सुरासर नाग नर अग जग हरे। 
भवपंथ अ्रमत अमित द्विस निसि काल कम गुनन्दहि भरे ॥ 
मानस, 3० का०, पु ४६६ 
इस प्रकार स्पष्ठ है कि तुलसीदास “भी वैष्णव-मताब्ज-भास्कर” अन्थ की 
विचारधारा से बहुत दूर तक प्रभावित हैं, किन्तु “आनन्दभाष्य” के मत से वे 
पूणुतया सहमत नही । एक ओर “श्री वैष्णुब-मताब्ज-भास्कर! ही की भाति 
होने प्रकृति को नित्य, अजश, श्रचेतन, सम्पूर्ण विश्व का कारण, स्वतन्त्र 
व्यापार हीन एव महृदहकारादि की सृष्टि करने वाली माना है, दूसरी ओर 
“आनन्दभाष्यः की भाँति ही उन्होने प्रकृति को ईश्वराधीन होकर जगत्सृष्टि 
करने वाली, जगत्‌ को भगवान्‌ की लीला और विषमता तथा संहार का 
कारण कम को ही माना है। किन्तु “आनन्दभाष्यः में जहाँ प्रकृति को भगवान्‌ 
का अचिदंश तथा प्रपच को सत्य माना गया है, वही तुलसीदास ने प्रप॑च को 
असत्य एवं स्वप्नवत्‌ माना है। यह समस्त ससार, उनके मत से, मोहमूल है, 
परमाथ नहीं । 'मृगवारिः, 'सीपी मे रजत का आभास? तथा ज्ज़ु मे सर्प का 
भ्रम” आदि उदादरणों से उन्होंने अपने मत का स्पष्टीकरण भी किया है। इस 
प्रकार समग्रतः रामानन्द के मत को स्वीकार करते हुए. भी तुलसीदास अद्वित- 
बाद की ओर विशेष कुझके थे और इसका एक बहुत बढ़ा कारण उनका 
प्रकति के स्थान पर माया? शब्द का प्रयोग करना था। 
शकराचार्य के दर्शन में 'माया! का एक विशेष स्थान है। आचाय 
शकर ने 'माया? को ब्रह्म की शक्ति विशेष माना है। अग्नि से जिस प्रकार 
उसकी जलाने वाली शक्ति अपृथक्‌ है उसी प्रकार माया ब्रह्म से अपृथक्‌ है। 
२४ 


२७० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


जिस प्रकार अज्ञान आवरण और विक्षेप के द्वारा असत्य को भी सत्यवत्‌” 
प्रतिभासित करता है अथवा जिस प्रकार नठ इन्द्रजाल के प्रभाव से अज्ञानियो 
को श्रसत्य मे भी सत्य का आभास कराता है, उसी प्रकार माया अज्ञानियों मे 
श्रम की उतपत्ति करती है। ईश्वर की दृष्टि से माया ब्रह्म की प्रपचात्मक 
जगत्‌ की सृष्टि करने की इच्छामात्र है, ब्रह्म न तो उससे प्रभावित होता है और 
न उसे वह धोखा ही दे सकती है | हम अ्रज्ञानियों के लिए, माया भ्रम उत्पादन 
करने वाली अ्रविद्या या अ्ज्ञान है। माया अ्रनादि है, यह भावरूप अज्ञान है। 
रामानुज के मत से माया ब्रह्म की वास्तविक सृष्टि-शक्ति है, अ्रथवा ब्रह्म के 
अन्तर्गत स्थित अचित्तत्व को ही वे माया मानते हैं, जो वस्तुत* ससार मे 
परिणत हो जाता है | शकराचाय के मत से ईश्वर मे (श्रचिद्श के रूप में भी) 
कोई वात््तविक परिवर्तन नहीं होता, परिवस्तेन केवल वाह्य है, वास्तविक नहीं। 
इसीलिए, शंकर के मत को विवतंवाद कहा गया है | शंकर ने यह स्वीकार किया 
है कि माया को तिगुणात्मिका प्रकृति भी कहा गया है, पर उनके मत से इसे 
साख्य की प्रकृति नहों समझ लेना चाहिए, जो एक स्वतन्त्र सत्ता है। माया 
तो ब्रह्म की एक शक्तिमान्र है और पूर्णतया उसी पर निर्भर रहती है। 

तुलसीदास ने भी प्रपच को असत्य, भ्रम एवं मिथ्या कहा है, रामानुज 
की भाँति ब्रह्म के श्रचचिद्श का वास्तविक परिणाम नहीं । इस प्रकार वे विवत्तंवाद 
मे अधिक विश्वास से करते प्रतीत होते है, परिणामवाद में या विशिष्टद्वैत मे 
कम | लगता दे रामानन्द के समय तक रामानन्दी-सम्प्रदाय मे विशिष्टाद्वैत 
के प्रति अधिक मोह नही था, इसीलिए, तुलसी उनसे प्रभावित होकर भी 
'आनन्दभाष्य” की विचार-पद्धति में विशेष विश्वास न कर सके। रामानन्द- 
सम्प्रदाय मे दाशनिक सिद्धान्त की दृष्टि से साम्प्रदायिकता का विकास धीरे- 
धीरे हुआ है और आ्राज भी इस सम्प्रदाय मे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो विशिष्टा- 
द्वैत में पूरा विश्वास नहीं रखते, वे भक्त कहलाने की अपेक्षा योगी! दी कह- 
लाना श्रधिक पसन्द करते हैं। 

मोक्ष तथा साकेत धाम--रामानन्द-सम्पदाय मे साथुज्य मुक्ति में ही 
विश्वास किया जाता है। भक्त को केवल भगवान्‌ की सेवा करने तथा उनके 
साथ विहार करने में ही आनन्द आता है । जिस पर भगवान्‌ की कृपा'ओँ | 
जाती है, वह इस जीवन मे ही मुक्त हो जाता है और कालान्तर मे शरीर-त्याग 
कर श्रचिरादि मार्गों को पार करता हुआ साकेत-धाम पहुँच जाता है | तुलसीदास 
के भी मत से सगुणोपासक भक्त मोक्ष स्वीकार नहीं करते, वे तो केवल भक्ति- 
अधिरल भक्ति--की कामना करते हैं-- 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३७१ 


सगुनोपासक मोक्ष न लेहीं। तिन्हं कह्-ुँ राम भगति निज देहीं।॥ 
“--« मानस, ल० का०, पु० ४७६ 
अन्यत्न, रामेश्वर की स्थापना करते समय स्वय भगवान्‌ राम ने कहा 
है कि जो रामेश्वर को गगाजल लाकर चढ़ाएगा उसे सायुज्य मुक्ति मिलेगी :--- 
जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि | सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ 
““: मानस, ल० का०, पु० ४०४ 
भक्तो को राम साथुज्य मुक्ति ही देते हैं--- 
असकहि जोग अगिनि तनु जारा | राम कृपा बैकुण्ठ सिधारा ॥ 
ताते मुनि हरिलीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ ॥ 
“४ मानस, अ्र० का०, पु० ३२५ 
या 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चितइ पितहिं दीन्हेड दृढ़ ज्ञाना ॥ 


तातें उम्र मोक्ष नहिं पावा। दसरथ भेद भगति मन लावा ॥ 
““' मानस, ल० का०; पु० ४४६ 


यही नहीं, तुलसीदास ने भक्ति को मोक्ष से अधिक महत्त्व भी दिया है। वे कहते हैं- 


ज्ञानपथ. कृपान कै धारा | परत खगेस होइ नहि वारा॥ 
जो निर्विन्न पंथ निवेहई | सो कैवल्य परम पद लहई || 
अति दुलेम केवल्य परम पद । संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई | अनइच्छित आवइ बरिशआई ॥ 
जिमि थत्न बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोड करइ उपाई । 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई | रहि न सकइ हरि भगति विहाई ॥ 
अस विचारि हरि भगत सयाने । मुकुति निरादर भगति लुभाने ॥ 
“7 3० का०, १० ४२६ 
मोक्ष के सम्बन्ध में तुलसीदास ने अचिरादि मार्ग की ओर कुछ भी 
,- सकेत नही किया है। कदाचित्‌ इस मार्ग में उनका कोई विश्वास ही नहीं था। 
मोक्ष का फल माना गया है-भगवल्लीला के सुख का अनुभव करना | 
तुलसीदास कहते हैं-- 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू। येह प्रमुता कछु बहुत न तासू ॥ 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी | येह वरनत हीनता घनेरी ॥ 


३७२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सोड महिमा खगेस जिन्हजानी । फिरि येह चरित तिन्हहुँ रतिमानी ॥ 
सोउ जाने करफल येह लीला | कहहिं महामुनिवर दमसीला ॥ 
“-४ मानस, उ० का०, १० ५०२ 
“आनन्दभाष्य? मे सूक्ष्म शरीर की बड़ी लम्बी-चोड़ी चर्चा की गई है, तुलसी- 
दास इस संबंध में मौन ही हैं । 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुलसीदास का विश्वास सायुज्यमुक्ति में 
तो था, किन्तु श्रचिरादि मार्गों में उनकी विशेष आस्था नही थी। यहाँ भी वे 
विशिष्टाद्वैत मत को समग्रतः नही स्वीकार करते है । 


साकेत--ठुलसीदास ने साकेत लोक का कोई चित्र उपस्थित नही किया 
है। साकेत के लिए वे “बैकुण्ठ” शब्द का ही प्रयोग करते हैं--- 
अस कहि जोग अगिनि तन जारा। राम कृपा बेकुणठ सिधारा॥ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ || 
“|: मानस, अ्र० का, पु० ३२२ 
फिर भी तुलसी के राम को अवध!” बैकुण्ठ से भी अधिक प्रिय है-- 
जद्यपि सब बेकुएठ. बखाना। वेद पुरान विदित जगजाना |। 
अवध सरिस श्रिय सोहि न सोऊ । येह प्रसंग जानइ कोड कोऊ॥ 
म भूसि मम पुरी स॒हावनि। उत्तर दिसि सरज बह पावनि || 
जा मज्जन ते विनहि प्रयासा। मम समीप नर पावइ बासा॥ 
अति प्रिय मोहि इहां के वासी | सम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 
““+ मानस, 3० का०, पु० ४६० 
किन्तु साकेत को उन्होंने मम घामदा पुरी सुखरासी? ही कहा है | निश्चय 
ही राम का धाम “अवध” से भिन्न है--- 


करेह्ठ कलप भरि राज तुम्ह, मोहिं सुमिरेहु मन मांहि । 
पुनि सम 'धास! सिधाइहहु, जहाँ संत सब जाहिं || 
रामानन्द-सम्प्रदाय मे भगवान्‌ के इस धाम को 'साकेत” ही कद्दा गया है। 
रामानन्द-सम्प्रदायान्‍्तगंत रसिक-शाखा में इस 'साकेत” लोक का अ्रग्र आदि ने. 
बड़ा ही विस्तृत वशन किया है। तुलसीदास ने लौकिक अयोध्या का चित्र बहुत 
ही विस्तार से दिया है ओर साथ ही यह बतलाया है कि रामराज्य में यह पुरी 
किस प्रकार वैभव-सम्पन्न थी, किन्तु कही भी वे इसके माध्यम से साकेतः 
लोक की ओर संकेत करते नहीं अतीत होते। उनका विश्वास राम के धाम 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३७३ 


विशेष मे तो अवश्य था किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उनके मत से इस 
धाम का नाम साकेत ही था । 


ख., रामानन्द ओर कबीर 
भूमिका 


गुरु-शिष्य सम्बन्ध--भक्तमाल” के लेखक नाभा जी ने कब्रीर को 
रामानन्द जी के शिष्यों मे स्व प्रमुख माना है। रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रामाणिक 
ग्रन्थों-अगस्त्य सहिता? आदि में भी कबीर को रामानन्द का शिष्य ही माना गया 
है। अन्य सभी परम्पराओ्ों ने भी कबीरदास और रामानन्द के सम्बन्ध-विशेष को 
स्वीकार किया है। हिन्दी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार * तथा निगंण-सम्प्रदाय और 
कबीर के विशेषज्ञों: मे अधिकाश ने भी कबीर को रामानन्द स्वामी का शिष्य स्वी- 
कार किया है, यद्यपि श्री परशुराम चतुर्वेदी जैसे कुशल आलोचकों ने इस सम्बन्ध 
में सदेह भी प्रकट किया है-“वास्तव मे जब तक कोई पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नही 
मिलता तब तक स्वामी रामानन्द, शेख तकी, पीताम्बरपीर वा किसी भी एक व्यक्ति को 
हमे कबीर साहब का गुरु वा पीर नहीं मान लेना चाहिए, ।?3 फिर भी स्वय उन्होंने 
ही एक भी ऐसा प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया, जिससे लगभग ४०० वर्षों से चली 
आती हुईं इस परम्परा को सहसा अ्रस्वीकार किया जा सके। प्रायः किसी भी 
विद्वान ने कबीर और रामानन्द के इस सम्बन्ध के विषय में कोई अन्तःसाक्ष्य 
नही प्रस्तुत किया | कारण स्पष्ट है--रामानन्द जी के मत के सम्बन्ध में दी 
जानने का अभी तक कोई समुचित प्रयास नहीं किया गया। प्रायः अग्नेज विद्वानों 
के मतों के ही आधार पर हिन्दी साहित्य के विद्वानो ने श्रपनी घारणाएँ बनाई 
हैं| रामानन्द सम्प्रदाय के निकट सम्बन्ध मे आकर, स्वामी रामानन्द जी के 
अन्थो का श्रध्ययन कर, उनके मतो की विस्तृत विवेचना करके कबीर पर उनके 


१--हिन्दी साहित्य का शतिहास--पं० रामचन्द्र शुक्ल, १० ७५। हिन्दी साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहदास--डा० रामकुमारवर्मो, ए० ३५३ । कबीर अन्थावली- 
भूमिका--डा० श्याम सुन्द्रदास, ए० २५०२६ । 

२--हि० का० नि० स०-डा० पौ० द० वर्य वाल, पृ० ५४; कबीर, हृ० प्र० दिलेदी, 
पृ० १५; स० स॒० कवीर-डा० रा० कु० वर्मा, पृ० २५। 


३००३० भा० स० पृ०्न्प॑० पृ७ च०, ए० १६१। 


२७४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदौ-साहित्य पर उसका प्रभाव 


प्रभाव को देखने का कदाचित्‌ यह सर्वप्रथम प्रयास है। आशा है, कबीर और 
रामानन्द जी के सम्बन्ध की श्रन्तः साक्ष्य के आधार पर पुष्टि अधिक स्थायी 
एवं मूल्यवान होगी । 

राम--कबीरदास ने रामानन्द स्वामी की ही भाँति राम को विश्व का खष्टा 
माना है |* यह ब्रह्म ज्योतिस्वरूप है," दिव्य गुणों का समुद्र है।* इस राम का 
कोई मर्म नही जानता, वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में परिव्याप्त है, सबके अन्तर में भी 
वही है, शिव, सनकादि और नारद इसी ब्रह्म राम मे निवास करते हैं, उसके 
पदपंकजों की सेवा करते हैं |” इस राम का प्रताप अद्भुत है। कोटि सूर्य जैसा 
उनका प्रकाश है, करोड़ों महादेव के कैलाश जैसा उनका निवास स्थान है, ब्रह्मा, 
दुर्गा, चन्द्रमा, तैतीसो देवता, नवग्रह, धर्मराज, कोटि कुबेर, लक्ष्मी, इन्द्र, 
गन्धव॑ आदि-आदि सभी दिन-रात उसकी सेवा करते हैं। जिस रावण का पनिहार 
समुद्र था, जिसकी शक्ति अपार थी, उसकी सेना का उन्ही राम ने विनाश किया 
था, उन्हीं ने सहखबाहु का भी वध किया था। वही गोपाल अ्रनन्त कलाओ वाला 
नटबर है, करोड़ो कन्द्प उसी की बन्दना किया करते हैं। कन्नीरदास भी उसी सारंग- 
पाणि भगवान्‌ से अभयपद की याचना करते हैं [४ अपने अनेक पदो में कबीरदास 
ने राम के इसी विराट व्यक्तित्व की उपासना-आराघना की है |* कबीर दास का 
यह राम अविनाशी है |" वह सवशक्तिमान है । मन और वाणी से परे है।* 


१--क*आपुद्दी कर्तामयेकर्तारा | बहुविधि वासन गढे कुमारा। बीजक, स० प्रेमचन्द, 
पृ० ४० (ख) करता की गति अगम है | कबीरमथावली, १० १८। ग-बह्य कुलाल 
मैदिनी भरिया-सचक्तिप्त सतकबीर, ए० ६७। 


२--पारञह्म के तेज का कैसा हे उन्मान। कहिंबे कू सोभा नहीं देख्या ही परवान ॥ 
कबीर ग्रथावली, ए० १२। 


३--कबीर प्रीतड़ी तो तुझ से बहु गुणियाले कन्त | जौ हसि बोलों और सू तौ नील 
लगाऊ दत | क० अ०, ए० १८ तथा पए० ६२ । 


डैच्न्कू० आू०, प६ू० €८। 
२५--वबंदी, ६० २०२-३ । 
६--चबही, पृ० ६९, ए० १६६, पृ० २०१, १०३०७ आदि । 
७--कहे कबीर सारी दुनियां बिनसे रहल राम अविनासी हो। सं० स० कबीर, 
पृ७ ११५। 
८--क० ग० पृ०, १२६ | 
... $--बही, पृ० १७, १८, ५६, ६२) 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तों का प्रभाव ३७५ 


राम नित्य हैं-आदि मध्य अर अ्रत लौं अ्रविहड़ सदा अभंग *--चतुवंग फलो के 
दाता हैं ।* कबीरदास के भी राम श्यामवर्ण के हैं ।र 

रामानन्द जी की भाँति कबीरदास जी के राम भी असख्य कल्याण गुणों 
के आकर हैं | कबीरदास इन गुणों की गणना करने में असमर्थ हैं, सनक, 
सननन्‍्दन, महैशादि भी उनकी गणना नहीं कर सकते ।* 


कबीरदास के एक मात्र उपास्य भगवान्‌ राम ही है। एक “जनम” के कारण 
वे क्‍यों असख्य देवताओं की उपासना करें, क्‍यों न राम की ही पूजा करें जिनके 
भक्त शकर जी भी हैं ।* 


पुरुषोत्तमराम आनन्दस्वरूप हैं ।* वे सर्वत्र ही व्याप्त हैं ।* 

राम शरणागत रक्षक हैं । जिस दिन किसी की भी सहायता नहीं मिलती, 
उस दिन राम ही सहायक होते हैं। मुझे तन्‍्त्र, मन्त्र का ज्ञान नहीं है, न मुझे 
वेद मालूम है, न भेद; राम ने परिडतों की ओर पिछवारा ( मद्रि का ) कर 
दिया और मुख उधर जिधर नामदेव थे; राजा अम्बरीष के लिए भी चक्रसुदशन 
उन्होंने ही चलाया था, कबीर का ठाकुर भक्तों का ह्वितकारी है।”” उसी ने 
न्सिहावतार धारण कर हरिणुकश्यप! का बध किया था |* 

राम उदार तथा भक्तवत्सल हैं | उनकी उदारता जाति-पॉति का भी सीमाति- 
क्रमण कर जाती है।** प्रभु अपनी चिन्ता न करने वाले की भी चिन्ता करता 
है।** कबीरदास ने अपनी अनेक साखियों एब पदों मे भगवान्‌ की दयालुता, 
भक्तों की पीर को दूर करने की उनकी बानि श्रादि का वर्णन किया है ।** यह 


१--के० ग्रं०, पृ० ८६ । 
२--वही, ए० ४६, १७२ । 
३--स० स० कबीर, ए० १६ । 
४०--क० भर०, ए० ३२२१६ । 
५--बही, ए० १२६ । 
६--वही, पृ० १८७ । 
७--बही, ए० १३६ ॥। 
द+-बही, एू० १२७ । 
$४--वही, ए० १४ । 
१०--वही, पृ० १ दोहा १। 
११--चही, ६० श८ । 
१२--वही, धू० १८५ | 


३७६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


हरिभजन का ही फल है कि नीच ऊँची पदवी को पा जाता है और उसके द्वार 
पर 'निसान” बजने लगता है, भजन के ही प्रभाव से पाधाण भी जल पर तैरने 
लगा था, अधम भील, गणिका श्रादि विमान पर चढ़ कर स्वर्ग चले गए । 
& लाख तारे, चाँद और सूर्य सभी चलते हैं, किन्तु भक्त का पद अटल द्ोता 
है। कबीरदास उन्हीं भगवान्‌ की शरण मे प्रवेश करते हैं जिनके साक्षी वेद हैं, 
सन्त और सज्जन जिनका कथन-श्रवण करते हैं।' कबीरदास का दृढ़ मत है 
कि इसी भगवान्‌ की सेवा करने से सब कुछ मिल नायगा, जिस प्रकार वृक्ष की 
जड़ सींचने से समस्त शाखाश्रों को भी जल मिल जाता है ।* इस प्रकार के 
अनेक पद कबीर ग्रन्थावली मे भरे पड़े है ।* 


कबीरदास ने ब्रह्म और जगत के सम्बन्ध पर भी विचार किया है। उनका 
टंढ मत है कि समस्त ब्रह्माएड की रचना करने वाला ईश्वर-रामराया-कणु-कण 
में व्यात है। जिसने शशि-सूर्य की रचना की, जो पावक का खूष्टा है, नेन्न- 
नासिंका, दशन, ओरोष्ठ आदि को जिसने सृष्टि की वह भला कभी दूर कहा जा 
सकता है ।* स्पष्ट है कचीरदास राम को जगर्ष्टा मानते हुए, भी उन्हे कण- 
कण मे व्याप्त मानते हैं। कबीरदास ने रामानन्द जी द्वारा ब्रह्म और जगत्‌ मे 
स्थित नव सम्बन्धों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, अतः इस सम्बन्ध में उनकी 
क्या धारणा थी, यह निश्चित्‌ रूप से नहीं कहा जा सकता । 


कबीरदास ने जीव और ब्रह्म के सम्बन्धों पर भी विचार किया है, किन्तु 
अत्यन्त ही अस्पष्ट रूप से | कबीरदास के मत से नरहरिं ने ही जीवो की सृष्टि 
की है और वही उदर मे उनका पालन भी करते हैं [£ इस दृष्टि से कबीरदास 
ने ईश्वर और जीव के पिता-पुत्र संबंध को भी स्वीकार किया है | उन्होंने मगवान 
को कभी अपनी मॉ* और कमी श्रपना पिता" माना है और उनके चरणों 
में आत्मसमपंण कर दिया है। भार्या-भतृत्व सम्बन्ध की ओर भी कथीरदास ने 
अनेक स्थलों पर संकेत किया है । “कबीर-ग्रन्थावली” में इस ढंग के अ्रनेक पद 


१--वही, ए० १६० । 
२०-वही, पृ० १२४ | 
३--बवहा, ३० २६६, ३०७, १२५४, १५३, १७६९ | 
४०-चवही, पृ० १७७ | 
प--क० भ्र०,१० ५७ | 
६--वही, ४० १२५३ । 
७--वही, ए० २०६ | 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३७७ 


आते है वहाँ उन्होंने राम को अपना पति और अ्रपने को उनकी “बहुरिया? माना 
है। साथ ही राम के साथ 'एक मेक है सेज” सोने की मी कामना प्रकट की 
है।* उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सभी लोग राम की नारी हैं, मुझसे 
और नहीं हुआ जाता? ।* कबीरदास ने राम को अपना स्वामी और अपने को 
उनकी “कुतिया? तक कहा है, इस प्रकार वे ब्रह्म-जीव के स्व-स्वामी संबंध को 
भी स्वीकार करते हैं ।? इसी प्रकार उन्होंने सेव्य-सेवक सम्बन्ध में मी श्रनेक 
साखियाँ कहीं हैं | वे कहते हैं :--कब्नीर राम का कूता है और मोतिया उसका 
नाम है। उसके गले मे राम की रस्सी पडी है, वह जिधर खींचेगा कबीर 
उधर ही जायगा ।?* 'मै तो राम का गुलाम हूँ, मेरा तन मन धन राम को 
ही समर्पित है। स्वामी मुझे बेंच भी सकते हैं !* आत्मा-श्रत्मीयत्व सम्बन्ध 
पर भी कबीरदास ने कुछु साखियाँ कही हैं--“अपिणडी पिए्ड में ही रहता है, 
संतो, मुझे बढ़ा श्रचम्भा लगता है ।?* भोग्य-भोक्तृत्व सम्बन्ध पर मी कबीर- 
दास ने साखियाँ कही हैं : 'मुझ में मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारा तुम्दी को देने से 
मेरा कया लगता है [!* यह आ्रात्मसमपंण की प्रवृत्ति कबीरदास ने अपने गुरु 
से ही निश्चित्‌ रूप से ली थी | 


भगवान्‌ के पार्षदों तथा अर्चांबवार आदि में कन्नीरतास का कोई विश्वास 
नही है । मूर्तिपूजा की तो उन्होंने जी खोल कर निन्‍्दा की है | 


फिर भी कबीरदास के राम रामानन्द जी के राम से अभिन्‍न नहीं थे । 
झबतारी राम मे--दाशरथि राम में--कबीरदास का विश्वास बहुत ही कम था | 
निगु ण, निरन्‍जन राम में उनका अधिक विश्वास था। उन्होंने स्पष्ट ही 
कहा हैः (तीनों लोक राम को दशरथ का पुत्र कहता है, किन्तु राम नाम का 
मर्म ही दूसरा है। उनका अवतार दशरथ के घर नहीं हुआ था और न लंका के 
शजा ने उन्हें सताया ही था। है संतो, जो अआता-जातां है, वह तो माया है | 
प्रतिपाल न तो कहीं जाता है, न आता है, वह काल-विवश नहीं है। न तो वह 





१--बही, ४० १६२ | 
२«स० स॒० कबीर, पृ० ८७ । 
३--वही, ६१० २० । 
४०“-वही, ए० २० । 
५--वही, ४० १२४ | 
६--बही, १० १८ । 
७--वंही, ४० १६ । 


शेजप रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभ्नाव 


कच्छु-मच्छु होता है और न उसने असुरों का संहार किया। वह दयालु है, 
उसका किसी से कोई द्रोह ही नहीं है, वह किसको मारेगा | कर्ता न तो वाराह 
कहा गया और न उसने घरती का कमी भार ही धारण किया, यह सब काम 
साहब का नहीं है, सारा ससार कूठ ही कहता है। जो खम्भे को फार कर 
बाहर होता है, ससार उसी का विश्वास करता है, जिसने 'हिरण्याक्ष' का बच 
किया था वह कर्ता नहीं हो सकता | वामन रूप होकर बलि से उसने याचना 
नहीं की, जो याचक था वह तो माया है। परशुराम होकर उसने ज्षत्रियों 
का सहार नहीं किया, यह छुल माया ने ही किया। खुजनहार ने सीता का 
व्याह नहीं किया, पाषाण से उसने जल को नही बॉधा । वह गोपियों का बड़ा 
ग्वाल होकर गोकुल नहीं आया और न उसने कंस को ही मारा | साहिब बड़ा 
'ेहरबान! है, वह न तो कभी जीतता है और न कभी हारता है। कर्ता कभी 
न तो बौद्ध कहा गया ओर न उसने असुरो का संहार किया । कलकी अवतार 
भी उसने नहीं लिया | यह सब ईश्वरी माया है। जिसने कर्त्ता की पूजा कर ली, 
वह कही जन्म नहीं लेता है ।”* कबीरदास का यह राम अगम्य है, श्रगोचर है, 
अन्तःकरण में निवास करता है। वह न तो भारी है, न हलका , उसके स्वरूप 
का वर्शुन नहीं किया जा सकता । वेद कुरान की तो वहाँ तक “गमि? ही नही है। 
“संतो, यह अपिण्डी पिए्ड मे ही निवास करता है। पानी से पतला, धुओँ से 
क्तीण, पवन से भी जो तीत्र है, कबीरदास ने उसी से दोस्ती की थी | उस 
तक न तो चीटी चढ़ सकती है, राई भी ठहर नहीं सकती; मन पषन की 
वहाँ पहुँच नहीं ।! केवल कबीरदास वहाँ तक पहुँच सके थे । “यह राम पावक- 
रूपी है और घट-घट में समाया हुआ है | चित्त चकमक” लगता नहीं, इसीलिए 
घुआ हो-हो जाता है। इस अनुपम तत्व को न तो मुंह है,न माथा, न तो 
उसका कोई रूप है । पुष्पगध से भी वह पतला है और फिर भी उसके गुण 
अनन्त हैं | सात समुद्र की मसि बना कर बनराजि को यदि लेखनी बनाई जाय 
ओर धरती को कागज बना कर उस पर लिखा बाय, तो भी राम के गुणों का 
अन्त नहीं हो सकता | सचमुच जो अ्रवरण्य है, उसका वर्णन किया ही कैसे जा 
सकता है १ सभी कह-कह कर थक गए !? ब्रह्मा, सनकादि जब उसका वर्णन 
नहीं कर सके, तब कबीरदास कैसे कर सकते थे ! निरन्‍जन और अ्रविनाशी 
ब्रह्म भला कभी नन्‍्द का नदन हो सकता है ? जब घरती और आकाश नहीं था, 
तब यह नन्द कहाँ था १ अ्विनाशी का जन्म नहीं होता, नन्‍्द तो चौरासी लाख 





१--बीजक-स० प्रेमचन्द, १० ६३ । 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दार्शनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३७६ 


योनियों मे दौड़ता-दौड़ता थक गया ।* स्पष्ट है राम निगुण ही हैं। कबीर- 
दास ने घट-घठ में राम का दशन कर लिया था। त्िभ्ुवन भर में व्याप्त यह 
राम यहीं मिल जाता है, बैकुरठ की कल्पना करना व्यर्थ है। डा० हज्ारी 
प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “इसी त्रिगुणातीत, द्वेताद्वेत विलक्षण, भावाभावविनि- 
मंक्त, अलख, अगोचर, अगम्य, प्रेम-पारावार भगवान्‌ को कबीरदास ने निगु ण 
राम कह कर सम्बोधित किया है। वह समस्त ज्ञान तत्वों से भिन्न है, फिर भी 
सबमय है। वह अनुभवैकगम्य है--केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है, 
इसी भाव को बतलाने के लिए कबीरदास ने बार-बार गंगे का शुद्ध कह कर 
उसे याद किया है। वह किसी भी दाशनिकवाद के मानदंड से परे है, तार्किक 
बहस के ऊपर है, पुस्तकी विद्या से अगम्य है, पर प्रेम से प्राप्य है, अनुभूति 
का विषय है, सहज भाव से भावित है, यही कबीर का निगंण राम है ।”* 
स्पष्ट है, कबीरदात के राम रामानन्द के राम से बहुत अशों में अ्रभिन्न होते हुए 
भी ह-ब-हू वही नहीं हैं। उन्होने निंगण राम की उपासना की है और उनका 
यह “निगु ण॒ राम” निश्चित्‌ रूप से रामानन्द के “राम? से भिन्न तत्व है। 


जीव--रामानन्द की ही भाँति कबीरदास ने भी जीव और ईश्वर में 
अभिन्नता स्थापित की है, किन्तु जहाँ रामानन्द जीव और ईश्वर दोनो को 
ही अ्रनादि तत्व मानते हुए, जीव को ईश्वराधीन मात्र मानते हैं, वहीं कबीरदास 
ने उन दोनों ही तत्वों को अभिन्न बतलाया है। उन्होने स्पष्ट कहा है: जिस 
प्रकार दर्पण में अपना ही प्रतिबिम्ब दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर ही 
कण-कण मे दृश्यमान है ।* एक ही सम्पूर्ण विश्व में समाया हुआ है और सब 
कुछ उसी एक में समाया हुआ है, कबीर उस बंद में समा गया है जहाँ दूसरा 
है ही नहीं :?* | “हे सखी प्रियतम मे यह जीव बसता है कि जीव मे ही प्रियतम 
का निवास है, मुझे; जीव-पीव” मे कोई अन्तर नहीं दिखलाई पड़ता है-घट 
में जीव है कि पीव” ;" “जितने पुरुष ओर स्रियाँ हैं सब में तुम्हारा ही रूप है, * 
“सा और सोहं एक ही समान हैं, काया के ही गुण भिन्न-भिन्न हैं ।?* 


१--कंबीर ग्रथावली, पद ४८, पूृ० १०४। 
२--कबीर-डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए० १२५६-२७। 
३--बीजक, मम चन्द, एृ० १३० । 

४--बही, पृ० १३० । 

५--बही, प्रृष्ठ १३१ । 

६ं>-क० अ०, ६० १७६ । 

७--बंही, पृ०७ २६६९। 


इेट० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


जीव तो श्रज है ही-/जब हम रहलीं रहल न कोई । हमरे माह रहल सब 
कोई ।?* यह नित्य है-'मैं न मरों मरिब्रो ससारा | मिल्‍यो है जियावन हारा |” 
धयह जीव अन्तर मे निवास करता है तथा प्रकाश स्वरूप है ।?२ “जीव पारस 
रूप है और सारा ससार लोहे के समान है |?* 


जीव स्वकर्मफल भोक्ता है--“कब्नीर ठघ-टघ चोधता, पल-पल गई-विहाइ | 
जीव जजाल न छाड़ई, जम दिया दमामा आइ |!* 


कबीरदांस ने कभी ईश्वर को जीवो का पिता कहा है,* कभी पति, उन्होने 
बार-बार राम को अपने पति के रूप मे स्मरण किया है।” कभी राम में और 
अपने में अभिन्नता भी स्थापित (आत्मा-आत्मीयत्व संबन्ध) की है । 


फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कबीरदास ने जीव तत्व का विवेचन 
स्वामी रामानन्द जी के ही अनुसार किया है। विशिष्टाहैत मत में जीव-तत्व 
का अपना एक स्वतन्त्र महत्व है। जीव चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म की विशेषता 
है, उसका अंश है | कबीरदास का विवेचन बहुत कुछ शअ्रद्वैत से प्रभावित 
सा दिखलाई पड़ता है, फिर भी उन्होंने अद्वैत का स्पष्ट प्रतिपादन किया है, 
यह नहीं कहा जा सकता । 


कबीरदास के शब्दो में जीव तत्व की कुछ इस प्रकार व्याख्या की जा सकती 
है--कुम्भ के भीतर और बाहर स्थित जल तत्वतः एक ही है, घड़े के फूट जाने 
पर दोनों एक दूसरे से मिल कर एक हो जाते हैं, इसी प्रकार जीव-अह्म में 
केवल शरीरमात्र का अन्तर है, तत्वतः दोनों एक हैं ।* यह जीव अश्रजर-अ्रमर 
है | कबीरदास का स्पष्ट मत है “मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पथन पवन मे 


ब्क 


मिल जाता है, केवल रूपमान्र नष्ट होता रहता है|? ” हाँ, “यह जीव विषयासक्त 


१--बीजक, प्रेमचद ३० ५। 
२--वही, पृ० २६७। 
३--वबही, १० २ | 
४-“अहां, ६० १२६ | 
४-कें० झअ०, ४० ७२ | 
६--बही, पूछ २०७ | 
७--बही, प० ६२५१॥ 
८-वदी, प१० १०४ । 
8६--बही, प्‌० €९०१२। 

१० वही, पु० ९०३२। 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दाशनिक पिद्धान्तो का प्रभाव ३८१ 


होकर माया मोह मे अवश्य ही फेंस जाता है| मै-मेरी करके ही यह जन्म का भागी 
होता है, बहुत रूपों में फँंसता है, जरामरण से ह्वीनकाय हो जाता है। बार-बार 
इसका जन्म और नाश होता है, सुख का मूल इसे नहीं मिल पाता। अनेक 
कष्ट इसे सहने पड़ते हैं, वह तत्व इसे नहीं मिल पाता जिसके द्वारा इसकी जलन 
मिट सकती है | यह जिसे श्रपना हित समझता है वही इसका अहित हो जाता 
है। मृगतृष्णा के समान यह संसार है, जीव माया-मोह्द विवश होकर इसमे पड़ा 
रहता है। कबीरदास का कथन है कि मनुष्य जन्म बार-बार नहीं मिलता 
रहता है | इसी योनि मे शान की उपलब्धि होती है। जो इस योनि को पाकर 
जन्म-जन्मान्तर के ताप को भूल जाता है, वह अमभागा है। भवसागर दुस्तर अपार 
है। मानव-योनि पाकर उसके तिरने का उपाय करना चाहिए। जब जीव को 
ज्ञान हो जाता है, यह ससार उसे स्वप्नवत्‌ प्रतिभासित्‌ होता है। वस्तुतः जब 
अपने मे ही समा जाने का अभ्यास हो जाता है, तब जो दूर है वह पास चला 
आता है| जिसने इस सत्य का रचा? पा लिया है, वह भाव-भक्ति को बोहित 
बना कर 'सतगुरः को 'खेबनहार” बना लेता है श्रौर उसके लिए, यह अपार सागर 
गोपद खुर विस्तार” वाला बन जाता है ।”* उस सत्य को कबीरदास ने और 
स्पष्ठ किया है--* 


हम तो एक एक करि जाना । 
दोइ कहें तिनहीं को दोजग, जिन नाहिन पहिचाना ॥ 
एके पवन, एक ही पानी, एक जोति संसारा । 
एक ही खाक घड़े सबभोड़े, एक ही सिरजनहारा ॥ 
जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगिनि न काटे कोई । 
सब घट अतरि तूही व्यापक घटे सरूपे सोई॥ 
माया मोहे अर्थ देखि करि, काहे कंगरबाना | 
निरमभे भया कछू नहिं व्यापै, कहे कबीर दिवानां॥ 
स्पष्ट है इस प्रकार कबीरदास द्वारा जीव-तत्व का निरूपण रामानन्द जी से 


स्वथा भिन्न तो नही कहा जा सकता, पर कबीर ने दूसरो से भी बहुत कुछ 
लेने की चेष्टा की है। यह उनका अ्रपना व्यक्तित्व था | 





१--क० अ०, ६० २३३२०३२४। 
२--चही, ए० ६०५। 


श्पर रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


प्रक्ृति 


माया--कऋबीरदास ने प्रकृति-तत्व का कोई विवेचन प्रस्तुत नही किया 
है | लगता है इस सम्बन्ध में वे मायावाद से विशेष प्रभावित थे। इसीलिए 
वमाया? शब्द का प्रयोग उन्होंने लगभग उसी अ्रथ में किया है, जिस अथ से 
वेदान्त मे 'मायाः शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर भ्री कबीरदास के 
इस विवेचन पर रामानन्द जी का भी प्रभाव देखा जा सकता हे | 

कबीरदास ने रामानन्द जी की ही भाँति प्रकृति को विश्वमानत्र की अ्रधिष्ठात्री 
माना है। पुरुष एक है और नारी भी एक ही है, इसका विचार करना 
चाहिए. | एक ही अण्ड चौरासी लाख योनियों मे आत्माभिव्यक्ति करता है, संसार 
व्यथ ही भ्रम में पड़ा हुआ है , एक ही स्त्री ने सारा जाल फैला रक्‍्खा है, 
खोजते-खोजते ब्रह्मा, विष्णु और महेश हार गए, पर उसका अन्त नहीं पा 
सके | वह नागफॉस लिए फिरती है और सारे ससार को खा डालती है।* 
'माया से ही मन उत्पन्न होता है और मन से ही दस अवतार , ब्रह्मा-विष्णु 
भी घोखा में पड़ गए, ससार ही भ्रम में पड़ गया ।*?? 

माया बढ़ी मोहिनी है । वही अनेकधा शोभित है। कबीरदास कहते हैं ४ 
“यह माया बढी मोहिनी है, सारे ससार को, इसने मुग्ध कर रक्‍्खा है, 
हरिश्चन्द्र भी सत्य के कारण घर-घर बिका गए, ।?* “माया ही आदर है, माया 
ही मान है, माया ही रस है, माया के ही कारण लोग प्राण तज देते हैं, माया ही 
जप-तप और योग है, माया ने ही सब को बाँध रक्‍्खा है, माया जल, थल, 
आकाश चारो ओ ्रोर व्याप्त है। माया ही माता और माया ही पिता है। यह 
समस्त जगत माया का ही व्यवहार है |? कबीरदास को तो केवल राम ही का 
आधार है |?* 

यह माया त्िगुणात्मिका भी है। यह महाठगिनी माया त्रिगुण फॉस 
लिए डोलती है और मधुरवाणी बोलती है ?* उस ईश्वर ने सत-रञज-तम से ही 
इस माया का निर्माण किया है |* 





£--बीज़क, प्रेमचन्द, १० ५६ । 
२--बही, ए० १४२ । 

३--वबही, पृ० ११। 

४--कबीर ग्र०, प० ९१५। 
५--बीजक, स० प्रेमचन्द, पृ० ४५ | 
६-+क० अ०, १० २२६ | 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक-सिद्धान्तों का प्रभाव ३८३ 


माया ईश्वराघोन है। उस ईश्वर ने ही “सत-रज-तम थें कीन्हीं माया। 
आपण मा श्राप छिपाया |? “वस्तुतः सच्चा सूत्रधार वही है, जिसने इस 
चित्र का निर्माण किया है , हे प्राणी, कूठे ससार में भूल मत जाना, जो इसे 
चित्रवत्‌ मान लेता है वही भला जन है |” 


माया ने ही महत्‌ अ्रहंकार आदि की सृष्टि की है । 

माया और मन एक ही हैं। मन-माया की चोट से सारा ससार माराजा 
रहा है। सुर-नर-मुनि सभी इसमें फेसे हैं। कनक और कामिनी माया के दो 
प्रबलकेन्द्र हे । यद्द विषेली नागिनी विष लेकर रास्ते में बैठ गई है, सारे ससार 
को इसने अपने फठे से फंसा रकखा है, केवल इस फन्दे को कबीरदास काट 
सके ।* माया चूहड़ी है श्रौर चुहडे को जोय है, बाप, पुत्र दोनो को अरुझाती 
है, पर किसी के साथ नहीं रहती ।* 

माया बढ़ी मीठी हे, अतः छोड़ी नहीं जा सकती | अज्ञानी पुरुष को तो 
यह खा ही डालती है । कीरी-कुजर सभी मे समाई हुई है, तीनो लोक में कोई 
भी इसे जीत कर खा न सका, निर्गंण-सगुण की यह स््री है, ससार को प्यारी है, 
लक्ष्मण और गोरख ने इसका निवारण कर दिया था ।* 


माया के ही कारण मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। ससार है तो स्वप्नवत्‌, पर 
लोगो ने उसे सच ही माना है !?* माया बड़ी ही सुन्दर है, इसी से वह सब को 
मुग्ध कर लेती है| सुर, नर, मुनि, देवता, गोरख, दत्ता और व्यास, सनक तथा 
सनन्दन आ्रादि सभी हार गए और कितनो की आशा की जाय | यह काजल की रेखा 
की भाँति है, बिना दाग़ का कोई जा नहीं सकता। कबीरदास का यह हृढ मत 
है कि जिसे मोह नही होता, वही इस माया से उबर सकता है ।/ माया ससार 
का अहेर खेलने निकली है, चतुर व्यक्तियों को इसने गिन-गिन कर मारा हैं, 
किसी को भी न्यारा नही रखा | मौनी, दिगम्बर, ध्यानी, योगी, जगल के निवासी, 
भोगी, वेदपाठी, पूजा करने वाले स्वामी, श्वगीऋषि, ब्रह्मा आदि कोई भी इस 


१--बही, ६० ३२४ । 

२---वही, पू० २४१ । 

३--बीजक, प्रेमचन्द, पृ० १३६ । 
४--बही, ४० १४१ | 

५०-+० भ्र०, १० १६६ ॥। 

६--वही, ए० १७१ । 

७--बीजक, प्रे० च०, पृ० १०४-५ । 


३८४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


माया से बचा नहीं है। शाक्तो के धर यही कर्ता-चरता है, किन्तु हरिभक्तो की 
चेरी है। कबीरदास तो इसको आते ही लोठा देते हैं।' “हे पशिडतो, बूक्ो वह 
कौन सी ज्ञी है जिसे अ्रभी तक किसी ने व्याहा नहीं है। जो अ्रब भी कुमारी 
है । सब देवताओं ने मिल कर उसे हरि को दे दिया, उन्होंने भी चार युग तक 
उसको साथ-साथ रखा, पहले वह पद्मिनी रूप में आई, फिर सॉपिनि बन 
कर ससार को दोड़ा कर खा गई |” * 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति तत्व के विवेचन में कबीरदास 
रामानन्द की अपेक्षा मायावाद से अधिक प्रभावित हैं। डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी का यह कथन कि कबीरदास ने माया के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह 
वस्तुतः वेदान्त द्वारा निर्धारित अथ में ही !* ठीक हो सकता है, परन्तु उनका 
यह कथन कि “ख़ूब्च सम्भव है कि कभीरदास ने भक्ति सिद्धान्त के साथ ही माया 
सम्बन्धी उपदेश भी रामानन्दाचाय से ही पाया था, इसीलिए: वे बराबर मक्त 
को माया जाल से अतीत समभते हैं ।!??, अधिक प्रामाणिक नहीं जान पड़ता । 
रामानन्द-सम्प्रदाय मे सायावाद का जितनी सबलता से विरोध होता रहा है, 
उसका कुछ आमास “आनन्दभाष्यः के मत का विवेचन करते समय मिल 
चुका है | स्वय रामानन्द जी ने कही भी माया शब्द का प्रयोग नही किया हैं। 
“आनन्दभाष्य” मे एक श्रोर मायावाद का खए्डन किया गया है, दूसरी ओर साख्य 
के मत का भी । वहाँ प्रकृति का एक विशेष अ्रथ में प्रयोग हुआ है और उसे 
स्वतन्त्र न मान कर ईश्वराधीन कहा गया है। विशेष विवरण के लिए “आनन्द 
भाष्य” के सत का ही अध्ययन कर लेना श्रधिक उपयुक्त होगा । 


सोक्ष--कबीरदास ने अर्थिरादि साग की ओर कहीं भी सकेत नहीं किया 
है, साकेतधाम में भी उनकी कोई आस्था नही है । उन्होंने लिखा है--हे राम 
मुझे तार कर कहाँ ले चलोगे ? वह बैकुएठ कैसा है, क्या दया करके मुझे उसे 
दोगे ? यदि मुझको अपने से अलग समभते हो, तो कृपा कर मुझे मुक्ति 
बतलाओो और यदिं कण-कण में एक होकर तुम रम रहे हो, तो मुझे ही क्‍यों 
अ्रम में डालते हो १ बस्तुतः तरना और तारना तभी तक है, जब तक तत्व का 





१--वही, पू० ११७ | 
२--वही, पृ० १२३ । 
३--कबीर, डॉ० इ० प्र० द्विवेदी, पृ० १०६। 
४--वही, पृ० १०६ । 


शान नही हो जाता। मैने तो सबमे एक ही राम को देखा है, मेरा मन अब 
मान गया है [?” कबीरदास ने अन्यत्र भी कहा है-- 

उहा न दोजग भिस्त मुकामा । इहोॉ हि राम इंहों रहिमांना ।* 
उनके मत से जब तक बैकुएठ की मन में आशा लगी हुईं है, तब तक ईश्वर 
की प्राप्ति नही हो सकती । वस्तुतः साधु सगति ही बैकुंठ है ।रे 

सायुज्य मुक्ति मे भी कबीरदास का विश्वास नही है, वे सहज ही राम में 
लीन हो जाना चाहते हैं। बस्तुतः उनमे और राम मे कोई अन्तर है हो नहीं । 
जिस प्रकार कुम्भ के फूट जाने पर बाहर भीतर का पानी मिल कर एक हो जाता 
है, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म का मिलन होता है ।* “ब्रह्म को खोजते-खोजते 
मेरा सारा जन्म बीत गया, किन्तु वह मुझे घढ के भीतर ही मिल गया [”* 
साधुओ, मुक्ति कैसी होती है, मुझे कृपा करके बतला दो। वस्तुतः एक ही 
अनेक होकर सब मे व्याप्त है, भला अब कैसे भ्रम मे रख सकते हो ! हे राम, 
मुझे तार कर कहाँ ले जाओगे ? वह मुक्ति कैसी है ! कृपा करके मुझे बतला 
दो | जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता, तभी तक तारना और तरना है। अब 
तो घट के भीतर ही मिलन हो गया है, मेरा मन अब मान गया है |?* स्पष्ट 
है, कबीरदास सायुज्यमुक्ति मे विश्वास नही रखते हैं । 


कबीरदास को श्राराध्य राम के साथ बिहार करने में अधिक सुख नही 
मिलता प्रतीत होता है। वे कहते हैं :--हे सतो, अब तो मै सिंहासन पर चढ़ 
गया हूँ, 'सारगपाणि? से मिलन होकर रहेगा । राम और कबीर मिलकर एक हो 
गए. हैं, कोई पहिचान नहीं दिखलाई पड़ती ।!!” किन्तु, कभी-कभी उनका मन 
ब्रह्म के साथ खेलने का भी करता है और वे नहीं चाहते कि उससे उनका 
बिछोह हो जाय । वे कहते हैं---कबीर ने उसको अपना साथी बनाया है, जिसे 
दुःख-सुख नही होता ।? मे हिल-मिल कर खेलता रहता हूँ, मेरा उससे कभी 
भी वियोग नही होता ।? यहाँ स्पष्ट ही वे रामानन्द से प्रभावित हैं। फिर भी 


९--क० ४०, ६० <०५। 
२--बही, ४० ६०७। 
३--बही, ए० ६६ ॥ 

४- वही, पृ० १४८ । 
५--वही, पृ० २०१। 
६--बही, प० २६४ । 
७--बहा, ६० २६७। 

२५, 


श्ष्६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हन्दोी-साहत्य पर उसका प्रभाव 


कबीरदास पर अद्वित का प्रभाव अधिक देखा जा सकता है। लगता है, समग्रतः 
वे अ्रद्वैतवाद से अधिक प्रभावित थे, विशिष्टाद्वेत से कम । 

मोक्ष के सम्बन्ध मे उन्होंने अपनी घारणा को और भी स्पष्ट किया है-- 
“धपरिडतो, मुझे अपनी मुक्ति के विषय में बतला दो। ब्रह्मा ने चारो बेद की 
सृष्टि तो कर ली पर मुक्ति के मम को उन्होने भी नही समझ्का। दान-पुण्य 
की उन्होने बहुत चर्चा की, पर अपने मार्ग की खोज तक न की । वस्त॒तः चीटी 
जहाँ चढ़ नहीं सकती, राई ठहर नहीं पाती, आवागमन की जहाँ गम नहीं है वही 
सारा ससार जाता है ?!* “सध्या और गायत्री जप करते-करते बहुत लोग मर 
गए, पर मुक्ति किसी को भी नहीं मिल सकी । जिसन कुल मर्यादा को खो 
दिया, वही विदेही हो गया ।?* अनजाने को ही स्वरगगं-नरक है, हरि को जानने 
वाले को नदी ।* ज्ञानियो, यह समझ लो कि वह देश न जाने कैसा है , जो 
वहाँ गया लौट कर नही आया ।* हे सखी, देरते-हेरते कबीर भी दिरा गया | 
बूंद समुद्र में समा गई फिर उसे कैसे खोजा जाय। हे सखी खोजते-खोजते 
कबीर स्वय ही खो गया। समुद्र ही बून्द भें समा गया, फिर उसे कैसे हेरा 
जाय ।* कबीरदास ने जीवन्मृत हो जाने की भी साधना की थी--- 


अब मन उलटि सनातन हुआ । तब जान्या जब जीवत मूआ ।* 


मोक्ष के ही सम्बन्ध मे कबीरदास ने शून्य आदि शब्दों का भी प्रयोग किया 

है। हृद छोड़ कर मैं बेहद मे चला गया और वहाँ शूल्य म स्नान किया। 
मुनिजन जिस महल को नही पाते, मैने वहाँ स्नान किया ?” “पक्षी गगन को 
उड़ चला, पिएड परदेश मे ही रह गया, बिना चंच के दी पानी प्रिया और 
इस देश को भूल गया । सुरति-निरति में समा गईं अजपा में जाप समा गया; 
लेख अलेख मे समा गया जैसे आपा मे आप | जब स्वामी मिल गया तो सुख 
मिला, साथ ही सतोष की भी प्रासि हुईं । मेरा मन स्थिर हो गया, सतगुरु ने 
मेरी बड़ी सहायता की, द्वदय में त्रिभुवनराइ? ने अनेक कथाओ्रो का श्राचरण 


१०-बीजक, अमचद, पू० ८-६ । 
२--बही, ४० ६ | 

३--वेही, पए० ७६। 

४--बही, पृ० १६५ । 

५--क० अ०, पृ० १०१७ । 
६--वही, पएृ० ३१७-०१८। 
७--वही, पुृ० १३। 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक छसिद्धान्तो का प्रभाव शे८७ 


किया ।* “जब मै था तब हरि नही थे, अ्रत्र हरि हैं मै नही हूँ । उस दीपक के 
प्रकाश से सारा अधेरा मिट गया । वह तेज स्वरूप मेरे नेज्नो में समा गया है |?* 
अरब तो कुछ ऐसा हो गया है कि जिस मरने से सारा ससार डरता है वह 
मेरे लिए आनन्द-स्वरूप है। मै कत्र मरूगा और कच्च मुझे परमानन्द के 
दशन प्राप्त होगे ९ रे 


इस प्रकार कबीरदास मोक्ष मे विश्वास तो करते हैं, पर सायुज्यमुक्ति में 
नहीं । उन पर अन्य मतो का भी प्रभाव पडा था। रामानन्द से उन्होने जो 


कुछ सीखा, उसे वे पूर्णतः भूल नही गए, फिर भी उनकी हष्टि सारग्रहण की 
ओर ही अधिक रही | 


साकेत--कबीरदास ने साकेत की स्थिति में कोई विश्वास नहीं प्रकट 
किया है और न किसी ऐसे लोक की ओर उन्होने सकेत ही किया है | 


ग---रामानन्द सम्प्रदाय ओर मेथिलीशरण गुप्त 


गुप्त जी रामानन्द-सम्प्रदाय मे दीक्षित हुए हैं, रामभक्ति के सस्कार भी उन्हे 
प्राप्त हुए थे, परन्तु कही भी उनमे ऐकान्तिक साम्प्रदायिकता नहीं मिलती | उनकी 
साधना तुलसी की भाँति ही समन्वय की साधना है | तुलसीदास से वे विशेष रूप 
से प्रभावित भी हैं, उन्होंने अपने एक पत्र मे स्वीकार किया है कि रामचरित 
मानस का उन पर अधिक प्रभाव पड़ा है। अपने ८-१२-२००७ को लिखे गए 
एक पतन्न मे उन्होने मुझे सूचित किया है ;--- 


“जहाँ तक मै जानता हूँ रामानन्द ने रामानुज के विशिष्टाह्वैत सिद्धान्त को 
तो स्वीकार किया, परन्तु लक्ष्मीनारायण के स्थान पर सीताराम की उपासना का 
उपदेश दिया । स्वभावतः तुलसीदास ने वही सिद्धान्त स्वीकार किया परन्तु 
शकराचाय के अद्वतवाद ने भी उन्हे प्रभावित किया होगा। महामहोपाध्याय 
गिरिधर शर्मा चतुवंदी ने इस सम्बन्ध में एक लेख भी लिखा था, स्मरण नही 
मैने उसे कहाँ पढ़ा था, मेने भी यदि कही अद्वेत की भावना प्रकट की तो 
सायुज्यमुक्ति से उसका समन्वय करके ही |... ...सीताराम की उपासना मुझे 





१ “वही, पु० श्ड | 
२--कबीर अन्थावली, पु० १५ । 
३०-वही, पृ० ६6 || 


रण रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


अपने कुल से प्राप्त हुई, परन्तु अपने पिता की भाँति मै अनन्य उपासना का 
अधिकारी न हो सका | सम्मवतः हमारे सम्प्रदाय मे रामचरितमानस आदिकवि 
के काव्य से भी अधिक प्रिय है, भले ही लोग मुंह से यह बात न कहें, रामचरित- 
मानस का मुझ पर जो ऋण है उसे मै कभी नहीं चुका सकता | फिर भी आपको 
कुतूहल और आश्चर्य भी होगा कि जहाँ मैने रामचरितमानस के अनेक पाठ 
किए बहाँ गीतावली और विनयपत्रिका का श्राज तक एक पाठ नही किया | 
रामचरित पर मुझे कुछ लिखना ही था, परन्तु यह यथार्थ है कि गुरुदेव के 
ऊर्मिला विषयक लेख से ही साकेत को इस रूप में लिखने की प्रेरणा मुझे 
प्रा्त हुई ।? 

अपने एक अन्य पन्न में गुप्त जी ने अपने पक्ष को ओर भी स्पष्ट करने की 
चेष्टा की है| १-८-२००६ को भेजे गए इस पन्न में उन्होंने लिखा है---“सायुज्य 


की बात जो मैने आपको लिखी थी वह मेरा ही समाधान था... ...रामभक्ति 
के कुछ सस्कार अवश्य ही मुफ्रे प्रात हुए थे... ...मै सख्यभाव में दीक्षित हुआ 


था परन्तु अपना सम्बन्ध पत्र भी मे खो बैठा | तन्र अति रहेउ अजान ।” 
इन पत्नो से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :-- 


क--गुप्त जी पर तुलसीदास-रामचरितमानस-का विशेष प्रभाव पड़ा है, 
रामानन्द स्वामी या रामानन्द सम्प्रदाय का नहीं । 

ख--गुप्त जी ने तुलसीदास की ही भाँति अद्वैंत की ( जहाँ-कही उन्होंने इसे 
स्वीकार किया ) भावना का सायुज्यमुक्ति से समन्वय किया है । 

ग--रामभक्ति का सस्कार उन्हें श्रपने पिता जी तथा अपने कुल से प्राप्त 
हुआ था । 

घ--गुप्त जी सख्यमाव मे दीक्षित हुए थे, परन्तु अपना सम्बन्धपन्न भी वे 


कि 


खो बैठे, साम्प्रदायिकता की सकीर्णता में वे नही फँसे । 


स्पष्ट है गुप्त जी पर साम्प्रदायिकता का प्रभाव बहुत दूर तक नहीं देखा जा 
सकता, कुछ मूलभूत सिद्धान्तो तक ही यह प्रभाव उन पर परिलक्षित भी होता 
है। नीचे गुप्त जी की दार्शनिक विचारधारा पर यह प्रभाव देखने का एक प्रयास 
किया जा रहा है | गुप्त जी द्वारा लिखित प्रमुख रामकाव्य है 'साकेतः। पंचबटी* 
और प्रदक्षिणा? भी रामकाव्य ही हैं, किन्तु उनमे गुप्त जी की प्रतिभा दाशे- 
निकता मे न उलझ कर सीधे-सादे वर्णन-कौशल में ही रमी है। श्रतः साकेतः 
को ही गुप्त जी की दाशनिक विचारधारा के विवेचन का आधार बनाना उचित 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तों का प्रभाव रे८६ 


है| यहाँ 'साकेत? को प्रमुख रीति से और श्रन्य ग्रन्थो को गौण रीति से आधार 
मान कर हम गुप्त जी पर रामानन्द-सम्प्रदाय के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। 
ब्रह्म-रास--रामानन्द-सम्प्रदाय मे जिस प्रकार राम को ब्रह्म पद से अभिहित 
किया जाता है तथा उनके निगंण और सगण दोनो ही रूपो मे विश्वास किया 
गया है, उसी प्रकार गप्त जी ने भी राम के ब्रह्मत्व को स्वीकार किया है। उनके 
मत से जो निर्विकार,* निरीह,* सर्वव्यापी,* अजन्मा,* अनादि-अनन्त-निगंण* 
ब्रह्म है, वही राम होकर इस भूतल पर पापियों का नाश करने के लिए. अ्वतरित 
हुआ था| बस्तुतः निगंण सगण में कोई अ्रन्तर है ही नही | गृतत जी कहते हैं-- 


स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया, 
भाग्य भास्कर उदयगिरि पर चढ़ गया | 
हो गया निर्गण सगुण साकार है 
ले लिया अखिलेश ने अवतार है ।* 
यही साकार राम विश्व के खष्टा, रक्षक और लयकर्ता हैं| वे लोकेशहैं--- 
लीलाधाम हैं | वे अ्नादि और अनन्त हैं। उनको ही लेकर अखिल सृष्टि की 
क्रीड़ा चल रही है और नित्य नवीन प्रसव की पीड़ा भी आनन्दमयी हो जाती है| 


चित्रकूट में राम सीता से एक वार्तालाप-प्रसंग मे गुप्त जी ने लिखा है-- 


“हम तुम तो होते कान्‍्त ?? न थे, कब कान्ते ? 
हैं ओर रहेंगे नित्य विविध बृत्तान्ते ॥ 
हमको लेकर ही अखिल सृष्टि की क्रीड़ा, 
आनलननन्‍्द्मयी नित नई प्रसव की पीड़ा ॥" 
राम असंख्य दिव्यगुणों के आकर हैं। वे सभी मंगलगुणों के धाम है ।* 
वे भक्त-वत्सल हैं। ससार को भार से मुक्त करने के लिए, अपने जनो को 
लोचन-लाभ देने के लिए, शिशिरमय हेमन्त के सहश असुरों के शासन का नाश 


१- रण में भग ( स० २००६ ), पृ० १। 
२०-वही, पृ० १ । 
३--पत्रावली, पृ० १४-शिवाजी का पत्र औरगजेब को | 
४--भकार-स० २००७-बालबोध, पृ० १४-१५ । 
५--साकेत, पृ० १२। 
६--वही, पृ० ९२। 
७--साकेत, ६० १६५ । 
 ८-रय में मग-स० २००६,ए० १।.. 


३९० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


करने के लिए वर्सत के समान यह अनादि-अनन्त भगवान्‌ बार-बार अ्रवतार 
धारण करता है |* साकेत मे स्वयं राम ने अपने अवतार का विस्तृत हेतु 
बतलाया है। सीता से चित्रकूट में वे कहते हैं : हि प्रिये, मै ससार को कुछ 
देने के लिए. अ्रवतरित हुआ हूँ । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी रक्षा का 
अधिकार रहे, किन्तु सबको सुविधा का भार शासन को ही रहता है, यह आर्यों 
का आदर्श है | मैं ससार को यही आदर्श दिखाने आया हूँ। मैं यह बतलाने 
श्राया हूँ कि मनुष्य घन की अपेक्षा कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण है। मुमे! विश्वासी 
के विश्वास की रक्चा करनी है। जो विवश, विकल,; बलहीन, दीन, शापित 
एव तापित हैं, जो कौणप कुल से मूक सहश शासित हैं और जो भयग्रस्त हैं, 
मै उनकी रक्षा के लिए. अ्रवतरित हुआ हूँ, मुझे मर्यादा की रक्षा करनी है, 
सादे जीवन को बचाना है। मुझे मनुष्यत्व का नाट्य खेलना है, मै यहाँ एक 
सहारा छोड़ने आया हूँ । मै यहाँ गढने आया हूँ, तोड़ने नहीं , मै यहाँ बॉटने 
आया हूँ, जोड़ने नही | मुझे जगदुपवन के ऋखाड़ छाटने हैं , मै राज्य भोगने 
नहीं, भोगाने आया हूँ | हसों को मुझे म॒क्ता-मुक्ति चुगानी है, भव मे नवयोवन 
भरना है, नर को ईश्वरता प्रदान करनी है। मै यहाँ स्वर्ग का संदेश नही 
लाया हूँ, इस भूतल को ही मुझे स्वग बनाना है। अथवा इस पुणयभूमि का 
ऐसा आकषण ही है कि मै उच्चफल जैसा अवतरित हुआ हूँ। जो व्यक्ति 
मेरा नाममात्र स्मरण करेगे, थे बिना प्रयास के ही भवसिन्थु पार हो जायेंगे : 
किन्तु जो मेरे गुण-करम और स्वभाव का अ्रनुकरण करेंगे, वे तो औरों को भी 
तार कर पार उतरेंगे। वन में मुझे निज साधन-सुलभ-धर्म की व्यवस्था करनी 
है, इसमे मन की प्रधानता होगी, कम॑ की नही। ऋच्ष-वानर की भाँति वे नर 
मुझसे आयत्व प्राप्त कर अब कृताथथ हो जायेंगे |... ...मेरे साथ-साथ बेंद की 
पविन्न वाणी उच्चरित होती चलेगी, अम्बर सोम के पविन्न धूम से भर जायगा, 
बसुधा का हरा दुकूल लद्दरा उठेगा | ज्ञानियों को तत्व चिन्तन का अ्रवकाश 
मिल जायगा, ध्यानियों का ध्यान निर्विन्न हो जायगा। अ्रग्नि आहुतियो से 
समृद्ध हो जायगी और उस तपस्त्याग की विजय-बृद्धि भी हो जायगी | कौणप- 
गणों से श्राक्रान्त एवं दुर्गंय दक्षिण देश श्रब मुनियों के लिए सुगम हो 
जायगा | भौंतिक-पद से यथेच्छाचारी इन दुष्ठों की कुगति-कुमति को मै 
मिट दूँगा । 


१--साकेत, पृ० १२ । 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३६१ 


फिर भी राम मानव है, उनका हृदय हिमालय जैसा उच्च है | मानव जन्म 
लेकर उन्होंने घरणीतल को धन्य कर दिया | कवि को उनकी ईश्वरता में पूरे 
विश्वास है . 


राम | तुम मानव हो इंश्वर नहीं हो क्‍या? 

विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्‍या ? 
तब में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, 

तुम न रमो तो सन तुममे रमा करे॥* 


गुप्त जी के बाल्मीकि ने ठीक ही कहा हे-- 


राम, तुम्हारा वृत्त स्वयं की काव्य है । 
कोई कवि वन जाय सहज सम्भाव्य है ॥* 


राम श्रपूव॑लावश्यमय हैं, मानो शल्य श्यामल भूतल ने उनमे अपनी नर 
ऋॉको दिखलाई हो , अथवा अ्वनी पर कोई कामरूपघन उतर पड़ा हो जिसमें 
एक श्रपूर्व ज्योति और साथ ही जीवन का गहदरापन भी हो ।* राम अ्रदूभुत 
शक्ति सपन्‍न हैं--राक्ुता को मार कर उन्होने धरा-धाम के भार को मिटाया [* 
वे निबलो-असहायो--के बल हैं ।* 


राम बड़े ही उदार ओर भक्तवत्सल हैं। वें भक्तो से न जाने क्‍या खेल 

खेलते हैं ।* वे केबल श्रद्धा और भक्ति के ही भूखे हैं।” भक्तो के लिए वे 
स्वय अपने ही नियमों का परित्याग कर देते हैं ।* स्वय राम ने अपने जीवन में 
अदूभुत्‌ त्याग किया था| अतः अनुरागी जन ससार तक का परित्याग करके 
'उन्हें पाते हैं--उनसे बढ़ कर ससार म॑ कौन सा धन है। भक्त इसीलिए 
राममय होकर राम के पास जाते हैं।* फिर भी राम भाव के भूखे हैं, गह 
2--बही, एष्ठ ६ । 

२०-व६ह्दी, ४० ११३ । 

३०--पचवटी, ए० ४६ स० २००६ | 

४--सिद्धराज, १० ५ | 

५--सेरनभरी, ए० २५२ अथवा ककार स० २००७, पृष्ठ ७० । 
६--जयद्रथबंध, स० २००७, ६० ८५ | 

७--युद्ध, स० २००६, पृ० ४१ । 

८5--प्रदक्षिणा, स० २१००७, पू० ३१ । 

१०-भाकार, स० २००७, पृ० ३६ । 


शे६२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


निषाद और शबरों तक का मन रखते हैं।' माँ के मन की रक्षा के लिए 
उन्होने स्वय बहुत विशाल राज्य का तृणवत्‌ परित्याग कर दिया, पिता के 
आदेश का पालन किया, स्वधर्म पर अडिग रहे ओर नर लोक में अद्भुत्‌ 
ख्याति प्राप्त करके भी जन्मभूमि के समक्ष अपने को शिशु समभते रहे ।* 
कैंकेयी चित्रकूट मे जाकर यह जान गई कि राम सचमुच भावज्ञ हैं,” सचमुच 
राम का ही वह विशाल एव उच्च चरित्र था जिसने कैकेयी के दोषो को गण 
करके स्वीकार कर लिया था ।* 
कवि ने जीव को अनादि, अनन्त, अजरामर एव अविनाशी माना है ।* 
साथ ही वहप्रकृति की भी सत्ता स्वीकार करता है। बिना सूत्रधार के यह 
सभी *४ंखला भला रह सकती है ! सचमुच जो इस भवनाटक का रुष्टा है, 
वही उसका द्र॒ष्ट भी है । अतः सभी को चाहिए कि स्वय इस नाटक के पात्र 
बन कर खेल खेले, भय से डरे नहीं |* अन्यन्न भी कवि इस जगत्‌ को प्रकृति- 
युरुष को क्रीड़ा मानता है और जीव को पुरुषोत्तम का अंशज मानता है ।* इसी 
प्रकार उसने ब्रह्म को भी मायामय माना है | इस प्रकार एक ओर कवि 
प्रकृति ओर जीव की अनादि-अनन्त सत्ता को स्वीकार करता हुश्रा उन्हें किसी 
सूत्रधार द्वारा परिचालित-अनुशासित बतला कर विशिष्टाह्वैत मत में विश्वास 
करता सा प्रतीत होता है ओर दूसरी ओर मायावाद को स्वीकार करता हुआ वह 
केवलाह्त का भी समथन करता है | वस्ततः गप्त जी को दोनो ही मतों म॑ आस्था 
है फिर भी दोनो की ऐकान्तिकता से वे दूर है | न तो वे विशुद्ध ज्ञानवादी हैं और 
न कोरे भक्तिवादी । भक्त-भगवान्‌ के सम्बन्ध उन्हे प्रिय हैं, वें इस रग के 
अतिरिक्त और किसी रग में रगना भी नहीं चाहते। वे कहते हैं 
धनुर्वाण या वेशु लो श्याम रूप के संग 
मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग ।* 
१--पचवटी, स० २००४६, पृ० १६ । 

२०-साकत, प्‌ृ० 8 ४। 

४--बही, एृ० £८रे । 

४--बही, पृ० ३३१ | 

५--वैतालिक, सं० २००८, ए० ७ 

६--वही, पृ० १८-२६,। 

७-- वही, पृ० १६०२० | 

८-सांकित, पु० २८४ । 

६-- द्वापर, ० ६ ( सं २००५) | 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तों का प्रभाव १६ ३ 


स्पष्ट है, गुप्त जी को ब्रह्म के सग॒ण रूप में उतना ही विश्वास है जितना उसके 
पारमाथिक रूप में | गुप्त जी ने अपने पन्र मे लिखा भी है--'मैंने यदि कही 
अद्वत की भावना प्रकट की तो सायुज्यमुक्ति से उसका समन्वय करके ही |? 
लक्ष्मरा ने भी गृह को समझाया है-- 


सखे समन्वय करो भक्ति का मुक्ति से | 
साकेत, पु० १०१ 


गुप्त जी ने भगवान्‌ के अर्चावतार में भी अपना विश्वास प्रकट किया है। 
उनका कहना है कि भक्त जन तो मूर्ति में भगवान्‌ का ही दर्शन करते हैं। भत्ते 
ही भ्रान्तजन उसको जड़ कह ले ।* यों तो सभी काम तकबुद्धि से ही किए 
जाते हैं, किन्त भगवान मे श्रद्धा-मक्ति ही भली होती है। नास्तिकों को जो 
लोष्ठमात्र है, भावुकों की भावना उसी में भगवान का दशन करती है । यह तो 
मानने की ही बात है--मानिये तो शकर हैं, ककर है अन्यथा |?* यद्यपि राम 
सत्र विद्यमान हैं, तथापि चित्रकूट, पचवटी और रामेश्वर में उनके चरित्र 
हमे पवित्र करते हैं। ऐसे शुभ स्थानों का जिन्हें भार मिला है, वे धन्य हैं। 


इधर जब से छायावाद का प्रभाव बढ़ा, गुप्त जी के विचारों में भी परिवर्तन 
आ गया था। “दासोडहं? और “सोड्हः के प्रश्नो मे वे भी उल्लक गए. थे-- 


अब भी एक शश्न था कोउहं, कहूँ कहूँ जब तक दासो5हं । 

तन्‍्मयता बोल उठी सोड5हं, बस हो गया सबेरा ॥९ 
किन्तु, 'साकेतः मे चल कर उनकी भावुकता पुनः आरास्तिकता की ओर लौट 
आई है| जयद्रथबध मे भो अजुन द्वारा भगवान्‌ श्री कृष्ण के स्वरूप की जो 
विवेचना कवि ने कराई है, उससे भी उसकी ब्रह्म सम्बन्धी विचारधारा पर प्रकाश 
पड़ता है । 

सीता--कबि ने सीता को ब्रह्म की मूर्तिमयी माया कहा है। सीता राम 
को श्रत्यन्त प्रिय हैं| जिस प्रकार घनश्याम में बिजली की ज्योति छिपी रहती 
है, उसी प्रकार सीता राम के भीतर बैठी हुई हैं |" सीता को कवि ने राम के 


१--रंग में मग, २००६ वि०, पृ० २२ । 
२०-सिद्धराज, प० १६ । 

३--+भाकार, पए० १६ । 

४--साकेत, पए० १५६०६३ । 


शे६४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


समान ही श्रनादि माना है और दोनो को अनादिकाल से ही सम्बद्ध भी कहा 
है| साकेत में राम ने सीता से स्पष्ट कहा है :-- 
हम तुम तो होते कान्त ? न थे कब कान्‍्ते ९ 
हैँ ओर रहेंगे नित्य विविध बवृतान्ते ? 
हसको लेकर ही अखिल सृष्टि की क्रीड़ा । 
आनन्द्सयी नित नई प्रसव की पीड़ा॥* 

वबैतालिक? में कवि ने सीता को धन-घान्य प्रदान करने वाली तथा कम्मत्षेत्र 
को ऊबर करने वाली देवी के रूप मे स्मरण किया है।* अन्यत्र भी कवि 
ने सीता का रह-रह कर बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया है। 'पत्रावली? में सीता 
ही की वन्दना कवि ने की है श्र उन्हें श्रेय तथा प्रेय दोनों को प्रदान करने 
वाली कहा है।* 'काबा और कबला? में उन्हे मुक्तिमूर्ति तथा इस देही की गति 
माना है| कवि नेउन्हें अपनी अल्ला (माता) भी कहकर सीता का स्मरण किया 
है।* वैदेही के कारण उनकी जाति भी कवि को विदेहिनी ही प्रतीत 
होती है |* इस प्रकार सीता के सम्बन्ध मे कवि की वही धारणा है जो सामा- 
न्‍्यतया रामानन्द-सम्प्रदाय में मान्य रही है। हाँ, रामानन्द सम्प्रदायान्तर्गत 
सखी-सम्प्रदाय भें सीता को विशेष स्थान प्रदान किया गया है और उनकी अनेक 
सखियों की भी कल्पना की गई है। सीतोपासक भक्त सीता का ही प्रमुख रूप 
से स्मरण करते हैं | सम्भव है, गुप्त जी को सीता-भक्ति का कुछ ससस्‍्कार इसी 
“रसिक-सम्प्रदाय” से प्राप्त हुआ हो । उनकी सीता मे बड़ी ही भ्रविचल भक्ति 
प्रतीत होती है, पर यह नहीं कद्दा जा सकता कि उनकी भक्ति सखी-भावना 
की ही भक्ति है। वे स्वय बतला चुके हैं कि उनका सम्बन्ध सख्यभक्ति से 
कराया गया था, पर उनकी उदारता उस बंधन को स्वीकार न कर सकी | 


जीव--शुप्त जी ने जीव के सम्बन्ध मे कोई विस्तृत विवेचन प्रस्तुत नहीं 
किया है, फिर भी उनकी धारणा प्रायः वही रही है, जो रामानन्द-सम्प्रदाय 
में मान्य है| वैतालिक में उन्होंने मानव-मात्र को सबोधित करके कहा है कि 
प्रनुष्ष भी जल, थल, गगन की भाँति अनन्त है, वह स्वाधीन आत्मा है, 


£--बहां, पृ० १६५॥। 
२०-वैतालिक, पृ० ५। 
४३--पत्नावली, ५० २ । 
४--काबा और कबंला, पृ० 8 । 
प्र--माकेत, १०१०८ । 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३६५४ 


परमात्मा-लीनात्मा है , वह मुक्तात्मा है--परमात्मा युक्त आत्मा है , वह श्रजर- 
अमर और अविनाशी है , वह तेज की राशि और विकारी है , सूर्य आवागमन 
युक्त है, पर वह निष्काम-मुक्त है, यही जीव का भी क्रम है| ससार ब्रह्म का क्रीड़ा- 
क्षेत्र है, बिना उसमे घुसे उसे पाना सम्भव नहीं | पुरुषोत्तम का अ्रशज जीव 
केवल यही व्याप्त नहीं है--तनके साथ ही उसकी समाप्ति नही है, उसे तो वहाँ 
भी जाना है जहाँ से उसका आगमन हुआ है ।* 


जीव तो केवल हेतुमात्र है, करता केवल ईश्वर ही है, वह निर्विकार होंकर 
भी भक्तवत्सल है। उसे जो इष्ट होता है, सर्वत्र वही होता है। उसे पाकर 
ओर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता । बख्ुतः जो लोग उसके पिदकमल के 
असल मधु? को जान गए हैं, वे मुक्ति की भी कामना नहीं करते ।* 


प्रकृति --इस जगत्‌ को गुप्त जी ने प्रकृति और पुरुष की क्रीड़ा माना है । 
प्रकृति नटी क्षण-ज्षण अनेक नवीन दृश्य उपस्थित करती हुईं नाट्य कर रही 
है| वह अवश्य ही किसी सूत्रधार द्वारा परिचालित एवं नियत्रित है, नहीं तो यह 
श्रखला न बनी रहती ।* इस प्रकृति को गुप्त जो ने गुण-कर्ममयी माना है, उनका 
कहना है कि इसे जान ल्लेना असम्भव सा है |* 
इस सबन्ध मे उन्होंने माया का भी नाम लिया है और उसे ईश्वर की 
शक्ति माना है | वस्तुतः यह माया ही जीव को उलम्राए रहती है। उसी ने 
उसे अपने बाहुपाश में बॉधघ रक्‍्खा है। भगवान्‌ की जब कृपा हो जाती है, 
यह बन्धन श्रपने आप खुल जाता है। यह ससार है तो क्षणमगुर, पर इसका 
सुख बहुत ही आकषक है। यह खट्टेमीठे रस का एक मोहक घड़ा है, इसकी 
रचना देख कर मुग्ध हो जाना ही पड़ता है ।* 'साकेत” में कवि ने सीता को 
ही मूर्तिमयी माया कहा है और उसे ब्रह्म की शक्ति स्वीकार किया है ।* जिसे 
राम मिल जाता है उसे भला माया क्‍या मोह सकती है ? ऐसे पुरुष को पाकर 
फिर किसे क्‍या पाना शेष रह जाता है |” यह माया बड़ी ही दुरत्यया और 





१--बैतालिक, स० २००८, ए० ५०२० । 
२--जयद्रथबध, स्‌० २००७, पृष्ठ ३०-६२ । 
३--बैतालिक, ए० १८-१६ (स० २००८)। 
४--अजलि और अध्यं, स० २००७, पृ० ८ 
५--मेकार, पृ० ६३, ६७ । 

६--साकेत, पृ० १५६। 

७-+-कांबा और कर्बला, प० ६५ (स० २००४) । 


३६६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


शक्ति-शालिनी है। जीव और प्रभु के मध्य में यही खड़ी है। बिना उसको 
साथे भक्ति और सुक्ति का समन्वय नहीं हो सकता ।* 

मोक्ष--मोक्ष के सम्बन्ध में गुप्त जी ने अपने पूवं उच्त पत्र में स्वीकार 
किया है कि सायुज्य मुक्ति में ही उनका विश्वास है। भगवान्‌ को पा जाने 
पर जीव को और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता । वस्तुतः जिन्हे उसके पद्‌ कमल 
के वास्तविक मधु का ज्ञान हो गया है, वे मोक्ष को अ्रनिच्छा पूर्वक देखते हैं। 
ईश्वर-जीव का सगम बहुत ही मधुर होता है, यह सुख विचितन्न है ।* 

किन्तु, ब्रह्म को पाना सहज सम्भव नहीं हैं। भव तक के त्थागी बन 
कर केवल अनुरागी जन ही इसे पाते है । वस्तुतः भक्तो के लिए उससे बढ़कर 
ओर कौन साधन होगा १ इसीलिए, जीव को उसे पाकर और कुछ पाना शेष 
नहीं ही रह सकता है।* 

गुप्त जी ने अधिरादि मार्ग पर कोई प्रकाश नही डाला है | 

साकेत--लौकिक साकेत का शुप्त जी ने बड़े विस्तार से 'साकेत” महाकाव्य 
में वन किया है। देव नदी तो केवल मात्र मरों को पार उतारती है, किन्तु 
सरयू जीवितो को ही तार देती है, अ्रयोध्या घरती की अ्रमरावती है; वह धर्मादर्श 
निकेत है |” श्रयोध्या राम को बहुत ह्वी प्यारी है। यह राम का धाम 'साकेत?, 
स्वर्गोपरि है । वन जाते समय बड़ी ही भावुक वाणी में रास ने इस अयोध्या का 
स्मरण किया है। मातृ-भूमि के प्रति उनका यह अनुराग बड़ा ही अपूर्व है । 
तुलसी के राम ने भी “यह प्रसग जानइ कोठ कोऊ! । कह कर अवधपुरी को 
बहुत ह्वी प्रिय बतलाया है | 

बस्तुत' इसी धाम में भगवान्‌ के नाम-रूप-गुण और लीला का लाभ 
होता है ।* यद्यपि राम सब मे रसे हैं, फिर भी श्रयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी और 
रामेश्वर मे उनके चरित्र हमे पविन्न करते हैं । जिनको ऐसे शुभस्थानों का भार 
मिल गया है, वे भी पूजनीय हैं ।* राम की श्रयोध्या सर्वदा राम के साथ है 
अतः उसके प्रति राम-भक्तों का श्रनुराग होना स्वाभाविक भी है। 





१--साकेत, पृ७ १०१ । 
२--जयद्वथबंध, प० ६२०६३ । 
२०-भकार, १० ३६ | 
४--माकेत, ए० १४,१५,३२ 
४-यशोवरा, पृ० ११ । 
$--सिद्धराज, पु० १८ 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तों का प्रभाव ३६७ 


स्पष्ट है, गुप्त जी ने अयोध्या का स्मरण श्री राम के धाम के रूप मे ही 
किया है, किन्तु उन्होने विरजा, स्वण सिंहासन, कनक-भवन आदि का इस प्रसंग में 
कोई वर्णन नहीं किया है | 


घ--रामानन्द सम्प्रदाय के दाशनिक सिद्धान्त 
तथा उनसे प्रभावित अन्य कवि 


रामानन्द सम्प्रदाय के दाशनिक सिद्धान्तो से प्रभावित होकर अनेक 
रामानन्दी कवियों ने रचनाएँ की हैं, किन्तु उनकी अधिकाश प्रतियाँ 
साम्प्रदायिक मठो मे दस्तलिखित पोथियो के रूप में ही यत्रतत्न बिखरी पड़ी हैं । 
अ्रभी तक उनकी पूरी सूची भी प्रकाशित नहीं हो सको है । केवल कुछ कबियों 
की रचनाएँ, ही प्रकाश मे आ सकी हैं | ऐसे कवियो में अग्नरदास, नाभा जी, 
बालअली, सूरकिशोर, कृपानिवास, रामसखे, श्रेमसखी, रामचरणुदास, जीवाराम, 
युगलानन्यशरण आदि प्रमुख हैं | इनकी विचारधारा का अध्ययन एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ की अपेक्षा रखता है, क्‍योंकि ये कवि रामानन्द-सम्परदाय से मूलतः प्रभावित 
होने के साथ ही रसिक-सम्प्रदाथ की सखी-भावना से विशेष रूप से प्रभावित हैं | 
जब तक सखी भावना के मूल ग्रन्थों की विचारधारा का विस्तृत ठग से अध्ययन न 
कर लिया जाय तब तक इनके विचारों के समभने का प्रयास अधूरा एवं एकागी 
ही होगा | फिर भी इनकी विचारधारा पर पीछे पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका 
है | ये समस्त कवि माधुय-भक्ति से विशेष प्रभावित है, इनके सम्महों मे माधुय 
भक्ति से सबन्धित पदों की ग्रधानता है। ब्रह्म, जीव, जगत, माया, मोक्ष आदि 
मंभीर दार्शनिक प्रश्नो पर इनमे से एकाध को छोड़ कर प्राय: किसी ने भी' 
विचार नहीं किया है | अथ पचकः' में युगलानन्यशरण जी ने विशिष्टाद्वैत 
का ही प्रतिपादन किया है | अग्रदास की रचनाएँ. प्रायः उपदेश प्रधान है, उन्होने 
अष्टयामीय उपासना-पद्धति पर ही विशेष प्रकाश डाला है | नाभादास का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है 'भक्तमाल? | रामाष्ट्याम! में उन्होने भी अष्ट्यामीयोपासना प्रणाली का 
ही विवेचन प्रस्तुत किया है | कृपानिवास सखी भाव में तत्सुख-विधानकर्ता के 
रूप मे प्रसिद्ध हैं। सूरकिशोर की भक्ति वात्सल्यभ्ञाव की थी, रामसखे सख्यभाव 
के उपासक थें। रामचरणुदास ने स्वसुखी शाखा चलाई ।जीवाराम जी 
रामचरणदास के ही शिष्य थे, किन्तु स्वसुख मे उनका विश्वास नहीं था । युग- 
लानन्यशरण जी जीवाराम जी के ही शिष्य थे | माधुर्यापासको ने अष्टयाम? पर 
ही बहुत कुछ कह्दा है। जैसा अभी कहा जा चुका है, इन्होने गभीर दाशनिक 


श्ध् रामानन्द सम्प्रदाय तया हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


श्रश्नो को उठाया तक नही, विवेचना करना तो दूर रहा | जहाँ तक महत्व का 
प्रश्न है ये समी कवि मध्यम श्रेणी के है । न तो इनकी माषा ही श्रलकृृत एव 
प्रौद है और न इनमे छुदादि नियमों का ही पालन मिलता है। केवल रसरग- 
मणि जी की ही कविताएँ शुद्ध साहित्यिक रचनाएँ. कही जा सकती है | 'रसिक 
सम्प्रदाय” के मूल अन्थ हैं--श्रमर रामायण, श्रानन्द्रामायण, कोशल खड, 
भुशुडिरामायण, महारामायण, महारासोत्सब, मत्ररामायण, रामरहस्योपनिषद्‌, 
रामनवरत्न, लोमशसहिता, सदाशिवसहिता, शाडिल्यसहिता, हनुमत्सहिता, सुन्दर- 
मणिसदर्भ” आदि । इनमे रामाष्टयाम का विस्तार से वर्णन मिलता है । साथ ही 
सीता जी की चारुशीला तथा चन्द्रकला सखियो और उनकी अनेक अनुगामिनी 
सखियो का वर्णन वहाँ मिलता है | उनके यूथ और यूथेश्वरियो की भी कल्पना 
की गई है। रामरास का वर्णन प्रमुख रूप से प्रायः इन समस्त अन्थों से किया 
गया है। “महारासोत्सव! और “कोशल खड? मे रामरास के अनेक रूपो का 
विस्तार से बर्णन मिलता है। पीछे इन अन्थों के प्रतिपाद्य पर कुछ प्रकाश 
डाला जा चुका है । 

अतः स्पष्ट है, उपयक्त समस्त कवि भक्त पहले हैं, कवि या दार्शनिक गौण 
रूप से | इनमे दाशनिक विवेचन का प्रायः अत्यन्त ही अभाव है | इसी कारण 
उनकी विचारधारा का यहाँ कोई अध्ययन प्रस्तुत नही किया जा रहा है । रही 
इनकी मक्ति-भावना, उस पर पीछे पर्याप्र प्रकाश डाला जा चुका है। इनकी 
स्वनाओ का महत्व केवल एक दृष्टिकोण से ही है--बह है इनके माध्यम से 
राम-भक्ति में माधुय भाव के प्रवेश एव विस्तार को सरलता से समझा जा सकता 
है। यह तो पीछे कहा ही जा चुका है कि रामानन्द-सम्प्रदाय मूलतः भक्ति- 
सम्प्रदाय है, यहाँ भक्ति प्रधान, शान, चितन एवं आचाय॑त्व गोण हे | इस) 
कारण रामानदी विचारधारा पर प्रकाश डालने वाले ग्रन्थों का इस सम्प्रदाय मं 
प्राय: श्रभाव सा ही हे । पिछले सो वर्षों से ही इस संप्रदाय में कुछ विवेचन-परक 
ग्रंथ मिलने प्रारम्भ होते हैं, मध्ययुग या उसके लगभग २०० वर्ष पश्चात्‌ तक 
दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थों का नाम तक नहीं मिलता | भक्ति इस सम्प्रदाय का मूल 
मन्र थी, उपासना परक गीतो की बहुलता का यही एक मात्र कारण है | स्वयं 
रामानन्द जी ने भी आचाय शकर या रामानुज की भाँति जमकर दाशनिक तत्वों 
का विवेचन प्रस्तुत नही किया है। रामानन्द का महत्व एक सुधारक के रूप 
में अधिक है, आचाय के रूप मे कम | उन्होने दार्शनिक सिद्धान्तों की दृष्टि से 
(विशिष्टाद्वेतः का ही अनुस्तरण किया है और यही उनके सम्प्रदाय का मान्य 
दाशंनिक मत है। “जानकी भाष्य” तथा “आनन्दभाष्य” रामानन्दी विशिष्टाद्वेत की 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-दाशनिक सिद्धान्तो का प्रभाव ३६६ 


सरल भाषा में बडी सुन्दर व्याख्या उपस्थित करते हैं। अतः उनके मत को 
सम्प्रदाय का मूल मत माना जाना चाहिए! | रामानन्दी कवियों ने प्रायः इसी मत 
में अपनी आस्था व्यक्त की है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के परिशिष्ट भाग मे इन समस्त कवियों की प्रकाशित एव 
ग्रप्रकाशित रचनाश्रो की सूची प्रस्तुत की जा रही है। यथा संभव इस सूची को 
पूर्ण बनाने की चेष्टा को गई है । इनमे से प्रकाशित पुस्तकें छोटे लाल लक्ष्मी- 
चन्द, बुक्सेलर, अयोध्या से प्राप्त हो सकती हैं। यथावकांश इन कवियों की 
रचनाओं का साहित्यिक एवं भक्ति सम्बन्धी मूल्याकन उपस्थित करने का प्रयास 
करूँगा | रामभक्ति मे माधुय भाव के विकास में इनका पर्याप्त योग रहा है, 
कृष्णुभक्त कविया की ही मॉति इन्होने राम-रास, राम का मुरलीबादन, राम- 
सीता का श्रष्ठयामांय श्गार एवं उनकी विलास-चेष्टा का वर्शान किया है । 
अधिकाशतः यह साहित्य अश्लील है और ठुलसी द्वारा स्थापित मर्यादा का 
उल्लंघन करता है | पीछे रामानन्द-सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत करते समय इन 
कवियों की जीवनी, उनकी रचनाओं एवं उनकी भक्ति-भावना पर प्रकाश डाला 
जा चुका है। यहाँ उसकी पुनराबत्ति अनावश्यक है | 


नव अध्याय 
हिन्दी कवियों पर रामानन्दी-भक्ति-पच्धति 
का प्रभाव 


रामानन्द-सम्प्रदाय और तुलसीदास--रामानन्द-सम्प्रदायः मे पंच 
सस्‍्कारो को भक्ति का एक आवश्यक अंग माना गया है | मुद्राकण, ऊध्वपुरड, 
नामकरण, मन्त्रजाप, तुलसीमाला आदि पच ससकारों से विधिवत्‌ सम्पन्न हो 
जाने पर व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ बहुत कुछ अन्तमखी हो जाती हैं और फिर उसके 
लिए. अपने मन को बाह्य जगत्‌ से खीच कर भगवच्चरणों मे केन्द्रित कर देना 
सहज हो जाता है। कहा गया है बिना इन पंच सस्कारो से संस्कृत हुए व्यक्ति 
उस भक्ति का अधिकारी नहीं होता जिसे पाने के लिए ऋषि-महर्षियो को भी 
जीवन भर साधना करनी पड़ती है। तुलसीदास रामानन्द-सम्प्रदाय में दीक्षित 
हुए थे, इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। उनके सम्बन्ध में केवल 
इतना दी ज्ञात है कि उन्होंने किसी गुरु के समीप रह कर ही अपनी वाल्या- 
वस्था मे विद्या प्राप्त की थी | गुरु ने उन्हें अपने सम्प्रदाय के कम-काण्ड. से 
श्रवश्य ही परिचित कराया होगा, किन्तु कही भी गोस्वामी जी ने इस साम्प्रदायिक 
कर्मकाए्ड की कोई चर्चा नहीं की है। कदाचित्‌ पच संस्कारों को वे अनावश्यक 
सा समभते थे | कहीं भी उन्होंने यह नहीं लिखा है किपच सस्‍्कारों से नियमित 
रूप से संस्कृत हो जाना भक्ति का एक आवश्यक श्रग है। वे तो वाह्माचार- 
दोंग की सीमा तक जाने वाले बाह्याचार-के विरोधी से जान पड़ते हैं । भगवान्‌ राम 
मे उनकी अटूट भक्ति थी और इस मानसिक भक्ति के ही वे उपासक प्रतीत 
होते हैं। “विनयपन्निका” मे उन्होंने लिखा है--- 

माधव ? मोह पास क्‍यों टूटे ? 

बाहर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्न्थि न छूटे ॥ 


है 


हिन्दी कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४०३१ 


घृत पूरन कराह अन्तरगत ससि प्रतिबिम्ब दिखाबे । 
इंधन अनल लगाइ कलप सत ओऔटत नास न पाजे ॥ 
तरु कोटर मंह बसे विहंग तरु काटे मरे न जैसे | 

साधन करिय विचार हीन मन सुद्ध द्दोइ नहि तेसे ॥ 


अन्तर मलिन, विषय मन अति, तनु पावन करिय पखारें । 
मरे न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारें | 


तुलसिदास हरि गुरु करुना बिन विमल विवेक न होई | 
बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पाबे कोई ॥ पद ११४ 


इस पद से स्पष्ट हे कि तुलसीदास की आस्था आन्तरिक शुद्धि में अधिक थी | 
वाह्य उपचार मन की मलीनता को दूर नहीं कर सकते श्रौर जब तक मन की 
वासना नहीं मिटती, तब तक संसार-सागर से पार पाना असम्भव है | 

भक्ति की प्रमुख विशेषताएँ ओर तुलसीदास--तुलसीदास की भक्ति 
बहुत ही उच्चकोटि की थी। विद्वानों ने भक्ति के जितने भी प्रमुख एवं आ्रावश्यक 
अंग माने हैं, वे सभी गोस्वामी जी की भक्ति-पद्धति में पाए जाते हैं। रामानन्द 
जी के अनुसार भक्ति की सर्वप्रमुख विशेषता है परमात्मा के प्रति अनन्य अनुराग, 
तुलसीदास ने अनेक स्थलों पर अपने एकाधिक गअन्थो मे परमात्मा के प्रति अनन्य 
अनुराग को भक्ति का प्रमुख आवश्यक अग माना है :--- 


सखा परम परमारथ येहू। मन क्रम बचन राम पद नेह | 
““लेंद्मण, सानस, अर० का०, पु० २११८ 
तुलसी के बाल्मीकि ने भी कहा है ;--- 
सस्‍्वामि सखा पितु मातु गुर , जिन्दके सब तुम तात। 
मन मन्दिर तिनन्‍्हके बसहु , सीय सहित दोड आअआत॥ 
मानस, आ० का०, पु० २३४ 
काथवा«-* हर है 
जिन्हहि राम तुम प्रान पियारे | तिनके सन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
सब करि मांगहि एकु फलु रामचरन रति होड । 
तिन्हके मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोड ॥ 
“मानस, आ० का०, पृ० २३३ 
स्वय राम ने कहा है :--- ह 
गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा। सब मोहि कहं जानें दृढ़ सेवा ॥ 


४०२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


बचन करम मन सोरि गति, भजन करहि निहकास | 


तविन्दके छृदय कमल महूँ, करो. सदा विश्राम ॥ 
“मानस, अ० का०, पु० ३३१ 


बसिष्ठ भी कहते हैं 
सो सुख करम धरम जरि जाऊ | जह न राम पद पंकज भाऊ॥ 


जोगु. कुजोगु ज्ञान अज्ञानू | जह नहि राम भेस परधानू॥ 
“>-मानस, अ० का०, पु० ३०३ 
राम और भक्त का यह प्रेम उसी प्रकार का है जैसा चातक और जलधर का ग्रेम- 


एक भरोसो एक बल्न एक आस विस्वास। 
एक राम घनस्यास हित चातक तुलसीदास ॥ 
“-दोहावली, २७७ दोहा 
भक्ति की दूसरी विशेषता है भगवान्‌ के श्री चरणों की सेवा | वस्ठुतः यह 
भक्ति का एक आवश्यक अंग है। तुलसीदास ने जिस प्रकार की भक्ति को 
स्वीकार किया है, उसमे भगवान्‌ की सेवा को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। 


वाल्मीकि ने राम से मिलने पर सत्य ही कहा $--- 
करम बचन मन राउर चेरा | रास करहु तेहि के डर डेरा ॥ 
“-मानस, अ्र० का०, पृु० २३४ 
शकर ने भी राम की प्रार्थना करते हुए कहा है-- 
भव सिन्धु अगाघ परे नर ते | पद पकज प्रेम न जे करते ।। 
अतिदीन सलीन दुखी नित ही । जिन्हके पद पंकज ग्रीति नहीं | 
अवलम्ब मवन्त कथा जिन्हकें। प्रिय संत अनन्त सदा तिन्हकें || * 
नहि राग न लोभ न सान सदा । तिनके सम वेभव वा विपदा ॥ 
यहि तें तव सेवक होत मुदा | सुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेम निरन्तर नेमु लिए। पद पंकज सेबत सुद्ध हिए ॥ 
“-मानस, उत्तर काए्ड, पु० ४६८ | 
जनक और अगरूय ने भी राम से अविरल चरण-प्रीति का ही वरदान माँगा था- 


बार बार मागौ कर जोरे। मनु परिहरे चरन जनि भोरे ॥ 
“-जनक, मानस, बा० का०, पु० १६६ 


आअधिरल भगति बिरति सतसंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 
“-अगस्यथ, झ० का०, पृ० रेष्पह 


हिन्दी कवियों पर रामानंदी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४०३ 


“बिनय-पत्रिका? में भी तुलसीदास ने राम के चरणों में अपने दृढ़ अनुराग 
को अनेक स्थलो पर व्यक्त किया है। यहाँ दो एक उठाहरण मात्र देना 
पर्याप होगा--- 


जाऊँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 

काको नाम पतित पावन है ? केहि अति दौन पियारे ? 

कोन देव बरिआई विरद हित हठि हठि अधम उधारे ? 

खग, मृग, व्याध, पषान, विटप, जड़ जमन, कवन सुर तारे ? 

देव, दनुज, मुनिनाग, मनुज सब माया विवस विचारे। 

तिन्हके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपो हारे ? 
-“-विनय, पद १०१ 


राम जैसा स्वामी कोई अन्य है ही नहीं, इसी से तो उनके चरणों में तुलसी 
का इतना श्रनुराग है | वे कहते हैं--- 

इहे जानि चरनन्हि चितु लायो | 

नाहिन नाथ अकारण को हितु तुम्ह समान पुरान श्रुति गायो | 

“--विनय, पद्‌ २४२३ 

तैलघारावत भगवान्‌ का स्मरण भक्ति की एक अन्य प्रमुख विशेषता है । 
तुलसीदास के मत से नाम भगवान्‌ के सभी प्रकार के भक्तों को प्रिय है, योगी 
आदि सभी भगवन्नाम का स्मरण निरन्तर किया करते हैं--- 


राम भगत जग चारि प्रकारा | सुकझृती चारिड अनघ उदारा || 
चहूँ चतुर कहँ नाम अधारा । ज्ञानी प्रभुहि विसेषि पिआरा | 
“नाम जीह जपि जागहि जोगी | विरति विरंचि-प्रपंच वियोगी । 
ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा। अकथ अनामय नास न रूपा | 
जानी चहहि गूढ़ गति जेझऊ | नाम जीहजपि जागहि तेऊ | 
“मानस, बा० का०, पु० १५ 
विनय मे भी तुलसीदास जी ने लिखा है--- 


राम राम रमु, राम राम रहु, राम राम जपु जीहा। 
राम नाम-नव-नेह-मेह को मन हठि होहि पपीहा ॥ 
सब साधन फल कूप-सरित-सर-सागर-सल्निल्ष निरासा। 
राम-नाम-रति-स्वाति-सुधा सुभ-सीकर प्रेम पियासा ॥ 
गरजि तरजि पाषान बरसि पति प्रीति परखि जिय जाने। 
अधिक अधिक अनुराग उमंग उर, पर परिमिति पहिचाने।। 


४०४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


रामनासम गति, रामनाम सति, रासनाम अनुरागी। 
हे गये, हैं, जे होंहिगे तेइ तिसुअन गनियत बड़भागी । 
एक अंग मन अगम गवन करि विलमु न छन छन छांहे । 
तुलसी हित अपनो अपनी दिसि निरुपधि नेम निवाहें ॥ 
“विनय, पद ६५ 
भक्ति की चौथी विशेषता है विवेक । ठुलसीदास का हढ विश्वास है कि 
बिना विवेक के ससार सागर को पार करना श्रत्यन्त ही दुष्कर है-- 
तुलसिदास हरिगुरु करुना बिलु, विमल विवेक न होई | 
बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई॥ 
“-विनय, पद ११५ 
ज्ञान-विराग से युक्त भक्ति को ही वे सच्ची भक्ति मानते थे, क्योंकि जब 
तक विषयो से विराग नहीं हो जाता, जब तक विवेक द्वारा मोह एवं भ्रम को 
दूर नहीं कर दिया जाता, तब तक राम-चरणो में अ्रविचल अनुराग नहीं हो 
सकता | इसी कारण, गोस्वामी जी का मत है, हरिभक्ति-पथ विरति और विवेक 
से पूर्ण होना चाहिए. | वे लिखते है :-- 
जानहि तबहिं जीव जग जागा | जब सब विषय विल्ञास विरागा। 
होइ बिबेकु मोह अ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
--मानस, लझुमण गुह् से, 
अ० का०, पु० २१८८ 


अथवा 

श्रुति सम्मत हरि-भगति-पथ, संयुत विरति विवेक । 

तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक | 
“मानस, 3० का०, पु० ५१४ 

भरद्वाज के यहाँ भी ज्ञान-विरागयुक्त भक्ति की ही चर्चा हुआ करती थी--- 


ब्रह्म निरूपन धर्म विधि, बरनहिं तत्व विभाग | 
कहूहि भगति भगवन्त के, संयुत ज्ञान विराग॥ 
“मानस, बा० का०, पु० २७ 
तुलसीदास ने भी जप, तप, योग आदि को भक्ति का अ्रग माना है। 
वे इनको भक्ति के साधक मानते हैं। वस्तुतः वपस्वियों के लिए संसार में 
कोई वस्तु दुलभ नहीं रहती है। तप से ही विघाता जगत्सृध्टि करता है, तप से 


हिन्दी कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव छु०५्‌ 


ही विष्णु ससार का पालन करते हैं ओर तप से ही रुद्र इस चराचर जगत्‌ का 
सहार करते हैं--- 
जनि आचरजु करहु मन माही | सुत तप ते दुलेम कछु नाहीं।॥ 
तप बल ते जग रूजे विधाता। तप बल विष्नु महा परित्राता ॥ 
तप बल संभु करहि संहारा। तपते अगम न कछु संसारा॥ 
“मानस, बा० का०;, पु० रे 


अत्रि का स्पष्ट मत है :-- 
जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई । 
रघुवीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई ॥ 
“मानस, अरण्य का०, पु० १२४ 


वस्तुतः कुयोगी पुरुष से भक्ति के बाधक-तत्वो पर विजय भी नहीं पाई जा 
सकती ;-+- 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी | मोह विटप नहि सकहि उपारी ॥ 
“मानस, लं० का०, पु० ४२३ 
फिर भी यह सही ही है कि जप, जोग, दान; तप, मर, ब्रत, नियम आदि का 
पालन करनेवाले भगवान्‌ की उस कृपा को नहीं ही पा सकते जिन्हें निष्काम 
प्रेम करने वाले भक्त पाते है :--- 


उसम्ाा जोग जप दान तप नाना मख् ब्रत नेस | 
राम कृपा नहि करहि तसि जसि निष्केवल प्रेम |। 
<्यानस, त्तृ 0 का० श्र प्‌ ए ्गर 


नवधा भक्ति और तुलसीदास--रमानन्द्‌ जी के मत से भगवान्‌ की 
कथा का श्रवण, उनके यश का कीतन, उनके नाम का सस्मरण, उनके चरणों 
की सेवा, उनका समन, वन्दन, उनकी दासता, सख्यभाव से उनके प्रति प्रेम 
तथा उनके चरणों मे आत्मा्पंण आदि भक्ति के ६ प्रधान भेद हैं। भागवत्‌- 
कार ने भो नवधा भक्ति को ही प्रधान माना है। रामानन्द जी के उपरान्त 
उनके सम्प्रदाय में दशधा मक्ति का विशेष प्रचार हो गया। नाभा जी ने 
"भिक्ति दशधा के आगर? कह कर साम्प्रदायिक भक्तो की प्रशसा भी की है। 
चस्तुत. इस नवधा भक्ति का प्रचार मध्यन्युग मे उत्तर-भारत के सभी भक्ति- 
सम्प्रदायो मे सामान्य रूप से हो गया था और तुलसीदास का इससे प्रभावित 


४०६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


होना नितान्त ही स्वाभाविक था | यह अवश्य है कि तुलसीदास ने उपयुक्त नवधा 
भक्ति की चर्चा करने के साथ ही अपने ठग पर भी नव नये विभाग किए हैं। 
उनके राम ने शबरी से इस नवधा-भक्ति की चर्चा इस प्रकार की है :-- 


१--प्रथम भगति संतन्ह कर संगा | 

२--दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 

३--गुरुपद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान | 

४--चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥| 

४--सन्त्र जाप मस॒ दृढ़ विस्वासा | पंचम भजनु सो बेद प्रकासा ॥ 

६--छठ दम सील विरति बहु कर्मा । निरतनिरन्तर सज्जन धर्मो ॥ 

७--सातव सम मोहि मय जगदेखा | मोतें अधिक संत करि लेखा । 

८--आठव जथा लाभ सनन्‍्तोषा | सपनेहेँ नहिं देखइ परदोषा। 

६--नवस सरल सब सन छुलहीना | मम भरोस हिआं हरष न दीना ॥ 
--+ मानस, अरण्य कार्ड, पृ० ३४५४-४६ 


इसी प्रकार बाल्मीकि जी ने भी उन स्थलों का निर्देश किया है, जहाँ 
भगवान्‌ राम नित्य निवास करते हैं। दूसरे शब्दों मे भगवान्‌ राम का प्रिय 
होने के लिए जिन गुणों को भक्तों को समधिगव कर लेना चाहिए, उन्हीं का 
निर्देश वाल्मीकि जी ने किया है। ये गुण निम्नलिखित हैं ---१--भगवत्‌ कथा 
का निरन्तर श्रवण २--भगवद्रूप-दशन की अभिलाषा ३--भगवद्यशका 
कीतेन ४--भगवत्पसाद से प्रेम ५--भगवान्‌ को निवेदित करके भोजन करना 
६--भगवान के प्रसाद-स्वरूप पटभूषणादि का पहनना ७--देवता, ब्राह्मण और 
गुरु को देख कर नमित हो जाना ८--राम की पूजा करना €--केबल मात्र राम 
का भरोसा करना, अन्य का नहीं १०--रामतीथ का दर्शन करना ११--मंत्र 
राज का जाप १२--तपंण होमादि करना १३--विप्र भोज करा कर दान देना 
१४--भगवान्‌ से भी अधिक गुरुओं को महत्व देना। १४५--सभी कर्मों के फल- 
स्वरूप राम चरणों में प्रेम की याचना करना १६--काम, क्रोध, लोभ, मद, 
मान, मोह, क्षोम, राग, द्रोह, कपट, दम्भ, माया, आदि का परित्याग करना 
१७--सबका प्रिय तथा सबका हितकारी हीना १८--छुख-दुख, प्रशसा-निन्दा 
में समान रहना १६--सत्यभाषण करना २०--जागते-सोते भगवान राम की 
शरण में रहना २१--राम को छोड़ कर अन्य के पास न जाना २२--परनारी. 
को माता तुल्य मानना २३--घन की वाछा न करना २४--दूसरे की सम्पत्ति 
को देख कर प्रसन्न होना और दूसरे के दुख को देख कर ठखी होना 


हिन्दी कवियों पर रामानन्दी भक्तिन्यद्धति का प्रभाव ४०७ 


२५--राम को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानना। २६--राम को स्वामी, सखा, 
पिता, गुरु, माता सभी कुछ मानना। २७--अ्रवगुणों को छोड़ कर गुण का 
ग्रहण करना श्य--विप्र और गाय के लिए. कष्ट सहना २६--नीति के अनुसार 
जीवन बिताना ३०--राम के गुणों और अपने दोषो को जानना-समभझना 
३१--राम-भक्तों से प्रेम करना ३२--जाति-पॉति, घन-घर्म, बड़प्पन, प्रिय 
परिवार, सदन आदि का परित्याग करके राम मे नित्य लीन रहना ३३--स्वर्ग-नरक 
तथा अपवर्ग को समान समझना ३४--विश्व भर मे भगवान्‌ राम का दर्शन 
करना ३४--मन, वचन और कम से राम की सेवा करना ३६--भगवान के 
स्नेह मात्र को छोड़ कर किसी अ्रन्य वस्तु की याचना न करना । 
भक्ति के उपयुक्त आवश्यक अगों पर बल देते हुए. भी तुलसीदास नवघा 
भक्ति-पद्धति को बहुत अधिक महत्व देते हैं। कहना तो यह चाहिए, कि नवधा 
भक्ति-पद्धति को ही मूलाघार मान कर यह विशाल भवन खड़ा किया गया 
है। केवल कुछ उदाहरण देकर हद्वी इस कथन को पुष्ट करने का यहाँ प्रयास 
किया जा रहा है-- 
कथा-अ्रवण :--कल्िमल समन दमन दुख राम सुजस सुख मूल | 
सादर सुन्हहदि जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ।| 
--मानस, अ्र० का०, पुष्ठ ३२४ 
भव सेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारि। 
तिन्‍्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहदि त्रिसिरारि। 
“मानस, कि० का०, पु० ३२७० 
नीलोत्पल तन स्याम, काम कोटि सोभा अधिक । 
सुनिय तासु गुन भाम, जासु नाम अघ खग बधिक || 
“मानस, कि० का०, पुृ० ३७० 
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरषाती 
“मानस, अ० का० पु० ६१ 
कीतंन--जो नहि करे रामगुनगाना | जीह सो दादुर जीह समाना || 
“मानस, बा० का०, पृ० ६१ 
जसु तुम्हार मानस विसल हंसिनि जीहा जासु । 
मुकताहल गुनंगन चुन३इ, रामबसहु सन तासु ॥ 
_ --मानस, अ्र० का०, १० २३३ 


ड०्द रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सस्मरण--रामनास सनि दीप धरु, जीह देहरी ह्ावार। 
तुलसी भीतर बाहरहुँ जो चाहसि उजियार | 
“मानस, बा० का०, पृ० १४-१५ 


नाम जीह जपि जागहिं जोगी | विरति बिरंचि प्रपंच वियोगी | 
ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा | अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
जानी चहहि गूढ़ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहि तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहिं लय लाए | होहि सिद्ध अनिमादिक पाए ॥ 
जपहि नामु जन आरत भारी | मिट॒हि कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
“मानस, बा० का०, पु० १५ 


पदश्मिति-सब करि मांगहि एक फलु, राम चरन रति होड। 
तिन्हके मन भन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दो ॥ 
““मानस, झ० का०, पु २३४ 


को रघुवीर सरिस संसारा। सील सनेहु निबाहन हारा॥ 
जेहि जेहि जोनि करम बसश्रमहदी । तहंतहं ईसु दे येह हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी सिय नाहू। होड नात येहु ओर निबाहू ॥ 

“मानस, झ० का०, पु० श्य& 


अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहहूँ निर्बान। 
जनम जनम रति रामपद यह बरदान न आन || 
“मानस, अ० का०, प० २६६ 


समन :--ऐसी आरती राम रघुबीर की करहि मन । 

हरन दुख-हन्द गोविन्द आनन्द घन | 

अचर, चर, रूपहरि सर्वंगत सव्वेदा बसत, इति वासनाधूपदीजै | 
दीपनिजबोध, गतक्रोधमदमोहतम श्रौढ़ अभिसान चितवृत्ति छीजे | 
भाव अतिसय विसद्‌ प्रवर नेवेद्य सुभ श्रीरमन परम संतोषकारी । 
प्रेम ताम्बूल, ग्त सूलसंसय सकल, विपुल्न भववासना बीजहारी | 
असुभ सुभ कम घृत, कने दस वत्तिका, त्याग पावक सतोगुन प्रकास 
भगति वेराग्य, विज्ञान, दीपावली, अर्पि नौराजनं जगनिवासं ॥ 
विसल हृदि भवनकत सांति, पर्यक सुभसयन, विश्राम श्रीराम राया। 
छमा करुना अमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तत्र नहिं भेदसाया | 


हिन्दी कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४०६ 
येहि आरती निरत सनकादि श्रुति सेष सिव देव रिषिआखिल सुनि 


तत्व दरसी । 
करे सोइ तरे परिहरे कामादि खल, बदत इति अमल मति दास 
तुलसी । 
“-विनय, पद ४७ 
अथवा--- 
हरति सब आरती आरती राम की | हे 
बन्‍- विनय पद ४८८ 


कर नित करहिं राम पद पूजा। राम भरोस हृदयें नहिं दूजा ॥ 
“मानस, अ्र० का०, पु० श२३े 
वन्दन--पुनि मन वचन करम रघुनायक । चरन कमल बन्दों सब लायक ॥ 
--मानस, बा० का०, पु० १३ 
गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । 
बन्दों सीताराम पद्‌ जिन्हहि. परम प्रिय खिन्न ॥ 
न्‍्दो राम नाम रघुबर को । हेतु ऋूसानु भानु हिसकर को ॥ 
“-बही, पृ० १३ 
दास्य--करमस बचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहिके उर डेरा ॥ 
“-वाल्मीकि, श्र० का, पु० २३४ 
सख्य--तुलसी ने सा भाव की भक्ति में अपनी कोई आस्था नहीं प्रकट 
की है। उन्होंने हनुमान, विभीषण, सुग्रीवादिं रामसखाश्नों का व्णन किया है, 
परन्तु साथ ही यह भी कह दिया है कि वे सब दासस्‍्य भाव से ही भगवान्‌ राम की 
उपासना करते थे | (विनयपन्निका? में केबल एक स्थान पर विप्र, व्याघ और 
गणिका प्रसग में तुलसी ने यह लिखने का साहस किया है । “का कछु रही 
सगाई ? अन्यत्र कहीं भी उन्होने इतना साहस नही दिखाया है। 
आत्मनिवेद्न--आत्म-निवेदन से तो सारी विनयपत्रिका भरी पड़ी है। 
केवल दो एक उदाहरणमान्र देना यहाँ पर्याप्त होगा-- 
यह विनती रघुनाथ गुसाई । 
ओर आस विसर्वास भरोसों हरो जिय की जड़ताई । 
चहो न सुगति, सुमति, संतति कछु रिधिसिधि, विपुल बड़ाई | 
हेतु रहित अनुराग नाथ पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई ॥ 
कुटिल करम ले जाय मोहि जहं-जहं अपनी बरिआइ । 
_ तहं तहं जनि छिन छोह छॉड़िए कमठ अण्ड की नाईं ॥ 


४१० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


है जग में जहं लगि या तन की प्रीति प्रतीति सगाई । 
ते सब तुलसिदास प्रभु सों मेरी होहि सिमिटि एकठाई ॥ 


“-विनय, पद १०३ 
रामराय विनु टराबरे मेरे को हितु सांचो ! 
बिनय पत्रिका दीन की बापु आपुही बांचों | 
हिये हेरि तुलसीलिखी, सो सुभाय सही 
करि बहुरि पंछियहि पांचो ॥ 
हु --बिनय, पद २७७ 


प्रपत्ति और तलसीदास--प्राय समस्त वैष्णव सम्प्रदायो में प्रपत्ति अथवा 
शरणागति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वस्तुतः भक्ति का मूलाधार ही 
प्रपत्ति है। पीछे कद्दा जा चुका है, रामानन्द-सम्प्रदाय में प्रपत्ति को भक्ति का एक 
श्रावश्यक अंग माना गया है | तुलसीदास भी प्रपत्तिमाग से बहुत ही अधिक 
प्रभावित जान पड़ते हैं| उनका हृह विश्वास है कि बिना भगवान्‌ की कृपा के 
नुष्य काम, क्रोष, लोभ, मद श्रौर माया से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। 
जिस पर वह नट अनुकूल हो जाय, वह इन्द्रजाल मे कभी भूल नही सकता है-- 
क्रोध मनोज लोभ मद साया | छूटहिं सकल रास की दाया।। 
सो नर इन्द्र जाल नहिं भूला | जापर होइ सो नट अनुकूला ) 
“-मानस, श्र० का०, पु० शष८ 
वस्तुतः न तो कोई जानी है, ओर न कोई मूढ़ | भगवान राम की जब 
जैसी इच्छा होती है उस क्षण वह वैसा ही हो जाता है--- 
बोले विहर्सि महेस तब, ज्ञानी मूढ न कोइ । 
जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होइ ॥ 
“मानस, बालकाएड, १० ६६ 
अतः जो सच्चे भक्त हैं वे न तो अर्थ की कामना करते हैं, न घर्म की, न 
तो उन्हें भोतिक वासनाओं की पूर्ति ही श्रभीष्ठ है और न तो वे मुक्ति की ही 
अभिलाषा करते हैं। भरत कहते हैं--- 
अरथ न धरम न काम रूचि, गति न चहएऊं निर्वान | 
जनम जनस रति राम पद, यह वरदान न आन ॥ 
“मानस, आ० का०, पृ० २६६ 


हिन्दी कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४११ 


किन्तु, भगवान्‌ की इस निहँतुक कृपा को प्राप्त करना सरल नहीं है। आचार्यों ने 
इसी कारण शरणागति के ६ भेद किए हैं : अनुकूलता का सकल्‍्प, प्रतिकूलता 
का परित्याग, रक्षुण-विषयक विश्वास, गोप्तृत्व वरण, आत्मनिक्षेप और कार्पण्य । 
तुलसीदास की रचनाओं में इन सभी प्रकारो की शरणागति के उदाहरण पर्यात 
संख्या मे मिल जाते हैं | नीचे कुछ उदाहरण मात्र दिए जा रहे हैं।प० 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने स्वसपादित कवितावली की भूमिका में “'कवितावली? से 
इस प्रकार के जो उदाहरण दिए; हैं, मै उन्हें भी उद्धव किए, दे रहा हूँ-- 
अनुकूलता का संकल्प--- 
सुनु कान दिए, नित नेस लिए, रघुनाथहि के गुन गाथहि रे । 
सुख-मंदिर सुन्दर रूपसदा उरआनि घरे धनु भाथहि रे ॥ 
रसना निसि वासर सादर सो तुलसी जपु जानकीनाथहि रे । 
करु संग सुसील सुसंतन सो तजि कूर कुपंथ कुसाथहि रे ॥ 
--कलितावली, उ० का०, छु० २६ 
चलेड हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन साहीं ॥ 
देखिहो जाइ चरन जलजाता । अरुन मृदुल्ल सेबक सुख दाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिषि नारी । दस्डक कानन पावन कारी ॥ 
जे पद जनक सुता डर लाए | कपट कुरंग संग घर धाए॥ 
हर उर सरसरोज पद जोई | अहो भाग्य मे देखिहो तेई ॥ 
जिन्हे पायन्हके पादुकन्हिं भरत रहे मन ल्ाइ | 
ते पद आज बिलोकिहों इन नयनन्ह अब जाइ ॥ 
-“विभीषणु, मानस, सु० का०, पु० ३६२ 


सुखभवन, संसयसमन दवनि विषाद रघुपति गुन गना ॥ 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठमना ॥ 
“मानस, छु० का०, १० ४० ९ 

प्रतिकूलता का परित्याग 

जाकें प्रिय न राम बेदेही । 

तेहि छॉड़िओं कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 

तजो पिता प्रहलाद, विभीषन बंघु, भरत महतारी । 

हरि हित गुरु बलि पति ब्रज बनितन्हि सो भयो मुद मंगलकारी ।॥ 

नाते नेह राम को मनियत सुहृद सुसेज्य जहाँ लो । 

अंजनु कहा आंखि जेहि फूटे बहु तक कह्दो कहाँ लो ॥ 


हिन्दी कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४१३ 


कोन देव सबरी के फल करि भोजन सल्निल पियो। 
बालि-त्रास-बारिधि बूड़त कपि केहि गहि बांह लियो॥ 
भजन प्रभाउ विभीषन भाष्यों सुनि कप कटक जियो | 
तुलखिदास को श्रभु कोसलपति सब प्रकार बरियों॥ 
>“-गीतावली | 
सेवा अनुरूप फल देत भूप कूप ब्यों, 
बिहूने शुन पथिक पियासे जात पथ के । 
लेखे जोखे चोखे चित तुलसी स्वारथ-हित, 
नीके देखे देवता देवइ्या घने गथ के || 
गीध मानो गुरु, कपि भालु मानो मीत के, 
पुनीत गीत साके सब साहेब समत्थ के | 
ओर भूप परखि सुलाखि तौलि ताइ लत 
लसम के खसम तुदही पे दसरत्थ के॥ 
“-कवितावली, उत्तर का०, छुद २४ 
आत्म निक्षिप 
जे मद मार विकार भरे ते अचार विचार समीप न जाहीं | 
है अभिमान तऊ मन में जन भाखिहे दूसरे दौन न पाहीं ॥ 
जौ कछु बात बनाइ कहो, तुलसी तुम ते तुम हो उरमाहीं । 
जानकी जीवनजानत हो, हम हैं तुम्हरे, तम मैं सक नाहीं ॥ 
“--कवितावली, उ०का०, ६४ 
मानस भे विभीषण की शरणागति भी इसी कोटि को है। 
* का्पणय 
तू दयालु, दीन हो, तु दानि, हो मिखारी । 
हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुन्ज-हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो | 
मो समान आरत नहिं, आरति हर तोसो ॥ 
ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो । 
तात, मात, गुरु, सखा तू सब विधि हित मेरो॥ 
तोहि मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावे | 
ज्यों ज्यों तुलसी ऋपाल ? चरन सरन पावे ॥ 
“विनय; पद ७६ 


ड१४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


इसी प्रकार बिनयपत्रिका भे अनेक पद तुलसीदास ने अपनी दीनता के सम्बन्ध में 
'लिखा है। कवितावली में से एक अ्रन्य उदाहरण-- 


पाइ सुदेह विमोह नदी तरनी न लही करनी न कछू की | 

रामकथा बरनी न बनाई, सुनी न कथा प्रहल्ाद न धू की | 

अब जोर जरा जरि गात गयो मन मानि गलानि कुबानि न मूकी | 

नीके के ठीक दई तुलसी अवल्म्ब बड़ी उर आखर दू की ॥ 

“--कवितावली, उत्तर काश्ड, पद प्पप्य 

कायिकी-वाचिकी, मानसी प्रपत्ति--रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वानों द्वारा 
जयत की शरणागति कायिकी है, विभीषण की प्रपत्ति पहले वाचिकी द्वी मानी 
गई है । गजेन्द्र, कालिय नाग आदि बैखरी वाणी के श्रभाव मे मानसी प्रपत्ति 
ही कर सके | तुलसीदास ने इस प्रकार का कोई स्पष्ट भेद नही किया है । 

सात्विकी, तामसी, राजसी प्रपतक्षि--रावण की प्रपत्ति तामसी, सुग्रीव 
विभीषणादि की राजसों और हनुमदादि की सात्विकी प्रपत्ति मानी जाती है। 
रावण शंकर की आराधना केवल अपने भौतिक उपकरणों की बृद्धि के निमित्त 
ही करता था । सुग्रीव-विभीषण भोग की कामना से ही श्रीराम के शरणागत 
हुए थे और हनुमदादि समस्त कामनाविहीन होकर भगवान्‌ को सेवा को परम 
परमाथ समभते थे | 


च्प्त ओर थआत्ते अपन--भरत को हस प्रपन्न माना गया हे--- 

अब गुसाईं मोहिं देहु रजाई । सेवहुँ अवध अवधि भरि जाई॥ 

लक्ष्मण को श्रात्त प्रपन्न कहा गया है-- 

राम विलोकि बन्धु कर जोरे | देह गेह सब सन दून तोरे ॥ 
अथवा[्‌--- 

कृपा सिन्धु अवलोकि बन्धु तन प्रान कृपान वीर सी छोरे ।॥ 

प्रपत्ति में पुरुषकार त्व--सीता जी ही पुरुषकाररूपा हैं | तुलसीदास जी 
ने भी विनयपतन्निका में सीता जी से प्रार्थना करते हुए, कहा है--- 

कबहुंक अम्ब ओसर पाई | 

मेरियों सुधि द्यायवी कछु करुन-कथा चलाइ | 

दीन सब अंग हीन खीन मलीन अधी अधघाई । 

नामु ले भरे उदरु एक प्रभु-दासि-दासु कहाइ ॥ 

बूमिह सो है कोन !! कहिबो नाम दसा जनाइ | 

सुनत राम ऋपालु के मेरी विगरियो बनिजाइ॥ 


हन्दा कावया पर रामानन्दा भाक्त-पद्धात का प्रभाव २४, 


जानकी जग जननि जन की किये बचन सहाइ | 
तरे तुलसीदास भव तव-ताथ गुन गन गाइ ।| 
“-विनय, पद ४१ 
जनक सुता जग जननि जानकी | अतिसय प्रिय करुनानिधान की | 
ताके जुग पद कमलमनावों। जासु कृपा निर्मेल मति पावों | 
“मानस, बा० का०, पु० १३ 
प्रपत्ति में विषय नियुक्ति---भगवान्‌ के पर, व्यूह, विभव और 
अन्तर्यामी स्वरूप का साज्ञात्कार सभी लोगो को सब काल में सुलभ नहीं होता, 
अतः अर्चावतार की सेवा पर वैष्ण॒वों ने अधिक बल दिया है। रामानन्द- 
सम्प्रदाय मे अर्चावतार की षोडशोपचार से सेवा करने का नियम प्रचलित है। 
तुलसीदास ने भी अ्रनेक स्थलों पर अर्चांवतार के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त 
किया है। विनयपत्रिका में विन्दुमाधघव की छवि का उन्होने बड़े ही विस्तार से 
बर्णंन किया है :--- 


इहे परम फल परम बड़ाई । 
नख सिख रुचिर विन्दु माधव छवि निरखहि नयन अघाई ॥ 


“विनय, पद ६२ 
अथवा--- 
समन इतनोइ है या तनु को परम फलु ॥ 
नख सिख सुभग बिन्दु माधव छवि तजि सुभाउ अवलोकि एक पलु ॥ 
-:+ विनय, पद ६३ 


इसी प्रकार रामेश्वर की स्थापना करते समय स्वय राम ने कहा है :-- 


जो रामेश्वर द्रसनु करिहहि | ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहिं ॥ 
जो गंगा जल आनि चढ़ाइहि | सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि | 
होइ अकाम जो छलु तजि सेइहि | भगति मोर तेहि संकरु देइहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसन करिही | सो बिन सम भवसागर तरिही ॥ 
--मानस, ल० का०, पु० ४०४ 
इस कथन से स्पष्ठ है तुलसीदास अ्रर्चावतार अथवा भगवद्दिग्ल्‍रह को पूजा, सेवा, 
दर्शन आदि में पूरी आस्था रखते थे। तीथयाचाश्नों मे तो उनका विश्वास ही 
था--चरन राम तीरथ चलि जाहीं ।” कह कर उन्होंने इसी प्रेम को व्यक्त 
किया है | 


४१२६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हदानसाहत्य पर उत्तका अचाण 


न्‍्यास--रामानन्द-सम्प्रदाय में न्यास को भक्ति का एक आवश्यक अ्रग 
माना गया है। विषयों में श्रासक्ति ही जीवन की समस्त अव्यवस्था का मूल 
है। भगवद्भक्ति के लिए मन का स्थिर हो जाना श्रत्यन्तावश्यक है। यह 
मन तभी स्थिर होता है, जब इन्द्रियो को उनके तत्तत्‌ वाह्य व्यापारों से विरक्त 
कर दिया जाय । किन्तु, मन को वाद्य विषयो से खीचकर एकाग्र कर लेना सहज 
नहीं है | इसी कारण प्रत्येक युग मे भक्तो ने अपने भगवान्‌ से मन को विषयों 
से निवृत्त कर देने की प्रार्थना की है। तुलसीदास के पूर्व कबीर तथा सूर आदि 
ने भी इस सबंध में अनेक पद लिखे है । 


तुलसीदास की विनयपत्रिका में ऐसे अनेक पद हैं जिनमें कवि ने अपने मूढ 
मन को विषयो से हट कर भगवच्चरणों मे लग जाने के लिए समझाया है :-- 


कबहूँ मन विश्वास न सानन्‍यो | 

निसिदिन अ्रमत विसारि सहज सुख जहं तहं इन्द्रिन्ह तान्‍्यो ॥ 
जदपि विषय संग सहद्यो दुसह दुख विषम जाल अरुमान्यो । 
तद॒षि न तजत मूढ़ ममतावस जानत हूँ नहि जान्यो ॥ 

जनम अनेक किये नाना विधि करस कीच चित सान्‍यो । 

होइ न विमलु विवेक नीर बिनु, वेद पुरान बखान्यो ॥ 

निज हित नाथ पिता गुरु हरि सों, हरषि हृदय नहिआन्यो। 
तुलसिदास कब तृषा जाइ ” सर खनतहि जनम सिरान्यों ॥ 


“-विनय, पद्‌ दु८ 


अथवा--- 

सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो । 

हरिपद्‌ विमुख काहू न लद्यो सुख सठ यह समुक्ति सबेरो ॥ 

मिटे न विपति भजे बिनु रघुपति ख्रुति सन्देह निबेरो । 

तुलसिदास सब आस छॉडि करि होहि राम को चेरो ॥ 

--विनय, पद ८७ 

जब तक यह मन विषयों से हृट नहीं जाता, तब तक भगवद्भक्ति का 
अधिकारी होना श्रत्यन्त ही कठिन है | वस्तुतः राम का निवास उन्हीं व्यक्तियों 
के छृदय में होता है, जो काम-क्रोष-लोभ-मोह-राग-द्रोह-कपट-दम्म और माया 
आदि से विरक्त हैं, राम का निवास उन्हीं के द्वदय में होता है :-- 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४१७ 


काम कोह मद मान न मोहा | लोभ न छोम न राग न द्वोहा । 
जिन्हके कपट दम्भ नहि साया । तिन्हके हृदय बसहु रघुराया | 
“मानस, अ० का०, पृ० २३४ 
इस मन को वश में करने का सबसे सुन्दर साधन माना गया है, ध्यान । 
रामानन्द-सम्प्रदाय मे भगवान के निरन्तर तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न चिन्तन को 
ध्यान कहा गया है | तुलसीदास भगवान्‌ के सगुण रूप के उपासक थे, इसीलिए, 
वे अपने आराध्य से प्राथना करते है--- 


अनुज जानकी सहित प्रभु चापबान धर राम | 
मम हिय गगन इन्दु इव बसहु सदा येह काम ॥ 
“मानस, अ० का०, प० श्र्८ 
शाथवा[>- 
जद॒पि विरज व्यापक अविनासी । सबके हृदय निरन्तर बासी ॥ 
तद॒पि अनुज श्री सहित खरारी | बसहु मननसि सस कानन चारी ॥! 
“-मानस, आ० का०, प्‌ ३२७ 
फिर भी तुलसीदास कलियुग के लिए ब्यान को बहुत उपयुक्त नही समभते | 
सतयुग में ध्यान, जेता मे यज्ञ और द्वापर में पूजा भगवान्‌ को दुष्ट करने के 
प्रमुख साधन थे, कलियुग में तो केवल नाम स्मरण ही प्रधान है-- 
ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे | द्वापर परितोषत प्रथ्ु पूजे ॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना | पाप पयोनिधि' जन मन मीना ॥ 
नाम कास तरु काल कराला | सुसिरत समन सकल जग जाता ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता | हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
--मानस, बालकाण्ड, पु० १७ 
ध्येय भगवान--रामानन्द-सम्प्रदाय में मगवान्‌ राम को ही परमोपास्य 
माना गया है । वे अपूर्व शक्ति, लावश्य, उदारता और वत्सलता आदि गुणो के 
अगार हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं | तुलसी के राम भी शक्ति, लावश्य, उदारता 
आदि शुभ गुणों की राशि हैं। भगवान्‌ के सशुण रूप में ही तुलसीदास की 
आस्था थी--- 
कोउ ब्रह्म निर्गुण ध्याव | अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ 
भोहिं भाव कोसलभूप | श्री राम सगुन सरूप || 
“मानस, लं० का०, १० ४६७ 
२७ न्‍ 


ड्श्ष्र रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


यों तो तुलसीदास ने अपने श्राराध्य की अद्भुत शक्ति, लावश्य, उदारता आदि 
गुणों का सबन्न ही गान किया है--उनकी समस्त रचनाएँ अपने आराध्य के 
दिव्यकल्याणुगुणों के कीतंन से ही भरी पड़ी ह--फिर भी यहाँ कुछ उदाहरण 
मात्र देकर तुलसी के मत को स्पष्ट कर देना आवश्यक है--- 

'राम में अद्भुत शक्ति-- 


विधि हरिहरू ससि रवि दिसिपाला | साया जीव करम कुलि काला ॥ 
अहिप सहिप जहं लगि प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागस गाई ॥ 
करि विचार जिय देखहु नीके | रामरजाइ सीस सबही कें।। 
“मानस, अ्र० का०, पु० र८र 
अथवा--- 
अतिबल मधु केटभ जेहि सारे | महाबीर दिति सुत संघारे॥ 
जेहि बलिबांधि सहस भुजमारा | सोइ अवतरेड हरन महि भारा॥ 
“-मंदोदरी, ल० का०, १० ४०६ 
लावण्य--- 
सुर नर असर नाग मुनिमाहीं। सोभा असि कहुं सुनियत नाही ॥ 
विष्नु चारि भुज, विधिमुखचारी | विकट भेष झुखपंच पुरारी ॥ 
अपरदेउ अस कोउ न आही । येह छबि सखी पटतरिअ जाही ॥ 


बय किशोर सुषमा सदन स्याम गौर सुख घाम | 
अंग अंग पर वारिअहि कोटि कोटि सत काम ॥ 
““मानस, बालकाण्ड, १० ११६ 
उदारता+- 


ऐसो को उदार जगमाहीं ? 

बिल्ठु सेवा जो द्रबें दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं | 

जो गति जोग विराग जतन करि नहिं पावत मुनि ज्ञानी । 

सो गति दुई गीध सबरी कहं प्रभु न अधिक करि जानी ॥ 

जो सम्पति द्ससीस अरपि करि रावन सिव पहं लीन्हीं । 

सोइ सम्पदा विभीषन कहं अति सकुच सहित हरिदीन्‍्हीं॥ 

तुलसिदास सब भॉति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो | 

तो भजु राम, कास सब पूरन करहि कृपानिधि तेरो ॥ 
“-विनय, पद १६२ 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४१६ 
वत्सलता-- 
संभु विरंचि विष्नु भगवाना | उपजहि जासु अंस ते नाना ॥| 
ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीला तनु घरई ॥ 
--मानस, बा० का०, पु० ७४ 

देव ! दूसरो कोन दीन को दयालु ? 
सील-निधान सुजान सिरोसनि, सरनागत प्रिय प्रनतपाल | 

(ः 
को स्वज्ञ समर्थे सकल प्रभु सिव सनेह मानस मराल | 


को साहिब किय मीत प्रीति वस खग निसिचर कपिभील भात ॥ 
“विनय, पद १५४ 


राम हैं मात पिता शुरु बन्धु ओ संगी सखा सुत स्वामि सनेही ॥ 
--ऊवितावली, उ० का०, पु० ३६ 


तुलसीदास के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, शक्ति, शील और सौंदय के वे श्रगार 
हैं। डाक्टर बलदेवप्रसाद मिश्र के शब्दों मे वे आकृति, प्रकृति और परिस्थिति 
तीनो इृष्टियो से आदश पुरुष है |? 

--ठुलसीदर्शन, पृष्ठ १४६ 


भगवत्कृपा-प्राप्ति के साधन 


कथा-श्रव॒णु--जिस प्रकार रामानन्द-सम्प्रदाय में भगवत्कृपा-प्राप्ति का 
सबसे सरल साधन भगवान्‌ की कथा का अ्रव्ण माना गया है, उसी प्रकार 
तुलसीदास ने भी इस पर बहुत अधिक बल्ल दिया है। बिना भगवत्कथा अनुराग 
के हरि की भक्ति दुलंभ ही है। भगवत्कथा सकल मगलो की खानि है-- 
मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ को । 
--मानस, बा० का०; पु०८ 
बुध विश्राम सकल जन रजतनि | रास कथा कल्लि कलुष विभंजनि ॥ 
“मानस, बा० का०, पु० २३ 
राम चरितचिन्तामनि चारू । सन्त सुमति तिय सुभग सिंगारू॥ 
जग मंगल गुन भ्राम राम के | दानि मुकुत धन धरम धास के॥ 


रास कथा के मिति जग नाहीं। अस प्रतीति तिन्हँके मनमाहीं ॥ 
_नींना भांति रास अबतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥ 


४२० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहिल्य पर उसका प्रभाव 


कलप सेद हरिचरित सुहाए। नाना भांति झुनीसन गाए ॥ 
करिआ न संसय अस उर आनी | सुनिय कथा सादर सनमानी ॥ 
--मानस, बा० का०, पु० २१ 
मुनि दुलेंभ हरिभगति नर, पावहिं बिनहिं प्रयास । 
जे यह कथा निरन्तर सुनहिं सानि विस्वास॥ 
--मानस, 3० का०, पृ० ५६६ 
राम चरन रति जो चहै, अथवा पद निर्वान | 
भाव सहित सो यह कथा करो स्रवन पुट पान || 
“मानस, 3० का०, पृ० ४६७ 
स्वयं राम ने शबरी को नवधा-भक्ति का उपदेश देते हुए भी कहा है - 


प्रथम भगति संतन्‌ह कर संगा। दूसरि रति सम कथा असंगा ॥ 
लक्ष्मण से भी वे कहते हँ--- 


मम लीलारति अति मन मांहीं | 
बाल्मीकि ने भी भगवान्‌ राम के निकेत बतलाते हुए. कहा है :--- 


सुनहु राम अब कहहुं निकेता। जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 
जिन्हंके श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुगम सरिनाना॥ 
भरहिं निरन्तर होहिं न पूरे | तिन्हके हिय तुम कहेँ गृह रूरे ॥ 

उपयुक्त उद्धरणो से स्पष्ट है कि बिना भगवत्कथानुराग के अविरल भक्ति 
का पाना दुलंभ है। भगवान्‌ की कथा का कोई अ्रन्त नहीं है क्योंकि उनके 
अनेक जन्म हैं, उन्होंने अनेक अवतार धारण किया था। उनके सगुण चरित मन्‌- 
वाणी और बुद्धि से अतक्य होते हैं, इसीलिए. आगे चल कर तुलसीदास ने कहा है 
कि बिना सत्संग के भगवान्‌ की कथा में प्रवेश नहीं हो सकता | और जब तक 
हरिकथा मे प्रवेश नही होता, मनुष्य का मोह कभी भी दूर नहीं हो सकता है । 

गुण कथन--रामानन्द-सम्पदाय मे भगवान्‌ के दिव्य जन्म, दिव्यकम, 
तथा दिव्य नाम का उच्चारण करना और भगवान्‌ के सुयथश का गान करना 
भक्ति का प्रमुख साधन माना गया है। तुलसीदास ने भी भगवान्‌ के यशोगान 
को भक्ति का एक अ्रत्यन्त आबश्यक अंग माना है-- 

स्थाम सुरभि पय विसद अति गुनद करहि सब पान | 


गिरा आम्य सिय राम जस गावहिं सुनहि सुजान ॥ 
“मानस, बचा ७ क्ा० ्र प्‌० दर 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४२१ 


भगति हेतु विधि भवन विहाई | सुमिरत सारद आवत धाई ॥ 

रामचरित सर बिनु अन्हवाएं। सो ख्रम जाइ न कोटि डपाएं॥ 

कबि कोविद अस हृदय॑ विचारी | गावहि हरि जस कलिमल हारी ॥ 

कीन्हें प्राकृत जन गुण गाना । सिर धुनि गिरा लागि पछिताना ।। 

“-मानस, बा० का०, पु० ८ 

दिव्य धाम का वर्शेन--तुलसीदास ने अवध के माहात्म्य की मुक्त 
कण्ठ से प्रशसा की है-- 


बन्दों अवध पुरी अति पावनि | सरजू सरि कलि कलुष नसावनि | 
प्रनवो पुर नर नारि बहोरी | ममता जिन्ह पर प्रभुद्दि न थोरी ॥ 
“मानस, बा० का०, पु० १२ 
इसी प्रसग मे कवि ने कौंसल्या, दशरथ, परिजन, भरत, लक्ष्मण, शत्रुन्न, 
हनुमान, सुग्रीव, अगद आदि का भी यशोगान किया है | चित्रकूट और मिथिला 
से भी तुलसीदास को कम अनुराग नही था, यद्यपि वे भगवान्‌ के धाम नहीं हैं, 
किन्तु रामतीथ तो हैं ही | 
भगवान्‌ के दिव्य कर्मों का गान--- 
चरित राम के सगुन भवानी । तर्कि न जाहि बुद्धि मन बानी ॥ 
अस विचारि जे तज्ञ विरागी । रामहिं भजहिं तक सब त्यागी ॥ 
--मानस, ल० का०, पृ० ४४७ 
वेद पुरान जासु जस गावा | रास विमुख काहुन सुख पावा | 


हिरन्याक्ष आता सहित मधु-केटभ बलवान । 

जेहि मारे सोइ अवतरेड कृपा सिन्धु भगवान ।। 

काल रूप खल बल दहन गुनागार घन बोध । 

जेहि सेवहिं सिव कमत् भव तेहिसन कवनविरोध ॥। 
--लं० का०, पु० ४३२ 


जस तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु । 
मुकुताहल गुनगन चुनइ बसहु राम हिय॑ तासु ॥ 
( बाल्मीकि ), मानस, अ० काड; पु० शरे२े 
स्वय राम ने भी इस गुणगान की प्रशंसा की है-- 


मम गुन गावत पुलक सरीरा | गद्गद गिरा नयन बह नीरा॥ 
मानस, पृ० देर: 


२२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान | 
--मानस, अ० का०, पु० ३४५ 
नामस्मरण--रामानन्द-सम्प्दाय में भगवन्नाम स्मरण को भक्ति का 
एक प्रमुख साधन माना गया है - भगवन्नाम महिमा के सम्बन्ध में मानसकार 
भे बालकाड के प्रारम्भ मे ही बडे विस्तार से अपना मत व्यक्त किया है। उनके 
मत से राम-नाम के दो वर्ण वर्षाऋतु रूपी राम-भक्ति के सावन और भादों दो 
महीने की भाँति है--- 


बरसा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास | 
रामनास बर बरन जुग सावन भादों मास || 
मानस, बा० का०, प० १४ 

यह नाम भगवान्‌ के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला भी कहा गया है। नाम 
तत्व निरूपण करते समय रामानन्द जी ने बड़े विस्तार से 'राममंत्रराज” के 
एक एक पद की व्याख्या की है। उनके मत से भगवान्‌ , जीव और जगत्‌ 
का स्वरूप, भगवान्‌ की प्राप्ति के उपाय और प्राप्ति विरोधी श्रादि श्रथंपचक का 
भी ज्ञान मंत्रार्थ के चिन्तन से भक्तों को उपलब्ध होता है | तुलसीदास ने यद्यपि 
इस प्रकार का स्वतन्त्र विवेचन नहीं प्रस्तुत किया है, फिर भी उन्होंने नाम 
महिमा-वण न॒प्रसग में अथंपंचक का भी ज्ञान करा दिया है। नीचे उनके मत 
का सक्षेप में परिचय कराया जा रहा है-- 


भगवान्‌ का स्वरूप-- 


नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुक्ति साधी 
को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनिगुनि भेद समुभिहहिं साधू ॥ 
देखिअहि रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान नहिं नाम विददीना ॥ 
सुमिरिअ नाम रूप बिलुदेखें। आवत हदयें सनेह विशेषें ॥ 
नामरूपगति अकथ कहानी | समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 
अशुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उसय ग्रबोधक चतुर दुभाखी॥ 
एक दारु गत देखिय एकू | पावक सम जुग त्रह्म विवेक ॥ 
उस्रय अगस जुग सुगस नामतें । कट्देड नास बढ़ ब्रह्म राम तें ॥ 
व्यापकु एकु ब्रह्म अविनासी | सत चेतन घन आनंद रासी || 
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी॥ 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४२३ 


नाम निरूपन नाम जतन तें | सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें॥ 
मानस, बा० का०, पृ० १४-१४ 
जीव स्वरूप ह 
बरनत बरन प्रीति बिलगाती | ब्रह्म जीव सम सहज संघाती |। 
ब्ल्मानस, बा० का०, पु० १४ 


राम भगत जग चारि प्रकारा | सुकृती चारिड अनध उदारा ॥ 
चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा | ज्ञानी प्रभुहिं विशेष पियारा ॥ 
“-मानस, बा० का०, पृष्ठ १६ 
फिर भी, उन्होने कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि नाम के 
तात्पर्याथ का चिन्तन करने से जीवस्वरूप का भी ज्ञान होता है। इसी प्रकार 
जगत्‌ के स्वरूप का भी कोई सकेत नाम के तात्पर्याथ के माध्यम से उन्होंने नहीं 
किया है । 


ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय--नाम ब्रह्म-प्राप्ति का एक प्रमुख साधन 
माना गया है| अर्थप्चक की रचना करते समय रामानन्द-सम्प्रदाय के विद्वानों 
ने बतलाया है कि नाम के तात्पयार्थ का चिन्तन करने से भगवत्प्राप्ति के उपाय 
का बोध स्वतः हो जाता है, तुलसीदास ने यह तो कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं 
कहा है कि नाम के माध्यम से ही अन्य उपायों का भी ज्ञान हो जाता है, हाँ, 
नाम को उन्होंने कलियुग मे भगवत्प्राप्ति का सर्वप्रमुख साधन अवश्य माना है :--- 


नाम जीह जपि जागहि जोगी | विरति विर॑चि प्रपंच वियोगी | 
ब्रह्म सुखह्दि अनुभवहि अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
जानी चहहटि गूढ़ गति जेऊ। नाम जीह जपि जागहि तेझ॥ 
साधक नाम जपहि लय लाए | होहि सिद्ध अनिमादिक पाए ॥ 
ज॑ंपहि नाम जन आरत भारी ! मिट॒हि कुसंकट होहिं सुखारी ॥ 
--मानस, बा० का०, पृ० १५४ 
कलि में तो केवल नाम ही आधार स्वरूप है--भक्तो का स्वेस्व है-- 


ध्यान प्रथम जुग सख पुनि दूजें | द्वापर परितोषत श्रभ्चु पूजें ॥ 
कलि केवल मल मूल समलीना | पाप पयोनिधि जनमन मीना ॥ 
नाम काम तरु कालकराला | सुसिरत समन सकल जगजाला ॥ 
रामनाम कलि अभिसत दाता। हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
नहि कक्ति करस न भगतिविवेकू । रामनामस अवलम्बन एकू ॥ 


४२४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


राम नाम नरकेहरी कनक कसिपु कल्निकालु । 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलिसुरसालु । 
भाय कुभायं अनख आलसहू | नाम जपत मंगल दिसि दसहू ॥ 
““मानस, बा० का०, पु० १६-१७ 
बारक राम कहत जग जेऊ | होत तरन तारन नर तेझ॥ 
--मानस, बा० का०, पु० १५ 
रामानन्द -सम्प्रदाय में राममत्र का जाप भगवत्कृपा-प्राप्ति का एक प्रमुख 
साधन माना गया है। इस सम्बन्ध में राममन्त्र के तीन भेद भी किए गए हैं--.- 
१--राम षडक्षर मन्न या राम तारक मत्र राज २--रामद्य मत्र ३--रामचरम 
मन्न | तुलसीदास ने इन मन्नो के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की है, उन्होने 
केवल रामनाम की महिमा का ही गुणगान किया है | हा, कभी कभी मत्र राज 
की भी प्रशसा उन्होंने की है--- 
मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा | .- 
राम बसहु तिन्हँके मन माहीं ।... कि 
वाल्मीकि, मानस, 
अयोध्या काश्ड, पृष्ठ २३३ 
कहीं-कहीं राम शब्द के बर्णों का भी उन्होंने तात्पर्याथ बतलाने की चेष्टा की है-- 
बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास | 
राम नास वर बरन जुग, सावन भादों मास ॥ 


कक कस क्क््ड 


एक छत्र एक भुकुट सति सब बरनन्हि पर जोड। 
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोड॥ 
--मानस, बा० का०, पु० १४ 
कभी उन्होंने भगवान के अन्य नामो की अपेक्षा राम नाम की अधिक महिमा 
की ओर भी सकेत किया है । वे कहते हैं, यद्यपि प्रभु के अ्रनेक नाम हैं. और 
श्रुतियों के मत से उनका प्रभाव भी अधिक है, किन्तु, रामनाम का प्रभाव उन 
सबसे अधिक है--- 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका | श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह तें अधिका । होड नाथ अघ खग गन बधिका 2॥| 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव डर 


राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोस । 
अपरनाम उद्भुगन विमल बसहुभगत उर व्योम ॥ 


--मानस, अ्र० का०, पु० ३०४ 


इसी प्रकार तुलसीदास ने विनयपत्रिका, गीतावली, कवितावली तथा दोह्ावली 
ञ्रादि मे भी रामनाम की महिमा गाई है| इसे उन्होंने पतितों का एक मात्र 
उद्धारक कहा है। मानस के बालकाण्ड' में तो स्वयं राम और ब्रह्म से भी अधिक 
महत्वपूर्ण उन्होंने रामनाम को कहा है । 

भगवरल्कैंकय--रामानन्द-सम्प्रदाय में साग, सपार्षद भगवान्‌ राम की सेवा 
विधेय मानी गई है। इसी प्रसग में अर्चावतार की पूजा-सेवा तथा मदिरि की 
स्वच्छुता आदि करने पर भी बल दिया गया है। (विनयपत्रिका? के अनेक पदों में 
तुलसीदास ने भगवच्चरणो मे अपना अ्ठल श्रनुराग व्यक्त किया है। 
भगवान राम ने अनेक अधम-पतितो का उद्धार किया है, उनसे बढ़ कर अधम- 
उद्धारक श्रौर कोई नहीं है। इसीलिए तुलसीदास श्रपने को उनकी सेवा में 
नियोजित करना चाहते हैं--- 


जाउें कहाँ तजि चरन तुम्हारे ? 

काको नाम पतित पावन जग ? केहि अति दीन पियारे ? 

कोन देव बरिआईं विरद-हित हठि-हठि अधम उधारे ? 

खग, मृग, व्याध, पषान, विटप, जड़जमन कोन सर तारे ? 

देव, दनज, मुनि, नाग, सनज सब साया विवस बिचारे। 

तिन्हंके हाथ दास तुलसी अभ्ु कहा अपनपो हारे।॥ 
+विनय, पद १०१ 


ओर जब कभी यह मूढ मन उनकी सेवा में ढिलाई करना चाहता है, तो उसे 
समभाते भी हैं--- 


ऐसेहु साहब की सेवा सो होत चोर रे । 

आपनी न बूकि, ना कहे को राढ रोर रे ॥ 
मुनि मनअगमु-सगझ्ु, मायबाप सो 

कृपासिधु, सहज सखा, सनेहदी आपु सो | 
लोक वेद विद्त बड़ी न रघुनाथ सो, 

सब दिन सब देस सबही के साथ सो ॥ 


४२६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


स्वामी सर्वेज्ञ सों चले न चोरी चार की, 
प्रीति पहिचानि यह रीति दरबार की। 
काय न कलेसु लेसु लेत मानिमन की, 
सुमिरे सकुचि रुचि जोगवत जन की ॥ 
रीमें बस होत सीमें देत निज धाम रे। 
फलत सकल फल कामतरु नाम रे॥ 
बेचें खोटो दाम न मिले, न राखे काम रे। 
सोड तुलसी निवाज्यो ऐसे राजा रामु रे॥ 
“विनय, पद ७१ 
इसीलिए तुलसीदास उन सभी लोगों की बन्दना करते हैं, जो भगवान्‌ राम के 
चरणु-चचरीक हैं | सगवान्‌ के अंगों एवं पार्षदों की भी बन्दना इसी प्रसंग में 
वे करते हैं-- 
१--अनवों प्रथम भरत के चरना । जासु नेस ब्रत जाइ न बरना || 
रामचरन पंकज मन जासू | लुबुध मधुप इव तजे न पासू ॥ 
२--बन्दों लछिमन पद जलजाता | सीतल सुभग भगत सुखदाता॥ 
रघुपतिकीरति विमल पता का | .. मा हि 
३--रिपयृदून पद कमल नमासी | सूर सुसील भरत अनुगामी | 
४--महाबीर विनवों हनुमाना। रास जासु जस आपु बखाना ॥| 


४--रघुपति चरन उपासक जेते। खगमुग सुर नर असुर समेते ॥ 

बन्दों पद सरोज सब केरे | जे बिनु काम राम के चेरे॥ 

सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर विज्ञान विसारद ॥' 

प्रनवों सबहि घरनि घरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥| 

मानस, बा० का०, पु० १३ 

आत्म-दोष-दशेन--भगवरल्कैंकय का चरम आदर्श है भगवान्‌ के गुणों का 

अनुसधान और अपने दोधो का उद्घाटन | तुलसीदास मे अभिमान तो लेशमात्र्‌ 

भी नहीं था, वे सदैव अपने को नीच, हीन, खोटा, श्रपराधी, कामी आदि कह 

कर पुकारते हैं। उन्होंने अपने को सदैव ही पतितों की श्रेणी मे रक्खा है। 
मानस मे वे कहते हैं--- 


जे जनमे कलि काल कराला | करतब वायस वेष मरात्ना | 
चलत कुपंथ वेद मग छांड़े | कपट कलेबर कल्निमल भांड़े ॥| 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४२७ 


वंचक भगत कहाइ राम के | किंकर कंचन कोह काम के ॥ 
तिन्ह महं प्रथम रेख जग मोरी | धींग धरम ध्वज धंधक धोरी | 
जो अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़े कथा पार नहि. लहऊँ॥ 
--मानस, बा० का०, पु० ६ 
अ्थवा-- 
रास सुस्वासि कुसेवक मोसों | निजद्सिदेखि दयानिधि पोसो ॥ 
गुन तुम्हार समुकइ निज दोषा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
तेहि के हदय बसहु रघुराई॥। . ... «| «»« 
बाल्मीकि, मानस; अ० का०, १० २१३३-३४ 
अथवा-- 
तू दयालु, दीन हों, तू दानि, हो भिखारी । 
हो असिद्ध पातकी, तू पाप पुज॒हारी॥ 
गे हा रे न आदि 
“विनय, पद ७६ 


आत्म-दैन्य-प्रद्शोन--भगवल्कैकर्य का दूसरा श्रग माना गया है, आत्म- 
दैन्य-प्रद्शन । यह दीनता जान-बूक्त कर अपने ऊपर लादी गई दीनता नही 
होती, वरन्‌. आराध्य के महत्व का अनुभव कर हृदय से उत्पन्न दीनता है । 
आराध्य जितना ही अधिक महत्वशील होगा, भक्त अपने को उतना ही अ्रधिक 
विनम्र एव दीन अनुभव करता है | ठुलसी की दीनता इसी प्रकार की स्वाभाविक 
दीनता है, बनावटी या क्लत्रिम नही। मानस में वे कहते हैं-- 


मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर | 
अस विचारि रघुबंसमनि, हरहु विषम भवभीर ॥ 
मानस, 3० का०, १० १६८ 
सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिह॒हिं राम ऋृपालु । 
उपल किये जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भालु || 
--मानस, बा० का०; पु० श्८ 
अन्यत्न भी तुलसीदास ने अपनी दीनता बढ़े ही सरल शब्दों मे व्यक्त की है| जो 
ब्यक्ति 'रामचरित मानस” जैसी प्रौढ़ रचना के लेखक होने का गौरब प्राप्त कर 


ड्श्ध्य रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सकता है, वह यदि अपने को 'कवित विवेक हीन? कहे तो इससे बढ़ कर दीनता 
और क्या हो सकती है ? मानसकार की यह दीनता बड़प्पन की दीनता है। 
मानस की भूमिका मे कवि की यह दीनता मुखर हो उठी है-- 


कवि न होहूँ नहि चतुर कहावो | मति अनुरूप राम गुन गावों ॥ 
कह रघुपति के चरित अपारा | कह” मति मोर निरत संसारा ॥ 
जेहि मारुत गिरि मेरुजड़ाहीं। कहहु तूल केह्ि लेखे मांहीं ॥ 
समुकत अमित राम प्रभुताई। करत कथा, सन अति कदराई ॥ 
मानस, बा० का०, पु० श्८ 
“विनय? के निम्न पद में भी कितनी उज्ज्वल दीनता छिपी हुईं है--- 
हो तो साईं द्रोही, पे सेवक हितु साईं॥ 
रास सो बड़ों है कोन ? मोसो कौन छोटो ” 
रास सों खरों खसम ” मोसो खत्न खोटो ? 
लोग कहैं राम को गुलाम हो, कहावों | 
एते बड़ो अपराध, मों, मन बावों। 
पाथ माथे चढ़े तन तुलसी जो नीचो। 
बोरत न वारि ताहि जानि आपु सींचो ॥ 
““विंनय, पद्‌ ७२ 
अथवा--- 
माधव मो समान जग माहीं । 
सब विधि हीन, मल्लीन, दीन अति लीन विषय कोउ नाहीं | 
“-विनय, पद ११४ 
कहना तो यह चाहिए कि सारी 'विनयपत्निका? में ही कवि का शआआत्मदेनन्‍्य मुखर 
हो उठा है | तुलसीदास का यह आत्मदैन्‍्य परम पविन्न, अतः बहुत ही प्रभावपूर्णं 
है। वह भक्तमात्र के हृदय का देन्य है। 


भक्ति के अन्य आवश्यक अंग-निरभसिसानिता--भक्ति का सबसे बड़ा 
विरोधी हैं श्रहकार | अत लगभग समस्त भक्ति-सम्प्रदायों मे भक्त को अहंकार- 
रहित होने का उपदेश दिया गया है। रामानन्द स्वामी ने तो यहाँ तक कहा 
है कि शक्त होने पर भी भक्त को निरहकारी होकर भाष्यादि का श्रध्ययन 
कर कालयापन करना चाहिए और यदि भक्त अ्रशक्त हो तो उसे केवल गुरुमंत्र 
का जाप कर एक छोटी सी कुटिया बना कर गुरु की आज्ञा मान्न का पालन 
करना चाहिए. । तुलसीदास ने भी बाल््मीकि के मुख से कहलवाया है--- 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४२६ 


जिनके कपट दस नहिं साया | तिनके हृदयें बसहु रघुराया ॥ 


सबके प्रिय सबके हितकारी | दुखसुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
“मानस, अ० का०, २३४ 
तुलसीदास ने अभिमान को भक्ति का बहुत बडा शन्नु माना है।वे 
कहते हैं--- 
हे हरि कबन दोष तोहि दीजे । 
जेहि उपाय सपनेहूँ दुलेभ गति सोइ निसिवासर कीजे | 


भूत द्रोह कृत मोह वस्य हित आपन मै न बिचारो | 
मद सत्सर अभिमान ज्ञान रिपु इन्ह महं रहनि अपारो ॥ 
“+विनय, पद ११७ 
कभी अपने ही अभिमानी चित्त पर खीक कर वे कदते हैं--- 


सकुचत हो अति राम कृपानिधि क्‍्योंकरि विनय सुनाबवों । 
सकल धरम विपरीत करत केहि भांति नाथ मन भावा ? 


'करहु हृद्यअति विमल बसहि हरि! कहि कहि सबहि सिखावों । 
हो निज उर अभिमान मोह मद खल मण्डली बसावोौं॥ 


तुलसिदास प्रभु सो गुन नहि जेहि सपनेहे तुम्हहिं रिकावो | 
नाथ कृपा भवसिन्धु घेनु पद सम सुजानि सिर नावों॥ 
ह “-विनय, पद १४२ 

विश्व भर में भगवान का रूप-दुशंन--विश्व के कण-कण में अपने 
आराध्य के रूप का दर्शन करना भक्त के जीवन की चरम साधना है। रामानन्द 
स्वामी ने भगवान्‌ के चराचरात्मक रूप के दर्शन करने को भक्ति का एक 
अत्यत आवश्यक अंग माना था। तुलसीदास एक उच्चकोटि के महात्मा थे 
ओर उनकी साधना इस सीमा तक पहुँच गई थी कि सारा जगत्‌ उन्हें प्रभु की 
विभूति के रूप मे ही इष्टिगत द्ोता था। कहा जाता है कि भगवान्‌ कृष्ण के 
विग्रुह ने भी उन्हें धनुर्धारी राम के रूप मे ही दश न दिया था। बाल्मीकि ने 


४३० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


भक्त के लक्षणों मे एक लक्षण यह भी बतलाया है कि विश्व भर में धनुर्धारी राम 
के दर्शन करना चाहिए--- 
रग नरकु अपबरग समाना । जहं तहं देख धरें धन बाना ॥ 
“«. »« राम करहु तेहि के उर डेरा॥ 
--मानस, अर० का०, पृ० २३४ 
अन्यन्न भी तुलसीदास ने लिखा है--- 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम सय जानि। 
बन्दौं सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ 
-+मानस, बा० का०, पु० ६ 
अथवा--- 
सीय राम मय सब जग जानी । करो प्रनाम जोरि जुग पानी । 
“वही, पृु०६ 
स्पष्ट है, तुलसीदास की मनस्थिति उस सीमा तक पहुँच गई थी, जहाँ उन्हे सीता- 
राम के ही सबंत्र दर्शन होने लगे थे । 
गुरु - रामानन्द-सम्प्रदाय में गुरु को प्रपत्ति का सहायक कद्दा गया है। गुरु 
अपने उपदेशों द्वारा शिष्यो के हृदयध्थ सशयो का उच्छेद करता है। रामानन्द 
का तो यहाँ तक कहना है कि राममन्न का तात्पयाथ ही शुरु की रुचि के अनुकूल 
व्यवहार करना, उनकी आज्ञा का अनुकरण करना आदि है। ठुलसीदास ने 
अनेक स्थलो पर अनेक बार युरु की महिमा का गान किया है। उनके मत से 
छदय के अज्ञान को गुरु ही मिटाते हैं-- 
श्री गुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती १ 


बन्दों गुरु पद्‌ कंज कृपा सिन्धु नररूप हरि। 
महामोह तस पुंज, जासु बचन रविकर निकर || 


गुरु पद रज मुदु मंजुल अन्जन | नयन अमिआओँं हृ॒ग दोष विभंजन॥| 
“मानस, प० २ 
याशवल्क्य ने भी कहा है कि बिना गुरु के विमल विवेक हो ही नहीं सकवा है--- 
सन्त कहहि असि नीति भ्रञ्ुु, श्रति पुरान मुनि गाव । 
होइ न विमल विवेक उर, गुर सनकिये दुराव ॥| 
“-“मांनस, पु० २७... 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४३१ 


सती का मत है कि गुरु के बचनों मे जिसे प्रतीति नहीं, उसे स्वप्न मे भी सुख 
नहीं प्रात्त हो सकता--- 


गुर के बचन ग्रतीति न जेहीं | सपनेहुं सुगम न सुख सिधि तेहीं। 
“--मानस, बालकाण्ड, पु० ४४ 
यदि विध्ाता रूठ जाय तो गुरु जन की रज्ता कर लेते हैं, पर शुरु के रूठ जाने 
पर कोई उसकी रक्षा नही कर सकता-- 
राखे गुर जो कोप विधाता | गुर विरोध नहि कोड जग त्राता।॥| 
--मानस, बा० का०, पु० ८४ 
वस्तुतः गुरु को भगवान्‌ से भी बड़ा समझना चाहिए, बाल्मीकि कहते हैं--- 
तुम्ह तें अधिक गुरहि जिय जानी | सकल भाय सेवहि मन मानी ॥ 
“-मानस, अ० का०, पु० २३३ 
स्वय राम ने वसिष्ठ से कहा है-- 
जे गुर पद अम्बुज अनुरागी | ते लोकहुूँ वेदहु बड़भागी॥ 
“मानस, पु० २६० 


जो गुरु के सामने नम्न नही होते, वे सिर कठ्ठ तुंबर की भाँति हैं-- 


ते सिर कट्ठ तुंबर सम तूला | जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥ 
| “मानस, बा० का०, पृ० ६१ 


आर जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे रौरव नरक में कोटि युग तक बास 
करते हैं--- 


जे सठ गुर सन इरिबा करहीं। रौरब नरक कोटि जुग परहीं। 
त्रिजग जोनि पुनि धरहि सरीरा | अयुत जन्म भरि पावहि पीरा ॥ 
303 --मानस, उ० का०, पृ० ५४८ 
स्पष्ट है, तुलसीदास के मत से भी गुरु ही शिष्यों के हृुदयस्थ सशयो को छिन्न 
करके उनके अ्रज्ञान को मिठाता है और इंस प्रकार उसे भगवस्कृपा-प्राप्ति में 
सहायता पहुँचाता है । बिना गुरु के विमल विवेक सम्भव नहीं है और बिना 
विवेक के भवसागर पार करना श्रसम्भव ही है। 
सत्संग--पंचायुधो से युक्त वैष्णव भगवान्‌ स्वरूप ही माने गए हैं। वे 
परमतीर्थमय देहयुक्त होते हैं, उन सज्जनों की सेवा करने से मनुष्य पापरहित 
ओ जाता है। उनके सत्संग से मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ उदात्त हो जाती हैं, 


४३२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


[७ पक 


उसका मन विमल हो जाता है और उसमे विवेक का जागरण होता है। तुलसीदास 
ने सत्संग के विषय में चहुत कुछ कहा है। उन्होने भक्ति के साधनों मे इसे 


सर्वप्रथम स्थान दिया है-- 
प्रथम भगति सन्तनन्‍्ह कर सैँंगा | दूसरि रति सम कथा प्रसंगा ॥ 
साधुश्नों का समाज चलता फिरता तीथराज ही है। यहाँ राम-मक्ति ही 
देवनदी है, विधि-निषेधमय कमकथाएँ ही यमुना है, ब्रह्मविचार ही सरस्वती है, 
हरिहर-कथा ही त्रिवेणी है, अ्रपने धर्म में अटल विश्वास ही अज्ञयवठ है। 
जो कोई इस तीरथराज का सेवन करता है, उसके समस्त क्लेश, सद्यः ही नष्ट 
हो जाते हैं । धर्माथंकाममोज्षादि चतुर्वंर्ग को उसे प्राप्ति हो जाती है| वाल्मीकि, 
नारद, और अगस्त्थ सत्सग के प्रभाव से ही इतने उच्च पद्‌ तक पहुँच सके 
थे | वस्तुतः सत्सगति पारस की भाँति है, जिसका स्पर्श करके कुधातु भी पविन्न 
हो उठती है | साधुश्रो की महिमा अनन्त है। यह जगम तीथराज सभी काल 
में और सर्वत्र ही उपलब्ध हो जाता है: 
मुद॒संगलमय संत समाजू | जो जग जगम तीरथराजू॥ 
रामभगति जहं सुरसरिधारा | सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ॥ 
विधि निषेधमय कलिमलहरनी | करमकथा रविनन्दिनि बरनी || 
हरिहर कथा बविराजति बेनी | सुनत सकल मुद मगल देनी ॥ 
वट विस्वास अचल निज धर्मा | तीरथ साज समाज सुकरमा ४ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा | सेवबत सादर समन कल्लेसा ॥ 
अकथ अलोकिक तीरथराऊ | देइ सद्य फल्न प्रगट अभाऊ॥ 
सुनि समुभहि जन मुद्ति सन सज्हिं अति अनुराग । 
लह॒हि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥ 
मानस, बा० का०, पु०-३,, 


बाल्मी कि, नारद और घटयोनि आदि सत्सग के प्रभाव से ही महान्‌ हुए थे: 
वालमीकि नारद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ 
मति कीरति गति भूतिमलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानब सत्संग अभमाऊ | लोकहुूँ वेद न आन उपाऊ॥ 
बितछु सत्संग विषेक न होई | रामकृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
मानस, बालकाएड, पु० ३ 


वस्तुतः सभी साधन फूल की भाँति हैं और उनका फल है, सत्संग-- 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४३३ 


सत्संगति मुद्मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥| 
“मानस, बा० का०, पु० रे 
किन्तु, यह जान लेना कि कौन सत है और कौन असत, नितान्त ही कठिन है । 
मनुष्य के विवेक की यही परीक्षा होती है । मानसकार ने मानवमानत्र के उपका- 
राथ इन सतो के लक्षणों का भी सविस्तार वर्णन किया है| उनके राम नारद 
से कहते हैं .-- 
सुनि मुनि संतन्‍्ह के गुन कहऊं। जिन्ह तें में उनके बस रहऊं। 
षट विकार जित अनध अकासा | अचल अकिंचन सुचि सुखधामा || 
अमित बोध अनीह मित भोगी। सत्यसार कवि कोबिद जोगी ।॥ 
सावधान सानद सद्‌॒ हीना | धीर धर्म गति परम श्रवीना ॥ 
गुनागार ससार दुख रहित विगत सन्देह । 
वजि मम चरन सरोज ग्रिय तिन्ह कहं देह न गेह ॥ 
निज गुन खबन्‍्ह सुनत सकुचाहीं। परशुन सुनत अधिक हरपषाहीं || 
सम सीतल नहिं त्यागहि नीती। सरल सुभाउ सबहि सम प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत दस सजसम नेमा। गुर गोविन्द विप्न पद प्रेमा॥ 
खड़ा छमा भमयत्री दाया। मुद्िता सस पद श्रीति अमाया | 
विरति विवेक विनय विज्ञाना । बोध जथारथ वेद पुराना ॥ 
दुम्भ मान मद करहि न काऊ | भूलि न देहिं कुमारग पाऊ।। 
गाबहि सुनहिं सदा मस लीला । हेतु रहित परहित रत सीला॥ 
वस्तुतः साधुओ के इतने अधिक गुण हैं कि शारदा और श्रुतियाँ भी उनका 
“बर्णन नहीं कर सकतीं। राम कहते हैं- 
मुनि सुनु साधुन्द के गुन जेते। कह्दि न सकें सारद खुति तेते ॥ 
अिललर “मानस, श्र० का०, पु० ३५१ 
मानस के उत्तरकाश्ड में भी राम ने पुनः सज्जनों के स्वभाव का निरूपण 
किया है। उन्होंने कहा है कि सज्जन मलय वृक्ष की भाँति होते हैं, जो अपने मूल 
को काठने वाले कुठार को भी सुगधिमय कर देते हैं, वे विषयो से दूर रहते हैं, 
पर दुःख से दुःखी और पर सुख से खुखी होते हैं, मिन्र-अमिनत्र मे उनकी समान 
स्थिति होती है; लोभ, हष, मद, ममता, भय, अमष आदि सबका उनमे नितान्त 
अभाव होता है; उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, दीनों के प्रति वे निरन्तर 
दयालु बने रहते हैं; बचन, कम और मन से भक्ति में उनका अनुराग होता है, 


४३४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


स्वयं अ्रमानी होकर भी वे दूसरो को मान देते रहते हैं, वे विगत काम होते हैं 
और निरन्तर भगवन्नाम का परायण किया करते हैं, शान्ति, विराग, मुदिता, 
विनय, शीतलता, सरलता, मैन्नी और ब्राह्मणों के प्रति अनुराग की वे साज्षात्‌ 
मूर्ति होते हैं , नीति का वे सदैव पालन करते हैं, उनका जीवन नियमित होता 
है, किसी से भी परुष बचन नहीं कहते, निन्दा-स्तुति मे समान रहते हैं और 
निरन्तर ही भगवच्चरणों के च॑चरीक बने रहते हैं। 
--मानस, उत्तरकाड, पृ० ४११ 
कवियों ने सतो के हृदय को नवनीत की भाँति कहा है, किन्तु लगता है 
उन्हें कहना ही नही आया | नवनीव अपनी ही श्रॉच से गलता है, किन्तु सजन 
डूसरो के ही परिताप से द्रवित होते हैं--- 
सन्त हृदय नवनीत समाना | कहा कविन्ह पे कहइ न जाना ॥ 
निज परिताप द्रबइ नवनीता | परदुख द्रवहहिं सन्त सुपुनीता ॥ 
“मानस, उ० का०, पृ० ४६५४ 
इसी कारण सतों के मिलन जैसा सुख, तुलसीदास के मत से, कुछ भी नही 
है। परन्तु सजनों का मिलना भी राम-कृपा के बिना सम्भव नहीं है-- 


बिनु हरि कृपा मित्रहि नहिं सनन्‍्ता । मानस, सुन्दर काएड, पृ० ३७४ 
बड़े भाग पाइय सत्संगा। मानस, उत्तर काण्ड, पु० ४०६ 
निगमागम पुरान मत एहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहि सन्देद्या | 
संत विसुद्ध मिल॒हिं परितेही | चितवहिं रामु कृपा करि जेही || 
““मानस, उ० का०, पु० ५२६ 
तुलसीदास का तो यहाँ तक कथन है कि बिना सत्संग के भक्ति भी नही 
पमिल्र सकती--- 
भक्ति सुतंत्र सकल गुन खानी । बिनु सतसंग न पावहिं ग्रानय-॥. 
पुन्य पुन्ज बिनु मिलहिं न संता | सतसंगति संस्नति कर अन्ता॥ 
“मानस, उ० का०; पु० ४६४ 
सब कर फल हरि भगति सुहाई । सो बिनु संत न काहू पाई ॥ 
अस विचारि जोइ करि सत्संगा | राम भगति तेहि सुलभ विहंगा । 
ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहिं। 
कथा सुधामधि काढहिं भगति सधुरता जाहिं ॥ 
“मानस, 3० का०, पृ० ४.६१ 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव डेप 


इसी कारण स्वग और अपवर्ग का सुख भी सत्सग सुख की समता नहीं कर 
सकता--- 
तात स्वगें अपवर्ग खुख धरिअ तुला इक अंग । 
तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख ल्ब सत्संग ॥ 
“-मॉीनस, सु० का०, पु० ३७४ 


साधुश्रो की अवज्ञा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए--- 


साधु अवज्ञा कर फल ऐसा | जरइ नगर अनाथ कर जैसा || 
“8० का०, पु० रेप्य४ 

साधु अवज्ञा तुरत भवानी | कर कल्यान अखिल के हानी ॥ 
“वही, पु० ३६२ 
काम-क्रोधादि का परित्याग- काम-क्रोधादि भक्ति के विरोधी हैं, 
अत, वैष्णव सम्प्रदायों मे उनके परित्याग पर बहुत अधिक बल दिया गया है। 
ये सभी विषयो मे आसक्ति उत्पन्न करते हैं और यह आसक्ति साधनामार्ग में 
बहुत बढ़ी बाधा उत्पन्न करती है | इसी कारण रामानन्द स्वामी ने भी रागादि के 
परित्याग को बहुत अधिक महत्त्व दिया है। तुलसीदास ने इन सबको माया का 
परिवार कहा है और भक्त को उनसे बच कर रहने का उपदेश दिया है। 

बाल्मीकि ने भक्तों के लक्षण बतलाते हुए राम से कहा है-- 


काम कोह मठु मान न मोहा | लोभ न छोम न राग न द्रोहा ॥ 
पक हक व रह नल | तिन्हके हृदय बसहु रघुराया ॥ 
“मानस, श्र० का०, पु० २३४ 
स्वयं राम ने कहा है-- 
"काम आदि मद दम्भ न जाके | तात निरन्तर बस मैं ताके | 
-अ० का०, पु० ३३१ 
वे पुनः कहते है--- 
तात तीनि अति गअ्बल खलत्न, काम, क्रोध अरु लोभ । 
मुनि विज्ञान धास मन, करहि निमिष महेँ छोभ ॥ 
लोभ के इच्छा दुम्भ बल काम के केवल नारि। 
क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर करहि बविचारि || 
“मानस, अ० का, १० ३४८ 


४३६६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


इसी प्रकार अन्य अनेक स्थलो पर तुलसीदास ने भक्तो द्वारा काम-क्रोधादि के 
परित्याग पर बल दिया है| उनका निश्चित मत है कि जितनी शीघ्रता से इनका 
परित्याग कर दिया जाय उतना ही श्रेयस्कर है | 


अहिंसा--तुलसीदास ने हिंसा का विरोध जम कर उस ग्रकार नहीं किया 
है जिस प्रकार उनसे पहले कबीरदास अथवा रामानन्द ने किया था| कबीरदास 
तो अहिसा के बहुत द्वी बडे समथक थे | उनके मत से कीरी से लेकर कुंचर तक 
सभी भगवान्‌ के जीव है, उनकी रक्षा करना वैष्ण॒वों का परम धम है । रामानंद्‌ 
जी ने तो अहिसा को दान, तप, तीथ और जप आदि से भी अधिक शुभ कम 
माना है। उनके मत से अ्रहिसक व्यक्ति को सभी घमम उसी प्रकार आश्रयण करते हैं 
जिस प्रकार वक्र गति वाली नदियों भी समुद्र को प्राप्त होती हैं | खेद है, तुलसी- 
दास ने अपने पूर्व के महावैष्णवों की इस उत्तम विचार-परम्परा को और आगे 
नहीं बढ़ाया । बढ़े ही स्पष्ट ठग से उन्होंने सज्जनों के स्वभाव-गण का निरूपण 
करते हुए. कहा है कि सज्जन विषयों से विरक्त, शील के गुणाकर तथा दूसरों 
के दुख से दुखी और सुख से सुखी होते हैं-- 


विषय अलम्पट सील गुनाकर | परदुख दुख, सुख सुख देखें पर ॥ 
सम अभूत रिपु बिमद बिरागी । लोभामरष हरष भय त्थागी॥ 


कोमल चित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मस भगति असाया | 
“मानस, उ० का० । घप्‌० पू ५ ७ 


शथवा -- 
संत सहहिं दुख परहित लागी | परदुख द्वेत असंत अभागी ॥ 
भूजे तरू सम सन्त कृपाला | परहित नित सह विपति विसाला॥ 
निज परिताप द्ववइ नवनीता | परदुख द्रवहिं संत सुपुनीता॥ 
मानस, 3० का०, १० ४६३१-६५ 


कही-कहीं उन्होंने भक्त्याभक्य का विचार न करने वालों की निनन्‍दा भी 
की है--- 
चोर चतर बटपार नट अ्रश्नु प्रिय भेंडुआ भंड। 
सब-भमच्छक परमसारथी, कल्लि सपंथ पाखण्ड ॥ 
असुभ वेष भषन धरे भच्छ अभच्छ जे खाहिं । 


ते जोगी, ते सिद्ध नर, पुजित कलियुग साहिं॥ 
--दोहावली, दोहा ६४४६-४० 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४३७ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि तुलसीदास ने अस्पष्ट रूप से ही हिंसा वृत्ति को अनुचित 
ठहराया है और पर दुख से दु.खी तथा कोमल चित्त होने का उपदेश दिया 
है। साथ ही भक्ष्याभद्य की भी चिन्ता करने की अनुशा दी है। सज्जनो के यही 
गुण हैं। 

भक्ति के साधक महाव्रत--एकादशी, रामनवमी, जानकी नवमी, 
हनुमज्जन्मोत्सव, उसिहजयती, कृष्णाष्टमी, वामन द्वादशी तथा रथयात्रादि ब्रतो 
को भक्ति का साधक कहा गया है | तुलसीदास ने भक्ति के साधन के रूप मे 
उनका कही भी स्पष्ट उल्लेख नहो किया है। उनकी आस्था इन सभी पर्वों मे 
रही होगी, इसके कुछ संकेत मात्र उन्होने यत्रतत्र किए है । 


तुलसी की भक्ति-पद्धति 
दास्य भक्ति---ठुलसीदास की भक्ति प्रधान रूप से दास्य भाव की थी। 
रामानन्द सम्प्रदाय मात्र की यह प्रधान भक्ति-पद्धति है। स्वामी रामानन्दजी के 
अनुसार दास्य-भक्ति के प्रमुख अग है: भगवत्कैंकयं, किसी अन्य देवता की 
कामना न करना, अर्चावतार की पूजा तथा सेवा, अपने दोषो का अ्रनुसधान और 
भगवान्‌ से उनकी उपेक्षा करने की ग्राथना करना | विनय, याचना, दीनता, 
आत्मसमपंण आदि दास्य-भक्ति के अन्य आवश्यक अ्रग कहे गए हैं | तुलसीदास 
ने अपनी समस्त रचनाओं मे भगवत्कैंकय॑ में अपनी दृढ़ आस्था व्यक्त की है । 
मानस मे वे कहते हैं-- 
होहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहास | 
साहिब सीतानाथ से, सेवक तुलसी दास ॥ 
“-मानस, बा० का०, पु० श्८ 
अथवा--- 
को रघुवीर सरिस संसारा | सीलु सनेहु निबाहनि हारा ॥ 
जेहि जेहि जोनि करमबस भअ्रमहीं । तहं तहं ईस देइ येह हमहीं | 
सेवक हम स्वामी सिय नाहू। होठ नात येहु ओर निबाहू ॥ 
“मानस, अ० का०, पु० १८६ 
अबवधपुर वासियों की उक्ति में मानो तुलसी का ही हृदय बोल रहा हो | 


“विनयपत्रिका? में तो सबंत्र ही उन्होंने अपने को राम का किंकर कहा है। 
केवल एक पद ही इस संबंध में उद्धत कर देना पर्याप्त होगा--कितनी दीनवा, 
विनप्नता, निरभिमानिता से भरा है यह पद ! 


ड्श्द रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


कहां जाउ॑ कासो कहों और ठौर न मेरे । 
जनम गंवायो तेरेई द्वारे, किंकर तेरे ॥ 
मै तो बिगारी रामसों, स्वारथ के लीन्हें | 
तोहि कपानिधि क्‍यों बने, मेरी सी कीन्हें || 
दिन दरदिन, दिन दुरदसा, दिन दुख, दिन दूषन । 
जोलों तू न विलोकिहे, रघुबंस-बिभपन | 
दई पीठि बिनु डीठ हो तू विस्व-विज्ञोचन | 
तोसों तही न दूसरो न त सोच विमोचन ॥ 
पराधीन देव, दीन हों, स्वाधीन गुसाईं । 
बोलिनिहारे सों करे, वलि, बिनय की माई ॥ 
आपु देखि मोहिं देखिए, जन जानिये सांचों । 
बड़ी ओट राम नाम की जेहि लई सो बांचो ॥ 
रहति रीति रामरावरी नित हिय हुलसी है । 
ज्यों भावे त्यों करु कृपा तेरो तुलसी है ॥ 
“-विनय, पद १४६ 
तुलसीदास के प्राय. अधिकाश पात्र भी दास्य भाव की ही भक्ति भगवान्‌ 
राम के प्रति करते थे | उनकी उक्तियो में दास्यभाव के मूल तत्त्व यत्र-तन्न बिखरे 
पड़े हैं | भरत के चरित्र को कुछ झाकी यहा देखी जा सकती है--- 
राम पयादेहि पाउ सिधाएं। हस कहं रथ गज बाज्ञि बचाए ॥ 
सिर भर जाउं उचित अस मोरा | सबतें सेवक घरम कठोरा॥ 
“मानस, आ० का०, पु० २६६ 
अन्यत्र भी भरत ने कहा है कि सेंवक धर्म बड़ा ही कठोर होता है--- 
जौ हठ करों त निपट कुकरमू | हरगिरि तें गुरु सेवक धस्मू॥ 
--मानस, अ० का०, पृ० श््य७ 
उनके मत से सेवक को स्वामी से सकोच नहीं करना चाहिए--- 
जो सेवक साहिबहि संकोची | निज हित चहइ तास मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई | करइ सबल सुख लोभ बिहाई | 
“वही, पृ० २६ ३ 
आगम, निगम एवं पुराणों का भी यही भत है कि सेवा-धर्म सबसे अ्रधिक 
कठिन है। भरत कहते हैं-- 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दो भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४३६ 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धरमु कठिन जगु जाना ॥ 
स्वामि धरम स्वारथहिं विरोंघू। बेरुअन्धु प्रेमहिं न भ्रबोघू।॥ 
ला वही, पु ०३०४ 
इसीलिए, भरत के जीवन का उद्देश्य ही सेवा हो गई है-- 
अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहहेूँ निबवान । 
जनम जनम रति रास पद, येह बरदान न आन ॥ 

“वही, १० २६६ 
नारद का भी मत है कि जिस प्रकार सेवक को स्वामी प्रिय होना चाहिए, उसी 
प्रकार भगवान्‌ राम भी अपने सेवक पर प्रीति-स्नेह रखते है--- 

कहहु कवन प्रभु के असि रीती | सेवक पर ममता अरु ग्रीती ॥ 
जे न भजहिं अस प्रभु भ्रमत्यागी । ज्ञान रंक नर मंद अभागी ॥ 
“मानस, आअ० का०, पु० ३५१ 
स्वयं राम ने भी कहा है कि यद्यपि लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, फिर भी मुझे 
सेवक अधिक प्रिय हैं, क्योकि मेरे अ्रतिरिक्त उन्हे अन्य गति नहीं है--- 
समदरसी मोहिं कह सब कोऊ। सेवक भ्रिय अनन्य गति सोंऊ || 
“मानस, कि० का०, पु० २३४५ 
सो अनन्य जाकें असि, मति न टरइ हनुमंत। 
से सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवन्त || 
“मानस, कि० का०, पु० ३४४ 
*वस्तुत. इस नरदेह्द का फल ही यह है कि सवंकामविनिमुक्त होकर भगवान्‌ राम 
की सेवा की जाय | सुग्रीव कहते हैं--- 
भानु पीठि सेइय डउरआगी। स्वामिह्टि सबंभाव छल त्यागी ॥ 
देह धरे कर यह फल भाई | भजिझ राम सब काम बिहाई।। 
सोइ गुनज्ञ सोई बड़ भागी। जो रघुवीर चरन अनुरागी ॥ 
“मानस, कि० का०, प० ३६५ 
राम को भी वही सेवक प्रिय है, जो उनके निदेश का पालन करता है-- 
सोइ सेवक प्रियतम मस सोई | सम अलनुसासन मानई जोई॥ 


उत्तर कार्ड में तो तुलसीदास ने यह स्पष्ट ह्वी कर दिया है कि बिना सेवक-सेव्य 
> भाव के संसार-सागर को पार करना अत्यन्त दुष्कर है--- 


७४० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरइ उरगारि ॥ 
भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धान्त विचारि-॥ 
“मानस, उ० का० श्र ९ पद श 
भक्तों का तो यह भी विश्वास है कि राम से अधिक महत्वपूर्ण राम के दास ही 


होते है-- 
मोरे मन प्रभु अस विस्वासा१ राम तें अधिक राम कर दासा॥ 
“मानस, उ० का०, पु० ४६० 


किसी अन्य देवता की कामना न करना--दास्य-भक्ति की दूसरी 
विशेषता यह है कि अपने आराध्य के अतिरिक्त किसी भी अ्रन्य देवता की 
कामना न करना | विनयपत्रिका? में तुलसीदास ने अनेक स्थलों पर यह स्पष्ट 
कहा है कि राम से बड़ा ससार में कोई और देवता है ही नही | बढ़े आत्म- 
विश्वास के साथ वे भगवान्‌ राम से कहते हैं--- 


राम राय बिनु रावरे मेरे को हितु सांचो | 
स्वासी सहित सबसों कहों सुनि गुनि विसेषि कोउ रेख दूसरी खांचो ॥ 


देह जीव जोग के सखा म्रषा टांचुन टांचो । 
कियो विचार सार कदली ज्यों मनि कनक संग लघु लसत बीच बिचकाचों॥ 


विनयपत्रिका दीन की बापु आपुही बांचो । 
“विनय, पद्‌ २७७ 
अथवा 
दीन को दयालु दानि दूसरो न कोई । 
जासों दीनता कहो में देखो दीन सोई ॥ 
सुरनरमुनि असुर नाग साहिब तो घनेरे | 
तोलों जोलों रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ 
त्रिभुवन तिहुँकाल विद्ति, बदत वेद चारी | 
आदि अन्त-मध्य राम साहिबी तिहारी ॥ 
पाहन, कपिपसु, विहेंग अपने कर लीन्हें | 
महाराज द्सरथ के रंक राय कीन्हें | 
तुम्हहि मांगि मांगनों न सांगनों कहायो | 
सुनि सुभावसीज्ञ सुजस जाचन जन आयो |। 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४४१ 


तू गरीब को निवाज , हों गरीब तेरो। 
बारक कहिये क्पाल , तुलसिदास मेरो ॥ 

“विनय, पद्‌ ७८ 
भक्त भगवान्‌ में इतना अधिक अनन्य प्रेम सम्बन्ध है, जितना चातक ओर घन 
में होता है | तुलसीदास के प्रेम का आदर्श है--- 

एक भरोसो, एक बल, एक आस, विस्वास | 
एक राम घनस्याम हित चातक तुलसीदास | 

--दोहावली, दोहा २७७ 
तुलसीदास का मत है कि चातक स्वाति में भी जल नही पीता, क्योकि इससे 
उसकी प्रेम तृषा दिन-प्रतिदिन बढ़ती दी जाती है। तषा मिठ जाने पर तो उसकी 
मर्यादा भी सकट में पड़ जायगी--- 

चातक तुलसी के मर्तें स्वातिहूँ पिये न पानि | 
प्रेम तृषा बाढ़ति सती, घटे घटेगी कानि || 

--दोहावली, दोहा २७६ 
बस्‍्तुतः चातक का यह प्रेम बादल के प्रति अडिग ही रहता है, चाहे बादल उपल 
की बरसात करे, गरजे-तरजे, अथवा बजञ्जरपात ही क्यो न करे-- 

उपल बरसि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि, कबहेूँ दूसरी ओर ॥। 

““दोदह्दावली, दोहा श्र 
ओर, क्योकि चातक इन सब परिस्थितियों मे अपने घन को छोड़ कर किसी 
खआोर के सामने निवेदन नही करता, इसलिए तीनो लोक व तीनो काल में यश 
उसके द्वी भाग में लिखा है- 

तींनि ल्ञोक तिहँकाल जस, चातक ही के माथ | 
तुलसी जासु न दीनता, सुनी दूसरे नाथ | 

““दोहावली, दोहा २८८ 
ओर, फिर ऐसे मानी मागने वाले को बिना घन के तृत्त ही और कौन कर 
सकता है- 

नहि. जांचत नहि सम्रही सीस नाइ नहि लेइ | 
ऐसे मानी मांगनेहि, को वारिद बिन्ु देइ ॥ 
“--दोहावली, दोहा २६० 


४४२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


निश्चय ही, तुलसीदास का भी प्रेम अपने आराध्य के प्रति इसी प्रकार का था | 
अचौीवतार की पूजा तथा सेवा--ठुलसीदास की श्रद्धा भगवद्निग्रह मे 
थी, यह पहले कहा जा चुका है | विन्दु माधव की जो सवाग प्रश॒सा उन्होने 
की है तथा उनकी छुवि मे जो आसक्ति उन्होने प्रकट की है, उससे यह स्पष्ट है 
कि वे अर्चावतार की पूजा मे विश्वास रखते है। विनयपत्रिका के दो पदों में 
उन्होंने भगवान्‌ की आरती के सम्बन्ध में भी लिखा है। उनमें से एक आरती 
तो दिव्य आरती प्रतीत होती है, जिसमे वासना का धूप, ज्ञान का दीपक, 
विशद्भावो का नैवेद्य और प्रेम का ताम्बूल, कर्मों का घृत, त्याग का पावक 
और सद्गुण के प्रकाश आदि की चर्चा की गई हे । (पद्‌ ४७) दूसरी निश्चय 
ही लौकिक आरती प्रतीत होती है- 
हरति सब आरती आरती राम की | 
दृहति दुख दोष निर्मल निकाम की ॥ 
सुभग सोरभ धूप दीप बरमालिका। 
उड़त अघ विहग सुनि ताल कर तालिका || 
क्त हृद्सिवन अज्ञान तम हारिनी ॥ 
विम॒ल्न विज्ञान मय तेज विस्तारिनी ॥ 
मोहमदकोह कल्ति-कंज हिम जामिनी । 
मुकृति की दूतिका, देह दुति दामिनी ॥ 
प्रनत जन कुमुद बन इन्दु कर जालिका । 
तुलसि-अभिमान-सहिषेस बहु कालिका || 
“- विनय, पद ४८ 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने एक तुलसी मठ की भी खोज की थी, जिसके 
सम्बन्ध में उन्होंने कह हे कि वह सं० १७६७ वि० तक विद्यमान था। सम्भव 
है, अपने मठ के आराध्य देव की वे पूजा-सेवा भी स्वयं ही करते रहे हो । 
आत्मदोषानुसंधान--दास्य भाव की भक्ति का आत्मदोषानुसधान एक 
आवश्यक अग है| इस के माध्यम से भक्त अपनी दुबलताओं के प्रति सजग 
होता है और वह स्वामी की सेवा के अधिक से श्रधिक योग्य बनने की चेष्टा 
करता है| पीछे कहा जा चुका है कि तुलसीदास अपने को ससार के समस्त पराषियों 
में सब-प्रथम्त मानते थे। विनय के अनेक पदों में इस प्रकार के भाव ब्यक्त 
हुए हैं। अन्य ग्रन्थों मे भी उनकी आत्मदोषानुसघान की प्रवृत्ति बर्तमान मिलती 
है। जैसा पहले लिखा जा चुका है, मानस में कवि ने लिखा है--- 


हिन्दी-कब्रियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव डंडे 


जे जनमे कलिकाल कराता । करतब बायस वेष मराला | 
चलत कुपंथ वेद मग छांड़े | कपट कल्लेबर कलिमल भांड़े । 
बंचक भगत कटद्दाइ रामके | किकर कंचन कोह काम के || 
तिन्हि महं प्रथम रेख जगमोरी । धींग धरम ध्वज धंधक धोरी ॥ 
जो अपने अवगुन सब कहऊँ | बाढ़े कथा पार नहि लहऊेँ ॥ 
“मानस, बा० का०, पु० ६ 
अथवा 
राम सुरवासि कुसेवक मोसों | निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ 
रामचरितमानस 
कवितावली के उत्तरकाण्ड में भी अनेक कवित्तों में कवि का आत्मदेन्य छुलक. 
सा पडता है| एक छुंद मे वे कहते है--- 
जाप की न तप खप कियो न तमाइ जोग, 
जाग न विराग त्याग तीरथ न तन को। 
भाई को भरोसो न खरोसो बैर बैरी हसों, 
बल अपनो न हितू जननी जनक को ॥ 
लोक को न डर, परलोक को न सोच, 
देव सेवा न सहाय, गवे धाम को न धन को । 
राम ही के नाम ते जो होइ सोई नीको लगे, 
ऐसोइ सुभाय कछु तुलसी के मन को ॥७७ 
अथवा, 
वेद न पुरान गान, जानो न विज्ञान ज्ञान, 
ध्यान, धारना, समाधि, साधन प्रवीनता | 
नाहिन विराग, जो ग, जाग, भाग तुलसी के, 
दयादान दूबरो हो, पाप ही की पीनता ॥ 
लोभ मोह काम कोह दोष कोष सोसों कोन ? 
कलिहू जो सीखि ल्ई भेरिये मलीनता | 
एक ही भरोसों राम रावरो कहावत हो, 
रावरे दयालु दीनबन्धु, मेरी दीनता ॥६६ 
छुंद स० ६६ में कवि ने अपने को सब अंग-हीन, सब साधना-विहीन, मन-बचन- 
मलीन, बुद्धि बल-हीन, भाव-भगति विहीन, गुशज्ञान ह्ीन, तथा भाग्यहीन तक 


४४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


कहा है | इसके पहले ६४ वे पद में वे अपने को श्वान तक कह चुके हैं, स्वामी 
के समेह स्वान हू को सनमानु है! ६५ वें छद में तथा ६६ वे छद में भी 
उन्होने बढ़ी ही मार्मिक पदावली में दीनता व्यक्त को है। ६६ वे छंद में तो 
अपने को उन्होंने-धोबी कैसो कूकर न घर को न घाट को? तक कहा हे | 
कहना तो यह चाहिए की ठुलसीदास की समस्त रचनाएँ, ही उनकी आत्मदोश- 
भिव्यक्ति से भरी पड़ी हैं | 

भगवान्‌ से उन दोषों की उपेक्षा की प्राथना--ठुलसीदास को यह 
दृढ़ विश्वास है कि ससार मे उनसे बढ़ कर दोषी-पापी और कोई नहीं है, साथ 
ही उन्हें यह भी विदित है कि राम से बढ़ कर क्षमाशील एवं उदार भी कोई 
दुसरा स्वामी नही है। इसी कारण वे अपने आराध्य से अपने दोषो को क्षमा 
करने की बड़ी ही मार्मिक याचना करते है :- 


कबहेँ रघुवंशमनि सो कृपा करहुगे ? 
जेहि कृपा व्याध गज बिप्र खस तरु तरे, 

तिन्हहि सम मानि मोहिनाथ उद्धरहुगे । 
जोनि बहु जनमि किये-करम फल विविध विधि, 

अधसम आचरन कछु हृदय नहि धरहुगे ॥ 
दीन हित अजित सर्वज्ष समरथ प्रनतपाल, 

चित मूदुल निज शुन्ननि अनुसरहुगे | 
मोह मद मान कासादि खत्त मण्डली, 

सकुल निमल करि दुसदह दुख हरहुगे ॥ 
जोग जप ज्ञान विज्ञान तें अधिक अति, 

अमल हृढ भगति दे परम सुख भरहुगे ॥ 
मनन्‍्द जन मौलि सनि, सकल साधन हीन, 

कुटिल मन, मलिन जिय जानि जो डरहुगे ॥ 
दास तुलसी वेद विदित बिरुदावली, 

विसल जस नाथ केहि भाँति विस्तरहुगे ॥ 

““ विनय, पद २११ 


इसी प्रकार विनय के अनेक पदो में कवि ने अपने आराष्य से अपने दोषों को 
छमा कर देने की प्राथना की है। निश्चय ही ये प्रा्थनाएँ उसके द्वृदय की 
निष्कपठता, निश्छुलता एव पविन्नता के द्योतक हैं | 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव न ॥ 


तुलसीदास की दास्य-भक्ति के अन्य आवश्यक तत्त्व-विरति 
विवेक--ठलसीदास ने भक्ति की सामान्य परिभाषा देते हुए; उसे श्रति सम्मत 
एव विरति-विवेक से युक्त कहा है-- 
श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत बिरति विवेक | 


बस्तुतः बिना वैराग्य के चित्त-द्तत्तियों का निरोध कर लेना असम्भव है, और जब 
तक चित्त की चचलता मिट नही जाती तब तक उस अनुराग का पाना असम्भव 
है, जिससे भगवान्‌ शीघ्र ही द्रवित हो जाते हैं--- 
जातें बेगि द्रवहुं में भाई | सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
इसी प्रकार बिना विवेक के भी भक्ति पू्ण नहीं कही जा सकती | विवेक से 
हमारी विचारधाराओ मे उचित सतुलन आता है, और यह सन्तुलन भक्ति का 
प्राण ही है। अपने युग की ऐकान्तिकता से क्षुब्ध होकर ही तुलसीदास ने अपनी 
भक्ति-पद्धति मे विरति-विवेक को स्थान दिया है। यह उनकी समन्वयकारिणी 
बुद्धि का ही परिचायक है | 
वात्सल्य भक्ति--तुलसीदास की भक्ति-पद्धति दास्यभाव की ही है, यह 
अभी-श्रभी कहा जा चुका है, फिर भी उन्होने वात्सल्य भक्ति का भी निरूपण 
किया है, क्योकि दशरथ-कौशल्या आदि की भक्ति वत्सल भाव की ही थी, स्वयं 
गोस्वामी जी के आराध्य देव भी कदाचित्‌-बाल राम” ही थे। मानस के बाल- 
काण्ड, कवितावली के प्रारम्भ तथा गीतावली के प्रारम्मिक अंशो मे इस भक्ति 
का गोस्वामी जी ने अ्रच्छा परिचय कराया है। हा, इस प्रसंग में वे भगवान्‌ राम 
की ईश्वरता को कभी नही भूलते हैं। कौशल्या की गोद में बाल राम को देख 
कर कवि कह उठता है-- 
व्यापक ब्रह्म निरनन्‍्जन, नि्गंण विगत विनोद । 
सो अज भ्रेम भगति बस कोसल्या के गोद ॥ 
--बालकाएड, पृ० १०० 
माता-पिता को सुख देने के लिए. तथा अपने जनों के दगों को शीतल करने के 
लिए. ही तो राम ने नरलीला की थी--- 
सुख सन्दोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। 
दम्पति परम श्रेम वस, कर सिस चरित पुनीत || 


येहि विधि रास जगत पित॒ साता । कोसलपुर वासिन्ह सखदाता ॥ 
लच्यानस, वा० का०, पृष्ठ १०१ 


४४६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


मा के हलराने-दुलराने के चित्र भी तुलसीदास ने उपस्थित किए; हैं-- 


ले उछंग कबहुँक हलराबे । कबहुं पालने घालि मुलाबै || 
प्रेम लगन कोसल्या निसदिन जात न जान । 
सत सनेह बस माता बाल्ल चरित कर गान ॥ 
हु --बआालकारड, पृष्ठ १०१ 
जब राम कुछ सयाने हो गए--- 
कौंसलया जब बोलन जाई । ठुमुकि ठुमुकि प्रभु चले पराई । 
श्रौर कभी : 
भोजन करत चपल चित, इत उत अवसरु पाइ। 
भागि चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाइ || 
“मानस, बा० का०, पृष्ठ १०२ 
वस्तुतः यह सभी लीला भक्तों के हृदय का सवस्व है । तुलसीदास कहते हैं--- 
बाल चरित अति सरल सुहाए । सारद शेष संभु श्रुति गाए। 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिराता । ते जन बंचित किए विधाता ॥ 
“मानस, बा० का०, पुष्ठ ६०३ 
कवितावली मे तुलसीदास ने बालक राम के सौन्दय, चपलता, क्रीड़ा आदि 
के बढ़े ही मनोरम चित्र खीचे हैं-- 
पग नूपुर ओ पहुंची करकंजनि, मंजु बनी मनि माल हिये। 
नवनीत कलेबर पीतमगा, कलके पुल्के नृष गोद लिये ॥ 
अरविन्द सो आनन रूप मरंद, अनंदित लोचन भ्व॑ग पिये। 
मन में न बस्यौ अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिये || 
बालक राम के सौन्दर्य का दूसरा चित्र--- 
तन की दुति स्याम सरोरुह्द, लोचन कंज कि मंजुलताई हरे। 
अति सुंद्र सोहत धूरि भरे, छवि भूरि अनंग की दूरि करें ॥ 
दूसकें दतियां दुति दामिनि ज्यों, किलके कलबाल-विनोद करें । 
अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर मे बिहरे ॥ 
बालक्रीड़ा का एक अन्य चित्र--इस चित्र में बालकों की प्रवृत्ति का भी बहुत ही 
सुन्दर निरूपण किया गया है--- 
कबहूं ससि मांगत आरि करें, कबहूँ अतिबिम्ब निहारि उरें | 
कबहूं करताल बजाइ के नाचत, मात सबै मन मोद भरे ॥ 


हिन्दी कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ड४७ 


कबहूँ रिसिआइ कहें हठि के, पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे । 
अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरें ॥ 
चाल स्वभाव--सौन्दर्य एवं क्रीड़ा के कुछ अन्य सुन्दर चित्न-- 
बर दनन्‍त की पंगति क॒द कत्नी अधराधर पल्लव खोलन की । 
चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की || 
घंघुरारि लठे लग्के मुख ऊपरि, कुणडल लोल कपोलन की । 
निवछावरि प्राण करे तलसी, बलि जाउं लत्ा इन बोजन की।। 
)८ ५८ ऐ 
द्‌ कंजनि मंज बनी पनहीं, धनुहीं सर पंकज पानि लिए | 
लरिका संग खेलत डोलत हैं, सरयू तट चोहट हाट हिए | 
तलसी अस बालक सो नहि नेह, कहा जपजोग समाधि किए | 
नर ते खर सूकर रवान समान कहो जग में फल कोन जिए || 
>८ >< 
सरजू बर तीरहिं तीर फिरे, रघुबीर सखा अरु बीर सबे। 
धनहीं कर तीर, निषंग कसे, कटि पीत दुकूल नवीन फबे॥ 
तलसी तेहि ओसर लावनिता, दस, चारि, नो, तीन, इकीस सबे । 
मति भारति पंग॒ भई जनिहारि, विचारि फिरी उपसा न फबे | 
गीतावली में भी कवि ने राम के बाल जीवन के बड़े ही सजीव चित्र उप- 
स्थित किए, हैं, बालस्वभाव, बाल-क्रीड़ा, बालचापल्य और बालसौन्दर्य के चित्रण 
प्रायः उसी प्रौढता के साथ किए गए, हैं, जिस प्रौढ़ता के साथ सूरदास ने कृष्ण 
के बालजीवन का चित्रण किया है | लगता है, कवि यहाँ पर सूरदास से ही होड़ 
कर रहा हो । फिर भी सूरदास की गम्भीरता के सामने तुलसीदास का प्रयास बहुत 
ही हलका प्रतीत होता है । 

- तुलसीदास द्वारा निरूपित वात्सल्य रस दो स्थलों पर बहुत ही गम्भीर हो 
गया है--(१) राम के वन गमन के अवसर पर और (२) राम, लक्ष्मण और 
सीता को चित्रकूट भे छोड़कर कौशल्यादि के अवध लौट आने पर । राम के 
वनगमन का समाचार सुनते ही कोशल्या के शोक का पारावार नहीं रहता | जिस 
राम को उन्होंने बड़ी तपस्या के पश्चात्‌ पाया था, उससे सहसा वियुक्त होकर वे 
जी नहीं सकेगी । राजा दशरथ भत्ते ही ज्ञी के वशीभूत होकर अपने सुखनिधान 
प्रिय पुत्र का परित्याग कर दे, किन्त माता कौशल्या उन्हे वन नहीं जाने देंगी। 

जो राम पिता के बचन को इतनी तत्परता से मान लेते हैं, वे क्‍या माता के भी 


डंडप्प रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


वचन को नहीं मानेगे ? मला राम के वन चले जाने पर माँ किसे अपने श्रंक मे 
मर कर लाल? कहेगी ? अपने उस बालक की लीलाओ का स्मरण कर-करके 
वह कैसे प्राण धारण कर सकेगी १ जिन कानो से उसने उसकी मीठी बोली सुनी 
थी. वे कान आज वनगमन का भी समाचार सुन रहे हैं, यह कैसी विडम्बना है? 
जिस मुखारविन्द को बिना देखे उसका एक-एक क्षण एक-एक युग के समान 
बीतता है, उसी मुखकमल से वियुक्त होकर यदि वह १४ वष तक जीवित रह 
सकी तो राम के प्रति उसको क्या प्रीति समझी जायेगी १ मा के इस प्रेम को 
देख कर राम भी अधीर हो उठे, उनका कण्ठ भर आया, नेन्नो से अ्रश्नु की बर- 
सात होने लगी । माँ को उन्होंने आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही बन से लौट 
आवेगे | 
राम वन को चले जाते हैं, व्यथा का दिन ज्यो-त्यो बीतता है, रात भी बीत 
ही जाती है, भोर को द्वार पर वेद-वन्दी-मागध आदि की ध्वनि सुनाई नही पड़ती « 
आर न सीता ही सास? से आशीर्वाद लेने के लिए, द्वार पर आती हैं, कोशल्या 
बार-बार राम की बान-घधनुहियाँ को देखती हैं, अपने राम की ललित पनहियाँ को 
हृदय से लगाती है, कभी पहले ही जैसे सबेरे उठ कर राम को जगाने जाती हैं, 
और कभी यह समझ कर कि राम वन को चले गए, चित्रलिखी सी चकित होकर 
रह जाती हैं । उन्हे विश्वास नही होता कि राम सचमुच वन को चले गए ! 
किन्त, राम से रहित भवन को देख कर उन्हें अ्रपने बालक की समस्त बालकीड़ाएँ, 
चपलताएँ. आदि स्मरण हो आती हैं और वे भगवान्‌ से प्रार्थना करती हैं कि 
१४ वष की अवधि शीघ्र ही बीत जाय, सीता सहित दोनों भैया लौट कर माँ को 
सम्भ्रम में डाल दूँ । 


इसी प्रकार कौशल्या जब चित्रकूट से लौटकर आती हैं, उनकी व्यथा और 
भी बढ जाती है| वे सोचती हैं कि चित्रकूट जाकर भी वे राम के साथ वन को 
क्यों नहीं चली गईं १ राम के वियोग मे भरत की दशा शोचनीय तो है ही, उनके 
(राम के) घोड़ों की भी चिन्त्य दशा हो गई है। एक बार इन घोड़ों के लिए, ही, 
राम लौट श्राते तो कितना भला करते १ कभी राम, लक्ष्मण और सीता के बन- 
जन्य दुःख का भी विचार कर कोशल्या बहुत दुःखी होती हैं 

माघुय भाव की भक्ति ओर तुलसीदास--पीछे कहा जा चुका है कि 
रामानन्द के उपरान्त उनके सम्प्रदाय में माधुयें साव की भक्ति का भी क्रमशः 
प्रचार हो गया। धीरे-धीरे यह भक्ति-पद्धति इतनी श्रधिक प्रिय होती गई कि 
आधुनिक युग में प्रायः सभी रामानन्दी भक्त माधु्य॑ भाव के ही उपासक होने 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४४६ 


लगे हैं । इस भाव की उपासना में तुलसी का अपना कोई विश्वास नहीं था, फिर 
भी गीतावली के उत्तरकाण्ड में उन्होने माधुये भाव से सम्बन्धित पद लिखे हैं । 
इन पदों मे रूप और यौवन के कुछ उन्मादक चित्र भी पाए जाते हैं । 
राम प्रातः:काल सो कर उठते हैं, किन्तु प्रिया के प्रेम रस से पगा श्यामल 
शरीर आलस्य से भरा हुआ है, नेत्र उनीदे हैं : 
श्यामल सलोने गात, आलसबस जेंभमात, प्रिया प्रेम-रस पागे। 
उर्नीदे लोचन चारु मुख-सुखमा-सिंगार हेरि हारे मार भूरि भागे ॥ 
परम रूप-लावण्य की राशि राम के सौदय के अनेक मनोरम चित्र कबि ने 
इसी प्रसग मे खीचे हैं : राम मज्जन करके सरयू के तट पर खडे हैं, सखी 
कहती है '- 
बिधुरति सिररुह-बरूथ कुचित, बिच सुमन-जूथ, 
मनि जुत सिसु-फनि-अनीक ससि समीप आई | 
जनु सभीत दे अकोर राखे जुग रुचिर मोर, 
कुणडल छवि निरखि चोर सकुचत अधिकाई ॥ 
ललित भ्रुकुटि, तिज्षक भाल, चिबुक अधर हविज रसाल, 
हास चारुतर कपोल्न नासिका सुदाई। 
मधुर जुग पंकज बिच, सुक विलोकि नीरज पर, 
लरत मधुप-अवबलि मानो बीच कियो जाई ॥ 
सुन्दर पट पीत बिसद, आआजत बनमाल उरसि, 
तुलसिका असून रचित, विविध विधि बनाई। 
तरु तमाल अध बिच जनु त्रिबिध कीर पांति रुचिर, 
हेम जाल अंतर परि ताते न जड़ाई॥ 
सरयू-तट स्थित राम के इसी प्रकार के अनेक रूपचित्र 'गीतावली? को मधुर 
बनाते है । किन्तु इस रूप सौंदर्य मे सखियो की कोई वासनात्मक आसक्ति नहीं 
पाई जाती | रूपोल्लास के ये पविन्न चित्र बड़े ही सुन्दर बन पड़े हैं। शक्ति ने 
इस सौंक्य को बहुत ही महत्वशील बना दिया है | 
प्रेमोल्लास के इसी प्रसग में तुलसीदास ने रामहिंडोला, दीपमालिका और 
बसंत का भी वर्णन किया है | हिंडोला का एक चित्र :-- 


आली री राधोके रुचिर हिंडोलना मूलन जैये । 


हिन्दी-कवियो पर रामानदी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४५१ 
उनका अदभुत सौदय, गोपियो का उनकी ओर आक्ृष्ट होना, क्रमशः रति- 
भाव का विकास, मिलन के मनोरम चित्र श्रौर अत में गोपियो का कृष्ण 
से वियोग आदि सभी कुछ कृष्ण गीतावली मे बड़ी ही सरस शैली में 
वर्शित है | फिर भी माधुय भक्ति मे कोई आस्था न होने से तुलसीदास के वर्णन 
उतने सजीव नहीं हो सके, जितने सूरदास के हुए हैं । 

सख्य भक्ति तथा शाताभक्ति के सम्बन्ध में तुलसीदास ने कुछ भी नहीं 
लिखा है । 

भक्ति ओर ज्ञान--तुलसीदास के मत से ज्ञान और भक्ति में वस्तुतः 
कोई अन्तर नहीं है, दोनो का ही उद्देश्य 'भवसम्भव खेद! को दूर करना है। 
फिर भी ज्ञान का मार्ग अत्यन्त कठिन है | इद्वियो एवं तज्जन्य विषयासक्ति के 
कारण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति भ्रसम्भव सी हो जाती है | इस कारण तुलसीदास 
ने भक्ति को ज्ञान की शअ्रपेज्षा अधिक श्रेयस्कर माना है। भक्त छोटे बालक 
की भाँति होता है और ज्ञानी प्रौद़् तनय की भाँति | मा अपने छोटे बच्चे 
को अधिक प्यार करती है, परमेश्वर भी भक्तों. को अधिक प्यार करता है। 
भक्ति सब सुलभ होती है। माया से इसका कोई विरोब नही है, क्योकि माया 
ओर भक्ति दोनों ही स्रीवर्ग हैं, और स्री, त्री पर कभी मुग्ध नही होती । ज्ञान, 
विराग, योग, विज्ञान आदि पुरुषवर्ग हैं। इनके पथच्युत हो जाने के अवसर 
अधिक हैं। माया के घने अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान का प्रकाश 
दीपक की भाँति है, जो विपरीत परिस्थितियों मे बुक भी सकता है, किन्तु भक्ति 
मणि को भाँति है, इसके बुक जाने का कोई भय नही । फिर, बिना भक्ति के 
शान निरथंक है। समग्रतः तुलसीदास भक्ति को ज्ञान से बड़ा मानते हैं | 
रामानन्द सम्प्रदाय मे भी कम, भक्ति एवं ज्ञान में कोई विरोध नहीं माना 
गया हैं, किन्तु सर्व सुलभ होने के नाते भक्ति को अधिक महत्वपूर्ण कहा 
गया है | 

तुलसीदास के उपयुक्त विचार 'मानस? के उत्तरकाण्ड में बहुत ही विस्तार 
से व्यक्त किए गए हैं। विशेष ज्ञान के लिए वही देखना उपयुक्त होगा । 
उनके मत को तो केवल निम्न पक्तियो में ही रपष्ट रीति में देखाजा 
सकता है : 

जप तप मख सम दंम ज्रत नाना | विरत विवेक जोग विज्ञाना | 

सब कर फलु रघुपति पदस्रेमा। तेहि बिलु कोड न पाबे छेसा ॥ 

-मानस; उ० का०, पु० ४४१ 


४५२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


शंकर ने भी कहा है :-- 
तीर्थाटन साधन समुदाई | जोग विराग ज्ञान निपुनाई ॥ 
नाना कम धर्म ब्रददाना | संजम दम जप तप सख नाना ॥| 
भत दया हिज गुर-सेवकाई | विद्या विनय विवेक बड़ाई ॥ 
जहं लगि साधन वेद बखानी | सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ 
--मानस, उ० का०, पृ० ५६६ 
भक्ति में उदारता--रामानन्द-सम्प्रदाय मे भक्ति का द्वार सभी के लिए, 
खुला हुआ है | शक्त-अशक्त, डँच-नीच, कुलीन-अ्रकुली न, ब्राह्मण-शूद्र सभी प्रपत्ति 
के अधिकारी माने गए हैं। ठुलसीदास ने भी भक्ति में किसी प्रकार के 
बन्धन को स्वीकार नही किया है| उनके राम की तो यह घोषणा ही है--- 


कह रघुपति सुसु भामिनि बाता। सानों एक भगति कर नाता। 
जाति पॉति कुल धम बड़ाई। धन बल परिजन शुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहइ केसा। बिनु जल बारिद देखिआ जैसा ॥ 


“राम शबरी से-मानस, आ्र० का०, पु० रे४५ 


तुलसीदास ने अ्रन्यत्न भी कहा है--- 
स्वपच सबर खस जमन जड़ पांवर कोल किरात। 
रामु कहत पावन परस होत भुवन विख्यात ॥ 
“-मानस, आ० का०; पृ० २६२ 
भगवान की शरण में जाने के पहले भक्त को भी जाति-पाँति, धन-धम, बड़ाई, 
परिवार आदि का परित्याग कर लेना चाहिए। राम से वाल्मीकि कहते हैं--- 


जाति पांति धनु धरम बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सखदाई । 
सब तजि तुम्हहि रहइ लउलाई । तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥ 
“मानस, श्र० का०, पृ० २३४ 
फर भी लगता है, तुलसीदास रामानन्द स्वामी की विचारधारा से पूर्णतया सहमत 
नही हो सके | उनके राम ब्राह्मणे के प्रति विशेष सदय हँ--- 


सुतु गन्धवे कहों मै तोही । मोहिं न सुहाइ त्रह्म कुल द्रोही ॥ 
समन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसर सेव । 
मोहिं समेत बिरंचि सिव्र बस ताकें सब देव ॥ 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव] ४५ रे 


सापत ताड़त परुष कहन्ता। विश्र पूज्य अस गावहि सन्‍्ता ॥ 
पूजिअ विप्र सील गुन हीना | सूद्र न गुन गनज्ञान प्रवीना || 
“मानस, अ० का०, पु० रे४४-४१ 
फिर भी राम की उदारता निम्न पक्तियो मे बहुत ही स्पष्ट रीति से व्यक्त 
की गई है-- 
सबरी गीध सुसेवकन्हि, सुगति दीन्ह रघुनाथ । 

“-मानस, बालकाण्ड', पृष्ठ १६ 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी | नीच निसील निरीस निसंकी || 
तेउ सुनि सरन सामुहें आए | सकृत प्रनामु कियें अपनाए ॥ 

--अ० काणड, पृष्ठ, ३०६ 


गीध अधम खग आमिष भोगी | गति दीन्हीं जो जाचत जोगी || 
“मानस, अरण्यकाड, पृष्ठ ३४४ 


स॒नहु विभीषन प्रभु के रीती | करहिं सदा सेवक पर औरीती ॥ 
कहहु कवन में परम कुलीना | कपि चंचल सबही विधि हीना ॥ 
प्रात लेइ जो नाम हमारा | तेहि दिन ताहि न मिलइ अहारा ॥ 
अस में अधम सखा सनु, मोहूँ पर रघुवीर | 
कीन्हीं कृपा सुमिरि गुन, भरे विजल्ोचन नीर ॥ 
““दनुमान, मानस, सुन्द्रकाएड, पृष्ठ ३७३ 


सब भाँति अधस निषाद जो हरि भरत ज्यों उर लाइयो || 
“मानस, लंकाकाणड, पृष्ठ ४८६ 


उपयंक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ठुलसीदास की भक्ति-पद्धति पर रामानन्द- 
सम्प्रदाय का-विशेष कर रामानन्द स्वामी का-बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा है। 
वैसे उन्होंने अपनी भक्ति-पद्धति को युगानुरूप भी बनाने की चेंष्टा की है, 
ओर इसी कारण गोरख के योग की निनन्‍्दा, शिवमक्ति की महत्ता, कृष्ण- 
चरित में अनुराग तथा ब्राह्मश-पूजा आदि भी उनकी भक्ति के अंग बन गए हैं, 
फिर भी ये सब उनके भक्तिरूपी विशाल बृक्ष की शाखाएँ मात्र हैं, उसका मूल 
तो रामानन्द-सम्प्रदाय में ही दूर तक चला गया है | 


४डर४॑ रामानन्द सम्प्रदाव तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


ख---रामानंद ओर कबीर 


रामानन्दी भक्ति-पद्धति का कबीरदास पर प्रभाव--“कबीरदास की 
वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अ्रकुरित हुईं 
थी | *? सचमुच कबीरदास ने रामानन्द से भक्ति की दीक्षा ही अधिक पाई 
थी, तत्ववाद की कम । यद्यपि कबीरदास के दा्शनिक मतो पर रामानन्द जी 
का प्रभाव स्पष्ट है, किन्तु यह प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक नहीं कहा 
जा सकता | हाँ, उनकी भक्ति-पद्धति बहुत दूर तक रामानन्द जी से प्रभावित 
जान पड़ती है । नीचे इस प्रभाव की विस्तृत विवेचना करने का एक प्रयास 
किया जा रहा है | 

रामानन्द जी ने मोक्ष के साधनों का विवेचन करते हुए पच-संम्कारो- 
मुद्रा, तिलक, नाम, मन्त्र और माला--पर श्रधिक बल दिया है, कबीरदास ने 
इनका जमकर विरोध किया है। वैष्णव द्ोने का श्रथे वे कुछ दूसरा ही 
समझते थे | उन्होने कद्दा है; “वैष्णव हुआ तो क्‍या हुआ यदि उससे 
विवेक नहीं है। छापा, तिलक बना कर लोग व्यथे ही ससार को बाघना 
चाहते हैं?* तिलक का भी वे विरोध करते थे--“यदि गोपाल के मिलन का 
मर्म नहीं मालूम है, तो तिलक लगाना और माला जपना व्यर्थ है |?३ 


माता तित्रक पहिरि मनसानां | लोगन राम खिलौना जानां || 
थोरी भगति बहुत अहंकार | ऐसे भगता मिलते अपार ॥* 


कबीरदास के मत से 


तत तिलक तिहूँ लोक मे, राम नाव॑ निञ्ञ सार | 
जन कबीर मरतक दिया, सोभा अधिक अपार ।॥* 


वस्तुत:, माला पहिनने से कुछ होता नही, हृदय की गाठ खुलनी चाहिए ।* 





१---कबीर, डॉ० ह॒० प्र० द्विवेदी, ए० १५२ | 
२--क० झर०, पृ० '४६। 

३---वही, पृ० १३५ । 

४--चंही, २० २०४। 

५--वही, ४० ५ | 

६--वही, पृ० ४६ | 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव 4 ९. 


हाँ, भक्ति के अन्य आवश्यक अगों मे कबीरदास का पूरा विश्वास है। 
परमात्मा के प्रति अनन्य अनुराग भक्ति की सर्वप्रमुख विशेषता है। कबीरदास 
ने इस सम्बन्ध मे अपने मधुरतम. उद्गारो को अनेक स्थलो पर व्यक्त 
किया है :- 
राम वियोगी बिकल तन इन दुखवे मति कोइ ! 
छूबत ही मरि जाहिगे ताला बेली होइ।॥ 
“+क० अ०, पु० ३४ 
विरह बान जे लागिया, औषध लगे न ताहि । 
सुसुकि सुसुकि मरि मरि जीवै, उठे कराहि कराहि ॥ 
“वही, पु० १३१ 


मेरा मन सुमिरै राम कूं मेरा सन रामहि आहि । 
अब मन रामहि हे रह्मा सीस नवावो काहि ॥ 
“वही, पृ ० है. 
तू तूं करता तूं भया मुझ में रह्दी न हूँ॥ 
वारी फेरी बलि गईं, जित देखों तित त॑ | 
5 
“वही, पु ७0 फू 
इस प्रकार के अनेक अन्य पद कबीर साहब्न के ग्रन्थों से उद्भधुत किए. जा सकते 
हैं| राम के प्रति उनका अनुराग अनन्य है | 


भक्ति की दूसरी विशेषता है: भगवान्‌ की सेवा । कबीरदास ने वेद्‌ का 
परित्याग कर दिया था, विकारों का हनन कर दिया था ओर इहइृढु होकर पकड़ 
लिया था 'भगवच्चरणो' को । उन्हे गूगे का गुड़ मिल गया था, वे कह ही 
क्या सकते थे ।' उनके लिए! तो जो सुख प्रभु गोविन्द की सेवा सो सुख राज 
न लहिये!*, अन्यत्र भी कब्रीरदास ने दीन दयालु प्रभु की सेवा करने की अपनी 
कामना व्यक्त की है | 


तैल्घारावत्‌ भगवन्नाम का स्मरण । कबीरदास का मन राम का स्मरण 
करता था, उनका मन दी राम हो गया था; श्रौर जब॒ मन राम ही हो गया था, 
तब वे शीश भला किसको क्कुकाते ?* जब तक दीए मे बत्ती है, कबीरदास का 


१०० अ०, ३० रे१८। 
२०-वही, पू० २६४। 
३--वही, ४० ४ | 


४५६ रामानन्द-सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


कहना है, राम का नाम निर्भय होकर जपना चाहिए, जब तेल घट जायगा, बत्ती 
बुक जायगी, तब तो दिन रात सोना है ही ।* 

भक्ति के लिए विवेक की भी अत्यन्तावश्यकता है | कभ्ीरदास में यह अंग 
विशेष उभर कर आया है | वे कहते हैं-- 


सन सागर मनसा लहरी, बूड़े बहे अनेक । 
कहे कबीर ते बॉचिहें, जिनके हृदय विवेक ।| 


“-बीजक-स ० प्रेमचन्द, पुृ० १३६ 
भौर जाल बकजाल है, बूड़े जीव अनेक । 
कहे कबीर ते बॉचिहेँ, जिनके हृदय विवेक || 
“वही, पु० १३४ 
सन्‍ता को मत कोऊ निन्‍्दौ, संत राम हैं एको | 
कहु कबीर में सो गुरु पाया, जाकर नाम विवेको ॥ 

--क० अ्र०, पु० २७३ 
कबीरदास ने यह विवेक 'सका डाइण? को मारण के लिए उत्पन्न किया था | 
उनके लिए विवेक रामचरण्रति का पर्यायवाची है | वे कहते हैं-- 

संक्या डाइन बसे सरीरा | ता कारणि राम रमे कबीरा ।। 

“'॑ौिवं0 अ०, पुं० श्डह 

यमादि अ्रष्ठाग योग मे कबीरदास का विशेष विश्वास नहीं था। 'सन्तों 
सहजि समाधि भली” उनका नारा था। उनके मन ने राम-रसायन को थी 
लिया था। श्रतः ऋद्धि सिद्धि की उन्हें आवश्यकता ही क्‍या थी ! बन सें 
रहने से लाभ ही क्‍या १ यदि मन ने आशा-पाश से अपने को उन्मुक्त नहीं 
कर लिया (* 

कबीरदास ओर नवघा-भक्ति--नवघा-भक्ति में कबीरदास का पूरा 
विश्वास था हाँ, उसके मानसी पक्ष पर उनकी दृष्टि विशेष थी, वाल्याचारों 
में उनकी आस्था नहीं थी। इसी कारण उनमें साम्प्रदायिकता की गन्ध नहीं 
हक | नीचे नवधा-भक्ति के कुछ उदाहरण कबीर के अन्थों से उद्धत किए. 
जञ् अमल) 


१--वही, ४० ५। 
२७-क० अण०, ए० १३० । 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी-भक्ति पद्धति का प्रभाव ४१७ 


१ श्रवण-- 
ऐसा कोई ना मिले राम भजन का गीत। 
तन मन सोपे झूग ज्यूँ सुने बधिक का गीत ॥ 
२ कीतेन-- ४2४80 
केसव कहि कहि कूकिये, ना सोइए असरार | 
राति द्विस के कंकरणोे, कबहूँ लगे पुकार ॥ 

“+-वक० अ्र०, पु ०पद्‌ 
कबीर सूता क्या करे गुण गोविन्द के गाइई । 
तेरे सिर परि जम खड़ा, खरच कदे का खाइ | 

“+-क० अ०, १० ५ 
कबीर राम रिमाइ ले, मुखि अमृत गुण गाइ । 
फूटा नग ज्य जोड़ि मन, संघे सधि मिलाइ ॥ 

ण्ण्ण््न्यें। 0 भ0 9 पृ ०9 

इसी प्रकार के अनेक पद इस बात की सूचना देते हैं कि कबीरदास की 
आस्था भगवन्नाम के कीत॑न में ही थी, किन्तु कही भी उन्होंने करताल, भार, 
मृदंग आदि के साथ कीत॑न करने पर बल नहीं दिया है। उनकी सारी साधना 
मानसी थी, वाह्य नही । 
३ संस्मरणु--- 

भगति भजन हरि नांव है, दूजा दुःख अपार | 

सनसा बाचा क्रमनां कबीर सुसिरण सार । 

ब्न्नयए0 भ0 पृ ०09 

मेरा मन समिरे राम क॑ मेरा सन रामहि आहि | 

अब मन रामहि हे रह्या सीस नवावों काहि ॥ 

“-क० ग्र०, पु० ५ 
गुरदेव ग्यांनी भयो लगनियां, सुमिरन दीन्हों हीरा । 
बड़ी निसरनी नाव॑ राम को चढ़ि गयो कीर कबीरा ॥ 

“-क० ग्र०, पु० ९२२ 
स्पष्ट है, कबीरदास को अपने गुरुदेव से ही भगवन्नाम स्मरण की दीक्षा मिली 
थी | किन्तु यहाँ भी जोर जोर से “चिल्ला? कर नाम स्मरण पर बल नहीं दिया 
गया है, मनःस्मरण को ही अधिक महत्व मिला हे | 


है 8: 4- रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


४ पद्थ्रिति-कहै कबीर दासनि कौ दास । अब नहीं छोड़ों हरि के 
चरन निवास ॥ 
ब्न्न्न्ब्बर्‌ ५) ञ्र ३ ञ् पु हि २ र टैप 


भज नारदादि सुकादि बंदित चरन पंकज भामिनी । 
भजि भजिसि भूषन पिया मनोहर देवदेवसिरोमनी ॥ 
--क० ग्र०, पृ० २१८ 
४ समचेन--मूर्ति पूजा मे कबीरदास का तनिक भी विश्वास नही था । 
अतः भगवद्धिग्रह की अर्चना का प्रश्न ही उनके लिए नहीं उठता। वे प्रत्येक 
श्रात्मा मे शाल्ग्राम का दर्शन करते थे | साधु उनके लिए प्रत्यक्ष देवता थे, पत्थर 
से फिर उनको क्‍या काम था ? शालग्राम की सेवा करने पर भी मन की भ्राति 
नहीं जाती--स्वप्न से भी शीतलता नहीं मिल पाती; प्रत्युत दिनोदिन शालग्राम 
की सेवा के कारण माया बढ़ती ही जाती है।' उनकी आरती भी 
अदभुत है--- 
ऐसी आरती त्रिभुबन तारे । तेज पुज तहाँ प्रान उतारे ॥ 
पाती पंच पुहुप करि पूजा | देव निरन्‍जन और न दूजा॥ 
तन मन सीस समरपन की ना । प्रगट जोति तहाँ आतमलीना || 
दीपक ग्यांन सबद धुनि घंटा | परम पुरिख तहाँ देवअनन्ता ॥| 
परम प्रकास सकल उज़ियारा। कहै कबीर में दास तुम्हारा ॥+* 


यह आरती मानसी ही है, वाह्मय नहीं--दिखावे की आरती नहीं । कबीर की 
साधना सचमुच मन-प्राण की साधना थी, शरीर की नहीं | 
६ वन्दन--बन्दन भी कबीरठास के लिए शुद्ध साम्प्रदायिक श्र्थ नहीं 
रखता | इनका वन्दन अशरीरी है, कदाचित्‌ यह रामानन्दी वन्‍्दन है भी नहीं | 
वे कहते हैं--- 
कबीर सबद सरीर में, बिनि गुण बाजे तंति। 
बाहरि भीतरि भरि रघ्या ताथें छूटि भरंति ॥ क० अ०, पृ० ६३ 
मन रे हरि भजि हरि सजि हरि भजि भाई । 
जा दिन तेरो कोई नाहीं, ता दिन राम सहाई || क० ग्र०, पृ० १२७ 
निरसल निरमल राम शुण गावे । सो भगता मेरे मनि भाजे ॥ 
“'व० अ०, पु० १९७ 


2०७ के ० झ०, प्र० ४२ | 
२०--चहीं, एू० २२२ । 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव 


४डगह 


इस प्रकार के अनेक उदाहरण कबीर ग्रन्थावली मे वर्तमान हैं । पर सवत्र 


ही वे मानस पक्ष पर अ्रधिक बल देते से प्रतीत होते है | 


७ दास्य--कबीरदास मे नवधा भक्ति का यह अंग बहुत अधिक उभर 
आया है। वे अपने को भगवान्‌ का दास-मात्र ही नहीं समझते, कुत्ते के भी 


बराबर समझते है | वे कहते हैंः--- 


कबीर कूचा राम का मुतिया मेरा नाहें। 
गले रांस की जेबड़ी जित खेचे तित जाडें। 
तो तो करे तो बाहुडो दुरिदुरि करे तो जाउं । 
ज्य हरि राखे से रहो, जो देवे सो खाएें ! 

क० ग्र०, पु ०२० 
उस संम्रथ का दास हो कदे न होइ अकाज |... 
पतित्रता नांगी रहै तो उसही पुरिस को लाज ॥ 

वही, पु० २० 

आदि मधि अरु अंत लो अविहड़ सदा अभग। 
कबीर उस करता की, सेवग तजे न संग ॥ 

क० श्र०, हक व्ट्ट्‌ 
कबीर चेरा संत का दासनि का परदास | 
कबीर ऐसे हे रहा, ज्य॑ पांझें तलिघास ॥ 
गेड़ा हे रहो बाट का तजि पाखण्ड अभिमांन | 
ऐसा जे जन हे रहे, ताहि मिले भगवान ॥ 

क० ग्र०, १० ६५ 
कबीर हरि सबक॑ भजे, हरि क॑ भजे न को 
जब लग आस शरीर की , तब लगि दास न होइ ॥ 

क० अ०, पृ० ७१ 


इसी प्रकार कमीरदास ने भगवान की सेवा में सिर चलते जाने को भी 


बहुत 


बड़ी बात नहीं माना है| यदि सिर देने से सगवान मिल जाय तो कोई हानि नहीं 
है।' वे तो राम के शुलाम हैं, उनका तन मन घन राम का दी दै। राम थदि 
उन्हें बेच भी दे तो कोई परवाह नहीं है।' सचमुच राम के दास एकाघ ही 
होते हैं। काम-कोघ-लोभ का जो परित्याग कर दे, राजसू-तामस्‌, एवं सात्विक 


ककासामपबबकराध्शाजसााकों आस... ऑधाव क...य  ह परी 


१०“वैंड्ी, ए० ७८ । 
२१०«अहू।, १०. (२४ । 


गुणों से मोह न रकखे, क्योकि ये सब माया के परिवार हैं, चौथे पद को जो 
चीन्ह लेता है, स्वुति-निन्दा, मान-अ्रभिमान से जो ऊपर उठ जाता है, लोहा 
कंचन दोनों को जो समान समझता है, चिन्ता केवल माधव चिन्तामणि की 
करता है, हरि के चरणों मे ससार से उदास होकर रमता रहता है, तृष्णादि से 
जो रहित है, कबीरदास कहते है, भगवान्‌ का वही सच्चा दास है।" स्पष्ट है, 
कन्ीरदास की दास्य भावना बहुत ही अधिक निमल एवं निस्सग है | 
८ आत्मापेश--आत्मार्पणण की भावना भी कबीरदास में बहुत अधिक 
उभर कर आई है। वे कहते हैं-- 
मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। 
तेरा तुकको सौपतां क्‍या लागे है मेरा ।॥ 
“एक० आ०, पु० ९६ 
मेर मिटी मुगता गया, पाया ब्रह्म विसास। 
अब मेरे दूजा को नहीं, एक तुम्हारी आस ॥ 
“-+कें० आऔ०, १० हट 
साई सं सब होत है बन्दे ये कछु नाहि।। 
राई थें परबत करे, परबत राई मांहि॥ 
““फे० अ०, ६२ 


में नाहीं कछु आहि न सोरा | तन धन सरबस गोविंद तोरा ॥ 
““कंण अ०, पृ० २३०५ 
पष्ट है, कबीरदास को दास्यभावना की ही भाँति आत्मार्पण की भावना भी बढ़ी 
ही निमल एवं निश्छल है । 
६ सखाभाव में कबीरदास का विश्वास नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि इस 
सम्बन्ध में उनका एक भी पद पाप्त नहीं है । 


भक्ति के अन्य आवश्यक तत्व 


प्रपकत्ति--रामानन्द का मार्ग प्रपत्ति सार्य था। अपने शिष्यों को उन्होंनि- 
इसी मार्ग मे निष्णात किया था । अपत्ति मार्ग हो उनके मत से ऐसा मार्स था, 
जहाँ कुल-बल, शक्त-अशक्त आदि का कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ तो द्वार ब्ली- 
पुरुष, नीच-ऊँच सभी के लिए उन्मुक्त है। परमदयात्रु भगवान्‌ श्री रामचन्द्र. 


७७७७/७७/७४७/ए/शेशाााााााााााााआअ बा भन >म रनकवीीनलीद 
७००७ | कक जा» ९-द हषकन+- कफ रन पक ।2उ-+ल्केर जनक ड 


१-ही, १० १५० | 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी-भक्ति पद्धति का प्रभाव ४६१ 


इनकी अपेक्षा नही करते हैं, वे तो केवल भाव के भूखे हँ--मक्तो की अनन्य 
शरणागति के वे वश में है। कबीरदास का पक्का विश्वास था कि भगवान्‌ का 
भक्त होने के लिए अनन्यशरणागति को छोड़' कर अन्य किसी भी विशेषण की 
आवश्यकता नहीं है | 
शास््रकारो ने प्रपत्ति के ६ भेद किए. हैं --श्रनुकूलता का सकह्प, प्रतिकूलता का 
परित्याग, रक्षण विषयक विश्वास, गोप्तृत्व वरण, आत्म निक्षेप और कार्पण्य; 
इनमें से प्रत्येक के कायिकी, वाचिकी तथा मानसी और सात्विकी, राजसी तथा 
तामसी आदि के आधार पर तीन-तीन भेद और किए गए हैं | कबीरदास ने 
६ प्रमुख भेदो को ही स्वीकार किया है। प्रपत्ति के विशेष विस्तार में वे नही 
गए. | नीचे कुछ उदाहरणो से अपने मत की व्याख्या करने की चेष्टा की 
जा रही हे । 
कः अनुकूलता का संकल्पः 
कबीर देवल ढहि पड्या इंट भई से' बार । 
करि चिजारा सौ प्रीतड़ी, ज्यों ढहै न दूजीबार ॥ 
““बेही, पृ० २२ 
मेर मिटी सुकता भया पाया ब्रह्म विसास | 
अब मेरे दूजा को नहीं एक तुम्हारी आस ॥ 
“वही, पृ० ४६ 
खः अतिकूलता का परित्यागः इस सम्बन्ध मे कब्ीरदास ने नारी, दर्जन, 
संसार, काम-क्रोधादि, श्रहंकारादि, विषय-वासना, कुटिलता आदि के परित्याग पर 
विशेष बल दिया है, क्योकि थे भक्ति-विरोधी हैं-- 
जानि बूकि सांचहिं तजज करे' मूठ स नेह 
ताकी संगति रामजी, सुपिने, ही जिनि देहु 
“वही, पु० ४० 
सारि नसाबै तीनि सुख जानर पासे होई । 
भगति सुकुति निज ज्ञान में, पैसि न सकई कोई । 
““« वही, पु० ४० 
कबीर हरि की भगति करि तजि विषयारस चोज । 
बार बार नहिं पाइए मनिषा जन्म की मौज ॥ 
“वही, प० २४ 


'४६२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


मैमनता मन मारि दे, नान्‍हा करिकरि पीस | 
तब सुख पाबे सुन्दरी, ब्रह्म झलक्के सीस ॥ 
“वही, पु० २६ 
इस प्रकार अनेक साखियाँ एवं पद उदाहरण स्वरूप दिये जा सकते है। 
गः रक़्णविषयक विश्वास--भगवान्‌ भक्तों की रक्षा करते ही हैं, कब्नीर का 
यह दृढ़ विश्वास है । वे कहते हैं : 
उस संम्रथ का दास हो कदे न होइ अकाज | 
पतित्रतानांगी रहे तो उसही पुरिष को लाज ॥ 
ब्न्-"यं 0 अप न पु 9 २७ 
च्यन्ता न करि अच्यन्त रहु साईं है सम्रथ | 
पसु पंषेरू जीव जंत तिनकी गॉडि किसा अन्थ || 
“-वही, पृ० भुष् 
राम नाम सू दिल मिली जन हम पड़ी बिराहइ। 
मोहि भरोसा इष्ट का बन्दा नरक न जाइ॥ 
“जही, पु० श्् 
कबीर तू काहे डरे सिर परि हरि का हाथ । 
हस्ती चढ़ि नहिं डोलिये, कूकर भुषे जु लाख ॥ 
“वही, पृ० भष 
इसी प्रकार अनेक पद इस बात के सूचक हैं कि कबीरदास भ्रगवान्‌ राम को 
सर्व समय एव रक्ुक स्वीकार करते थे | 
घ गोप्तृत्ववरणु :--- 
कबीर केवल रास की तू जिनि छांडे ओठ । 
घण अहरणि बिचि लोह ज्यूं घणी सद्दे सिर चोद | 
“>बेही, १० २६ 
निगम जाकी साख बोलें, कहैँ सन्‍्त सुजान। 
जन कबीर तेरे सरव आयी राखि लेहु भगवान ॥ 


“वही, १० १६० 

ड०; आत्मनिक्षेप-- 
है हरिजनथें चूक परी, जे कछु आदि तुम्हारी हरी। 
मोर तोर जब लगि मे कीन्हां, तब क्षणि त्रास बहुत दुख दीन्‍्हां | 


दिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४६३ 


सिध साधिक कहें हम सिधि पाई, रामनाम बिनु सबै गंवाई, 
जे बेरागी आसपियासी तिनकी माया कदे न नासी। 
कहें कबीर में दास तुम्हारा माया खण्डन करहु हमारा ॥ 
“वही, पु० १३५४, 
निगम जाकी साखि बोले कहैं सन्त सुजान । 
जन कबीर तेरी सरन आयो राखि लेहु भगवान्‌ ॥ 
“वही, पुृ० १६० 


च्‌: कापपश्य : 


कहे कबीर सुनि केसवा तूं सकल वियापी | 
तुम्ह समान दाता नहीं, हमसे नहीं पापी ॥ 
“वही, पृ० १४८ 
जिहि घरि राम रहो भरपूरि | 
ताकी मैं चरनन की धूरि | 
-““के० झआ०, पु० श्श्ट् 
कारनि कवनि आइ जग जन्म्या। जनमि कबन सचुपाया | 
भो जल तिरण चरण-च्यन्तामणिं, ताचित घड़ी न लाया॥ 
पर निन्‍्दा पर धन पर दारा, पर अपवादे' सूरा। 
ताथें आवागमन होइ फुनि फुनि तापर संग न चूरा॥ 
काम क्रोध साथा मद संछर ई संतति हम माहीं। 
दया धरम ज्ञान शुर सेवा, ये अभू सूपिने नाहीं॥ 
तुम्ह कृपाल दयाज् दसमोदर, भगत बछुल भौ हारी। 
कहे कबीर धीर मति राखहु, सासति करो हमारी ॥ 
“-वही, पृ० १४३ 


छः का्यिकी-वाचकी प्रति में कबीर को विश्वास नहीं था | इसी 


प्रकार राजसी और तामसी प्रपत्ति में उनकी रच मात्र आस्था नहीं थी। मानसी- 


साल्विकी प्रपत्ति सत्र ही उनकी रचनाओं में देखी जा सकती है | 


कवीरदास में आते पपन्न की सभी विशेषताएँ वर्तमान थीं। आर होकर 
ही वे कहते हैं :-- 


कट्दा करों कैसे तरों भौजल अति भारी । 
तुम्ह सरणागति केसवा राखि राखि अरारी ॥ 


चुद ४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


कहै कबीर सुनि केसबा तू सकल वियापी | 
तुम्ह समान दाता नहीं हमसे नहीं पापी॥ 
नन्‍किए अ०, पु० शछट 
कितनी वैष्णवी उक्ति है ? 
भाधों में ऐसा अपराधी, तेरी भगति द्वेत नहीं साथी । 
कारनि कवनआईइ जगजन्स्या, जनमिकवन सचु पाया ॥ 
भो जल तिरण चरण-च्यन्तामणि/ ता चित घड़ी न लाया | 
काम क्रोध माया मदसंछर, ये संतति हममाहीं | 
दयाधरम ग्यांन गुर सेवा, ये प्रभु सुपिने' नाहीं ॥ 
तुम्ह कृपाल दयाल दामोदर भगत वबछल भौहारी | 
कहे कबीर धीर मति राखहु सासति करो हमारी ॥ 
“-क० अ०, पृ० १४३ 


सो कक कि 


सम राइ कासनि करो पुकारा, 
ऐसे तुम्ह साहिबजाननि हारा । 
“वही, पु० १५३ 
को काहू कामरम न जाने में सरनागति तेरी । 
कहे कबीर वाप रास राया हुस्मति राखहु मेरी ॥ 
“वही, प० १७७ 
कबीरदास का यह भी विश्वास था कि भगवान्‌ जीवों पर कृपा करते ही 
हैं। वे कहते हैं-- 
जप तप संजम सुंचि ध्यान, बन्दि परे सब सहित ग्यांन। 
कहि कबीर उबरे छे तीनि, जापरि गोविंद कृपा कीन्दहि ।॥ 
““वेही, पृ० २१६३ 
विषय-नियुक्ति के रूप में अर्चावतार मे इनकी आस्था नहीं थी। वे 
कहते हैं--- 
नींव बिहूना देहुरा, देह बिहूणा देव | 
कबीर तहों विलम्बिया, करे अलष की सेव 
*“*न्येंही पृ० १४ 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४६५ 


पाहण केरा पूतला, करि पूजे करतार | 
इही भरोसे जे रहै, ते बूढ़े कालीधार ॥ 
“ही, १० ४२ 
हम भी पाहण पूजते होते बन के रोक । 
सतगुर की कृपा भई, डारया सिरते बोझ | 
सेवे सालिगराम कूंसन की भ्रान्ति न जाइ । 
सीतलता सुपिने नहीं दिन दिन अधकी लाइ ॥ 
“वही, पु० ४४ 
रामानन्द जी ने भक्ति का प्रमुख आवश्यक अग माना है--न्‍्यास | प्रवृत्ति 
से निदवृत्ति न्यास की प्रथम विशेषता है | कबीरदास लिखते हँ-- 
दोजग तो हम अंगिया, यहु डर नाहीं मुझ । 
मिस्त न मेरे चाहिये, बांक पियारे तुझ॥ 
जब लगि भक्ति सकामतां, तब लगि निरफल सेव | 
कहे कबीर वे क्यूं मिले, निहकामी निज देव ॥ 
“वही, पु ० १६ 
गुण गाए गुण नाम कटे, रठे न रांस वियोग । 
अहिनिसि हरि ध्याबे नहीं, क्यूं पावे द्ुलमम जोग ॥ 
हु ““क० अ०, १०७ ७ 
यह ध्यान श्रविच्छिन्न होना चाहिए--- 
सो ध्यान घरहु जिन बहुरि न घरना । ऐसे सरहु जि बहुरि न मरना 
“-चवहो, पृ० ३०६ 


ध्येय भगवान के गुण श्रनंत हैं--- 
सात समंद की ससि करों, लेखनि सब बन राय । 
धरती सब कागर करों, हरि गुण लिखा न जाय ॥। 
वही, १० ६२ 
गोव्यन्द के गुण बहुत हैँ लिखे जुदिरदय सांदि । 
डरता पाणी ना पिझे मति वे धोये जाहि। 
वही, ५9 ७६ 
हैक 


४६३६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


भगवान्‌ का लावश्य भी अपूर्व है-- 
कबीर देख्या एक अंग, महिमा कही न जाय । 
तेज पुंज पारस धणी नेनूं रहद्मा समाइ।॥ 
“जही, प० १५ 
वे बड़े ही उदार हैं--- 


कबीर केसब की दया, संसा घाल्या धोइ। 
जे दिन गये भगतिबिनु ते दिन साले मोहि। 


->क० अ०, प० छट्टे 
ताथे सेविए नारायणा, प्रभु मेरो दीनदयाल दया करणा ॥ 
--चबही, प्‌० १७२ 

कबीर को स्वामी गरीब निवाज | 
्ा वही, पु ० २६६ 


वे बढ़े ही भक्तनवत्सल भी हैं--- 


तुम क्ृपाल दयाल दमोदर भगत बछल भो हारी | 
कह कबीर धीर मति राखहु सासति करो हमारी ॥ 
“वही, १० १४.३ 


भगवत्कृपा-आप्रि के साधन--कबीरदास ने कथा-श्रवण में विशेष 
आस्था नहीं दिखलाई है । इसका कारण सम्भवतः भगवान्‌ के नि्गेण रुप में 
उनका विश्वास था। हा, भगवान्‌ के गुण-कथन में उन्होंने अपना दृढ़ विश्वास 
अवश्य ही व्यक्त किया है । वे कहते हैँ--- 


गाया तिनि पाया नहीं, अणगायां थें दूरि । 
जिनि गाया विसवास स॑ , तिन रांस रह्या भर पूरि ॥ 
““वबही; पक प्‌ 


जब लग विकल भई नहि बानी । भजि ल्ेहि रे मन सारंग पानी ॥ 
“वही, पु० रेपरे 
करता केरे' ३६ त गुण ओगुण कोई नाहिं। 
जो दिल खोजों आपणा तो सब ओगुण भुर मांहि ॥ 
““-वेही, पृ० एप, 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी मक्ति-पद्धति का प्रभाव ४५६७ 


भगवन्नाम स्मरण में तो कबीरदास की बहुत ही पक्की आस्था है। अपने 
गुरुदेव से उन्होंने एक यही मन्न पाया था, जिसके बल पर वे इतने महान्‌ भक्त 
हो गए । 


कबीर साहब के ग्रन्थों मे स्मरण के सम्बन्ध मे अनेक साखियाँ तथा पद 
मिलते हैं | कुछ साखियाँ तथा पद यहाँ उद्धुत किये जा रहे है, 'सुमिरण को 
झग? तो इनसे भरा पडा है--- 


कबीर कहे में कथि गया, कथि गया त्ह्म महेश । 

राम नाव ततसार है, सब काहू उपदेस ॥ 
---वही, है! ७9 हब 

कबीर सुमिरणसार है, ओर सकल जजाल | 

आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखों काल ॥ 
“वही, पृ० ४ 

तूं तूं करता तूं भया, मुझ मैं रही न हू । 

वारी फेरी बलि गईं, जित देखो तित तू ॥ 
“वही, प॒ ० ४ 

केसबव कह्िकहि कूकिये, ना सोइये असरार । 

राति दिवस के कूकरणे, कबहूँ लगे पुकार ॥ 
वही, प्‌० ६ 

रास सिमिरि रास सिमिरि राम सिमिरि भाई । 

राम नाम सिमरन बिन बूड़ते अधिकाई॥ 
“ही, पु० ३२० 
कहत कबीर सुनहु रे लोई । रामनाम बिन मुकुति न होई ॥ 


की 


नामस्मरण के सम्बन्ध में रामानन्द जी ने राम पडकच्रमंत्र, दृयमंत्र, 
चरममत्र आंद का विधान किया है | कबीरदास का इनमे विश्वास नहीं हे, वे' 
केवल राम नाम का ही स्मरण करना चाहते है । 
कबीर पढ़िवा दूरि करि पुस्तक देश बहाई | 
बाबन अपिर सोधि करि ररे समे चित लाइ ॥ 
-“वेंद्दी, पृ० रेप 


४ड्ष्ट रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


रामनाम सब कोइ कहे कहिबे बहुत विचार । 
सोई राम सती कहे, सोई कोतिग हार ॥ 
आगि कहां दामे नहीं जे नहीं चम्पे पाइ। 
जब लग भेद न जाणिए, राम कह्मा तो कांइ ॥ 
“वही, पृ० ५४ 
रामानमद की ही भाँति कबीरदास ने भी भगवत्केंकयें को बहुत अधिक 
महत्व दिया है। सेवा यदि करनी हो तो केवल राम और सनन्‍्तो की ही करनी 
चाहिए, क्योंकि उनमे से एक तो मुक्ति का दाता है और दुसरा नाम स्मरण 
कराता है-- 
कबीर सेवा को दुई भत्ते एक सन्‍्तु इकु रामु । 
रामज़ु दाता मुकुति को सनन्‍्तु जपाव राम ॥| 
“वही, पु० २६० 
पोडशोपचार पूजा में कबीरदास का कोई विश्वास नहीं था-- 


नींव बिहूगा देहुरा, देह बिहूंगा देव। 
कबीर वहां बिलम्बिया, करे अलप की सेव ॥ 
“वही, पु० १५ 
फिर अल्ला वे अ्र्चावतार की पूजा में कैसे विश्वात कर सकते ये ! उन्होंने उस 
ब्रह्म की आरती उतारी है जो निरन्तर है, निरन्जन है और निर्विकार है । 


निरभिमानिता को कबीरदास ने भी परयास्त महत्व दिया है । इसमें उनका 
बहुत ही पक्का विश्वास था| इस सम्बन्ध में कबीरदास ने अनेक सुन्दर उक्तियाँ 
कही हैं | उनमें से कुछ यहाँ दी जा रही हँ--- 
जब में था तब हरि नहीं, अब हरिहूँ में नाहिं। 
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या मांहि | 
“>वही, १० ह५ 
में में बड़ी बलाइ है, सके तो निकसी भागि। 
कब लग राखो हे सखी रूई लपेटी आगमि॥ 
“-बही, १० २७ 
आपा सेख्यां हरि मिले हरि मेल्यां सब जाइ | 
““चह्दी, पृ ०» ५५, 


न्च् 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४६६ 


कबीर चेरा संत का, दासनि का परदास। 
कबीर ऐसे हे रहा ज्यू'पांऊें तलि घास ।॥ 
-“वही, प॒ ० ६५, 
रोड़ा हे रहौ बाट का वजि पाषंड अभिमान | 
ऐसा जे जन हे रहै, ताहि मिले भगवान ॥ 
“जही, पृ० ६५४ 
इस प्रसंग मे कबीरदास ने अपने को सबसे बुरा, सन्‍्तो के चरणो की धूलि तक 
भन जाने को कहा है | 
जिहि घटि राम रहे भरपूरि | ताकी में चरनन की धूरि ॥ 
“यही, पु० श्र८ 
जाति-पाति-कुल सभी के अभिमान को मिटा कर ही साधुत्व” की प्राप्ति की जा 
सकती है | 
रामानन्द की ही भाँति कबीरदास विश्व भर में अपने आराध्य के रूप का 
दशेन करते थे | पर साकारता मे उनका विश्वास नहीं था। उनके मत से यह 
समस्त जगत्‌ ब्रह्म की ही विभूति है| उनके नेत्नो मे राम ही रमे थे, दूसरा समा 
नहीं सकता था ।* वेद पढ़ने का उद्देश्य ही सब घट में राम को देखना है|" 
'खालिक खलक खलक में खालिक सब घट रह्यौ समाई ।?*९ एक राम देख्या 
सबहिन मैं कहै कबीर मनमाना ।?* 
अरध उरध दसहूँ दिस जित तित पूरि रहा राम राई। 
“चही, १० १०६ 
जल थल पूरि रहे प्रभु स्वामी | जित देखों तत अंतर्यामी ॥ 
“वही, पु० २६६ 
रामानन्द स्वामी ने गुरु को भी भगवत्कृपा प्राप्ति का एक प्रमुख साधन माना 
है। कीरदास के मत से सतगुरु के समान न तो कोई सगा है, और न हरिजू 
के समान कोई ह्ितकारी |” सतरुरु की मह्दिमा अ्रनन्त है, उन्होंने अनंद उपकार 


ई०-वं० ०, ४० १६ | 
२०“पेही, ए० १०३१ | 
३०*चैही, पू८ १०४ । 
४>मही, १० १०४, । 
५ ७«मेदी, पृ० है | 


४७० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


किया है, अनन्त नैत्रों को खोल कर उन्होंने अनन्त के दशन करा दिये ।* शूर 
बीर की भाँति गुरुदेव ने एक ही शब्द-तीर से कल्लेजे में छेंद कर दिया ।* गृगा 
वाचाल हो गया, बहरे के कान हो गए, पॉव रहते भी शिष्य पंगुल हो गया 
सतगुरु का वाण ही कुछ ऐसा था ।* सतगुरु लोक-वेद के अन्धकार में दीपक 
की भाँति है | वस्तुतः गुरु और गोविन्द दोनो एक हैं | जिस गुरु ने हृदय में 
ज्ञान की ज्योति जला दी, वह भूल न जाय, क्योकि बिना गुरू के कोई गोविन्द 
को भी नहीं पा सकता | सत्य तो यह है कि जब भगवान्‌ की कृपा होती है, तभी 
सतगुरु भी मिलता है | 
ग्यांन अरकास्या गुर सिल्या, तो जिनि बीसरि जाइ। 
जब गोविन्द कृपा करी, तब गुर मिलिया आइ ॥ 
““-के० आअं०, प्‌ 9 ये 
इस प्रकार कबीरदास ने सतगुरु की प्रशसा में अनेक साखियाँ एवं पद लिखे हैं । 
भगवल्कृपा प्राप्ति का एक अन्य साधन है, सत्संग। कबीरदास ने साधु को 
प्रत्यक्ष देवता ही कहा है। ब्राह्मण जगद्‌गुरु है पर वह साधु का गुरु नहीं होता । 
जो लोग हरिजनो से रूठ कर ससारी मनुष्यों से मित्रता करते हैं, वे कभी भी 
पल्‍्लबित नदी हो सकते | साधु की सगति कभी भी निष्फल नहीं हो सकती | 
साधु की सगति और हरिभजन के बिना मथुरा और काशी जाना व्यर्थ है| सन्‍्तों 
का स्वभाव भी कुछ विचित्र ही होता है। वे कभी भी सज्जनता नहीं छोड़ 
सकते । चंदन जैसे सांपों से घिरा रहने पर भी विषैला नहीं होता उसी प्रकार 
सज्जन शीतलता का परित्याग नही करते | सन्त निरबैरी एवं निष्काम होते हैं। वे 
विषय-वासना से न्यारे होते हैं। राम के वियोग में सन्‍त का शरीर बिकल रहता हैं, 
उसे सहज ही पहचाना भी नहीं जा सकता | दिन प्रति दिन तम्बौली के पान के 
समान वह पीला पड़ता जाता है | साधु और वैष्णव दोनों ही कबीर के लिए. 
पर्यायवाची शब्द से हैं | वे कद्दते हैं--- 
कबीर धनि ते सुन्दरी जिनि जाया वैसनों पूत । 
रास सुमिरि निरभे हुआ, सब जग भया अद्धत ॥ 
““>के० आं०, (० धूर 





१--वही, पृ० १॥ 
२--बही, ए० १ | 
३--वही, घृ०७ २॥। 


हिन्दी-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४७१ 


साषत बाभण जिनि मिले, बेसनो मिले चंडाल । 
अकसमाल दे भेटिये मानों मिले गोपाल ॥ 
“-वही, हक पूड़े 
वस्तुत: सन्‍्त और राम एक ही हैं-- 
(संता को मत कोई निन्दहु संत राम है एको” 
“वही, पु० २७३ 


सभी सन्त होते भी नहीं। कबीरदास कहते हैं :-- 


तेरा जन एकआध है कोई । 

काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित हरिपद चीन्‍्हे सोई । 
राजस तासस सातिग तीन्‍्ये ये सब तेरी माया। 
चोथे पद को जे जन चीन्हें तिन्हहि परमपद्पाया ॥ 
अस्तुति निन्‍या आसा छाँडे, तजे मान अभिमाना । 
लोहा कंचन समि करि देखे, ते मूरति भगवाना ॥ 
चउ्यन्ते ती माधों च्यन्तामणि हरिपद रमे उदासा। 
तृस्ना अरु अभिमान रहित है कहै कबीर सो दासा ॥ 

“क० अ०, १० २५४० 


रामानन्द की ही भाँति कचीरदास भी कास क्रोधादि परित्याग को भक्ति 
का एक प्रधान साधन मानते थे | वे कहते हैं--- 


हॉँसी खेलें हरि मिले, तो कौण सहै षरसान। 
काम क्रोध त्रिष्णां तजै, ताहि मिले भगवान |। 


अहिसा को भी स्वामी जी ने भक्ति का आवश्यक अग माना है। 
कबीरदास अ्रहिंसा के परमोपासक थे--- 


पापी पूजा बेसि करि भणे मांस मद दोइ। 
तिनकी दष्या मुकति नहीं कोटि नरक फल होडइ ॥ 
“कं० अ०, पु० ४३ 
भांग माछुली सुरापान जो जो आती खांहि । 
तीरथ बरत नेस किये ते सबे रसातल जांहि ॥ 
““वही, प० २५६ 


४७२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


महात्रतो में कबीरदास का कोई विश्वास नही था। वे इन्हे केवल ढोग ही 
समझते थे | उनका कहना था 
जप तप दीखे थोथरा, वीरथ बत्रत वेसास | 
सूबे सेंबल सेविया, यौ जग चल्या निरास ॥| 
“जक० १०, १० ४४ 
भक्त-भगवान के सम्बन्ध--कबीरदास ने भक्त भगवान्‌ में, पिता-पुत्र 
सम्बन्ध को स्वीकार किया है । वे कहते है-- 
हरि जननी मै बालिक तेरा | काहै न ओगुंश बकसहु मेरा ॥ 
““क० अ०, १ १२३ 
ओगुण मेरे बाप जी बकस गरीब नेवाज । 
“--कबीर-मन्थावली 
पति-पत्नी सम्बन्ध को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है, किन्तु उनकी सारी 
आस्था स्व-स्वामी भाव में ही थी। इसी कारण माघुय-भाव से ओतप्रोत होते 
हुए भी उनकी वाणी मे दास्यभावना ही अधिक मुखर हो सकी हे । 
कबीरदास और दास्यभक्ति--रामानन्द स्वामी ने दास्यभक्ति की सर्व- 
प्रमुख विशेषता मानी है भगवत्केकय | कबीरदास ने स्पष्ट ही कहा है--+ 
जाके राम सरीखा साहिब भाई, सो कक्‍य॑ अनत पुकारन जाई ॥ 
जा सिरि तीनि लोक को भारा, सो क्यूं न करे जन की अतिपारा।। 
कहै कबीर सेवो बनवारी, सींचों पेड़ पीचषे सब डारी | 
अब मोहि राम भरोसा तेरा, और कौन का करो निहोरा | 
““>फे० 2०, पु 9 २४७४ 
सिव सनकादिक नारदा, अह्य लिया निज वास जी। 
कहे कबीर पद पंकज्या, अब नेड़ा चरण निवास जी | 
““कत्रीर ग्र०, प० हे 
इस भक्ति में स्वामी जी के मत से अनन्यता अत्यन्तावश्यक है | कबीरदास 
केवल मात्र राम के ही दास ग्रे--- 
में गुलाम मोहि बेचि गुसाई। तन मन धन मेरा राम जी के ताईं ॥ 
अचांबतार की पूजा और सेवा में कबीरदास का कोई विश्वास नहीं था 
हाँ, आत्मदोषों की ओर उनकी दृष्टि पूरी तरह रहती है। वे कहते हैं--« 
गोविंद हम ऐसे अपराधी ! 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४७३ 


बिनि अश्चु जीड पिण्ड था दीया तिसकी भाव भगति नहि साधी ॥ 

बनन्या० अ०, प० २७६ 

पर धन पर तन परतिय निन्दा परअपवाद न छूटे । 

आवागमन होत है फुनि फुनि इहु पर संग न छूटे ॥ 

जिहि घर कथा होत हरिसंतन इक निमष न कीनो फेरा। 

लम्पट चोर घृत मतवारे तिन संगि सदा बसेरा ॥ 

काम क्रोध साया मद सत्सर ए सेन्या मो माहीं | 

दयाधम ओ गुरू की सेवा ये सुपनेतरि नाहीं॥ 

दीन दयालु क्ृपालु दमोदर भगति बछुल भोौ हारी। 

कहत कबीर भीर जनि राखहु हरि सेवा करो तुम्हारी || 
“-क० अ्र०, पु० २७६ 


इसी प्रकार श्रनेक पदों में कबीरदास ने आत्मदोषों का उद्घाटन किया है | 
कबीरदास ने भगवान से अपनी रक्षा की प्राथना भी की है-- 
हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न अबगुन बकसहु मेरा ॥ 
सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहै न तेते ॥ 
करगह्ठि केस करे जो बाता, तऊ न देत उतारे माता॥ 
कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी।॥ 
“>>व० आ०, पृ ० ९१२५४ 
इस प्रकार कबीरदास की दास्यमक्ति पर रामानन्द जी का प्रभाव स्पष्ट है। 
कबीरदास और माधुये भाव--रामानन्द जी ने भक्त-भगवान्‌ मे 
भार्या-भर्तृत्व सम्बन्ध स्वीकार तो किया था, किन्तु माध्ुयभाव की उपासना पर 
उन्होंने तनिक भी बल नहीं दिया था। कबीरदास की भी भक्ति मूलतः दास्य 
भाव ही की है, किन्तु माधुय-भाव से सिक्‍त श्रनेक सुन्द्र-सुन्दर पद उन्होंने लिखे 
हैं| नीचे उनकी इस उपासना-पद्धति का एक संज्षित परिचय मात्र दिया 
जायगा | 
कब्ीरदास राम को ही अपना पति मानते थे--- 
हरिसोरा पीछ माई हरि मोरा पीड । 
हरि बिन रहि ने सके मेरा जीव । 


हरि मेरा पीछ मैं हरि की बहुरिया। रांम बड़े में छुटक लहुरिया | 


४७४ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


किया स्थंगार मिलन के तांई। काहै न मिलो राजा राम गुसाई ॥ 
अबकी बेर मिलन जो पाऊँ। कहे कबीर भोजलि नहि आऊँ॥ 
“+क० ग्र०, पु० शश५ 

राम से अपने आध्यात्मिक विवाह के गीत भी कबीरदास ने लिखे हैं--- 


दुलहनीं गावहु मंगलचार | हम घरि आये हो राजा रांम भरतार ॥ 
“-क० अ०, ६० ८७ 


सखी सुहाग रास सोहि दीन्हा । 
““कें० अ०, प्‌ ७ पु 
लगता है, कभी दोनों में मिलन भी हुआ थ[--- 
अब तोहि जान न दैहूँ रामपियारे, ज्यूं भावे त्यूं होह हमारे । 
“-क०» ग्रैं०, ४ ० ८८७ 
किन्तु, यह मिलन स्थायी नहीं है। विरह की अ्रधिकता श्रपनी चर» सीमा 
पर कबीरदास मे पहुँच गई है । लोकलाज बिरह् को और भी बढ़ाती है-- 
बाल्हा आव हमारे ग्रेह रे। तुम बिन दुग्बिया देह रे ॥ 
सबको कहै तुम्हारी नारी | मोको इहे अदेह रे। 
एकमेक हे सेज न सोवे। तब ल्ञग केसा नेह रे॥ 
आन न भावे नींद न आवे। ग्रिह बन घरे न धीर रे | 
ज्यं कांमी को कांस पियारा | ज्यं प्यासे क॑ नीर रे॥ 
है कोई ऐसा पर उपकारी | हरि से कहे सुनाइ रे । 
ऐसे हाल कबीर भये हैं। बिन देखे जीड जाइ रे ॥ 
““क० अ०, प० १६२ 
“मैं तुम्हारे पास आ नही सकता, न तो तुम्हें बुला ही सकता हूँ; तो क्‍या 
विरह से तपा तपा कर तुम मेरा प्राण ही ले लोगे ? मेरे नेत्रों से रहूट की भाँति 
दिन-रात जल गिर रहा है। प्रपीहा को भाँति पी-ी कर रहा हूँ, है राम १ तुम 
कब मिलोगे १ है सखी, बिना रोये वह प्रियतम मिलता भी तो नहीं ? विरह 
की आग मे जल रहा हूँ। सारा ससार सुखी है, केवल कबीर ही दखी है | विरह 
की आग बुकाने यदि सरोवर को भी जाऊँ तो वह भी मुझे तप्त ही दिखाई 
पड़ता है । राम के वाणों ने शरीर को इस प्रकार बैघ दिया है कि चोट दिखलाईं 
तक नहीं पड़ती । राम के बिना इस तन की तपन मिंट ही नहीं सकती |” “हे 
स्वामी, ठुम तो अ्रन्तयांमी हो, मैं दिन-रात तुम्हारा पथ देखा करती हूँ। आँखों 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धतिका प्रभाव ४७५ 


में काई पड़ गई है, जीभ पर छाले पड़ गए है--राम-राम पुकारते, मेरा राम न 
जाने कब घर आवेगा ? दिन-रात मेरा मन उदास रहा करता है। जिस प्रकार 
चातक को केवल स्वाती की बंद ही चाहिए उसी प्रकार हे राम ! मुझे तुम्हारे 
रूप-दर्शन मात्र की कामना है। वसन्‍्त ऋतु बड़ी ही दुखदायिनी हो गई है । 
सारा ससार आनन्दमग्न है, पर मै विरहिणी विरह के दीप जलाए बैठी हूँ ।” 


माघ मास रुति कबल तुषारा । भयो बसंत्त तब बाग संभारा ।। 
अपने रंगि सब कोइ राता | मधुकर वास खेहि मेमंता ॥ 
बन कोकिला नाद गहगहाना | रुति बसन्‍्त सबके मनमाना ॥ 
बिरहन्य रजनी जुग प्रतिभइया | बिन पिव मिले कलपटलि गइया ॥ 
आत्मां चेति समक्ति जिवजाई | बाजी झूठ रांस निधि पाई॥ 
भया पयाल निति बाजहि बाजा | सहजे राम नांस मन राजा॥ 


जरत जरत जल पाइया सुख सागर का मूल | 
गुर प्रसादि कबीर कहि भागी संसे सूल।॥ 
क० अ०, पु० २३७ 
इस प्रकार माधुय भाव का विरद-पक्ष कबीरदास में बहुत उभरा हुआ है, यही 
उनकी जीवन-साधना थी | 
भक्ति में उदारता--कबीरदास ने स्वामी रामानन्द की ही भाँति जाति- 
पाँति के बन्धन को नही माना था | वे कहते हैं--- 
कबीर गुरगरवा मिल्या रलि गया आटे लूश । 
जाति पॉति कुछ सब मिटे नांव घरोगे कूण । 
““के० भ्र०, १०, २ 
कुल खोयां कुल 'ऊबरे, कुल राख्यों कुल्ल जाइ | 
राम निकुल कुल भेंटि ले सब कुल रह्मा समाइ | 
न|कि०एण अ०, पृ० २५, 
“नहीं कोई ऊँचा है, न कोई नीचा है, यदि ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया है 
तो दूसरे मार्ग से क्‍्यां नहीं आया १ तुर्कों ने भीतर ही खुतना! क्यों नही कर- 
वाया ? कबीरदास के मत से कोई 'मद्धिम” नही है। वही मद्धिम है जिसके मुख 
में राम का नाम नहीं है |” श्रागे भी वे कहते हैं--- 


जब लग ऊँच नीच करि जाना। ते पसुवा भूले अम माना ॥। 
५५४ बही, पु० ९०्ट्‌ 


४७६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


ना मोहिं छानि न छापरी ना सोहि घर नहि गॉड। 
मति हरि पूछे कोन है मेरे जाति न नॉड॥ 
“वही, पृ० २५४ 
वलिहारी इहि प्रीति को जिहि जाति बरन कुल जाइ | 
“वही, पु० १०२ 
इस प्रकार भक्ति के क्षेत्र में कबीरदास जाति-पॉति के पक्के एव धृढ़ 
विरोधी थे । 
रामानन्द की ही भाँति कबीरदास वेष्णव भक्त थे। वैष्णव ओर राम उनके 
दो ही मित्र थे, शाक्तों से उन्हें अपार धुणा थी | भक्तो को वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं- 
ब्राह्मन गुरु है जगत का भगतन का गुरु नाहि। 
उरमि उरमि के पचमुआ चारहु वेदहु साहि ॥ 
“>क० अ०, पु० श्प्दू 
इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीरदास की भक्तिल्पद्धति पर रामानन्द जी का 
प्रभाव पर्याप्त मात्रा मे पडा है। वे स्वामी जी के बहुत अधिक ऋण हैं । उन्होंने 
कहा भी है-- 
सन्‍्तो भक्ति सतो गुरु आनी ।! 





ग--रामानन्द-सम्प्रदाय ओर मेथिलीशरण गुप्त 
गुप्त जी की भक्ति-पद्धति 


गुप्त जी को रामभक्ति का सस्कार अपने पिता जी तथा रामोपासिका 
माता जी से प्राप्त हुआ था। उनकी भक्ति दास्यभाव की है, वेसे उनका साम्पदा- 
यिक सम्बन्ध सख्यभाव से कराया गया था। श्रनेक स्थलों पर गुप्त जी ने दास्य- 
भाव के बढ़े ही करण उद्गार व्यक्त किए हैं। उन्होने कहा भी है--- 
ईश चाहता है आत्मबल्ि ही स्वभक्तों की | 
““हिडिम्बा, सं० २००७, १० १६ 
तात श्रद्धा-सक्ति का तो भूखा भगवान भी | 
“युद्ध, सं० २००६, पु० ४९ 
गुप्त जी ने भक्ति के भावपक्ष पर ही अधिक बल दिया है, कर्म पत्त पर उतना 
नही | उन्होंने कहीं भी पंचसस्कारों--मुद्रा, ऊध्यंपुरद्, नामकरण, मन्बजाप, 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४७७ 


तुलसीमाला-पर बल नही दिया है | परमात्मा राम के प्रति अपने अ्रनन्य अनुराग 
को उन्होने श्रनेक स्थलो पर व्यक्त किया है--- 
लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया । 
निर्विकार निरीह होकर नर सद्ृश कौतुक किया ॥ 
राम नाम ललाम जिसका सबब मंगल धाम है | 
प्रथम उस सबंश को श्रद्धा समेत प्रणाम है।॥ 
“रंग में भग, सं० २००६, पृ० १ 
घनुवाण या वेणशुलो, श्याम रूप के संग | 
मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग ॥ 
“5 द्वापर, स॑ं० २००४, पु० ६ 
वहाँ पंथ-भय क्या भला, मेरे अंध प्रबन्ध । 
जहाँ खींचता है तुमे रामचरणु-रज-गघ ॥ 
“-कुणालगीत, सं० २००६, पु० ३ 
भक्ति को दूसरी विशेषता मानी गई है भगवान्‌ की सेवा? | गुप्त जी ने 
राम-चरणु-रज को बहुत ही मूल्यवान माना है। उनके लिए भगवान के चरणों 
की धूलि सोने को अपेक्षा कहीं अधिक मूल्य रखती है--शुह्द राम से कहता है-- 


क्षमा करो, इस भाँति न तुम तज दो मुझे | 
स्वर नहीं, हे राम, चरण रज दो मुमे ॥ 
“-साकेत, पु० १०४ 
मँकार मे कवि ने कहा है--- 
अब भी एक प्रश्न था कोउहं, कहूँ-कहूँ जब तक दासोउ5हं। 
तनन्‍्मयता बोल उठी सो5हं, बस हो गया सबेरा | 
“-बाल बोध, ( रकार ), प॒० १६ 
भक्ति की तीसरी प्रमुख विशेषता है, तेल्धारावत्‌ सगवन्नाम का स्मरण । 
साकेत में स्वय राम ने कहा है--- 
जो साममात्र ही स्मरण मदीय करेंगे। 
वें भी भवसागर बिना अयास तरेंगे॥ 
-+साकेत, ५० १६७ 
गुरुकुल मे भी कवि ने लिखा है-- के 
जय कबीर नानक दादू का, वापू का वाणी विश्राम | 
सब-नव रूप प्राण पुरुष उन, लीलाधाम राम का नास || 


ड्ज्ट रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


शुचि मानस मे ही प्रतिबिम्बित होता है प्रभु का रस-रूप | 
घट की डोर लगे जब हरि से पानी क्‍यों न भरे भव-कूप ॥ 
“शुरुकुल, स० २००४, पृ० रे 


भक्ति की चौथी विशेषता हैं : विवेक | गुप्त जी ने भक्ति और ज्ञान के समन्वय 
पर सर्वत्र ही बल दिया है । 


नवधा भक्ति और शुप्त जी--नवधाभक्ति में गुप्त जी को पूरी आस्था 
प्रतीत होती है। भगवान्‌ के गणों का श्रवण, उनके यश का कीतंन, उनका 
स्मरण, उनकी सेवा, उनकी बदना, उनकी दासता, उनमें आत्मापंण करना, 
उनको अपना सखा मानना आदि ६ प्रकार की भक्ति को नवधाभक्ति के नाम 
से अ्भिहित किया गया है । गत जी ने इनमे नाम स्मरण, सेवा, आत्मापंण 
आदि पर विशेष बल दिया है। 'साकेत” में स्वयं राम ने नाम स्मरण को बढ़ा 
महत्व दिया है। भगवान्‌ की सेवा के सम्बन्ध में गुप्त जी के जो उद्गार हैं, 
उनमे से कुछ प्रमुख का उल्लेख अ्भी-श्रभी किया जा चुका है। आत्मसमर्पण 
के सम्बन्ध में निम्नलिखित पक्तिया विशेष उल्लेखनीय हैं-- 


आया यह दीन आज चरणशरण आया। 
हाय ! सो उपाय किये फल न एक पाया ॥ 
भाल तन्तु डाल डाल था बुना विशाल जाल | 
आप फसा हा कृपाल | मकड़ जाल छाया ।॥| 
सर्वे अहंकार गये, नाथ हुआ आज़ खर्चा | 
पारऊं॑ अब श्रगति पे, मिंदे मोह साया।। 
““भकार-शरणागत, पु ० बे८; अथवा पु ४३ 


भगवान्‌ के नाम-रूप-गुण तथा लीला से गुप्त जी का अद्भुत प्रेम हैं। वे 
कहते हैं-- 


राम ! तुम्हारे इसी धास में नाम रूप गुण लीला लाभ । 
इसी देश में हमें जन्म दो, लो अणाम है नीरज नाभ ॥ 
“-यशीघरा, पृ० १५ 
वे दिन-रात भगवान्‌ में ही रमे रहना चाहते हैं--.. 
रास, तूम मानव हो, ईश्वर नहीं हो कया ? 
विश्व में रमे हुये नहीं सभी कहीं हो क्‍या ? 


हिन्दो-कवियों पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४७६ 


तब मे निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। 
तुम न रसो तो सन तुममें रसा करे ॥ 
>-साकेत, पु० ६ 
राम का अवतार ही दोनों के दुःख को दूर करने के लिए, हुआ था, भाई के लिए, 
उन्होने राज्य छोड़कर वनवास लिया ओर राक्लुसो को मार कर धरती के कष्ट 
को दूर किया | कवि इस युद्ध वीर राम की विजय चाहता है 


आप अवती् हुए देख दुःख जन के 
आतू हेत राज्य छोड़ बासी बने वन के । 
राक्षों को मार भार मेटा धराधाम का, 
बढ़े धर्म, दया, दान, युद्धबीर राम का ॥ 
“सिद्धराज, पु० ५४. 
भक्ति के अन्य आवश्यक अ्रगो मे निरभिमानिता, गुरुसेवा, सत्सड़, काम- 
क्रोधादि का परित्याग, अहि सा, महात्रतो का पालन, प्रपत्ति और न्यास आदि 
प्रमुख माने गए हैं | सामान्यतया गुप्त जी की इनमे आस्था प्रतीत होती है । हाँ, 
कही स्फट रूप से उन्होंने इन पर श्रधिक नहीं लिखा है, पर इनमे उनका विश्वास 
सवन्न देखा जा सकता है। कितनी निरांभिमानिता से वे कहते हैं ;--- 


त्याग न तप केवल यह तंबी, अब रह गई हाथ मे मेरे । 
आा बैठा दे राम ! आज में लेकर इसे द्वार पर तेरे॥ 
“+ भोकार, पु० ४३ 
ओर, “कण कण में वह सत्ता है, जिसकी नहीं इयत्ता है? 
--वैतालिक, पु० १२ 
कह कर वे विश्व मर में अपने परमाराध्य की सत्ता का अनुभव करते है। आगे 
उन्होंने इसे और भी स्पष्ट कर दिया है--- 
कहते हो कि कहाँ है वह, देखो जहाँ तहाँ है वह | 
किसी ओर भीवा मोड़ो, कन्घे से कन्धा जोड़ो ॥ 
““बेंही, पु० १५८ 
प्रपत्ति-साग ओर शुप्त जी--अपत्ति-मार्य म॑ गुप्त जी की पूरी आस्था 
है। वे राम-चरणु-रज-यध पाकर ही रन्तुष्ठ हो जाते हैं, उन्हे स्वर्ण नहीं 
चाहिए । भौैकार में तो उन्होंने भगवान्‌ की निहेंतुक कृपा का बड़ा स्मरण किया 
है। निरहंकार होकर उन्होंने साकेत मे लिखा है-- 


ढण० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


में तो निज मवसिन्धु कभी का तर चुका | 
रामचरण में आत्म समपेण कर चुका | 
““साकेत, १० १०१ 
मंकार में भी उन्होंने लिखा है--- 
आया यह दीन आज चरण-शरण -आया' 


भक्ति-मार्ग में ध्यान पर भी बहुत अधिक बल दिया जाता है| गुप्त जी के 
मत से यदि ध्यान सुख के अथ किया गया तो व्यथ है, उसका उद्देश्य केवल 
अपने परमाराध्य को प्राप्त भर कर लेना है। (ऋकार, पृ० ४६) इस प्रकार वे 
निष्काम ध्यान पर पर्याप्त बल देते है । 


वैराग्य, योग, तप, विवेक आदि को उन्होंने भक्ति का श्रग माना है। उनके 
सम्बन्ध मे अनेक स्थलो पर गुप्त जी के उद्गार व्यक्त हुए हैं । 


जैसा पहले कहा जा चुका है, गुत्त जी की भक्ति दास्य भाव की है । यद्यपि 
उन्होंने ककार में भगवान्‌ को सखा कह कर अनेक स्थलों पर सबोधित किया 
है, फिर भी भगवरत्कैंकय को वे बहुत श्रधिक प्रधानता देते हैं। इस संम्बन्ध में 
कुछ प्रमुख उद्धरण पीछे दिये जा चुके हैं। भगवान्‌ श्रपने सेवकों पर विशेष 
कृपाइष्टि भी रखते हैं :--- 

सदा भाव के भूखे प्रभु ने शबरी का आतिथूय लिया | 

““साकेत, पु० २८२४ 

अथवा 


गुह निषाद शबरों तक का सन, रखते हैं मभ्रु कानन में । 
क्या ही सरल वचन रहते हैं, इनके भोले आनलत में ॥ 
“--पंचवटी, ३० १६ 

स्पष्ट है, रामानन्द-सम्प्रदाय की ही भाँति गुप्त जी भी भक्ति के ज्षेत्र भे जाति- 
पाँति का कोई बन्धन स्वीकार नहीं करते । 

इस प्रकार जहाँ तक भक्ति के मूल सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, गुप्त जी की 
भावना रामानन्द-सम्प्रदाय से पूरा मेल खाती है | यह अवश्य है कि उन्हेंने 
भक्ति का विवेचन तुलसी अथवा कबीर की भाँति विस्तार पूर्वक नहीं किया है | 
भक्ति उनके लिए एक सस्कार मात्र है। यह राम के चरणों में उनको ब्रदूभुत 
आस्था बनकर सामने आती है । 


हिन्दी-कवियो पर रामानन्दी भक्ति-पद्धति का प्रभाव ४८२१ 


घ-रामानन्दी भक्ति-पद्धति से प्रभावित अन्य कवि 


रशमानन्द सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति से प्रभावित होकर जिन अन्य कवियों ने 
रचनाएँ की हैं उनको दो बर्गों मे रक्खा जा सकता है--(१) रामानन्द-सम्प्रदाय के 
भक्त-कवि तथा (२) अन्य रामभक्त कवि | जहाँ तक रामानन्द-सम्प्रदाय के भक्त कवियो 
का सम्बन्ध है, उनमें से श्रधिकाश की रचनाएँ अप्रकाशित हैं और हस्तलिखित 
पोथियों के रूप मे साम्प्रदायिक मठों में यन्नतत्र बिखरी पड़ी हैं। उनकी पूरी 
सूची बनाने की प्रशंसनीय चेष्टा न तो रामानन्दी विद्वानों ने ही की है ओर न 
नागरी प्रचारिणी सभा जैसी खोजकाय करानेवाली किसी साहित्यिक संस्था ने 
हैं | फिर ये पोथियों केवल एक स्थल [ अयोध्या या मिथिला आदि ] में भी 
प्राष्य नही हैं, देश के भिन्न-भिन्न भागो में रामानन्द-सम्प्रदाय के केन्द्र विद्यमान 
हैं श्रौर उन केन्द्रों से सम्बन्धित अनेक अज्ञात कवियों की कृतियाँ उनमे सुरक्षित- 
असुरक्षित रूप में बिखरी पड़ी हैं | इन हस्तलिखित पोथियों को भी प्राप्त कर 
लेना सरल नहीं है | जिन मठो मे ये सुरक्षित हैं, उनमें से अधिकाश के अधिका- 
रियो का दृष्टिकोण इतना अनुदार है कि वे उन्हें दिखाना तक नही चाहते । 
रामानन्द-सम्प्रदाय की प्रकाशित पुस्तकों को भो प्राप्त करने के लिए, स्वय॑ लेखक 
को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा है। केवल अ्रयोध्या के लक्ष्मण किला के 
पुस्तकालय में बतंमान हृश्तलिखित पोथियो की सूची बनाने का एक प्रयास सभा 
ने किया था श्रीर यह खोज रिपोर्टों के रूप मे साकार भी हुआ | मैने स्वय भी 
उस पुस्तकालय को देखा हैं| लगता है, वहाँ से अधिकाश पुस्तकें चोरी चली 
गईं, क्योंकि सभा द्वारा निर्देशित पोथियों मे से अ्रनेक अब वहाँ नहीं हैं| हाँ, 
श्री युगलानन्यशरणु जी के सभी हस्तलिखित प्न्थ अवश्य ही वहाँ सुरक्षित हैं । 

जहाँ तक साम्प्रदायिक कवियों की प्रकाशित रचनाश्रों का सम्बन्ध है, उनमे 
से अधिकाश माछुय भक्ति से ही सम्बन्धित हैं। यह रसिक-सम्परदाय कृष्णभक्ति 
सम्प्रदायों से अधिक प्रभावित है, रामानन्द स्वामी से कम | इसमे विशिष्डा- 
दैत तो मान्य दे, किन्तु उपासना-पद्धति मे सखी भाव का प्रवेश बहुत अधिक 
हो गया है| इनका अपना साहित्य है श्रोर उनके सिद्धान्त-्सम्बन्धी ग्रन्थ अनेक 
हैं। पीछे उन ग्रन्थों का उल्लेख किया जा चुका है । 

झनग्य कवियों में“ “प्राणचन्द चौहान, दृदयराम आदि--अ्रधिकांश की 
' रचनाएँ प्राय: श्रमुपलब्ध ही हैं। इतिहास ग्रन्थों मे उनका उल्लेखमानत्र मिल जाता 
है, महत्व की दृष्टि से उनका बहुत ही कम मूल्य है। प्रस्तुत अन्थ के परिशिष्ट 


पर रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभ्ञाव 


भाग में रामानन्दी कवियों की सूची के साथ ही इनमें से कुछ प्रमुख कवियों की 
रचनाओ की भी सूची दे दी जा रही हे | 

रामानन्द-सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति का विवेचन उपस्थित करते समय पीछे 
इन समस्त कवियों की भक्ति-भावना का विवेचन विस्तार से किया जा चुका 
है | अतः अलग-अलग इनके मत का विस्तृत परिच्चय देना अनावश्यक सा प्रतीत 
होता है| माधुय भक्ति के प्रव्तक थे अग्रदेव और उनके द्वारा स्थापित रसिक- 
सम्प्रदाय को आधुनिक युग मे अयोध्या के जानकीघाट के महथ गमचरणदास 
जी ने बहुत ही दृढ़ता प्रदान की | रामचरण जी ने अनेक ग्रन्थों का निर्माण 
किया। 'रसमालिका', अ्रष्ठयाम, कवितावली, शुटका, दृष्टान्त बोधिका, पदावली, 
रामचरित्र, राममाहात्म्य, महारासोत्सव, बृहस्कौशल खंड श्रादि ग्रन्थों द्वाय उन्होने 
अग्रस्वामी द्वारा प्रवर्तित श्रष्टयामीयोपासना को पल्‍लवित किया तथा रामरास का 
बहुत ही विस्तृत वर्णन किया । माघुये भक्ति में उन्होने 'स्वसुख! का भी विधान 
किया । कृपानिवास जी ने तत्सुख! का विधान किया था | रामचरण 
जी के शिष्य जीवाराम जी थे | 'रसिक प्रकाश भक्तमाल? आपकी ही कृति है । 
इस अन्थ में ६४ प्रकार की भक्ति का निर्देश किया गया है। जीवाराम जी के 
उपरान्त माधुय भक्ति बहुत ही पल्‍लवित एव पुष्पित हुई । पीछे रामानन्द-सम्प्रदाय 
का इतिहास प्रस्तुत करते समय उसमे माघुये भाव की उत्पत्ति एवं उसके विकास 
का भी इतिहास प्रस्तुत किया जा चुका है, साथ ही उसकी मानसी साधना एवं 
वाह्म-सेवा प्रणाली पर पर्यात प्रकाश डाला जा चुका है । वर्तमान काल में सखी- 
भाव की भक्ति रामानन्द-सम्प्रदाय की प्रधान भक्ति-पद्धति हो गई है।इस 
प्रणाली के भक्त कवियो में अग्रदेव (अग्रश्नली), नाभादास (नाभाश्ली), कृपा- 
निवास, बालअली, रामचरणुदास, थुगलप्रिया (जीवाराम), युगलानन्यशरण, 
जनकराजकिशोरी शरण और मधुर अली के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
इनकी रचनाओं के प्रमुख विषय हैं : रामाष्टयाम, गसलीला, दिडोल, बसंत, 
ऋतुओं एवं कालों के अ्रनुकूल राम-सीता का शंगार, हास-वलास, कीड़ा आदि 
का वर्णन | इस वर्णन में मोजनादि के विभिन्न प्रकारों का भी विस्तार से वर्जन 
मिलता है। कहीं-कहीं श्रगारादि चेष्टाश्रों का वर्शन करते समय अश्लीलता भी 
आ गई है| 

सख्यमाव के प्रमुख भक्त थे राम सखे, श्यामसखे, कामदेन्द्रभशि और 
सीताराम शरणरसरंगमणि । रामसखे जी के ग्रन्थ हैं: पदावली तथा नृत्यराधव- 
मिलन । श्यामसखे का प्रग्नुख ग्रन्थ है राग प्रकाश! | राम की संत्तिप्त कथा, 


हिन्दी कवियों पर रामानन्दी भक्तिन्‍पद्धति का प्रभाव ड्प्परे 


मिथिला की होली, राम की वीरता, राम का प्रेम, पनघट लीला, हनुमान की 
प्रशसा आदि से सम्बन्धित पद दीण्क, धनाश्री, मुलतानी, जैतश्री, भीमप्रकाश, 
सिधुरागिनी, मालबी, गौरी, पूर्वी, इमनी, सोरठ, मेघमल्‍लार आदि विभिन्न रागो 
मे इस ग्रन्थ में मिलते हैं। प्रद्ृत्ति राम के प्रेम के वशन की ओर अधिक डै, 
जो निश्चित्‌ रूप से माधुय भाव की भक्ति-पद्धति से प्रभावित होने के कारण 
है | 'रसरगमणि? जी ने भ्रीरामककाकी विलास, सरयूरसरगलहरी, सरयूबारहमासी 
तथा अन्य अनेक ग्रन्थों के माध्यम से माधुर्योपासना युक्त सख्य भाव का निरूपण 
किया है। इन्होंने इस भक्ति में अष्टयामीयोपासना का भी प्रवेश किया, जिसका 
उल्लेख पीछे हो चुका है । 

वात्सल्य भाव के प्रमुख भक्त सूरकिशोर जी थे। पीछे इनकी भक्ति-पद्धति 
का विस्तार से वर्शन किया जा चुका है । 


वस्तुत. जैसा अ्रनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, रामानन्द-सम्प्रदाय में अब 
माधुर्यभाव की ही प्रघानता है और इसी से सम्बन्धित साहित्य की प्रमुखता से 
ग्चना की जा रही है। साहित्य की दृष्टि से ये रचनाएँ प्राय. निम्नकोदि की 
हैं। सत्य तो यद्द है कि तुलसी के उपरान्त इस संप्रदाय ने कोई उल्लेखनीय 
कवि उत्पन्न ही नहीं किया | अत. यहाँ उपयुक्त सकेतो को ही पर्यात समभा 
गया । ग्रन्थ के परिशिष्ठ भाग में इन कवियों की प्रकाशित ए4 श्रप्रकाशित 
पुस्तकों की एक सूची दे दी गई है। समय आने पर इनका परिचय स्वतत्न रूप 
में भी कराने की चेष्टा की जायगी | 


अकाली आए, फेक अ४आला+पांराए4(-सीफीषजॉ 


दशम अध्याय 
निष्कषं 


किसी देश का दर्शन उसकी सभ्यता एवं सस्कृति का सुन्दरतम अंग है । 
उसका जन्म युग विशेष के वातावरण को अनुप्राणित करने वाली विचारघाराओं 
से ही होता है और युग की विभिन्न समस्याओ का अपने ढंग पर समाधान करना 
ही उसका उद्देश्य है। भारतीय दशन-प्रणालियो का उद्देश्य हमारी बौद्धिक- 
जिज्ञासा की परितृत्ति मात्र नही, वरन्‌ दुरदर्शिता, अ्रग्नचेतना एवं सूक्ष्म अ्रन्तद॑ष्टि 
से हमारे जीवन को प्रकाशमय कर देना रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को 
विषमता से विक्षुब्ध होकर भारतीय मनीषी सत्यान्वेषण मे लग जाता है और 
फिर जो कुछ उसके हाथ लगता है उसी से उसके जीवन-हष्टिकोण का निर्माण 
होता है | रामानन्द का नाम भारतवर्ष के उन महान्‌ चिन्तको में बढ़ी सरलता 
से लिया जा सकता है, जिन्होंने समय-समय पर रूढ़ियों के प्रति क्रियात्मक विद्रोह 
किया है और सामान्य जीवनक्रम को अपने ढंग से सुधारा भी है। मध्य- 
युगीन उत्तरभारत की प्रगतिशील चिन्ताघारा के रामानन्द ही एक मात्र प्रेरणा- 
स्रोत थे । 

जिस काल में रामानन्द का आविभांव हुआ था, वह इस्लाम और काफिरों 
के सघर्ष का युग था--वह हिन्दू और मुसलमानों के सघर्ष का काल था, वह 
पारस्परिक ईर्ष्या-देष एवं वेमनस्थ का काल था। तलवार की नोक पर इस्लाम 
का प्रचार किया जा रहा था और काफ़िरों के मन्दिरों तथा घम ग्रन्थों का खुल 
कर विध्वस किया जा रहा था। बलात्‌ घमं-परिवर्तन के इस युग में देश की 
त्रस्त जनता को किसी गम्भीर तत्ववाद की आवश्यकता नहीं थी | उसे ती एक 
ऐसा जीवन-पथ चाहिए! था जिसका अनुसरण कर बह एक और अ्रपने संघर्षमय 
जीवन को सरस बना सके ओर दूसरी ओर अपनेपन की भी रक्षा कर सके। 
इस्लाम ने हिन्दूधर्म पर वाह्म श्राघात तो किया ही था, उसकी निजी दुरबंलताश्रों 

धप्पड 


निष्कर्ष व्यू 


को भी उभार दिया था | वर्ण्व्यवस्था अब हिन्दुओ के लिए. अभिशाप सिद्ध 
हो रही थी। हमारा आचार-विचार हमारे मार्ग का रोड़ा हो रहा था। रामानन्द 
का भक्तिमा्ग युग की इन्ही समस्याओं का अपने ढग का एक समाधान था | 


रामानन्द के लिए तत्ववाद जोवनक्रम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण नही 
था। पीछे उनकी दाशनिक विचारधारा का अध्ययन करते समय यह देखा 
जा चुका है कि उन्होने शंकर, रामानुज आदि आचार्यों की भाति ब्रह्मसूत, 
उपनिपद्‌ एवं गीता पर विद्वत्तापूण 'भाष्यः लिख कर किसी नये मतवाद की 
प्रतिष्ठा नही की, अपनी सुविधा के लिए उन्होने विशिष्टाह्नैत मत को अपना लिया 
और इस दृष्टि से भारतीय दाशंनिक चिन्ताघारा में वे कोई नई कड़ी जोडने 
का प्रयास नही करते । हाँ, रामानुज के 'लक्ष्मी-नारायण” के स्थान पर सीता-राम! 
को अश्रपना परमोपास्य मान कर उन्होने अ्रवश्य ही अपने लिए. एक विशिष्ट 
स्थान बना लिया है । उनके पूरब अनेक रामकाव्य भक्ति और साहित्य दोनों ही 
हृष्टियों से लिखे गए थे | रामकथा की उत्पत्ति एवं विकास के वैज्ञानिक अध्ययन 
के प्रस्तुत-कर्ता डा० रेबरेण्ड फ़ादर कामिल बुल्के, एस० जे० ने सप्रमाण सिद्ध 
किया है कि वैदिक साहित्य मे भी अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियो के नाम रामायण 
के पात्रो के नामों से मिलते हैं, जिससे रामायण के पात्रों की ऐतिदासिकता के 
लिए भी किन्चित्‌ आधार मिल जाता है, इतना ही स्पष्ट ओर असंदिर्ध प्रतीत 
होता है ।!* और वाल्मीकीय रामायण" ने तो राम कथा को भारत तथा निकठ- 
बतीं देशों के साहित्य में एक अत्यन्त महत्व पूर्ण स्थान दिलाया और भारतीय 
संस्कृति का एक उज्ज्वलतम प्रतीक बना दिया। इसी प्रकार महाभारत तथा 
संस्कृत के घामिक एवं ललित साहित्य में भी राम-कथा का कोई-न-कोई रूप मिल 
जाता है | यही नहीं, बौद्धों और जैनियों तक ने रामकथा को अपना वर्य-विषय 
बनाया है | सर भण्डारकर के सत से बहुत प्राचीन काल से ही राम को विष्णु 
समझा जाता रहा है, स्वयं शठकोपादि अनेक आल्वार भक्तों ने राम को 
अपना आराष्य मान कर भक्ति की थी; किन्तु, रामानन्द के पूर्व रामभक्ति 
को कमी भी साम्प्रदायिक-रूप नहीं मिला था | रामभक्ति के रामानन्द सर्वप्रथम 
झ्राचाय ये | 

रामानन्द के भक्तिमार्ग मे ज्ञान और कर्म को अधिक महत्व नहीं दिया 
गया है, भगवच्चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर देना ही भक्त के लिए पर्याप्त 


अऑताउनाकाब७ प्रण. ऊपर नशमोमिकत.. एच्छांमिमेरा हा 


१>यामकथा : उत्पत्ति और विकास, रेवरेण्ड फादरकामिल बुस्के, एस० जे०, ए० २६। 
. रेल्‍्यदी, ९० ३२े।. 


पद रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


है | उनके भगवान्‌ परम दयालु हैं, उन्हे ऊंच-नीच, धनी-निधन कुल, बल 
तथा जाति-पॉति आदि की र॑चमात्र अपेक्षा नहीं है, वे तो केवल अनुराग के 
भूखे हैं। भक्त को किसी प्रकार के क्रिया-कलापादि की आवश्यकता नहीं है, 
शक्त होने पर वह महाभारत, रामायण, तथा भाष्यादि का अध्ययन कर काल- 
क्षेप कर सकता है, किन्तु अशक्त होने पर केवल मात्र गुरु मत्र का जाप 
करता हुआ भी वह परमभक्ति का अधिकारी हो जाता है | रामानन्द की इस 
उदारता ने युग के धार्मिक संघ को रोक दिया हो, इसके हमे निश्चित्‌ 
प्रमाण नही मिलते , और न इसी बात के प्रमाण मिलते हैं कि उनकी 
विचारघारा से प्रभावित होकरु हिन्दुओ ने शूद्रो तथा स््रियो को समाज 
में ऊँचा स्थान दे दिया हो। किन्तु, जहाँ तक विशुद्ध भक्ति का सम्बन्ध हे, 
रामानन्द से ही प्रेरणा पाकर अनेक मुसलमानो ने रामभक्ति को अपने जीवन 
का अंग बना लिया था और शूद्र तथा स्त्री-भक्‍्तो का ब्राह्मणों द्वारा भी सम्मान 
किया जाने लगा। कबीर को विधवा ब्राह्मणी का पुत्र और रैदास के पूर्वजन्म 
में ब्राह्मण-ब्रह्मचारी आदि होने की कथाओं को गढ़ कर हमारे विचारक वर्ग 
ने उनकी महता के समतज्ष नतमस्तक ही हो जाना उचित समझा । “उत्तरी 
भारत की सन्त परम्परा? के विद्वान लेखक प० परशुराम चतुवदी ने यह 
सप्रमाण सिद्ध किया है कि मध्ययुग की इस उदारता का स्लोत आज तक अबि- 
च्छिन्न गति से प्रवाहित होता आा रहा है । इस प्रकार रामानन्द की रामभक्ति 
विभिन्न वर्णों एवं वर्गों के पारस्परिक मिलन का केन्द्रविन्दु हो गई, जिसके 
फलस्वरूप लोगों मे एक दुसरे को समझने की प्रद्धत्ति बढ़ी और पारत्परि 
सद्भावना; सहयोग एवं सहानुभूति का उदय हुआ। सुधारक रमानन्द का 
व्यक्तित्व कम महत्वपूण नहीं है । 

रामानन्द के व्यक्तित्व का एक तीसरा महत्वपूर्ण अंग यह भी था कि उनसे 
प्रेरणा पाकर जिन भक्तों ने अपने अनुभूत सत्य को वाद्ी-बद्ध किया, आयः 
उन सभों ने हिन्दी भाषा का ही उपयोग किया | फलस्वरूप मध्ययुगीन प्रमाति- 
शील-चिन्ताधारा की भ्रेष्ठतम विभूति हिन्दी भाषा को मिल सकी | पीछे श्राठवै- 
नवें अध्याय में रामानन्द स्वामी तथा उनके सम्प्रदाय की विचारधारा से 
प्रभावित हिन्दी के तीन सवश्रेष्ठ कवियों-तुलसी, कबीर और मैथिलीशरण गुप्त-- 
की दाशंनिक एवं भक्ति सम्बन्धी विचारघाराशों का विस्तृत श्रध्ययन करके 
यह देखा जा चुका है कि उनके माध्यम से रामभक्ति के उच्चतम आदश्शों का 
हिन्दी में सफल अनुवाद हो सका है। यह अवश्य है कि उन्होंने जो कुछ 


निष्कधे डप्प७ 


कहा है वह वही नहीं है जिसे रामानन्द-सम्प्रदाय की मान्यता मिली थी; बहुत 
कुछ उन्होने अपने अनुभव और अपने युग की परिस्थितियों से भी पाया था | 
यही कारण है कि कबीर, तुलसी, मैथिलीशरण गुप्त को शतग्रतिशत रामानन्दी 
नही कद्दा जा सकता । और ऐसा सिद्ध करने का प्रयास करना उन कवियों की 
महत्ती गरिमा का अपमान करना होगा । 


इस सम्बन्ध भे एक और बात की ओर ध्यान जाता है : ज्यो-ज्यों समय 
बीतता गया रामानन्द-सम्प्रदाय पर अन्य धार्मिक मतों के भी प्रभाव पड़ते गए | 
पीछे इस सम्रदाय का इतिहास बतलाते समय इन प्रभावों की ओर भी सकेत 
किया गया है । योग के प्रभाव से इसमे निरकार, निरंजन, शूत्य आदि का 
प्रवेश हुआ और कृष्णभक्ति के प्रभाव से श्राधुनिक युग में माधुय॑-भक्ति के 
प्रचार के साथ ही सखी-भावना का भी प्रवेश इस सम्प्रदाय में हो गया | 
कह्दी-कही तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व को भूल कर रामानन्दी श्गारी- 
शाखा के भक्तकवि अश्लीलता की सीमा का भी स्पश करने लगे हैं। तत्व- 
बाद की दृष्टि से यह सम्प्रदाय रामानुज-सम्प्रदाय के बहुत अधिक निकट 
सम्पक म आता गया । मध्ययुग में ही लोग इसे रामानुज-सप्रदाय की शाखामात्र 
समभने लगे थे । फलस्वरूप रामानन्दी भक्त “श्री भाष्यादि? का ही पठनपाठन 
कर सतुष्ट होने लगे, स्वतन्त्र चिन्तन का विकास रुक सा गया । यही कारण 
है कि रामानन्द-सम्प्रदाय में दशन तथा साम्प्रदायिक इतिद्दास सम्बन्धी ग्रन्थों का 
नितान्त अभाव है | इसका एक दुष्परिणम यह भी हुआ कि रामानन्द-सम्प्रदाय 
में रामानुज-सम्प्दाय की छुआछूत सम्बन्धी संकीणंताएँ भी धीरे-धीरे प्रवेश 
कर गहें | आनन्दभाष्यः सम शुद्धों को वेदाष्ययन और फलतः भक्ति का श्रधिकार 
नहीं दिया गया | 

अन्त में एक और समस्या की ओर सकेत कर देना आवश्यक प्रतीत 
होता है । रामानन्द के व्यक्तित्व की महत्ता से हम परिचित तो हैं, किन्तु उनके 
जीवनदूतस तथा उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में निस्सदिस्ध एवं प्रामाणिक 
सामग्ी का प्रायः अ्रभाव सा है। उनके समकालीन किसी भी भक्त श्रथवा 
सन्‍त ने इस दिशा में कोई सकेत भी नही किया है। इस सम्बन्ध में जो कुछ 
सामग्री प्राप्त है वह निस्संदिस्ध नहीं कही जा सकती | उसकी पूरी छानबीन 
हमने प्रथम श्रध्याय में की है । इसी प्रकार रामानन्द जो की रचनाश्रों की 
प्राचीन हस्तलिखित पोथियों भी इस समय उपलब्ध नहीं हैं। जिसका परिणाम 
यह हुआ हैं कि स्वामी जी के ग्रन्थों का मूल रूप क्‍या था, यह पहचानना 


परिशिष्ट १ 


सहायक पुस्तक-सची 


ऋ->साम्प्रदायिक भ्रन्थः सस्कृत 
अगस्य सहिता--स ० प० गमनारायण दास, छोटेलाल लक्ष्मीचद, 
अयोध्या, श््शि८ ई० 
अषध्टयास--अश्रप्रदाम, सं० रामबल्लभाशरण, जानकीघाट, स० १६६४५वि० | 
आनन्दभाष्य--रघुवरदास वेदान्ती, श्री रामानन्दीय वेष्णव महामण्डल, 
१६८६ वि० 
आनन्दभाष्य--चतुर्थ अ्रध्याय, ज्योतिष प्रकाश प्रेस, बनारस । 
आनन्दभाष्य चतुर्थे अध्याय-सं० भगवदाचार्य, प्रकाशक बिहण देवी, 
अहमदाबाद, स० १६८६ वि० 
उपनिपद्भाष्य--रामानन्द, अप्रकाशित एव अ्रप्राप्य । 
गीताभाष्य--रामानन्द, श्रप्रकाशित एव श्रप्राप्य । 
जानकी भसाष्य---स्वामी रामप्रसाद, प्र० चिन्तामणि दास, स० 
१६८६ बि० | 
जानकी स्तवराज भाष्य--स्वामी हरिदास, प्र० पुरुषोत्तमशरण, छोटेलाल 
लक्ष्मी चंद श्रयोध्या, स० ६६८४ वि० 
रहस्यन्नय, अग्रदास--राम शोभमादास, श्रयोध्या, १६६५ वि० 
रहरस्थत्य भाष्य---ह रिदास, रामबल्लभाशरणु, जानकीघाट, अयोध्या, 
१६ ८६ बि० 
रामतापिन्युपनिषद्‌ भाष्य---हरिदास, रामबल्‍लभाशरण, जानकीधाट, 
अयोध्या । 
रामस्तवराज भाष्य -हरिदास, रामबललभाशरण, १६८६ वि० 
रामाराधनम्‌--रामानन्द, लदमण किला, अ्रयोध्या | 
प्‌ 


४६० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


रामार्चनपद्धति--रा० 2० दास, वासुदेवदास, नयाघाट, अवध, सरयूभवन, 
१६८४ वि० 
रामाचनपद्धति--पं ० रामनारायणदास, छोटे लाल लक्ष्मीचन्द, १६१४ई० 
श्रीवेष्णवभताब्जमास्कर--१० रामटहलदास, वासुदेवदास, नयाघाट, 
सरयूभवन, अयोध्या | 
श्री वेष्णवसताब्जभास्कर--भगवदाचारय, प्र० रामरत्नदास, श्रह्मदाबाद, 
वि० १६८६ | 
प्र० महान्त श्रीकृष्णदास, श्रद्टा, अलवर | 
हिन्दी 
अष्टयाम--रामचरणदास, छोटेलाल लक्ष्मीचंद, श्रयोध्या, १६४७ वि० 
गुरुरामानन्द कबीर का ज्ञान तिलक--लक्ष्मए किला, श्रयोध्या | 
योगचिन्तामणि--रामचद्र शुक्ल द्वारा हिन्दी साहित्य का इतिहास? मे 
उद्भुत पद तथा रामानंद की हिंदी रचनाएं, ना० प्र० सभा, काशी । 
रामरक्षा स्तोन्न--रामानन्द, श्रीकृष्णमन्द्रि, बेट द्वारका, राजकोठ | 
रामानन्द आदेश--मोहनदास आत्माराम, श्रहममदाबाद, १६१६ ई० 


वेदान्तविचार--रामानन्द, लक्ष्मण किला, श्रयोध्या । 
सिद्धान्तपटल--रामानन्द, भागव पुस्तकालय, गायघाठ, बनारस | 


भ्रृंगारी शाखा के ग्रंथ 


अमररामायण, आ्रानन्द रामायण, कोशलखण्ड, भुशुर्डि रामावण, महारामायगण, 

महारासोत्त्व, मंत्र रामायण, रामरहस्थोपनिषद्‌, रामनवरत्न, लोमशसहिता, 

संदाशिव सहिता, शारिडल्य संहिता, हनुमत्संहिता । ये भ्रन्थ मह्दान्त मैथिली- 

रमणशरण, जानकीघाट तथा प० श्रीकान्तशरण, गोलाधाट, श्रयोध्या, के यहाँ 
हस्तलिखित अथवा प्रकाशित रूप मे प्राप्य हैं | 


ख. साम्प्रदायिक हिन्दी कवियों की रचनाएँ 


अग्रदास, स्वामी--श्राविभाव काल सं० १६३२ वि० 
१--श्रग्नदास कृत छुप्पय' लद्भणाकिला, अयोध्या : 
२---कुण्डलिया | 
२--श्रग्न अन्थावली-राजकिशोरीवरशरण, जानकीघाट, अ्रयोध्या १६ ३५ है० 


परि शिष्ट ४६१५ 


४--ध्यानमजरी--प्रकाशक छोटेलाललच्मीचद, अयोध्या; १८६८ ई० 
५--रामध्यान मजरी--प्र ० भोलानाथ, अजमेर, हमीरपुर, १६०० ईं० 
अवधभूषणदास : 
१०--श्री जनक नदिनी भ्रोरामचन्द्र जू विवाहमगल । 
अखस्तुयकुमार : 
रसिक विलास रामायण, ले० मुजफ्फरपुर, १६०१ ई० 
कृपानिवास : अयोध्या निवासी, आविभांव काल सं० श्य४३ वि०: 
१--अनन्य चिन्तामणि, लक्ष्मण किला, श्रयोध्या । 
२--अ्रष्दकाल समय यजन विधि के न 
३--पदावली, छोटेलाल लक्ष्मी चन्द, अयोध्या, १६०१ ई० 
४--भावना पचीसी हा हा 
प---युगल माधुरी प्रकाश-लद्मण किला, अयोध्या 
६--रास पद्धति-रामनारायणुदास, छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, १६१० ई० 
७--लजंगन पचीसी, थ १ 
प्र--समय प्रबन्ध-लद्मण किला, अयोध्या । 
६-“सीतारामाष्टयाम मा 
१०--हिततरमिशी .. $ 
कालिका प्रसाद सिंह ' 
१०---मानस तरंगिणी, ले० छुपरा, १८६६ ई० 
२०«अामरसिक शिरोमणि-- १८६४ ई० सुधाकर प्रेस, सारन । 
२०-यामायर नवस्त चालीसा--छुपरा । 
कामदेन्द्रसशि :-- 
सीता राम भद्रकेलिकादबनी-डायमड जुबली यंत्रालय, कानपुर, १६०६ ६० 
गीमतीदास, बाचा--तई रामायण | 
खिश्रनिधि-- नाम रूप लीलाधाम', लद््मण किला, श्रयोध्या । 
जनकराज किशोरीशरण (रसिकअली)-राषबेन्द्र के शिष्य स०१६०० वि० 
१--अष्टयाम २०-सीता राम सिद्धान्त अनन्य तरगिशणी ३--अत्म सम्बन्ध, 
लदझ्मण॒किला, अयोध्या । ४--अन्दोल रहस्य दीपिका तथा ४--सीताराम 
सिद्धान्त मुक्तावली--छोटेलाल लच्मीचन्द, श्रयोध्या, १६०७ ई० 


४६२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


जनक लाड़िली शरण--स० १६०० वि०--टीका नेह प्रकाश । 

जानकी चरणु--स० १८७७ वि०, गुरु श्री रामचरण जी । 
२«>प्रेम प्रधान २--सियाराम रस मजरी | 

आनकी प्रसाद महन्थ--रसिक विहारी 
१०-इृश्क अजायब तथा २--कवित्तवर्णावली--जगन्नाथप्रसाद खन्ना, 
ब्रह्मनाल, बनारस | क्रमशः १८७४ व १८६६ मे प्रकाशित। ३--नामपचीसी 
४--रामनिवास रामायण--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ८८६ ई० 
५--रामरसायन--रघुनाथ प्रसाद सीता राम शुक्ल, निर्विवाद सद्धम प्रचा-* 
रक सभा, अहमदाबाद, १६११ ई० | ६--रामस्तवराज--छोटेलाल लक्ष्मी 
चन्द, अयोध्या १६०१ ईं० | ७--बजत्नर गत्चत्तीसी व रामपचीसी, अहमदा- 
बाद, १८७७ ई० | ८--विरह दिवाकर--अह्मनाल, बनारस श्थष्ण७ ई०। 
६--सुजसकद॒म्ब, अहमदाबाद, १८७७ ई० | 


जानकी रसिक शरण --स० १७६०, प्रमोदवन, अयोध्या । 
१---अवधीसागर २--युगलसनेहसागर दीपिका--लच्त्मशकिला, अ्रयोध्या । 


जीवाराम--(युगलग्रिया) आ० काल, श१्व्ूट७ बि० 
१--अ्रष्टयाम--लक्ष्मणु किला, अ्रयोध्या । २--पदावली । ३--युगलप्रिया 
१६०२ ईं० ४--रसिक ग्रकाश भक्तमाल--खंगविलास प्रेस, बॉकीपुर, 
श्यप्प७ ईै० | 

दाशरथीदास--दाशरथी दोहावली, लद्बमणकिला, श्रयोध्या । 

घधमंदास--अ्रवधविल्लास, लक्ष्मीविललास काशी खण्ड प्रेस, लखनऊ, श्ध्य्यछ७ ई० 

बनादास--सं० १८६० वि०, अयोध्या, भवदहरनकुन्ज 
१--अजे पत्रिका, २--श्रात्ममोघ, ३--उमयप्रबोध, ४--खंडन खंग 
समस्यावली, ४--नाम निरूपण ६--परतु ७--अक्लायश तत्वनिरूपण | 
८--अद्यायणुद्धार | ६--अ्रह्मायण परमभक्ति १०--अ्ह्मायण परभात्मबीध | 
११--अक्षायण विज्ञान छुत्तीतीा। १२--अकज्यायण शालि सुधुप्ति । ३३५-- 
ब्रह्मायण ज्ञान मुक्तावली । १४--मात्रा मुक्तावली। १४६---रमछटा | 
१६--रामायण । १७--विवेक मुक्तावली । १८६०--सारशब्दावली | 
१६---हनुमत विजय । 


साभादास--नारायशुदास--डोम, सं० १६४७ वि० | 
१--श्रष्टयाम, स्वामी राजकिशोरीबरशरण, जानकीघाट, अयोध्या, १६३१५ ६० 


परिशिष्ट ४६ हे 


२--रामाष्टयाम--वें कटे श्वर प्रेस, बम्बई, १८६४ ई० 
२--भक्तमाल---रूपकला, तृतीयाबत्ति, १६५१ ई० 

प्रेमसखी . 
१--क वित्तादिप्रबन्ध, २--जानकी जी को नख-शिख, ३--नखशिख, 
लक्ष्मणकिला, अयोध्या ४--प्रेमसखी जी को ग्रन्थ, ल० किला | ४--भक्त 
मनरजनी, छोटेलाल लक्ष्मीचन्दू, श्रयोध्या १६०१ ई०। ६--सीता राम 
नखशिख--लचक्ष्मणुकिला | ७--होली । 

बलदेव प्रसाद मिश्र--१-कोशलकिशोर २--साकेत सन्त | 

बालअली--नेह प्रकाश, छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, अयोध्या, १६०१ ई० | 

बालकृष्णु--ध्यानमंजरी, हा »... ई्ध्ग्य ई०। 

सधुरअली- युगलविनोदपदावली, जैन प्रेस, लखनऊ, १८६६ ई०। 

युगलानन्यशरणु---श्राविर्भाव काल, १८५७ ई०। 
१--अनन्यप्रमोद २--अ्रभ्यास प्रकाश ३--श्रथपचक-प्र ० रामबहादुर 
शरण जी, मुजफ्फरपुर, स० २००७ । ४---अ्रवधवासी परत्व ४--अ्रवध- 
बिद्ार, कोशलकिशोर, कानपुर १६११ ६० | ६--अष्टयाम ७--श्रष्टादश 
रहस्य ८--उज्ज्वलउत्कएठा ६--उज्ज्वल उपदेस पत्रिका १०-- 
उत्सबवविलासिका--ब्रजचहलभ, आगरा, १८६० ई०। ११--उदारचरितन्र 
जी श्री प्श्योत्ती जी। १२--उपदेशनीति शतक । १३--गुरुमहिमा । 
१४---चतुष्टगुटिका--प्रभुदयाल शरण, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, १६१३ 

ई० । १४--चौतीसा यंत्र । १६--जानकीसनेह हुलास शतक । 

१७--फूलनाछुंद हिन्दीवर्शनव १८--ूलना छुद फारसी हरूफ । १६-- 
नवलनामचिन्तामणि २०--नामकाति-सं ० अन्जनीनन्दनशरण, अयोध्या, 
सं० १९६२ बि० | २१--नामपरत्व पंचासिका | २२--नामप्रेम प्रवद्धिनी 
२१२--नामसयण्काद्षर कोष २४--नामविनोद बसावन | २४--नींदबत्तीसी 
२६--पंचदशीयन्ब २७--पंचायुध स्तोत्र रद--पंद्रह तत्व उपदेशभय 
२६--प्रबोधदीपरिका दोहावली । ३०--प्रमोद दीपिका दोहाबली | हे १--- 
प्रीतिषयासका ३२--अमउमग र३--प्रेंभपरत्व प्रभा दोदावली | ३४-- 
प्रेम प्रकाश ३५--चबारद राशि ७ बार ३६--भक्तनामावली ३७--भावना 
शतक विधि । इ८--मंजुमोदचॉतीसा ३६--मधुरमजुमाला-लखनऊ 
प्रिटिय प्रेस, लखनऊ ६१६०४। ४०--मणिभाला ४१--मन नसीहत 
४२--मनबीध शतक ४३--युंगलवण. विलास ४४--योग सिन्धु तरंग 


४8४ रामानन्द सम्प्रदाव तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


४५--रघुवर गुणदपंण ४६--रामनवरत्न ४७--रामनाम परत्व | ४घ--- 
रूप रहस्यानुभव श्री सन्‍्तप्रकाशिका | ४६--वर्ण उमग, ५०--बण विचार 
५१--वर्ण विहार ४२--बरण विहार विनोद चौतीसा ५३--वर्णबोध ४४--- 
विदेह दृष्टात प्रकाशिका। ४५--विनयविहार ६६--विरतिशतक ५७--- 
विशद्वस्तुबो घावली ५८--बीसायत्र ५६--वैष्णवोपयोगी निर्णय | ६०--- 
शिवाशिव अगर्त्य सुतीक्ष्ण सवाद ६१--सन्तबविनय शतक | ६२--सन्त 
वचन विलासिका ६३--सत्संग सतसई। ६४--सुखसीमा दोहावली । 
६५--सुमति प्रकाशिका | ६६--सीता राम उत्सव प्रकाशिका | ६७--सीता 
राम नाम प्रकाश-लखनलाल शरण, अयोध्या १६१२ ई०। ६८--सीता 
रामनाम परत्व पदावली-प्रकाशक, वही | ६६--सीताराम सनेह सागर | ७०- 
हरफ प्रकाश । ७१--हृदयहुलासिनी | ये ग्रथ लक्ष्मण किला, अ्रयोध्या, में हैं। 
युगलभिया--१-युगलप्रिया, छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, अयोध्या १६०१ ई० | 
रत्नहरि--(१८६८ वि० आविर्भावकाल) 
१--जमक दमक दोहावली, २--पदावली, ३--रत्नहरि जी के पद, ४--- 
रामरहस्य पूर्वाड, ५--रामरहस्य उत्तराद् | ये सभी ग्रन्थ लद््मण किला 
अयोध्या में हैं। ६--दूरादुराथ दोहावली । 
रघुवरशरण--सं० १६०७ | 
१--राममंत्र रहस्य, २--जानकी जी को मंगलाचरण, ३--चना | 
रघुराज सिंह-- 
१--भक्तमाल रामरसिकावली, वे० प्रेस, बम्बई, १६८६ वि०, २--भक्ति 
विलास, लाल बलदेवसिह, भारत माता प्रेस, रीबां १८८९ ६०, ३--रघुराज 
पचासा रामरत्न बाजपेयी, लखनऊ, १८६६ ६० | ४--रघुराज विलास-वे० 
प्रेस, बम्बई, १८६४ ई० | २--रामस्वयंवर, जगज्ञाथ प्रसाद, बनारस 
१८:७६ हैं० | 
रमण॒विहारी--- 
१--युगलविहार-रघुनाथप्रसाद, बनारस ६८७७ हैं० | २-रामकीर्ति तर॑गिशी, 
जगदीश्वर प्रेस, बम्बई, १८८३ ई० | ३--रामचन्द्र सत्योपाख्यान, बनारस, 
श्य्य्ब ईं०। 
रसिक गोविन्दू--युगल रस माधुरी, चौखम्बा संस्कृत बुक डिपी, बनारस, 
१६१० ई० 


परिशिष्द है :8.4 


रसरंगसणि--- 
रामध्यानमजरी, रामलीलासवाद, सरयूरसरगलहरी, सीताराम अ्रष्ट्याम 
सेवा, सीताराम शोभावली, रामप्रेमपदावली, रामनाम यश विलास कब्ित्त, 
सोताराम वष विलास, सीताराम भूलाबविलास, रामप्रिय पचरत्न, रामानन्द्ध 
यशावली, जानकीयशावबली, हनुमान यश तरगिणी, रामरसरग विलास, 
रामायण बारहखड़ी, सीताराम कूला विलास, रामझाकी विलास, रामशत 
वन्दना दोहा, सीताराम मानसी पूजा । ये सभी पुस्तके छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, 
अयोध्या, से प्राप्य हैं । 
रसिकबल्लभशरणु--१--युगलसनेह विनोद और २--रहस्यरत्नमाला, 
लक्ष्मशुकिला । 
रसमालिका जी--जनक राज कुमारिका श्रष्टक, लक्ष्मण किला, अयोध्या । 
रामकांताशरण---जानकी चसणुचामर स्तोत्र टीका, लाड़िली रहस्य, 
शुगार रत मालिका, लक्ष्मण किला, अ्रयोध्या | 
रामगुलामशरण--प्रमोद बन विज्ञास, ह० लि०--यह भेरे पास है | 
रामचरणदास--(करुणासिन्धु) स० श८३६वि०--महंथ जानकीघाट, अयोध्या। 
१--अ्रष्ठबाम--छोटेलाल लक्ष्मीचद, अयोध्या। २--कवितावली 
रामायण ३--शुठका, ४-“-हृष्टातबोधिका ५-- पदावली--ये सभी 
लक्ष्मण किला, अयोध्या में हैं। ६--रसमालिका--भरतशरण भू० 
पू० प्रोफेसर गवन मन्द कालेज, श्रजमेर--- २००७ बवि० | एऐन-+ 
रामचरित्र ८--राममाहात्मम चन्द्रिका, रामाधीन महतो, मुंगेर, 
१६०२ हं० | 
रासनाथ जोतिसी--श्री रामचन्द्रोदय, हिन्दी मन्दिर प्रयाग, १६३६ ई० 
रामनाथ अधान--रामकलेवा और रामकल्लेवा रहस्य--लक्ष्मण किला, 
हि अयोध्या | 
रामहोरी रहस्य, खगविलास प्रेस, बाकीपुर, श्य६३ ई० । 
रामानुजदास--भक्तमाल हरिमक्ति प्रकाशिका-बम्बई, १६०० ई० 
रामग्रियाशरण---(जनकपुर के महत, १७६० बि०) १--सीतायण | 
रासरत्न--सियालाल समय रस वर्दधिनी, लक्ष्मण किला, अ्रयोध्या | 
रासरत्न गोस्वामी---सियावर फेलि पदावली, शालिग्राम प्रेस, आगरा 
१८८६० ई० 


४६६ रामानन्द सम्प्रदाय तथा ईंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


है 


रामसखे-- 
१--दोहा कवित्त, लक्ष्मणकिला; श्रयोध्या | २--नृत्यराघव मिलन, 
छोटेलाल लक्ष्मीचद, अ्रयोध्या १८६७ ई०। ३--पदावली-खेमराज 
श्रीकृष्णदास, बम्बई, स० १६७६ वि० | ५--मगल्लाष्टक और ४-- 
रामसखे के कवित ६--लीला ७--सीतारामचन्द्र रहस्य पदावली-+- 
लकद््मण किला, श्रयोध्या | 


लक्ष्मणशरण--“*४गार रस के पद--लक्त्मण किला, अयोध्या । 


लद्धिराम कवि--रामचन्द्रभूषण, रावशेश्वर कल्पतर, इृतुमानशतक, 
भारत जीवन प्रेस, ब्रनारस । 


तलन पिया-- 
ललन कवितावली, ललनचद्रिका, ललन प्रदीपिका,नलन प्रबोधिका, 
ललनफाग, ललन मोहिनी, ललन र्नाकर, ललन रस मंजगी, ललन- 
रसिया, ललन ललिता, ललन वाद्यामरण, ललनावलास, ललन- 
शिरोमशि, ललनसागर, होलीशतक--नवलकिशोर प्रेस लखनऊ | 


लालदास (सं० १७००), बरेली--श्रवधावलास । 

लाल विजयसिह--सियाचद्रिका । 

वल्ल्लभ--रसिक रजन रामायण | ईष्य्य्८ | 

विदेहजाशरण---ूलन प्रेम पदावली--रामलखनदास, अश्रयोध्या, सं० 
२००० बि० | 

श्रीकांतशरण--मंजु रसाष्टयाम, पुस्तक भयडार, लद्देरिया सराय | 

श्रीनिवास--शुरुमहिमा और युगल माधुरी म्रकाश, लक्ष्मण किला, 

अयोध्या | 

श्ृंगारज्नता--कवित्त--लद््मण किक्कां; अयोध्या | 

सियादास--भाषा अवध माहात्य#पदआमतुविनोदू-- १८६२ ई० 

सुधासुखी १ -उर्वसारोपदेश, /क-भी सुधामुखी जी के पद--लत्त्मण 

किला श्रयीष्या 

 २--धूरकिशोर जी के ग्रन्ध---लदमण 

किला, झयोध्या । 





सूरकिशोर--- र्‌ “--मिथि कर है 3: (६६ 


परिशिष्ट ४६७ 


ग--अन्य सहायक ग्रंथ ( हिन्दी ) 


३६ 


अष्टछाप और बललभसम्प्रदाय--डॉ० दीनदयालु गुप्त, सम्मेलन , 
प्रयाग, २००४ बवि० 
अध्यात्म रामायशु--मभागवपुस्तकालय, गायघाट, बनारस | 
अधप्टयाम--रामचरणुदास, जानकीघाट, अयोध्या । 
आलवारच रितामृत--लक्ष्मी वे० प्रेस, बम्बई, १६८६ वि०। 
आादि मनन्‍थ--गुरुग्रन्थलाइब---तरणतारण संस्करण । 
उत्तरी भारत की सन्त परम्परा--पं० परशुराम चत॒वेदी, भारती 
भण्डार, प्रयाग, स० २००८ बि० | 
अंजलि और अध्ये--मैथिलीशरण गुप्त, चिरगॉव, कॉसी 
२००७ वि० | 
कबीर--€ज़ारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, 
१६४० ६० | 
कबीर भ्न्थावल्ञी--डा० श्यामसुन्दरदास, ना० प्र० सभा, काशी, 
१६४७ ई० | 
काबा और कबेला--मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव, काँसी, २००४ वि० 
कवितावली--ठीका--लाला भगवानदीन; सं? १० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र, रामनारायणलाल, प्रयाग, २००६ वि० | 
कुणाल गीत--मैथिलीशरणगुप्त, चिस्माँव, झॉसी, सं० २००६ वि० | 
गीतावली--वुलसीदास, गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २००६ | 
गुरुकुल--मैथिलीशरणगुप, फॉसी, सं० २००४। 
जगदुगुरुरामानन्दाचाय--वैष्णुव देवदास, धर्मप्रचारक विभाग, 
रघुनाथ जी का मन्दिर, आबू, २००४ वि० | 
जयद्रथबंध--मैथिलीशरणगुप्त, चिरगाँव, सें० २००७ | 


ऑंकार--मैथिलीशरण गुस्त, चिरगाँव, कोसी, स० २००७ । 


डश्प्य रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 
तुलसीदास--डा० माताप्रसादगुंप्त, एम०ए०, डी० लिट्‌०, हिन्दी-परिषद्‌, 
प्रयाग विश्वविद्यालय, १६४६ ई० । 
तुलसीदशेन--डा० बलदेवप्रसाद मिश्र, सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००४। 
तुलसी भन्धावल्ली--ना० प्र० सभा; काशी, सं० १६८० | 
तुलसी रचनावली--बजरंगबली गुप्त (विशारद”, सीताराम ग्रेस, बनारस 
१६६६ वि० । 
दोहावल्ली--ठुलसीदास, बजरगब्रलीगुप्त पिशारद बनारस, १६६६ बि० | 
द्वापर--मैथिलीशरणगुप्त, चिरगाँव, फॉसी ! 
व्यानसंजरी--अग्रदास--छोटेलाल लद्धमीचन्द, श्रयोष्या, समर 
श्पध्ष् ई० | 
नागसे प्रचारिणी सभा, काशी, खोज रिपोर्ट--१६ ०६-१०-६ ६ सं० 
श्याम भिहारी मिश्र 
नारद पांच राज्र--सारद्वाज संहिता । 
नारद भक्ति सूत्न--कविराज गोपालचन्द्रदात शर्मा, कलकत्ता, से ०११६८४ | 
पसंगपारिजात, चेतनदास--टी० भगवद्दास भिश्र, भीरामनांममन्दिर, 
अयोध्या, १६४१ ६० | 
४७... 9 रामरच्षा त्रिपाठी निर्भीक, हनुमस्मेस, अयोध्या, २००४ वि० | 
परम्परा परिन्राण--भगवदाचार्य, रामानन्द साहित्य प्रचारकमण्डल, 
रह ८४ वि० । 
'पत्रावली--मैथिलीशरणगुस, चिरगाँव, ऋाँसी, २००८ वि० 
पंचवटी--मेयिलीशरणगुप्त, चिरगाँव, झाँसी, स० २००६ | 
प्रदक्षिणा-- 3. ५ हंस 6८ 
बीजक--कबीरदार, सं० प्रेमचन्द, कलकत्ता, १८६० ६० | 
बीजक--कबीरदास, कबीर ग्रन्य प्रकाशन समिति, बारानंकी, २००७ बिं० | 
भसगवान्रासानन्दाचाये---सं० हरियरण लाल शाज्री, जागत 
कार्यालय, प्रयाग | 
भक्त नासावत्ी--भुवदास, सं० राधाक्ृषष्णुदास, ना० ध्र० सभा, काशी, 
सन्‌» रह श्ट | 


परिशिष्ट ४६६ 


भक्तमाल--प्रियादास की टीका सहित, भक्ति सुधास्वाद तिलक-सीता- 
रामशरण भगवानप्रसाद रूपकला, लखनऊ, तृ० श्रावृत्ति 
१६५१ ईं०। 
भक्तमाल रामरसिकावली--रीवानरेश रघुराज सिंह, वँकटेश्वर प्रेस, 
बम्बई, स० १६७१ वि० 
भक्तमाल हरिभक्ति प्रकाशिका--प ज्वालाप्रसाद मिश्र | 
भविष्यपुराण--निर्ण यसागर प्रेस, बम्बई | 
भारतीय संस्कृति--शिवदत्त ज्ञानी, गजकमल प्रकाशन, बग्बई, १६४४ ई०। 
मागवत--गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २००६ बि० | 
भागवत सम्प्रदाय--पं ० बलदेव उपाध्याय, काशी। 
भगवत्‌ पूजन पद्धति--भगवदाचाय, रामानन्द साहित्य प्रचारक मन्दिर, 
१६६० बि० | 
सहाकवि सूरदास--अ्राचाय नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, आत्माराम ऐड संस, 
१६५४२ ई०। 
सध्यकालीन भारतीय संस्कृति--म० म० गौरीशकर हीराचन्द ओमा, 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, १६४४ ई० | 
सानस-पीयुष--अजनीनन्दनशरण, ऋणमोचनघाट, अयोध्या, 
१६४२-४५ ६० । 
'मिश्रबन्धुविनोद---मिश्रतन्धु-यगा पुस्तकमाला, लखनऊ, १६६४ बि० । 
मंजु रसाष्टयाम--श्रीकांतशरण, पुस्तक भश्डार लहरिया सराय | 
युगलानन्यशर्‌ण महाराज जी के चरित्र--लक्ष्मणकिला, श्रयोध्या | 
युद्ध--मैथिलीशरण गुप्त, कॉसी । 
यशोधरा-- »+.. »# से ०२००१ वि? | 
रंग में भंग-- ५,» स॑ ०२००६ वि० | 
रसिकग्रकाश भक्तमाल--पद्दान्त जीवाराम, टी० वासुदेव दास, खग विलास 
प्रेस, बाकीपुर, १८८७ ई० | 
रामकथा ( उत्पत्ति और विकास ),--रेवरेश्डफ़ादर कामिल बल्के, 
एस० जे०, हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग, १६५० ई० | 
रामध्यान सन्‍्जरी--अ्रग्नदास, छोटेलाल लक्ष्मीच॑द, अयोध्या | 


पू०० रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका अभाव 


रामाष्टयाम--नाभादास, जनकराजकिशोरीशरण, अयोध्या, १६३५ । 

रामानन्द द्ग्विजय--भगवदाचार्य, अलवर, शमानन्द साहित्यम 'नद्र, 
४७ ह० | 

रामानन्दायन--स्वामी जयराम देव, जयपुर, २००१ वि० । 

रामपटल--सं० रामबलल्‍लभाशरण, जानकीघाट, अयोध्या, १६४० 5० | 

रामानन्द जन्मोत्सव--रणइर पुस्तकालय, डाकोर, १६६८३ बि०। 

रामानन्द सम्प्रदाय की द्वारा गादियों का विवरण--रामटहलदास | 

वैश्वानर संहिता--रामानन्द जन्मोत्सवान्त्गत । 

बालमीकि संहिता--सं०भगवदाचार्य, पुरातत्वानुसअघायिनी समिति, 
अयोध्या, १६७८ वि० | 

विनयपत्रिका--गो० ठुलसीदास, बजरंगबली विशारद, बनारस, ९६६६, वि० 

वैष्णव धर्म रत्नाकर--गोपालदास, बे ० प्रे० बम्बई | 

बैतालिक--मैयिलीशरण गुप्त, स० २००८ वि० । 

बृहत्कौशलखण्ड--प्रकाशक रामकिशोर शरण, हनुमतनिवात, श्रयोध्या । 

शिवसिंहसरोज--शिवसिंह सेंगर, सं० रूपनारायण पाझडे, नवलकशीर 
प्रेस, लखनऊ, सन्‌ १६२६ ई० 

श्री पंच रामानन्दीय निर्मोही अखाड़ा का रजिस्टडे विधान--महान्त 
रघुनाथदास, श्रयोध्या, १६४६. ईै० । 

श्री सीताराम मानसी पूजा भावना अष्टयास सेवा--सीवारामशरण 
रसरंगमणि, सं० रामटहलदास, छोटेलाल लद्मीचन्द, कयोध्या । 

श्री रामचरित मानस--गोस्वामी तुलसीदास, सं० डा० मात्ाप्रताद चुत्त, 
शालिआम गुप्त, साहित्य कुदीर, एलनगंज, प्रयाग, ९६४८६ ५ । 

संक्षिप्त संत कबीर--डा० रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन, प्रयाग, 
श्६४४ ६० । 

सर्वेश्वरी मीमांसा-श्री मैथिलीरमणशशरण, जानकीधाट, अयोध्या, 
२००४ बि० | 

सरबंगी--रब्जबदास, पौद़ी हस्तकेख, डा० बर्थ वाल द्वारा 'हिन्दी काब्य 

मे निर्गंण सम्प्रदाय में उद्धृत । 


परिशिष्ट ५०१ 


सिद्धान्त पंच सात्रा--राघआनन्द स्वामी | 

साकेत--मैथिलीशरण गुप्त, कासी, सं० २००१ वि० | 

सिद्धराज-- हे 

सिद्धान्त मुक्तावलली--रसिकञ्अली, छोटेलाल लक्ष्मीचन्द, श्रयोध्या । 

सिद्धान्त तिलक--मानस, श्रीकान्त शरण, लहेरियासराय । 

सेरन्धी--मैथिली शरणगुप्त, विरगॉँव, भासी | 

हिन्दी काव्य में निर्गेश सम्प्रदाय--डॉ० पीताबरदत्त बर्थ्वाल, अनु० 
परशुराम चतुर्वेदी, अवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ;२००७ बि० | 

हिन्दी काव्य में योग प्रवाह--डॉ० पीताम्बरदत्त ब्थ वाल । 

हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का बिकास--अयोध्या सिंह उपा- 
ध्याय 'दरिश्रौधः', १६३४ ई० । 

हिन्दी साहित्य का आल्ोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा, 
रामनारायण लाल, इलाहाबाद, १६४८ ६० | 

हिन्दी साहित्य की भूमिका--डॉ० हजारीप्रमाद द्विवेदी, हिंदी अन्थ 
रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६४० ई०। 

हिन्दी साहित्य का इतिहास--१० रामचन्द्र शुक्ल, नागरी-प्रचारिणी 
सभा, काशी, २००४ वि० | 

हिन्दीभाषा और साहित्य--श्यामसुन्दरदास, इईं० प्रे० लिमिटेड, 
प्रयाग, १६३७ ई० | 

हिन्दी साहित्य का इतिहास--डॉ० इसज़ारी प्रसाद द्विवेदी | 

हिन्दी विश्व कोष--नगेन्द्रनाथ बसु, १६१४ ई० 

हिडिम्बा--मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव, फांसी, वि० २००७। 

ब्रिरत्नी--भगवदाचाये, रामानन्द साहित्य प्रचारक मण्डल, अयोध्या | 


अंगरेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं में लिखे ग्रन्थ 


आर्कियालोजिकल सर्वे अब्‌ इस्डिया रिपोर्ट । 

इंडियन फिलासफ़ी--डॉ० राधाकृष्णन्‌, वाल्यूम २। 

इन्साइक्लोपीडिया अब रिलीजन ऐण्ड एथिक्स--वा० ६. । सं० 
हेस्टिंग्स, टी० ऐण्ड टी० क्लाक, एडिनबरा, १६२१ ६० | 


४०२ रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


इस्त्वार द॒ ला लितरात्यूर ऐन्दुई ऐं ऐन्दुस्तानी--द्वितीय सस्करण, 
अदोल्फ लाबीत, पेरिस, गासा द तासी, सन्‌ १८७०-७१६० अनु० 
डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्णेय, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रय'ग, 
१६५३ ई० 

इन्फूलूयंस अब इस्लाम ऑन इसरि्डियन कलल्‍्चर--डॉ ० ताराचन्द | 

एसेज्ञ आन दि रिलीजस सेक्टस अब हिन्दुज़-एच०एच० विल्मन | 

ए स्केच अब हिन्दी ल्िटरेचर--एडविन ग्रीब्ज़, क्रिश्चियन लिनरेचर 
सोसायटी फार इण्डिया | सन्‌ १६१८ ई० 

ए हिस्ट्री अब हिन्दी लिटरेचर--एफ़० ई० के। हेग्टिज अरब हडिया 
सिरीज, १६२० ईं० | 

ऐन आउट लाइन अबू रिलीजस लिटरेचर अबू इस्डिया--जे० 
एन० फकहर, लन्दन, १६२० ई० । 

ऐन इस्ट्रोडक्शन हु इस्डियन फिल्ासफ्री--एस० चटर्जी, धीरेन्द्रमोहन 
दत्त, कलकत्ता विश्वविद्यालय, ३१६४४ ई० । 

कैटलागोरस कैटलागोरम--टी ० श्राक्रे कट, लिपज्िंग, १८८६ १ ईं० | 

डिस्टिक्ट गजेटियर, फेज्ञाबाद, एच० आर० नेविल, गवर्नमेशट प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०५४ ई० 

दि आथरशिप अबू अध्यात्मरामायणु-प्रो० खुबर मिदठ्लाल शास्त्री 
एम० ए.०, एम० औ्रो० एल०, सर ग्रगानाथ करा रिसर्चईस्‍्टी- 
स्थवटजनल, इलाहाबाद, १६४४ | 

दि सिख रिलीज़न--मैकालिफ, वाल्यूम ६, श्राकसफड, १६०६ ई०७ | 

दि नाइनथ इस्टरनेशनिल्िस्टस कांग्रेस अब औरियरण्टलिस्ट्स, 
वबा९ए१। 

फ्राम रामानन्द टु रामतीथे--जी० ए० नदेखन, मद्रास | 

प्राझ्मनिज्म ऐण्ड हिन्दुइज्म, मॉनियर विलियस्स--लन्दन, १८६ १४६० 

सेडिवल इण्डिया, डॉ० ईश्वरी प्रसाद, इसरिडियन प्रेस, इलाहा- 
बाद--माडन वनक्यूलर लिटरेचर अब हिन्दस्तान, (० जा० 
ग्रियाेन, कलकत्ता, १८८६ ई० । 


मिस्टिक्स, एसेटिक्स ऐण्ड सेन्ट्स अब इरसिड्या--जे० सी० 
कैपबेल ओमन | 


परिशिष्ट ५०३ 


वैष्णुविज्म, शैविज्म ऐण्ड साइनर रिलीजस सिस्टम्स अब 
इणिडिया--सर आर० जी० भण्डारकर, स्ट्रासवर्ग, १६१३ ६० । 


पत्र-पात्रकाए 


इण्डियन ऐन्टीक्वेरी--वा० ३२। 

कल्याण--वेदान्त अंक--वर्ष ११, स० १, सं० १६७३, श्रगस्त 
१६३१६ ई० | 

गंगानाथ का रिसचे इंस्टीव्यू 2 जनल, वा० १ पाटे २ फ़रवरी 

.. (८४४ ई 

जनेल अबू रायल एशियाटिक सोसायटी अबू बेगाल, सन्‌ 
१६०७, १६२०, १६२२ | 

तत्वदर्शी, सं० भगवदाचाये--वर्ष ४, भ्रक १९, १६३२ ई०, तथा 
वर्ष ७ अक ७, सन्‌ १६ श८ ई० । 

नागरी अचारिणी पतन्रनिका--भाग २--स० ४, सं० १६८४ तथा सन्‌ 
१६२० ईं० | 

लीडर, मेगज्ञीन सेकक्‍्शन,--दिसम्बर-जनवरी, १६५२-३३ ई०। 

साहित्य-- १६८६ वि०। 

सत--श्री रामानन्दाक, स० वैष्णुवदास जी शाज्जी--बर्ष ४, अंक ७-८-६ | 

हिन्दुस्तानी--१६३२ ई०, अक्टूबर | 


परिशिष्ट २ 
रामानन्द सम्प्रदाय के केन्द्र-- 
अयोध्या, अलवर, अ्रहमदाबाद, आबू, इटावा, इलाहाबाद, उज्जैन 
करनाल, करौली, काशी, गांगरौन, ग्वालियर, चित्रकूट, छुपरा, जयपुर, जैसलमेर, 
जोधपुर, पटियाला, बाराबंकी, मथुरा, मिथिला, मिज्ञापुर, मेवाड़, सागर, हरिद्वार | 


परिशिष्ट ३ 
नामानुकमणी 


ञ्य् 

अकबर--२६, २४, १७६, १६१ 

अखडी--२० १ 

अग्रदास, भ्रग्माचाय--२०, २१, २७, ३५, 
४९, ४४, ४७, ४, ४५४, ५६, ६५५ 
७३, ८८, १०२, ९१३, १२०, 7२३२, 
१४६, ९५९, ६४६, ६६४, १६२, १६४, 
१६६, ६७६, १८८, ८३०६४, १६७, 
१६६-“२०४, २६०, २११, २१४, २५१६, 
ष्भे्‌ ९७, २९६९, २२४८६, ३२४, ३२७, श३ ५, 
३६७, ४८० 

अश्वभुक +- ३५५ श ४४५ र्‌ ४8 

अग्रसहंचरी ++ १६२ 

अचलदास खीची-- ८२ 

अच्युतानद दत -- २०, २, ९ 

'अजीत---२६ 

अर्जुनदास--२३२ 

अनेभवानद--१६७, १४८, २०१, २०२ 

अनक्षत्‌ -- ४६ 

अनतदा से -- १८४ 

अनतानंद-- ४, ७०६, ११०१३, १६०२२, २४, 
२६, ४२, ४९, ४८, ४९, ४.४, ४७ 
8६8५ ९४५ ४ फेरे, ८७, ८६, ६७, 
है०६५ २०७, ६५८, इै६६०६ ६, १८५, 
१६६०२०१, २०३, २६०४, २०६, २१७ 


अतिरुकू--२ ६ 
अनूृप--२६ 
अन्तोलिया-- ६ 
अपार स्वामा-- ४६, 
अमरेश---२१६ 
अमलाजस३-- ७० 
अयोध्या दा स--२०२ 
अयोध्यासिह उपाध्याय हरिऔष'...५ ६ 
अलगराम - २००, २१०२ 


दस 


अरह---१६, ६८, ६८४, १४६, रहे हे 


अवध फिशीरदास -- ४०, २१६ 
अवधृते-- २६, शव 
झप्टासद--> 
पा 
आचाय शर्मन्‌ू--१४८४८, १४८, * 6९ 
आत्मप्रसन्न दास-- २०२ 
आत्माराम---२ ०२ 
भारनंददास --२०२ 
झासमारल->- २6०, ९6०, २०४६ 
भराशानद-- ४४, ९२ 
छ्‌ 
एकमांथ*-- है ४ 
एफ० ईं० के-- ४२, ५७, ७० 
भ्म्ो 
ओकारेश्बर्‌-.. ५ 


क्०्ड 


नामानुक्रमणी 


| 

ओड़लोमि--२७५ 
ञ्यं 

अगद -- ४४ 

अगद परमानद--२०२ 

अजनीननान शरण--६८, २१८ 
कृ 

फेनिंधम-- ५५, ६१, ७०, ७३, १८१ 

कनीराम दास---२०२ 

केबीर--५, ७, ८, १०, १२, १३ १९६, २३- 
५७, ३०, २४, ४४, ४४५, ४७, ४.१ 
है ४५ 8०, ६ ३०६६, ७०, ७२, ७२३, ७५, 
७६, ८४, ८७-६०, &२, ६५, ६७, 
१३ ४१०३१, १४४, १४४५, १४७७५०, १६६- 
७९, ९७६, १७८-१८०, १८२, २०८, 
२३५, २६१५, २७२७४९६, ४५४०-७६, 
४८६, ४प७ 

कमंचद-- १६, १६८, १८५, १८६, १६६, 
२०७७ 

कर्मठजी--६, ९४ 

पंभाल-- १७१ 

करुणा सिंधु. २ १४ 

फंस्याश--२०, ईपप् 

फल्ट्रेश-- ९४७ 

फ्रीषेर०«-२७, (पफ 

क्रानरदाम-+ १६४ 

कामदकमसि--४फ८र 

कालूनसबंस[++२०० 

क्राष्डणिहास्वामी--२२४ 

किनकेड--- १७१ 

किशौर--२ ३, १६२ 

कीलक--«३े ४५, १४४, १४६ 


४.०४ 


कुरेश--२, ३, १५४५-५७ 
कुमारिल भट्ट--- ४८ 
केवल---२०, १८८ 
केवलकूबा--२४, ४४, ७४, १५७, १६८५ 
२०२, २०३, २११, २३३७ 
केबलानद--२० १ 
के० वी० शर्मा पणशीकर--४० 
केशवदास--२ १, १६५, २०१, २०२ 
कोशल्यादास---२०२ 
कृपानिवास--२१४, २२२, २२३, ३४९७, 
डंपर 
कृपाशकर -- ७, १ १ 
कृष्ण चेतन्य--३६, १४३, १४८ 
कृष्णदास अधिकारी--५४, ५६ 
कृष्णदास पयहारी--२ ०-२२, ४६, ५४, ५६३, 
प्८ण, रेड, ७२, १०२, १२९, १३२, 
१६९७, २०००२०२, २०६, २१०, २२५ 
कृष्णाचार्यं-- १५६, १५७ 
ख 
खरतरदास--२ १, १६५ 
खीची--२९१, १६२ 
खुसरो-- ११, १४ 
खेमदास--२१, १३२, १६२, १६५, २०० 
खेमादास--२ १ 
खोजी---४७, १५८, १६६ 
(। 
गजसिह-- ११, १४ 
गदाघर--१४५, १५० 
गदाबारी--२०, १८८ 
गेंभीरानन्द-२० १ 
गयेश--१६, १६८, १८५, १८६, १८६8 
गरीबदास-- ३३ ६ 
गरीबान॑द-- १४८, २०२ 


'कौरह>२००२२, ३४५, ४३, ६४, १२९, १ै८ए- गासों दे तासी--५२, ५४, ५५४ 


०, रह२०६४, ६७, २००, +२०४, 
२२७, २१२५, २२४, २१२ 


गालवानद--३०, ४७, ४८, ४९, ८८, १६६, 
१६७, १५४४५ 


५०६ रामानन्द-सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


गांधी जी, मोहनदास-- १२, १६ 

गिरिजाशकर---८० 

गिरिधरदास--२० १ 

गिरिधर शर्मा--३६२ 

ग्रियसन, सर जॉजे--२७, २८, ३२, *२, 
५-५९, ३३, ६९४, ७७, ७६, ६२९, ६४, 
१६, १३९, १७७, २३४५, २२६ 

गीताचाय---१२ 

ग्रीब्ज , एडविन--४२, २७ 

गोकुलदास--२०३ 

गोदादेवी--- ९०, १४ 

गोदावरी दास--२०३ 

गोपल--२०, १८८ 

गोपाल घृधरिया-- १६८, २०२ 

गोपालदास--७६, ८१, १०४, १३६९६, १४३ 
१५८, २०२, २११, २२५ 

गोमती दास--२ ६७, २१६ 

गोरखनाथ--१५, १५६ 

गौवद्ध॑नदास---२० १-३ 

गोविन्द---२०, १५६, १४७, श्दफ 

गोविन्ददास---२००, २८८ 

गोविन्दानद-२० १ 

गोदिणशनाथ--- ११, १४, १४ 

गौरदास---२०, ११० 

गगा--२०, रऔझू८ 

गंगाघर--३, ४९, १५४०४७, १६१, १६३ 

गगू--६, १९, ९४ 
नन्र 

सचेरण---२०, ऐदुप 

चरणदास--२१७ 

चतुर्भज--४६ 

चतुर्भुज रामानुजदास--२० १ 

चतुरमजी--१६८ 

चंतुरदास---२०, ६६० 

सचॉदन--२०, रैफप 

चिद्रानंद--३, ४६, २४६, ९९६१, १६२ 


चित्रनिधि---२ २४५ 
चित्रसिवु--२ १० 
जीधर--- १८२ 
चेतन---४६ 
चैतनदास---४, ४५ ९ हक ९ ६, डा 
चैतन्य---१२, १ ३, २७, २६० 
छ 
छुबीलेदास---२ ०३ 
छीत---४४ 
लीतरदाम---२०, १६० 
छोटे करष्गुदास--२० ८ 
छोटे रामकिशन जोा--२०२ 
ज्ञ 
जंगतदास--२ १, १६२ 
जगनन्‍नावदास--२२१,१६२, २०२, २३२, २३६ 
जगनन्‍नावायाय---७४, २०३ 
जनफंराजकिशो रा शरणए--+२ १५, २६५४५, २१७, 
थर्‌ 
जफर- 4 क्र ९ द्‌ क्र ५ रद 
जमाल--६ ३५ 
जयकारखदास--+२ ०२ 
जय #६्णदा म-«२०२ 
जयदेव--३४, २६० 
जयराभदेव--+४५, ४८, २६ 
अयस्िह--«२६ 
जरूनीदास---२०२ 
जानकीद।सें---२ ०-३ 
जानकीरासकशरणु---४, १६०, १६४, २१४ 
जानकारसिक्षशरए--+४४, ८) 
जानकांवर शरण--१६०, २९७ 
ज्वालाधसाद मिश्र-४, २७, है ढंग 
जी० ६० नदेसन--६४ 
जीवगोस्वामी---३०४ 
जीवाराम--४ं, ४१, ४१9, १४१, १६८, ६८५३ 
२१०४६, २६ है, १९४७६१७, ४३१५२, २२४,, 
38७9, डर 


नामानुक्रमणी 


जूनाखा--१ १ 
जे० सी० केम्पबेल ओमन--६ € 
जैमिनि---२७५ 
जगजीत---२० १ 
जगी--२१, ४४, १६२, १६७ 
मकर 
भाली रानी--२३, १ ८रेन्दर 
भीगआपडित--७ 
टः 
ट्रॉयर--५५ 
दी० आफ्र कट--६ ४३ 
दीकादास--२०२ 
ठीला--२५०, २९, ४६, १३२, ९६५, ९६७, 
२१००, *०३ 
टैक--२०, छाप 
ठ 
ठाकुरदास पचायती--१३३ 
ते 
तकी--११, १४, ७९, २७३ 
तननलसादास---११७-६ ६, २६६९ 
तंपस्थीराम--£ ६३ 
तातियां शाख्री--६, ९४ 
तानसेन---२६ 
ताराचंद (डॉक्टर)--२७, ७०, ७९ 
व्यागी-+र ६७४०६ ८ 
त्यागी जंगी जी-+२०० 
विशकदास--२ ५२ 
तुलसीदास--२०६ 
तुलसीदाभ, गो ०-६२, ३,२६९, २७,४६९ » ८५ 
७१, ८७, ९६२५, ९ ८, १४४, २४७, ९४५४५ 
२०८७५ २१ १, रेरे५ि, रेरे७, रेर६तं४ं८, 
इ५२०५६०, रेह२ ०७२, औे६+७, रेस, 
डु०फन्ड १०५. प्रंटिडरि०, . ४ेवत2९, 
दंड, ९३ डेप रे; डफर+८ ७ 
तुलसीराम, मुंशी--६६ ३ 
तुलसीशर्मा---है ४, ९४६ 


५०७ 


तुद्दराम--२० १ 
त्योला--१६५ 
थे 
थम्भन--४६ 
द्‌ 
दयाराम---२२६ 
दयालदास--२०२ 
दामोदरदास--२०, १६०, 
२०३ 
द्वाकादास--२१, १२६, २०५ 
द्वारानन्द--३२, ४६, १५५५ १५७, १९१, १६३ 
दिवाकर--२१, २४५, र२े७, १४४, १४६५ 
१६२, १६७, १६६ 
दीनदयालु गुप्त---२ ०४ 
दुन्दुराम ( दामोदरदास )--९ ६८ 
दुर्जनानन्द---४ ६९६, ४७ 
देव---३, ४६ 
देवदास--४५, ४९, ४१, २१६ 
देवभडगी--१ ६ & 
देवमुरारी ( असयमुरारी )--६४८८ १६७५ 
१६९, २१९६ 
देवल---३१, ७८, १४४, १४७, (६४८ 
देवा--१०, १८८ 
देवाचार्य--१८, ५३, ७१, ८२, ८९५ ९३४२५ 
१५७, ६४.६ 
देवादास---२०, १६०, २०२ 
देवाधिप--२, १५४५, ९४७ 
देवानद--४8, ४, ४5 १४५-१४५७, ६९६६५ 
१६३ 
दौलता खा--२६ 
थ 
घना---१ ६, २४, २०५ द४ ४४५ ढं७, ४5, 
५१, ५४, २५५ ४७, ४९५ ९९५ ९२३७ 
छ५, ८४, ८७०९०; है१७ ६९७, १९६० 
६४, १७८, १७६, रफढ 


घन्वन्तरि--३४ 


२०२, 


२०१, 


पू०्प रामानन्द-सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


घर्मणजी-- ६ 

धर्मदास--२१, १६२, २०२, २३५ 

धर्मसूरि--५१ 

भधीरमदास---१६०, २३२ 

ध्याल्दास--२१, १६५, २०१ 

ध्रुवदास--४४ 
त्त 

ननन्‍्दरामदास---२०२, २३२ 

नन्दलाल--२१५, २१७ 

न्रश्री--३४, २७ 

नरसिहदास--२१, १६२, २०२, १२६ 

नरमी मेहता--१४४, १४८ 

नरह॑रिदास--२०, १६८, १८६, २१६ 

नरहर्यानन्‍द--६, १६, २४, ३०५ ४७, ४८५ 
४१, ८७-९६, १६६-६७, १७३, ६७४, 
१६६ 

नरदर्यानन्‍द--१ ६८, २०२ 

नरीत्तम--३, १५६ 

नागरीदास---४४ 

नागेशभट्ठ---१४७ 

साोथ--२॥ रे, १९, श्प्र्द 

नानक-१२,"१३, रे४, २७, + ४४4 

नाभादास (नाभाश्रली)--४, १०, ९६५ ९७, 
धु२, ४४, ४६, ४०, ४४, ७ 55५ 
७०, '४२०७४६, ८०) फरे, ८७५ ४, 4 ४५ 
१५४५, १५६, १६३१०६७, १७३९, ६७४, 
2७६, (४४७६४ २४४०६ ४. ४६२9 ५ 
२५४०४, २०५००६०५५ २८ 3535, 3७३, 
8३88७, ढंफरर 

नामदेव--३३, ३७, ४५५ ७०५ ७४ ७४५ 
प्8, 8५, १४४, ९४०, १६७, २५७७, 
श्ज्घ 

नारायणदास--४४, ७४३१ २६०, ००, 
२७३, २१० 

निजासुद्दीन भीलिया--११, १४ 

नित्यासन्द-- ५६ 

सम्बादित्य--३४ 


निम्बाक--१ १ 

निरजन--५१ 

नूरुददीन--५१ 

प्‌ 

पतजलि---३६, १४४, ६४८ 

पद्मनाम--२०, १७०, 4८६ 

पदट्मावती--६, १६, ३२०, ४८५ प्+, ८0 
रूप, 4७9, १६६१, १६७, “मर, 

परमानन्द--५४, ९६४ 

प्रमानन्ददास---२१ 

प्रमैश---२ १ ४ 

परशुराम चतुर्वेदी--२७, ५२५ 5०-३५ £ 
७०, ७७-७६, ८९, ८४५४, दही £३७, 
2७०, ईै७३-छा 2यरे, ६८४, रेईे 
३३७, ४८६ 

पराशर---२, हे। ४६, ४१, ६४४ 
९६३, 

परॉकुश---१६ 

प्रयाग॑दा म->-२६, १६५, ९१३, ५०२, २४१२, 
4] 

प्रह्ाददारस->+- २ ५ 

पाचर मुचि--१६ 

पाट्मतेश्वर-- ६, ८ 

पारसनाथ तिवारी--ऐ ७२ 

पाॉसेनीम---२७६ 

प्रायचन्द चौहान--४८६ 

प्रियादास--२२, २३५ ४१५ ४.१५ ९०३ ६९% 
१७४, 2७६, १७८, ९७६, 8 घ३, 4 मे 
१६१, १६४, १९६४७ (६८, ५४५ 
२०४६, 

परियादास-« २ ६ 

पीताम्गरद'स बढ़ध्वाल-- २७, ५२, ६० ९६, 
छा, ७६, १०४५ १०६, ११६ 

प्रीताम्बर पीर-०१७९१, २७२, 

पीषा--«है, ९७७ १६५ ने हे॥ *. ७ दि ड। हक 
४४, ४७, ४२५ डे, ७ अीी॥ हक 
8१, १३, दैँ४, ७०+ ३, ७६ फेहे॥ 


ञ््की 
६4 
हे 
बम तिल 

ञ्छैं 


नामानुक्रमणी 


5७-६२, ६५, ६७, १४४, ९ ६६०६८, 
१७६९-८२, १६७ 

पुण्डरीकाक्ष---२, २, १९, १५६, १५६ 

पुणय सदन---२ ६, ३२८, ४४, ७८, ७6, ८१ 

पुरुषा--२ ०, १८ 

पुरुषोत्तम--३, ५१, १५५, १५६-५७, १६१, 
5६6३ 

पुरुषोत्तमदास---२ ३० 

प्रनदास---२ १, १६९२ 

पूर्ण--३, १६, ४१, १५६, १६७ 

पूर्यदास---२०२ 

पूरणबेराढी---१६ ९, २०० 

पूर्णाचाय--१५६ 

प्रेमसग्बी---२१०, ३६७ 

पैहारी--१९, २०, १५१, १६८, १८४५-८६, 
१६९७, १६६, २०९, २०३०५, २१०, 
२९२५ 

पृतनापति---३, १५६ 

पृथु२०, ९८६ 

प्रथ्वीराज---२०, १६० 

फ्‌ 

फ्कीरेराम---२ १७ 

फ्रकृदर (डॉबटर)---२८, ५६, ५७, ५६, ३०० 
इ३१, ६५, ७०, ७६९, ४८५, फ९५ ६६५ 
१४३२, १४५२, १५३, ६४०६५, ६८१० 
फर, 

फ्रादर कामिल बुल्के, एस० जे०---४ंप५, 
+०॥ 

बेनवारी २०२ 

बनवारोदास-२१, ६६२ 

बरजर२००-०२, १५६, ९५७ 

बंग्नाल---३२, ६९, ६३, ७०, ४७२, ७७, 
मरे, परे, पर माह, 8४, ६९४५ १२७५ 
2१३३, १४९, ९४५, ९४७५ हैदर 

बराहमिदिर:-३४ 

बरीडी--+१९७ 


२०६ 


बलदेब उपाध्याय---५२, ६४, १३७, १३८: 
बलदेवदास---२०२, २२२ 
बलदेवप्रसाद मिश्र---१२६२, ३६७, ४१६ 
बलरामदास--२२८ 

ब्रजानन्द--२ ० १ 

ब्रनहठी नारायणु---२०, १८६ 

ब्रह्मा नन्द--२ ०१ 

बाधम्बरोा--२०१ 

बादरायण---२७४, २७५ 
बादरिआ्राचाये---२७४, २७५ 
बाबर-..३४ 

बाबालाल--१ ४ ६ 

बाबूलाल सार्गव--५०, ५१ 
बालअली---१६ ०, २०१, २१०, २१२, २२० 

३९७, ४८२ 

बालकदास---२३२ 

बालकदास---२ ०२ 

बालकराम विन्नायक--४, १५ 
बालकृष्णदास---२ ०१ 

बाल्मीकि---१ ०, १२ 

बालाननद--२ ० २, २०३, २२६, २२७ 
बालाननदइ--१ ०९, ९५६, १५७, १६०, १६७, 
बिहारियीदास---२२४५ 

बीरसद्र--२ ६ 

बीरभानु--२७ 

बीरमलदास---२२ ६ 

बी० एस० पंडित--- १७७ 
बुकक्‍्काराय---१ ०, ११, १४ 
बेजनाथ (लाला)---१४१३ 

बैजनाथ प्रशाद--१५६ 

बोधायन---७, ११, ४९१, ५१, ८६ 
बंजनसन्लदास--२७०२ 

बुन्दावन शर्मा---४० 

भें 

भक्तराम---२० १, २०२ 

भगवतदास मिश्र---४, ५, १७ 
भगनतदास अद्वचारी -- ४४ 


2९० 


भगवतरसिक--४४ 

भगवदाचाय--४५-४८, ५१, ६६, ६७ 
७०, ७९, ८७, ६३, (०२०५, १०७, १०१, 
१९१४-९७, ९२९१, १२२, १२८, १६०, 
१६९, १६४, ९६६, २१७, २३६, 
२४९, २५०, २५२, २६१, २६८, १७७, 
३२२, १६४, 

भगवन्नारायश---१६ ७-६ ८ 

भगवान--२ १५ 

भगवानगीसाई ---२३२५ 

भगवानदास---२०, १०० 

भगवानदास--२ १, १६२, २०२ 

भसगवानदास---३ ६ ६ 

भगवानदास--२०२ 

भगवानदास खाकी--५१, २२६ 

भद्टाक--१५६-५७ 

भट्टो जी--२४ 

भरतदास---२ ०२*३ 

भागवतदास---२ ०२ 

सागारधदास---२०१६०२ 

भानुप्रताप तिवारी--१ २३ 

भायूण---१४ 

भारतोतीभध--१ ४ 

भसावसिह--२ ६ 

सावानन-द--->6, ९६, २०, ४७, ४८, ४२, 
शेड, ४७, १६६०६७, १८५, १६७, २०२ 

भास--४८ 

भार्कराचार्य -- ११ 

भीभसिंह---१६० 

भूरिशर्मभा--७८ " 

भंडारकर (सर)--२७, २८, ३१, ३६, ५६, 
२३, ६२, ६४, ९४९, ७४०, ७७, १४३, 
६:34 

मं 

मशुरादा स--- १५८, १०३ 

मधुर अली-+ ४५८१२ 

मधुराचाय--२ १०, २१२, २२३ 


रामानन्द-सम्प्रदाय तथा हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव 


मधुत्रतित्‌ु-- ३५, १४४ 

मध्वा चाय---३४ 

मबुसूदनन सरस्वत्तो--१४६, १५२ 

मनमोहन दास---२ ०२ 

मलूक-- १५८, १६७, 6६ 

मलूकदास--४ ४, २१८ 

मस्तराम--१०२, २०२, २१४ 

महादेव लिधिया--.२ १ ४ 

महानन्द---५ ४, ६२ 

महावीर दा स---२ ०२ 

महासन--४६९, ४७ 

माखनलाल मिश्र -- १३२ 

माताप्रमाद गुप्त (टॉक्टर)-१३७, ३३६, ३३७ 
२१५२, ४४२ 

माधवदास--१ ९७ 

माधवाचार्य--३, १०, ११, १४, १५५४-४७, 
२२४ 

माषवानइ--१ ६८, २०१, २०२५, ३३६ 

मानदास---२०६८ 

सालदाल संमार-- १४४, | 6५, 2८८ 

मान सिं(--- १२, (६४९, £६४ 

मॉाँलियर विं।लयभन-..5 ६ 

मिश्रबन्धु--५२, ५७, 2३३ 

भोराबाई---ह8, १७६, हैद्ध४ 

मुकुन्द अह्य चारो--३४, १ 4४, £ ८६ 

मुरती--५, ४, छाप 

मैकालिक्र--६४५, ७०, ७३, ७८, ८१, ८३, 
८४५, ६२, 8६४, ह४०, है हो, जार 

मे।थलारमण शरण--२१७, २२२ 

मैथिलीशरण गुप्त--३०७०१४, ३६६, ३ ६७, 
५९०८०, इंध ६०५७ 

भोदे सिद्धजी--२७० हे 

मोता शं+३--.८० 

मोहनदास आत्माराभ---२ ३७ 

मोहनदास ( गांधी जी )-....१ ७ 

मोदनदास (बाबा)-..५६ 

भोनी बाबा--४ 


नामानुक्रमणी 


मौनी जी--२०१ 
मगलदास--२०३, २१२ 
य 

यश शदत्त--8 

यादवानद---५१ 

यामुन--२, ३, १६, १५५, ९५३९६, ९४६ 

थुगलप्रिया----.४८२ 

युगलानन्यशरण--२ ६ ६, २९१७, २२३, २२ ६, 
३६७, ४८२ 

योगानद--७, ६, १०, १६, ३०, ४७, ४८, 
४.९, ८८, १६६०-६८, १८५, १६७, २०० 

र्‌ 

रघुनाथ प्रसाद---१ ५८, २१५, २१७ 

रघुनाथ दास---२ ०२, २११, २३३ 

रघुनन्दन शरण---२ १७ 

रघुवरदास वेदान्ती--८७, १०६, १०६९-११, 
११४, २११५, ११२०-२२, १२८, १४२५ 
१६०, २९४ 

रघुवर मिट्ठू लाल शाखी--२५, ३६,६५, ६७ 

रघुराजसिंह---४, २५-२७, ५१, ७१, ६५५ 
१५६, ९७५, ९७६, १७६, ९८४५ 
१६४ 

रघुत्रशरण---२, ६०२, १०७, ६५७, २१० 

रतिराम--२२६ 

रमादास--३०, ४७, उ८ 

रशीदुदन---६४ 

ससरगमणि--२ ५६, ९६३२, ३३१, ११५०, 
इंफन, डफए 

शसिक अली---२ ९५, २१५०, २५२६, ३०७, 
३०६ 

रसिक रायमल---२ ०, १६० 

राघव चेतल--१ ६६ 

राधवंदास--4 ८८ 

राघवाननद--३, ४, ६, १२, ६८, १६, २७, 
२६,२४,२७,४२०४ ६, ४ ६ हे ्‌ के ५२५ ४.३५ 
हैं म१०३२६, ४०३७, ७०,८०-००८७ 


प११ 


8६३, ६५, १४७, १५०,१५३, १५५- 
५६, १५८ +१६१, १६२, १६३, १६४५ 
१६६, २०६, ३३६, ३२६३ 

राजाराम--२१५-२७, ७१, ७२, ६१७५-७६ 

राजारामरमन---२ ०० 

राणाकुमा---१ ८२ 

राणाव्यास---१५० 

राधाकृष्णदास---४४, ४५, ४५७ 

रानाडे, प्रो ०---१४०, १७७ 

राम--२१२ 

रामकऊबार--१५६, १६२, १६६, १७० ,९ ६६ 

रामकशोरदास--२०२ 

रामकिशो रशरण---२२२ 

रामकुमारदास---४,२ १८ 

रामकुमार वर्मा--५२, ५९, ६०, 58, १०६, 
१३३, १३६, १७१, (७र 

रामकृष्णानन्द--२ ०१ 

रामचरणुदास---४१, ६८, २०१ 

रामचरणदास---२०२, २१५०-१७, २२ ०-२१, 
२२३, २२६, ३६७, ४८२ 

रामचद्र शुक्कू--२६, ५२, ५७, ७१, १०६, 
१९६, १३३, १३५, १३६, २०७, २२९ 

रामजीवनदास---२ 3२ 

रामजीवन शरण---२ १७ 

रामदहलदास---३१, ६६, ७४, ८२ » १९०१, 
९०४, ६०६०८, ९६१७-१४, १५६० 
४८५ १६९०, ९१६४, ६९६६-१७, न 
३३१, 

रामयंसन--६ € ६ 

रामदत्त--४३, ४६९, ७३, १४७ 

रामदास--२०३१ 

रामदास यूदर--२४ ० 

रामदास, समर्थ--१३, १६३ 

रामधीरानन्द--१ ६७ 

राम नारायण दास--२,४, रे८, ६४, १०६, 
१०७, २५६, १४५३१, २२७७०२६, २३५ 


५४९२ 


रामपदार्थ दास वेदान्तो--५१, १०६, ११६, 
२९७ 

रामपदार्थ देव इन्दु--५०, ५२ 

राम प्रका श--२०२ 

राम प्रपन्न दास---२ ०२ 

रफ्न प्रपन्न स्वामी---१६० 

राम प्रपन्नाचाय---२ ० १ 

रामप्रसाद---१ ०२, ११५०-२३, (२७-२८५ 
१४२, १६०, २१०, २९४०-१४, २१८ 

रामप्रसाद त्रिपाठी--७छ२ 

राम प्रसाद दास--२०२ 

राम प्रसादावायं--११५, ११७ 

राम भगवान--२ १७ 

राम भारता--6, ४६, ८० 

राम मनोहर प्रसाद--१०३, १४५८ 

राम मिश्र --२, ३, १६, १५५०-४३, १५६ 

शम्म रक्ता त्रिपाढी 'निर्भीक'--४ 

राम रक्षा दास--२०२ 

राम रगीले शरण---१६० 

राम रत्न दास--२ रेश 

राम रमानी--२०० 

राम लखनदास--६ ५, ८७ 

राम लला--+२०७२ 

राम लोचन दास--२०२ 

राम लोचन शरण---१६३ 

राम वमेनू--१४७ 

राम वदलभा शरण---२ १ ६ 

शंम बत्लभा शरण-२ १ कट 

राम शर्मनू--३२५-३७,  १४२०४४५, (४८० 
४4६, १४५२ 

राम शोभा दास---२१८ 

राम सखे--२१०, २११३-१४, २२४०-२५, 
३०८०६, २३१, २३६७, ४८२ 

रामसिह---२५, २६, २७ 

रामसुधीरानन्द---२०४१ 

राम सेवकदास---२०१ 


रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


राम हज्री--२२५ 
रामाचरणु---५०, ५९ 
रामाचाये---२०१ 
रामानुज--२, ३, १५, १८, १६, २३, ३७, 
४३, ४५, ४२, ५५, १०, ७००१, ७३, 
परे, ८५, 7०८, ९१२९, १२०, १६३१, 
१४४४-४६, १४घ८-४६,१ ४५०५३, १४५८, 
१५६, ९६१०६ २३, १६६, २०४, श७०, 
स६९८, उडफए 
रामानुज दाल--१ ०१ 
रामन्‌ जदास--२०२ 
रामानन्द, स्वामी--१-६, ८००, ८२०८५, 
2८, ६६, २२०३०, 3२०३४, रे७०००० 
4?-०6९4, ४८-०४ १, ५४५३१०६६, ६6८५०१००७ 
१५३०५, २ /७न८, ११००१२,९११७ ०४०, 
४२२५-२३, १२घ८ररे२, १३४, १३६०४८, 
१४९०-४३, १५४५४०१४७, ९४६१-७१, 
१७३, (७६०८०, र८घ०३,  फॉडन्प 
१६७, २०००२, २०४, २०७, २०८०४ ,. 
२९१७, गे२४, २१४, २२७०३ ५४, १४६, 
२५४6०४४५, २४७०४ ८, २३४०६४, २६८, 
२७०, रेफसन्र पर, रेपरे>८ ५, रद कन्त ७, 
२६५०६६, २६४०३००, २०३,३५०५४७६ 
१०५८, ३२१००१२, २१४०६ ६, ३०५ २०२५, 
श१३७१२४, २७३०७७, ३७६8०८०, ऐप है 
घ५, रे८७, मेहडं) २६५४, ४५४, ४० ३, 
डर पत३े०, वरे४०मे९, वं४डप८, ४४४, 
४६०, ४६१४५, ४६९५७०६९, ७१०७३, 
इंजन, बकरे, बंपर पथ 
रामेश्वर-->रे, ४६, १४४, १४५७, १६१,१६३ 
शयमल--२ ०, ६६० 
रिलिहा स्वाभी--+७ 
रूप अली---२२ ७५ 
रूप कला[|--२ ६, '४२,४३,४,६,७१,७३० ४, 
८४९, सं २24 ३०४, १६४०६ ६, १६6, 
१६५, ११७, २०७०२ *ै 


नामानुक्रमणी प१३ 
रूप गोस्वामी---१४३, २०४ वाणीभूषण---३४ 
रूपदास--२०, १६० बादरायण--७, ११ 
रुपनारायण पाडेय--५५, ७२, १७६ वासुदेवदास-- ११६ 


द््पू सखी--२११२, २२० 
रैदास--5, १०, ११, १६, २२-२५, ३३, 
२७, डढ, 4५५ ६ भर व १ ॥. ४५ हे अप 
५९, ६१, ६२, ६४, ७०, ७२, ४५ 
८७-६०, 8२, ६७, १४४०-४४, (४८० 
५०, १६६०८, ६७८४-८०, (९८४२-८४, 
२३६ 
रोपण---३४ 
रकन--३४, १४४ 
संगा>-+२०, रऔैदफ 
रगाचाये--१६ ० 
ले 
लखन नारायणशदास--२०२ 
लघु ऊअधी--२१, १६२ 
लघु कृष्णदास- (६ ०, २२१० 
लच्छीराम---२१५, २१७ 
लक्खिराम-- २०१ 
ललितदास---२०२, २१७ 
लक्ष्मणदास--२०२, २१७ 
लक्ष्मणशरण--२१७ 
लह्मणाचार्य--११ 
लक्ष्मीदाल---१६८, २०२, ३४८ 
लक्ष्मीराम दास---१०२, २०२ 
लच्मीसागर वाष्णेय-- ५२ 
लाखाजी--२०, ४४, १६० 
लाल तुरगी -+ १ ६६ 
लाइहा--२९, ९६५, ५००, २०२ 
लोई-- १७१ 
लोक, लोका चार्य--२, १५६५-५७ 
घू 
वरेए्म--२५, १४४ 
वल्लभा चाये-- १ ४६, १५० 
बसिष5--० १६१, १६३ 
वाजिदशली शाह---२२ ६ 
रे ३ 


वासुदेवदास (जानको रसिकशरण) ४१, ४रे 
व्यास--७, ४६, ५१, ४३, १६९, ६९३ 
विक्रमादित्य-- २६ 
विचित्रानद--२०१ 
विजयसूरि-- ५१ 
विद्याघर-- १० 
विदयारण्य--१०, ११, १२, १४ 
विनायऊ-- १६६ 
बिन्दु अक्षचारी-- १०५, (४२ 
विनोदी-- १६२ 
विनोदीदास--२० १ 
बिमलानद-++२०६१ 
विंस्सन ० ५२-५४, ९७, ४५९, ९०९०३, 
६५, ७०, ६४, ६६९, २३६ 
विश्वनाथ प्रसाद भमिश्र---४ (० 
विश्वनाथ, पडित--९ १ 
बविख्नाथ सिह--२५, २९, ७२, १६६ 
विश्वम्मरानदू--२१०२ हे 
विष्वक्सेन -- ९ 6, १५६, १३६ 
विष्णुदास-+-२०, १८८५ १६०, २००, २१० 
विष्णु खवामी--११, ३४ 
विज्ञान भिक्तु--१ १ 
वेणीराम, पडित--- १ १४ 
वैंदान्ति जी-- १४५६-५७ 
वेष्िणवदास त्रिवेदा--६२, ११६ 
वोपदेव---३, १९, १४६, १५५५ १५६, १५६ 
श 
शठकोप--२, १९, ४३, ५८, १५६, १५६, 
१६९, बंष५ 
शदद्व पो--२, ३ 
शरणनजी शासखी--५० 
शारगदास---२०१ 
शालिग्राम श्रीवास्तव--१४५ , 
शिवसिद सेंगर--२६, ५२, ४५ 


3.९४ 


शीलनिधि--२२४ 
शुक--१ १, ४६, ५९, १६१, ६९३ 
शुक्ल, आचाये---६४, ७४ 
शुजाउद्दीन--२२८ 
शुजाउद्दोला--२२६, २३० 
शरसेन-- ५४५ 
शेख तक़ी-- १७१ 
शेरखाँ--२६ 
शैलेश--२, १५६, १५७ 
शो--५५ 
शंकर--७, ११ 
शकर दयालु ओवास्तव--४ 
शकरदास--२ १६ 
शंकरदास-««-४ १ 
शंकराचार्य-- ११, ३३, ३४, २६, ३२७, ४८५ 
१४४०-४६, १४८०४०, २१५२, २१६३, 
रे७० 
श्याम बिद्री मित्र->१०६ 
श्याम सखे---४८२ 
श्याम झुन्दर दास-« ३, ४८, ४९, १२२६ 
आयामानंद--३, ४६, १५६, २६१, २१६३, 
२०४९ 
भियाचाये---२० है 
_ कियानद-- ३, ५४, १५६, १५७, १६३ 
ओभानंद--६२ 
औक॑ठशिवा वाय---३ १ 
श्रीकांतशरण--२ १७, २१९, २२६, रे३१७, 
२६० 
ओऔवर-- १४४, १४६ 
मनाथ--१ ५.३ 
भरी पति आचाये>--३१ 
ओऔरामसिद---१० 
भीरग--१६, २२, १६८, र८/ल्‍परई 
अंत--रे, ४4५ ४६, ९० 
अंतानन्द--१६१, १६२३ 
सर 
सत्यकबीर-- 4४५६ 


रामानन्द-सम्प्रदाय तथा हिंदी-साहित्य पर उसका प्रभाव 


सत्यदेवदास---२ ०२ 


सत्यपूत्ति--४६ 
सत्य विजय--५ १ 
सद--३ 


सदाचार्य--३, ४६, १५५, १५७, १६१, 
१6३ 

सथना--२४, ९४४ 

सन्तदास-- ६ ३ 

सफदर ज॑ग--२२४६ 

सबीरी--२०, #८८ 

सरयूदास «९ १६, २०२ 

सलूधी--२१, १६२ 

संदजराम दास-- २०१, २०३ 

सारीराम दास--१६, १६८, १८४, ९८६ 

सालवी--६ » रह 

सिकन्दर सुल्तान--३३, ५१, ७१ 

सिद्धबाबा--२० १ 

सि दसेन--४६ 

सियानागरी दास --२२३३ 

सियाराम दास---२ ०२, २३२२ 

सियाराम शरण--२२३ 

सियालाल शरर-..२१७ 

सीताराम शरण भगवान असोद रूपकलॉ,« 
२७, ४०, जप 

सीताराम सेबक--«२ १७ 

सीतारामाचार्य--(१०१, २०३ 

सुकन्दर+>रे ४ 

सुखराम दास--२०२ 

सखानन्द»-»८, १8, २४, 8७, ४९, ४.९, 
२४५ ४७, |६, ८७, पर, रै६६, ३९७, 
१७२, ३६६ 

सुमेर देव--+२०, २२, १८६ 

सुरत गोपाल--२३४ 

सुरतुरानन्द-..-१, ६8, १६, २४॥ ३०५ ४, 
४९, ४७, ४२, हेड, ४७, ॥४.है, 50 
प८, ९०२, १०४, १०७, २६६, १९७, 
२७२, उड़, 8६, श८, २०२१, 


नामानुकमणी 


। २०१, श्र ५, २२७, २४५४. २१४५६, 

२६३, २१२४६ 

सुरखुरी--२४, ८८५, ६७, १६६, १७४ 

सुरेश्वराचार्य---४६ 

सुशीला--२१, ७८ 

सूरक्रिशोर--२११, २२४, २२४५, ३१०, 
३१९, २६९७, ४४३ 

सृरदास---२६, २०८५ ४२ ६, ४४७ 

मूरदास मदन मोहन---६ै४० 

सूथ---२०, टैप 

सूर्यदास--( ६६ 

सूर्यबली, १००--ईैं ०२ 

सेन--८, १६, २४, २४५ २७, २०, ४४५ 
४५, ४७, ५१, ५४, ५४५, ऐंर०४, ७२, 
७४५ पं, पे, पापुणी ७, 8:72, ६७, 
१६६, १६७, 4६८, २७४०७६ 

सेनेश--२, 8५ ९५६६ 

सेबादास---२०२ 

सेवानन्द---२ ०१ 

सोभू-+४४ 

रू 

इज़ारी प्रसाद प्िवेदी--५२, ६१, ६२, ७४६५ 
१७०, १७२, २७६, मेक 

हृठीनारायश--२ ६६ 

इनुमान हठीले---१०० 

हर्याचार्य---२१ ० 

हयोचाये--१५८, १६२५, २१२ 

इर्थानन्द्‌--३, १८,४२५ ४२,५४४, ७०, ८२, 
रह, १४४, १४६, १६१ ९९४, २०६ 

इर्षक---हे 

इरिभोध--४४ 

इरिकृष्यदास--+२०२ 

इरिनिरशलाल वर्मो---४४, ४० 

इरिदास- «२ है, १२८, २५१, २१७, २३८ 

इरिंदास--२०९, २१४ 

ऋरिदेबाचाये--२० ! 


4,१५४, 


इरिप्रसाद--१६० 
इरिप्रसादाचाय---२० १ 
हरिभिया--- १४४, १४४६ 
इरिभिक्त राम-२०२ 
इरियाचार्य---२०१ 
हरिराम व्यास---€ ४ 
इरिवललभाचाय---२० १ 
इरिव्यास->-४४ 
हरिवश, गोस्वामी--४४ 
हरिशरणाचार्य--२० ६ 
हरिलिह--१४ 
हरिहर प्रसाद--१६३ 
इरीदास--१६५, २०२ 
इरीनन्द---५२े 
हरीराम--२०२ 
हाथीराम---१६७, २०१ 
हीरालाल जैनं--१३३ 
हुमायू २६ 
हैम---२०, रैपप 
हैम्रादि-- १४६ 
हृदयरामं--२ ०२ 
हृदयराम- ४८ 

ते 
छलितीशतकनय सखा---६ 5 & 
सीरेश्वर--- २ 
क्षेमदास---६ ३२, २०३ 
श्षेमैन्द्र--- १४७ 

श्र 
ब्रिपुर--२० 
विलोचन--र३, 2७, छरें, ७४५, ६५५ ६४४५ 

*शै.4 ० 

ज्च 
शाचानन्दू«+१०९, २.०९ 
शानी---४४ 
शानीनासा--२०० 
शानेखर--> ९७७ 


परिशिष्ट ४ 
स्वामी मगवदाचाये का पत्र 


अआनन्दभाष्य” के संबध में भगवदाचार्य जी की स्वीकारोक्ति ! मुझे हष है, 
भगवदाचार्य जी ने 'भाष्य” को जाली रचना के रूप में स्वीकार कर लिया ईै। 
आशा है “भाष्य” संबधी सारे विवाद अ्रत्॒ शान्त हो जायेंगे | 





राजनगर सोसाइदी 
अहमदाबाद ७ 
१८०६-४७ 


भाई श्रीवास्‍्तव भी, 

आशीर्वाद 

आपका १०-६ का कार्ड मिला | श्राप सोपाधिक हुए, प्रसन्नता हुई | 

मैंने आपको लिखा था कि जिसका नाम लोगों ने आनन्दभाष्य लिखा है 
वह भरी रामानंद स्वामी जी का नहीं है | वह तो स्वामी रामप्रसाद जी के जानकी 
भाष्य की कतरन है | जालदाजी से लोगों ने उसको आनन्दभाष्य यह नाम दे 
दिया है। आनन्दभाष्य की जगत्‌ में कोई भी हृस्तलिखित प्रति नहीं है। 
जानकीभाष्य की दो या तीन प्रतियाँ ५०, ६० बष की हस्तलिखित प्र।चीन 
उपस्थित हैं। वह अ्रयोध्या में जाने से मिल्ल सकेगी | श्राप निश्चय रखें कि 
आनन्दभाष्य न तो रामीननद स्वामी का है और न उसकी कोई प्राचीन 
प्रतिलिपि है। इसके लिए, आप श्री रामानन्द साहित्य मन्दिर, श्रट्टा, अ्रलवर 
( राजस्थान ) से मेरा रामपठल” मेगा कर उसमें सिंहावलोकन पढ़ जानें | 


शुभसिन्तक 
ह० स्वामी भगवदाचाये 


